महामाहेश्वरश्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः 


[ प्रथमो भागः ] 


a 


हिन्दीभाष्यकारः सम्पादकश्च 


ही व्य 


सर्वोपनिषदां सारभूतः पद्मनाभवदनारविन्दमकरन्दरूपं यथा गीता- 
शास्त्रं तथैव सिद्धान्त-वाम-दक्ष-शैव-कारुक-कुल-क्रममत-वादानां 
निदर्शनम्‌ अशेषागमोपनिषदां प्रमाणरूपं त्त्रवाङ्मयविश्वकोषेति विश्रुतं 
शिवशक्त्युभययामलविसर्गमयानुत्तरामृतकुलकलापकमनीयस्य महामाहेश्वरा- 
चार्यस्याभिनवगुप्तपादाचार्यस्य प्रातिभपरामर्शपरिस्नुत॑ शरीतन्त्रालोकशास्त्रम्‌। 
शरीतनत्रालोकस्य प्रथमे भाग एव पूर्णार्था प्रक्रियाप्रवर्तनविषयिणी 
महामाहेश्वरश्रीमदभिनवगुप्तोक्ति:- 
सन्ति पद्धतयश्चित्राः स्रोतोभेदेषु भूयसा । 
अनुत्तरषडर्धार्थक्रमे त्वेकापि नेक्ष्यते ।। 
इत्यहं बहुशः सद्धिः शिष्यसब्रह्चारिभिः । 
अर्चितो रचये स्पष्टां पूर्णार्था प्रक्रियामिमाम्‌ ।। 
गुरुपरम्परागतस्य ज्ञानस्य साक्षात्कारेण सम्यगवगतधर्मा 
संशयविपर्यासादिरहितत्वेनाधिगतमनुत्तत्रिकार्थप्रक्रियालक्षणं शास्त्रं परान्‌ 
प्रति चिख्यापयिषया स्वनामोल्लेखपूर्वकं समभिव्याहरति महामाहेश्वर:-- 
श्रीभट्टनाथचरणाब्जयुगात्तथा 
श्रीभट्टारिकाङ्घ्रियुगलाद्गुरुसन्ततिर्या । 
बोधान्यपाशविषनुत्‌ तदुपासनोत्थ- 
बोधोज्ज्वलोऽभिनवगुप्त इदं करोति ।। 
स्वनामोल्लेखविषये राजानको जयरथः कथयति-- 
| सकललोकप्रसिद्धनामोदीरणेन आप्तत्वमेव उपोद्दलितमिति । 
हि केऽधिकारिण इति जिज्ञासायां भगवताभिनवेन 
सत्यमेवोक्तं यत्‌, 
इह गलितमलाः परावरज्ञा: शिवसद्भावमया अधिक्रियन्त इति । 
अन्यत्रापि तेनैव समभिव्याहार 
तदस्मिन्‌ परमोपाये 
शाम्भवाद्वैतशालिनि । 
केऽप्येवं यान्ति विश्वासं 
परमेशेन भाविताः । 
इदं शास्त्रं भैरवीयपरमाद्वयार्चनाय चारुतरमित्यत्र कश्चित्तीव्रतम- 
शक्तिपातपवित्रित एव रज्यतीति वक्ति शास्त्रकार: 
केतकीकुसुमसौरभे भृशं 
भृङ्ग एव रसिको न मक्षिका । 
भैरवीयपरमाद्वयार्चने 
कोऽपि रज्यति महेशचोदितः ।। 


कॅ 


ISBN : 81-7270-018-0 ( Vol. 1) 
ISBN : 81-7270-017-2 (Set) 


योगतन्त्र- ग्रन्थमाला 
[१७] 


महामाहेश्वरश्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः 


श्रीतन्त्रालोकः 


[ प्रथमो भागः ] 


कुलपतेः प्री. राममूर्तिशर्मणः प्रस्तावनया विभूषितः 


सम्पादकः 
डॉ. परमहंसमिश्रः "हंसः" 


- न्न 


हज OGATANTRA-GRANTHAMALA 


[ Vol. 17 ] हि 
Pe च 
SRITANTRALOKA 
OF 
MAHAMAHESVARA SRI ABHINAVA 
GUPTAPADACARYA 
| PART-ONE | 


With the Commentary 
'VIVEKA' 
BY 
ACARYA SRI JAYARATHA 


'NIRAKSIRAVIVEKA' 


BY 
DR. PARAMHANS MISHRA "HANS" 


FOREWORD BY 


PROF. RAMMURTI SHARMA 
VICE-CHANCELLOR 


EDITED BY 
DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS' 


VARANASI 


च्छ 2000 


ह | h Publication Supervisor—- 
Director, Research Institute 
Sampurnanand Sanskrit Univer sity 
Varanasi 


जि 


Published by 


Dr. Harish Chandra Mani Tripathi 
Director, Publication Institute 
Sampurnanand Sanskrit [ Iniversity 
Varanasi-221 002. 


णि 


Available at -- 


Sales Department, 
Sampurnanand Sanskrit University 
Varanasi-221 002. 


छि! 


Second Edition, 1000 Copies 
Price : Rs. 160.00 


ण 


Printed by -- 


Shreejee Computer Printers 
Nati Imali, Varanasi-221 002 


| 


ISBN : $1-7270-018-0 (Vol. 1) 
ISBN : 81-7270-017-2 (Sct) 


छ ग्रन्थमाला 
| १७] 


महामाहेश्वरश्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचितः 


श्रीतन्त्रालोक: 


| प्रथमो भागः ] 


श्रीमदाचार्यजयरथकृतया 
“विवेक ' व्याख्यया 


डॉ. परमहंसमिश्रकृतेन 
“नीरक्षीरविवेक' - हिन्दी भाष्येण 


कुलपतेः प्रो. राममूर्तिशर्मणः प्रस्तावनया च विभूषितः 


सम्पादक: 
डॉ. परमहंसमिश्रः 'हंसः' 


वाराणस्याम्‌ 
२०५६ तमे वैक्रमाब्दे १९२१ तमे शकाब्दे २००० तमे ख्रैस्ताब्दे 


जि 
| 


ISBN : 81-7270-018-0 (Vol. 1) 

ISBN : $1-7270-017-2 (Set) 
अनुसन्धान-प्रकाशन- पर्यवेक्षक: -- । 
निदेशक:, अनुसन्धान - संस्थानस्य वि 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये | 
वाराणसी । 


ण 


प्रकाशक: 
डॉ. हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी 
निदेशक:, प्रकाशनसंस्थानस्य 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये 
वाराणसी-२२१००२ 


छ त &% णा 


0 


प्राप्ति- स्थानम्‌ — 
विक्रय-विभागः, 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य 
वाराणसी-२२१००२ | 


णि 


द्वितीयं संस्करणम्‌ - १००० प्रतिरूपाणि 
मूल्यम्‌ - १६०.०० रूप्यकाणि 


i) 


मुद्रक: + 
श्रीजी कम्प्यूटर प्रिण्टर्स 
नाटी इमली, वाराणसी-२२१००२ 


_] 


“श्रीतन्त्रालोक' के द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना लिखते हुए 
मैं अतिशय प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह ग्रन्थ आचार्य 
जयरथ की 'बिबेक' टीका एवं तन्त्रसाधना के अग्रणी आचार्य 
श्री. परमहंस मिश्र के हिन्दी-भाषामय 'नीरक्षीरविवेक'-भाष्य के साथ 
आठ खण्डों में इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है। पूरे 
तन्त्रालोक में कुल ३७ आह्निक हैं। ३७ आहिकों पर आचार्य 
जयरथ की 'विवेक'-टीका एवं आचार्य श्री परमहंस मिश्र का 
नीरक्षीरविवेक-भाष्य की सामग्रियों को आठ खण्डों में समेटा गया 
है। तन्त्रालोक के प्रथम खण्ड में तीन आहिक समाविष्ट हैं। 
तन्त्रालोक के रचयिता आचार्य श्री अभिनवगुप्त का आविर्भाव 
इतिहास के उस कालखण्ड (९५० से १०३० ई. के मध्य) में 
हुआ था, जब श्री शङ्कराचार्य का प्रभाव चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका 
था। ऐसे इतिहास के मोड़ पर श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य ने अपनी 
कालजयी कृतियों की रचना की, जिनकी अनुगूँज बाद की कई 
शताब्दियाँ सुनती रहीं और सुन रही हैं। आचार्य शङ्कर के 
आभामण्डल में अपनी कृतियों के बल पर अपने को स्थापित करना, 
यह श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य की दुर्धर्ष “अस्मिता” का ज्वलन्त 
प्रमाण है। 


वस्तुत: आचार्य श्री अभिनवगुप्त की कृतियों के विश्लेषण से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी साधना का प्रस्फुटन चतुरस्र चार 
सोपानों में हुआ--साहित्यशास्त्र के व्याख्याता के रूप में, नाट्यशास्त्र 
के व्याख्याता के रूप में, तन्त्रशास्त्र के व्याख्याता के रूप में एवं 


क २) 


भक्तिशास्त्र के व्याख्याता के रूप में। श्रीतन्त्रालोक ग्रन्थ उनके 
तन्त्रशास्त्रीय चिन्तन का विश्वकोष माना जाता है। स्वच्छन्दतन्त्र 
(७।१६९) में इसे 'अशेषागमोपनिषदालोक' कहा गया है। ऐसे 
आगमों एवं उपनिषदों के निष्कर्षभूत इस ग्रन्थ को आचार्य 
श्री जयरथ ने अपनी 'विवेक' व्याख्या के द्वारा सहज एवं सुबोध 
बनाने का आधिकारिक प्रयास किया है, जो इस ग्रन्थ के पाठक 
को इस ग्रन्थ की दुरूहताओं के मर्म तक पहुँचाता हे और उन 
मार्मिक गृत्थियों के भेदन का विवेक प्रदान करता है। 


ऐसे महनीय आकर ग्रन्थ श्रीतन्त्रालोक की महनीया व्याख्या 
'विवेक' को केन्द्र में रखते हुए आचार्य श्री परमहंस मिश्र ने हिन्दी- 
भाषामय 'नीरक्षीरविवेक'-भाष्य के द्वारा मूल ग्रन्थ एवं 'विवेक' 
व्याख्या के हार्दिक मर्म को उद्घाटित किया है, जिसकी 
विश्लेषणपरायणता एवं सुबोधता पाठक का ध्यान आकृष्ट किये विना 
नहीं रह सकती। यही कारण है कि १९९९ में इस ग्रन्थ के आठवें 
भाग के प्रकाशित होते-होते प्रथम एवं द्वितीय भाग कालातीत 
हो गये। 

डॉ. परमहंस मिश्र बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने राष्ट्रभाषा में इस 
ग्रन्थ एवं इसकी 'विवेक'-व्याख्या के निष्कर्ष तत्त्वों को अवतरित 
कराने में अपनी तान्त्रिक साधना को फलीभूत कराया है। मैं इस 
लोकोत्तर सारस्वत-कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने में अपने ज्ञानानुभव 
को आहुति देने वाले आचार्य श्री परमहंस मिश्र जी के प्रति 
हार्दिक आदराज्जलि प्रदान करता हूँ और इस ग्रन्थ के शीघ्र सुरुचिपूर्ण 
प्रकाशन में दत्तचित्त प्रकाशन-निदेशक डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी, 
ईक्ष्यशोधन-प्रवीण डॉ. हरिबंश कुमार पाण्डेय, प्रकाशन-सहायक 
श्री कन्हई सिंह कुशवाहा, सहायक सम्पादक डॉ. ददन उपाध्याय, 
श्री अशोक कुमार शुक्ल, श्री अतुल कुमार भाटिया एवं 


ठ ओम प्रकाश वर्मा को धन्यवादपुरस्सर आशीर्वाद प्रदान करता 
हुँ तथा इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के मुद्रक 'श्रीजी कम्प्यूटर 
प्रिण्टर्स' के सञ्चालक श्री अनूप कुमार नागर को भी आशीर्वाद 
प्रदान करते हुए आशा करता हूँ कि यह ग्रन्थ विशेषकर तन्त्रसाधना 
के विद्वानों के लिए एवं पुङ्घानुपुङ्ख रूप से अन्य शास्त्रों के विद्वानों, 
जिज्ञासुवों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों के लिए भी पथ-प्रदर्शक सिद्ध 


होगा। 
कि 
रपति श त शमा 
वाराणसी राममूर्ति शर्मा 
श्रीगणेश-चतुर्थी, | कुलपति 
वि.सं. २०५६ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


छुँ 
[द्वितीय संस्करण का] 


श्रीमन्महामाहेश्वर श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य दशवी ख्रीष्ट शताब्दी 
के द्वैपायन व्यास थे। व्यासदेव महर्षि थे। प्रज्ञा-प्रकाशैकात्म्य के प्रतीक 
पुरुष थे। भारतीय सांस्कृतिक सुधा-प्रवाह के प्रवर्तक थे। आध्यात्मिकता 
के अधीश्वर अधीष्ट पुरुष थे। उनके विराट्‌ व्यक्तित्व का आकलन विश्व 
के प्रज्ञापुरुष करते हैं। 


श्रीमदभिनवगुप्त में प्रज्ञाप्रकाशक व्यक्तित्व के वैराज्यविभूषित वे 
सभी गुणधर्म थे, जो महर्षि व्यास में थे। सारस्वत सुरसरिता के संवाहक 
दोनों शिखर पुरुष थे। एक ने वैदिक सुधाधारा को महाप्रवाह प्रदान 
किया, तो दूसरे ने शैवतादात्म्यमयी त्रिक-कुल-क्रमकमनीया 
त्रि्रोतसामृतमयी आगमिकोपनिषत्पीयूषपयस्विनी मोक्षमन्दाकिनी को 
प्रवाह प्रदान कर परमशिव-सामरस्य में समाहित कर तन्त्रालोकोपम 
ज्ञानगङ्गासागर को उजागर कर दिया। 


इस परम्परा के स्वाध्याय का अवसर मुझे मिला। इसे मैं अपने 
जीवन का सौभाग्य मानता हुँ। प्रथम संस्करण के स्वात्म-विमर्श के 
द्वितीय अनुच्छेद में मैंने इस सौभाग्य-सूत्रपात की चर्चा की है। इसके 
लिये आराध्या की परानुकम्पामयी वात्सल्यसुधा से सिक्त और तृप्त होने 
के अवसर मुझे मिले। महामाहेश्वर के दिव्यतम दमकते दक्षिणामूर्ति रूप 
के स्वप्न में दर्शन, साथ ही पार्श्वभाग में वज्रासन पर विराजमान माहेश्वर 
सिंहासन के समक्ष ही ओज-ऊर्जस्वल राजानक जयरथ के दर्शन तथा 
श्री ईश्वर आश्रम, गुप्तगङ्गा, श्रीनगर, काश्मीर के महामाहेश्वर महामनीषी 
त्रिकदर्शनसुधा के आधार कलानिधि अधुनातन महामाहेश्वर लक्ष्मण जी 


[3 ६) 


का दीक्षा वरदान मेरे दार्शनिक जीवन के वे शेव-सन्दर्भ हें, जिनसे 
मेरा स्वात्म सन्दृब्ध है। 


परमात्मा के अनुग्रह अवधान के तले पले, फले और त्रिक मानस 
में खिले इस शिष्य के ये तीनों महापुरुष परमेष्ठि, परम और दीक्षक 
गुरुवर्य हैं। इनसे आज भी मैं सतत सम्पृक्त हूँ और प्रेरित हो रहा हूँ। 


मुझे इस बात की परम प्रसन्नता है कि, श्रीतन्त्रालोक का 
स्वाध्याय सहज भाव से हो रहा है। नश्वर संसार में अविनश्वर की 
जिज्ञासा के समाधान के लिये मनीषा के माननीय स्तर पर भी प्रयास 
और अध्यवसाय हों रहे हैं, श्रीतन्त्रालोक के प्रथम खण्ड के समाप्त 
हो जाने से यह स्वयं सिद्ध है। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता 
है, मेरे माध्यम से लिखे गये 'नीर-क्षीर-विवेक-भाष्य' को मनीषी समाज 
ने अपनाया और यह सिद्ध कर दिया है कि, स्वाध्याय के लिये अपनी 
जनभाषा का माध्यम ही उत्तम होता है। 


जीवन दर्शन की दिशा में विकास की दृष्टि अनिवार्यत: 
आवश्यक है। किसी रूढि से बँधकर समाज कुण्ठा-ग्रस्त हो जाता है। 
कुण्ठा ही तम है। वैदिक द्रष्टा की दृष्टि से इस बिन्दु को निरखने- 
परखने के बाद ही लिखा गया--'तमसो मा ज्योतिर्गमय' तमस में 
नहीं, कुण्ठा मे नहीं, संकोच के कलुष-कलङ्क में नहीं, वरन्‌ ज्योति 
की जागरूकता में, प्रकाश की रोचिष्णुता में और विकास की 
विकसनशीलता में ही जीवन के फूल खिल सकते हैं, दर्शन को नयी 
दृष्टि मिल सकती है और मननशीलता की सीमामयी मञ्जूषा से निकल 
कर ही प्रमेय को प्रामाणिकता मिल सकती है। 


यह देश आर्यो का आदिदेश है। इसने विश्व को आर्य दृष्टि दी 
है। इसने विश्व को उनकी सभ्यता और संस्कृति की दीक्षा दी। यद्यपि 
अपनी इस विशालता और सहजता की सरलता से यह उन्मादियों और 
उपद्रवियों से उपद्रुत भी हुआ, फिर भी इसने गुरु-गाम्भीर्यमयी अपनी 


त 


(७) 


गरिमा को सँजोये रखा है। यही इसका सनातनत्व है। आज भी यह 
आर्य देश अपनी विशालता में सर्वश्रेष्ठ है, अस्तित्व के उल्लास के 
प्रति उत्साहसम्पन्न है और जीवन की जिजीविषा को नयी दिशा देने 
में दक्षतापूर्वक अग्रसर है। 


श्रीतन्त्रालोक इस दिशा में भारतीय समाज के लिये आलोकस्तम्भ 
के समान सजग भाव से नवजीवन को अभिनव ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ 
बनाने में सक्षम है। अध्येताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
श्रीतन्त्रालोक के आलोक से उनका जीवन आलोकललित हो रहा हैं। 


श्रीतन्त्रालोक के स्वाध्याय की आज अत्यन्त आवश्यकता है। 
यह एकमात्र ऐसा आगमिक उपनिषद्‌ है, जिसमें भारतीय साधना को 
नये आयाम से मण्डित किया गया है। नश्वर को अविनश्वर में, स्थूल 
को सूक्ष्म में इदम्‌ को अहम्‌ में, सङ्कोच को विकास में, जीव को शिव 
में समाहित होने की केवल देशना का ही निर्देश इसने नहीं दिया है, 
वरन्‌ विधि में उतार कर पगडण्डियों को राजमार्ग में बदल दिया है। 
यह केवल कथन में विश्वास नहीं करता, वरन्‌ कथन को साधकतम 
करण प्रदान करता है। यह प्रश्‍न का उत्तर मात्र नहीं देता, वरन्‌ 
प्रश्नकर्ता को ऐसी विधि बताता है कि, इस विधि में उतरो और 
प्रश्न का स्वयम्‌ उत्तर प्राप्त कर लो। 


यह जीवन की: सङ्कोचमयी अणुता को, शक्ति से समन्वित 
शाक्तता को ज्यों के त्यों रूप में सत्य मानकर शाश्वत सत्य की प्राप्ति 
हेतु आणव, शाक्त और शाम्भव उपायों से उपेय को पा लेने के 
अध्यवसाय की देशना देकर ही शान्त नहीं होता, वरन्‌ उसे अनुपाय 
विज्ञान की परमोपेय वैज्ञानिकता का सन्देश भी देता है। 


विज्ञान और उपाय के सामरस्य में समरस रहकर व्यष्टि से 
समष्टि को संस्कारसम्पन्न बनाने का लक्ष्य इस आगमिक मन्त्र से मिल 
जाता है। जीवन के सङ्कोच कल्मष को निरस्त कर जन्म-जन्मान्तरीय 


E ८) 


जागतिक स्मृतियों को निरुद्ध कर, गमागम पद अर्थात्‌ प्राण और अपान 
वायु में परम ध्येय को पिरो कर अजपा-जप में निरत रहकर जीव को 
शिवभाव में समाहित होने की देशना विधि से परमशिव को उपलब्ध 
होने की प्रेरणा यह ग्रन्थ दे रहा है। 


गति-स्थान, स्वप्न-जाग्रत्‌, उन्मेष-निमेष, धावन और प्लवन, 
आयास और शक्तिवेदन के द्वन्द्व से जीवन को निकाल कर निर्ट्रन्द् 
महाभाव में विश्व को बिठलाने के लिये तन्त्रालोक एक हजार साल से 
आपका आवाहन कर रहा है। यह इसकी महनीयता है। 


श्रीतन्त्रालोक के प्रथम खण्ड में ये सारे तथ्य अक्षमाला की 
मणियों की तरह ग्रथित हैं। केवल इस खण्ड का स्वाध्याय भी विभ्रान्त 
पथिक को उसकी मंजिल उपलब्ध करा देने में सक्षम है। यह खण्ड 
समाप्त हो गया है। यह प्रमाणित करता है कि, वर्त्तमान अध्येता वर्ग 
जिजीविषा में जीवन्मुक्ति का अमृत घोल देने के लिये लालायित है। 
वह परमानन्द-पीयूष भरकर भौतिकता के हेय भाव को उपादेय बनाने 
के लिये कृतसङ्कल्प है। मुझे इस अनुभूत सत्य के साक्षात्कार से महती 
प्रसन्नता है। 


मैं इस अवसर पर माँ परमाम्बा के पदारविन्द के मकरन्द रस 
से विश्व को अभिषिक्त करना चाहता हूँ। समष्टि सोच की आतङ्कभरी 
संकुचित जीवनदृष्टि से उसे तत्काल मुक्ति चाहिये। उसे उन्मुक्त आनन्द 
आकाश के शैव महाप्रकाश के परामृत से भरकर सबको, व्यक्ति-व्यक्ति 
को आनन्दित करने का उपक्रम चाहिये, श्रीतन्त्रालोक में यह शक्ति है। 
इसका अध्येता इस मार्ग पर अग्रसर है। यह आनन्द की अनुभूति का 
विषय है। 


इस अवसर पर मैं अपनी गुरु-परम्परा के साथ समस्त गुरुवर्ग 
को प्रणति-प्रसून अर्पित कर रहा हूँ। अध्येता वर्ग को साधुवाद दे रहा 
हूँ और अपने सहयोगी वर्ग को स्नेह अर्पित करता हूँ। 


| ९.) 


स्वयं विग्रहवान्‌ राम की तरह 'अलप काल विद्या सब आयी' 
के मूर्तिमन्त विद्यावरिष्ठ व्यक्तित्वविभूषित प्रो. राममूर्तति शर्मा, कुलपति, 
सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का यह महाप्रभाव है कि, 
इस आगमोपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड का पुन: प्रकाशन हो रहा है। एतदर्थ 
मैं उन्हें परमाम्बा की परानुकम्पा का आशीर्वाद दे रहा हूँ। 

डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी, प्रकाशन निदेशक, सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय की सक्रियता के निदर्शन श्रीतन्त्रालोक के आठौं 
खण्ड हैं। आठवें खण्ड के छपते ही प्रथम खण्ड के द्वितीय संस्करण 
की तरह प्रत्येक खण्ड के प्रकाशन क्रमिक रूप से प्रति आठवें वर्ष 
तक निरन्तर चलेंगे, यह इनके प्रकाशन उपक्रम का प्रमाण है। में इन्हें 
स्वात्मशिव के प्रसाद से सम्पन्न करते हुए आशीर्वाद के अमृत से 
अभिषिक्त कर रहा हूँ। 


किसी लेखक के लिये यह सौभाग्य का विषय माना जाता है 
कि, उसके जीते जी उसके ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन हो रहा होता है। 
यह मेरे लिये हर्ष का विषय है। इस अवसर पर मैं श्रीजी कम्प्यूटर 
प्रिण्टर्स के व्यवस्थापक श्री अनूप कुमार नागर का आभार व्यक्त कर 
रहा हूँ, साथ ही पूर्व मुद्रक श्री गिरीशचन्द्र को इसलिये स्मरण कर 
रहा हूँ कि, उनका 'पवरा' कितना मङ्गलमय है कि इसे पुन: छपने 
का इतना शीघ्र अवसर उपलब्ध हुआ। 


अन्त में परमाम्बा को परानुकम्पा की अनुभूति-संभूतिभरित 
स्वात्म-निवेदन-- 
संविद्विमर्शविशदे वरदे परेशप्रकाश्यतापरमकारणरम्यरूपे। 
शश्वत्कृतित्वसदनुग्रहहर्षहृद्ये पीयूषपूरहदये शरणागतोऽस्मि।। 


परमहंस मिश्र 
०१.०१.२००० ए ३६, बादशाहबाग, 
वाराणसी 


हि 


[ प्रथम संस्करण की ] 


'तन्त्रालोक' भारतीय मनीषा के प्रतिमान श्रीमदर्भिनवगुप्तपादाचार्य 
की 'आकर' रचना है, जिसमें तन्त्रशास्त्र-सम्बन्धी समस्त विषयों के बारे में 
अपने समय में प्राप्त समस्त जानकारी का आकलन है और सिद्ध-साधको की 
अनुभूतिय का निचोड़ है । यह ग्रन्थ सर्वप्रथम कइमीर-सीरीज्‌ में प्रकाशित 
हुआ था । हिन्दी-व्याख्या के साथ इसका प्रकाशन पहली बार हो रहा है । यह 
ग्रन्थ इतना गढ़ है कि व्याख्या के विना लगता नहीं । इसके बारे में उचित ही 
कहा गया दै कि तन्त्रालोक “अशेषागमोपनिषदालोक” है । यह उल्लेख 
स्वच्छन्दतन्त्र में है। 

तन्त्रालोक के प्रसङ्ग में विद्वान्‌ व्याख्याकार डॉ० परसहंस मिश्च ने 
अपनी भूमिका में विशद व्याख्या की है कि 'श्री', “तन्त्र और 'आलोक' पदों 
का गहन अर्थ क्या है ? तन्त्रशास्त्र का सबसे बड़ा अवदान यह है कि वह 
मनुष्य के बरार मं ऊर्जाओं का स्रोत देखता है और इस ऊर्जा के विस्तार के 
लिए ही अनेक विधान करता है। 

इस ग्रन्थ के प्रथम-खण्ड की भूमिका में अभिनवगुप्तपादाचार्य का 
संक्षिप्त जीवन-चरित भो दिया गया है, साथ ही इस भूमिका में तन्त्रालोक के 
प्रथम-खण्ड ओ वर्ण्यवस्तु का संक्षेप भी दे दिया गया है। इस खण्ड में 
तन्त्रालोक के पृतोय आल्विक तक का ग्रन्थ-भाग है । लगभग आठ खण्डों में यह 
ग्रन्थ पूरा होगा । इस ग्रन्थ के आठों खण्डों के प्रकाशनार्थं भारत सरकार के 
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की ओर से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त है । 
एतदर्थं हम उनके हृदय से आभारी हैं। इस सुन्दर हिन्दी-व्याख्या के लिए 
डॉ० परमहंस मिश्र हमारे साधुवाद के पात्र हैं । मुझे इस ग्रन्थ को सुधी-समुदाय 
के सामने प्रस्तुत करते हुए हादिक प्रसन्नता हो रहो है । 

तन्त्रालोक के प्रथम-खण्ड में हृदयतत्त्व की, स्वातन्त्र्यतत््त की और 
संवित्तत्त्व की बड़ी विशद विवेचना है । यह विवेचना मननीय है । 


बाराणसी छ 
अक्षय-तृतीया | विद्यानिवास सिश्र 
२०४९ वैक्रमाब्द if कुलपति, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


(५।५।१९९.२ खेस्ताब्द) } 


बुङ 


प्रेरणा और प्रवृति 

काशिकेय श्री ठाकुर जयदेव सिह प्रत्यभिज्ञा दर्शन के मनीषी ओर ममंज्ञ 
विद्वान्‌ थे। मेर तन्त्रसार दे. प्रथम खण्ड म भाष्य को देखकर वे बहुत प्रसन्न थे । 
उन्होंने एक दिन मुझसे कद्दा -'तन्त्रसार' का भाष्य करने के बाद आप तन्त्रा- 
लोक पर लेखनी उठाइये । हिन्दी में उस तान्त्रिक विश्वकोष के प्रकाशन की 
मेरी बड़ी इच्छा है । मैंने आशीर्वाद समझकर हामी भर दी । 


वाल्मीकि रामायण का वह प्रसङ्ग जिसमें ब्रह्मा ने आदि कवीश्वर को 
निर्देश दिया था--“रामस्य चरितं कुरस्नं कुरु स्वमृषिसत्तम। ``" "1 हा 7 
न ते वागनृता काव्ये कोचिदश्र भविष्यति” मेरी स्मृति में कौंध गया । इतना 
बड़ा काम मुझ अकिचन वामन व्यक्तित्व से केसे सम्पन्न होगा ? यह संकोच मेरे 
मन में था। मैंने अपनी आराध्या मां से इसको आज्ञा ली । मैंने अपनी अज्ञता का 
विनम्र और करुण स्वर में निवेदन किया ओर 'न ते वागनूता' के वरदान 
की अनुभूतियों से भर उठा । एक कल्पित शक्तिपात के परमामृत पात से परि- 
तृप्त परमहंस में इच्छा ओर ज्ञान के आन्तरालिक आवेश से सक्रियता का निर्झर 
फूट पड़ा । तन्त्रसार द्वितीय खण्ड १९८९ के प्रकाशन के उपरान्त मैंने लेखनी 
उठाई । माँ के चरणों में उसे रखा और तन्त्रालोक पुस्तक का स्पर्श किया । उसे 
प्रणाम किया ओर उसके प्रथम इलोक के रहस्य लोक में समाहित हो गया । 


उस रात एक घटना घट गयी । स्वप्न में मुझे एक महापुरुष के दर्शन हुए । 
वह ओज ओर ऊर्जा से ऊर्जस्वल देदीप्यमान स्वरूप मेरी आँखों में आज भी 
रूपायित है । एक दिव्य आभा मण्डल के प्रकाश परिवेश में एक दमकता हुआ 
दक्षिणामृत्ति ! शुभ्रश्वेत केश राशि की रश्मियो से पृष्ठ भाग में ज्योत्स्ता का 
आकलन ! इवेतश्मश्रु का आमणिपूरान्त लटकता श्वेत लम्ब कूचं ! पारदर्शी 
माणिक्य-मनोज-पाटल-निटिल-पटली का मनोरम रूप ! भोंहों में भेरब को 
विभूति का विश्रम्भ ! अधखुली आँखों से निकलती वात्सल्य रदिमयों का अप्रति- 
हत प्रभाव ! वाक्चक्र की तार्रङ्गिक वक्रता के प्रतीक लम्बी लरों से ललित 
कलित कर्ण, ताम्रपर्णी कपोल पाली को विभाजित करने वाली शुकचचञ्चुपुट 
प्रतीक नासिका ! अधरोष्ठ मिलन स्थली में शराशनिका सदृश रेखिनी का निखार 


~ ३ 9 


ओर चारुतम चिबुक ! उस मनोद्वारी आकर्षण में पूरी तरह खो सा गया था। 
काल मानो रुक सा गया था! सत्‌ मानो प्रतिष्ठित हो गया था, चिन्मय मानो 
चित्राकार हो रहा था ओर आनन्द ने इस स्वप्न को सत्य कर दिया था । 


मेरी स्वाप्निक जिज्ञासा का समाधान एक मधु-रस घुली मीठी ध्वनि से 
हुभा--'यही तुम्हारे गुरुदेव हैं' | और वह महनीय मूर्ति, वह अर्चनीय आकृति, 
वह वन्दनीय विभूति-भव्यता आँखों से ओझल हो गयो ! में उद्विग्न हो उठा था। 
स्वप्न भङ्ग हो गया था | प्रसङ्गवश कभी अपने गुरुदेव की उस दिव्यता की 
चर्चा की तो मेरे प्रिय आत्मज शीतला प्रसाद जी ने मुझे बताया कि यही 
आकृति श्रोमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य अभिनवगुप्तपादाचार्य की है, तो मेरे 
रोमाञ्च हो आये । मैंने अपने संकल्प के अधिदेव के ही दर्शन किये थे । 


श्रीतन्त्रालोक, साधना की पराकाष्ठा को पार करने वाले सिद्ध साधकों 
को अनुभूतियो का निकष दर्शन है । अपने विश्वामित्र हिन्दी महाकाव्य के 
प्रणयन प्रसङ्ग में मैंने गायत्री की साधना की थो। उस रङ्मिपरिवेश का स्पर्श 
भी मुझे हुआ था, जहाँ वाक्‍तत्त्वालोक मत्त्रद्रष्टा के लिये दर्शन का विषय बन 
जाता है। 


ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः के भनुसार ऋषियों ने मन्त्रों के दर्शन किये थे । 
उनका ऋषित्व साधना की उच्च भूमि पर हो प्रतिष्ठित होता है। 'तदेनान्‌ 
तपस्यमानान्‌ स्वयं ब्रह्म अभ्यानर्षत्‌ । तदेतेषाम्‌ ऋषित्वं सिद्धम्‌' को उक्ति के 
अनुसार ब्रह्म के अभ्यानर्षण को प्रक्रिया के क्रम में बोध का प्रकाश पीयूष उनके 
झस्तिष्क में च्‌ पड़ता है ओर मन्त्र दर्शन हो जाता है । इस साधना के क्रम में 
मुझे शरीरस्थ चक्रभेदन क्रिया, कुष्डलिनी जागरण, अधः द्वादशान्त से ऊध्वं 
द्वादशान्त की यात्रा का अनुभव, अनुप्रवेश विधि, श्वास की उद्गम, मध्य और 
निर्गम विधियों का क्रियात्मक ज्ञान हो चुका था। 


इस आध्यात्मिक अधिगति की पृष्ठभूमि में मुझे तन्त्रालोक को आलोक- 
अयी लक्ष्मण रेखा में प्रवेश का अधिकार मिल गया था । मैंने उसमें बैठी संविद्‌ 
सीता के नूपूरों के शिजन सुने और उसे अपने उसी गुरु के अनुग्रह से, उनके 
आदेश से उनकी प्रेरणा से अपनी अतिकषकषायित अनुभूति को हिन्दी वर्ण- 
मातृका के माध्यम से व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया । 


में यह स्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य मानता हूँ कि जब तक में सारस्वत 
संविद्‌ भावेश में गुर्बनुग्रहानुगृहीत रहकर लिखता रहा हुँ--तब तक 'न मे 


ष्र भविष्यति' की बात सही हो सकती है, पर जिस समय मेंने परमहंस 
मिश्र की भौतिक भूमि पर उतर कर लिखने का आग्रह किया है, वहाँका 
प्रमाण तो वर्णाध्वा हो हो सकता है । में कोई विद्वान्‌ नहीं हूँ । दर्शनों का 
अध्ययन मैंने सम्प्रदायनिष्ठ परम्परा से नहीं किया है । ऐसी स्थिति में शङ्का- 
तङ्ककलङ्कूपङ्क से पड्किल परमहंस की लेखनी से अनपेक्षित अर्थो की अव- 
तारणा हो, ऐसी सम्भावना है । इस नोर-क्षीर-विवेक भाष्य में जो शुद्ध है वह 
परमाम्बा के भनुग्रह के अमृत का पावन प्रतीक है और जितना अशुद्ध है वह अंश 
मेरी अज्ञता का परिचायक है । में वहु वामन हूं जो प्रांशुलभ्यफल-मालिका का 
लोलुप है । में वद्द अणु हूँ नो विराट्‌ के महतोमहीयान्‌ का स्वपनद्रष्टा है। में 
एक ऐसा मातृहीन अबोध शिशु हूँ, जिसे जगदम्बिका माँ परमाम्बाके पर मामृत- 
प्रतीक मातुकास्तन्य पान की आग्रह-प्रहिलता है । मझे साधनात्मक रहस्य के 
अनेक स्थल ऐसे मिले हैं, जिन्हें मैंने माँ से एकान्त में समझा है और लिखा है! 
अनेक ऐसे स्थल हैं जो अतिरहस्यमय होने के कारण अनुद्घाटनोय माने जाते हैं, 
वहाँ वस्तुतत्त्व को जानते हुए भी रहस्यात्मक रख छोड्ने की हो सरणी अप- 
नायी है और अधिकांश ऐसे ही स्थल हैं, जिनका इतना सामासिक संक्षेप किया 
है जिससे रथ को गति में अवरोध न रहे तथा ग्रन्थ का कलेवर भी अधिक 
न बढ़ सके । 

श्रीतन्त्रालोक के निकष पर अपनी साधना को निकषायित करने का 
अवसर मुझे मिला । इसकी मनीषा-मनोज्ञ महानुभूतियों में प्रवेश कर अपनी 
अनुभूतियों को परिष्कृत करने के पारमाथिक प्रसङ्ग आये ओर मेरी प्रतिभा के 
पल्वल को बोध महा सिन्धु में समा जाने का सोभाग्य मिला-यह एक अकिचन 
के ऊपर चिरन्तन का वरदान है। मेंने इस भाषा-भाष्य से समाज को क्या 
दिया है-इसका प्रमाण तो स्वयं समाज है, पर में स्वयं इसका प्रमाण हूँ कि 
इस समय मेरे व्यक्तित्व का जो शाम्भव स्वरूप है वह श्रीतन्त्रालोक के स्वाध्याय 
का प्रतिफल है। में लिखता रहा हूँ और निर्मित होता रहा हूँ। कोई अदृश्य 
टङ्कुक कुछ गढ़ता रहा है । मेरे अन्य और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के परिवेश 
में समाहित हो चुके हैं में कबीर के उस दोहे का अर्थ अब समझ पाया हूँ जिसे 
चालीस वर्ष पहले विना समझे उत्साह पूर्वक पढ़ाया करता था--'जब में था 
तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नाँहि। सब अंधियारा मिट गया दीपक रेखा 
माँहि ॥ इस “में” की अहमात्मक शुद्ध-बोध भूमि पर श्रीतन्त्रालोक ही समथं- 
तया पहुंचा सकता है। में इसका साक्षी बन गया हूँ । 


बु तन्त्रालोक 


श्रीतन्त्रालोक आगमिक रहस्य का एक विशाल आयाम सामने रखता 
यह चाहता है जो साधक अध्यता मेरे परिवेश में प्रवेश करे, वह वहु न 
रह जाय, जो था। वह वह बन जाय, जो नहीं था । असत्‌ दीख पड़ने वालो 
विश्रम भूमि में वह सत्‌ की प्रतिष्ठा करे, अचित्‌ को चिन्मयता से स्वात्मसातु 


कर ले और निरानन्द कही जाने वाली भाव भूमि में आनन्द के महाभाव का 
वैभव भर दे । 


हर 


श्रीतन्त्रालोक तन्त्रवाडमय का विइवकोष है । इसमें संविद्-मकरन्द का 
मङ्गलमय माधुर्य है, शिवशक्ति के यामल उल्लास का लालित्य है, चराचरकी 
रोचिष्णुता के आकर्षण से उत्कृष्ट शिवदृष्टि में स्वातन्त्र्य शक्ति का चमत्कार 
है, शाक्त स्फुरत्तामय त्रिक, मत, कुल और क्रम दर्शनों के विश्लेषण के सन्दर्भों 
में प्रतिभा-आभा का उल्लास है और शैव अद्वयवाद, बिम्ब प्रतिबिम्बवाद, स्वात- 
नव्यवाद, सार्वात्म्यवाद ओर चिदानन्द का अप्रतिम प्रवत्तंन है।. सिद्धान्त 
की दृष्टि से अपुर्व न होते हुए भी समायोजन और संग्रथन की दृष्टि से यहू 
अपूर्व शास्त्र है। तान्त्रिक दृष्टि का कोई बिन्दु इसकी विवेचना को सूक्ष्म 
निरोक्षणशेली के परिवेश की परिधि से बच नहीं सका है। 


इसमें भारतीय शास्त्रीय परम्परा के प्रकाश स्तम्भ वेदान्त, न्याय 
मीमांसा आदि के सिद्धान्तों की समीक्षा के सन्दर्भ युक्ति, सत्तक और विमर्श 
की कसौटी पर कसे गये हैं, जहाँ खण्डन की दृष्टि नहीं; भपितु सामरस्यमयी 
स्वात्म समर्थन की आस्था का अप्रतिहत उत्साह है। शुद्ध और अशुद्ध अध्वा के 
अध्वान्त पथ पर अग्रसर अध्वनीन साधकों के आध्यात्मिक ऊद्दापोह का 
व्यपोहन कर ३६ तत्त्वों की चरम-परम अवस्था रूप जीवन्मुक्ति का मङ्गुलमणि- 
द्वीप जेसा इस माहेश्वर प्रसाद पुरस्कृत तान्त्रिक सारस्वत आलोक पुञ्ज में 
प्रज्वलित है बेसा अन्यत्र नहीं, यह अनुभूति के आधार पर कहा जा सकता है। 


चित्‌ सत्ता के आनन्दवाद में, इच्छा ज्ञान भोर क्रिया शक्तियों की स्फुरत्ता 
में, परनाद गर्भ विमर्श की वंशी ध्वनि में, सारशब्द के हृदयहारी धन्तराळ 
में श्रीतन्त्रालोक की मङ्कलमरोचियों से उद्देलित बोध सिन्धु का अमर 
लहराव साधक के महाभाव में शाइवत उल्लसित हो जाता है। इसका स्वा- 
भ्याय जीवन की दिशा को उत्कर्ष की ओर प्रेरित करने में समप्रतया समर्थ है। 
शिष्य के लिये यहु गुरु श्रुति है, गुरुजनों के लिये यह शेवसिद्धि का संवाहक है, 


चज >, 


विदवद्वर्ग की वेचारिकता को चेतन्य की चारुता से विभूषित करता है और शेव 
शास्त्रकारों का यह उपजोब्य है । संस्कृत साहित्य का मोक्तिक-रत्नागार है ! 
महामाहेष्वर श्रीमदभिनवगुप्त की प्रतिभा की दिव्य आभा का आधार है । 


वस्तुतः इस महाग्रन्थ का नाम तन्त्रालोक मात्र है । इसमें श्री लगाकर 
लिखने की परिपाटी संस्कृत भाषा की लेखन संस्कृति का एक उदाहरण है ! 
इस ग्रन्थ में जितने ग्रन्थों को उद्धत किया गया है, सबके नाम के पहले श्रो 
लगाया गया है। यह एक प्रथा है। इस आधार पर तन्त्रालोकः 'श्रीतन्त्रा- 
लोक: हो गया है । यह तथ्य उद्धरणों से सिद्ध है। जैसे, 


१--'अशेषागमोपनिषदालोके तन्त्रालोके' स्वच्छन्द तन्त्र ७१६९, 
३० २६८ पं० १-२ का यह वाक्य । यह सिद्ध करता है कि स्वच्छन्द तन्त्र के 
प्रकाशन के समय और आचार्य क्षेमराज की उद्द्योत टोका के समय इस ग्रन्थ 
का तन्त्रालोक नाम हो प्रचलित था । 


२-स्वयं श्रीतन्त्रालोक में भी 'तन्त्रालोक' यह नाम ही प्रयुक्त है । 
आचार्य जयरथ ने प्रथम आह्विक कारिका ९ के भाष्य में इसक्रा उद्धरण 
पु० ३८ पं० १३-१४ में दिया है। जिससे यह सिद्ध है कि तन्त्रालाक समस्त 
शाख्रान्तर सार-संग्रह के उद्देश्य से लिखा तान्त्रिक वाङमय का विश्वकोष है। 


३--प्रथम आह्विक की कारिका २४५ में स्वयं महामाहेश्वराचार्यवर्य 
अभिनव ने “तन्मया तन्त्र्यते तन्त्रालोकनाम्न्यत्र शासने ।' तन्त्रालोक नाम ही 
दिया है। आचार्य जयरथ लिखते हैं-“इतीति तन्त्रालोके तन्त्राणां पारमेश्वराणां 
आलोक इव आलोकः, तानि आलोकयति प्रक्राशयति इति वा । इति'*****वत्‌ 
अत्र तन्त्रालोके शासने तन्त्र्यते -विस्तरेण प्रकाइयते'” । 


४--का रिका २१ के आदिवाक्य के सन्दर्भ में पृ० ६३ पर पंक्ति ४-५ 
में स्पष्ट हो कहा गया है कि 'तन्त्राळोक इत्यभिजानम्‌' । इपसे भो 'तन्त्रालोक' 
संज्ञा का प्रचलन सिद्ध होता है । 


५ -प्रथम आह्विक के उपसंहार इलोक को प्रथम अर्धालो में म्त्रयं 
ग्रन्थकार लिखते हें-'तन्त्रालोकेऽभिनव-रचितेऽमृत्र विज्ञान-सता-भेदोद्धार- 
श्रकटन-पटावाह्मिकेऽस्मिन्‌ समाप्ति: । इसमें प्रयुक्त तन्त्रालोक शब्द भो यड्ो मिद्व 
करता है। 


दद ५) 


६--तन्त्रसार [तन्त्रालोक के ३७ आह्विको के संक्षिप्त २२ आह्िकों के 
महाग्रन्थ] में स्वयम्‌ आचार्य द्वारा आह्लिक नवम ( काश्मीर सीरीज ) पृ० ९० 
पं० १०, पृ० १०७ पं० ४, पृ० ९९ पं० ४ में यही प्रयुक्त है । 


६--स्वयं आचार्य ने तन्त्रसार की रचना के आरम्भ के द्वितीय श्लोक 
में यह उद्घोषित किया है-- 


“विततस्तन्त्रालोको विगाहितुं नेव शक्यते सर्वेः । 
ऋजुवचनविरचितमिदं तु तन्त्रसारं ततः श्पृणुत ॥” 


इसमें तन्त्रालोक शब्द का ही प्रयोग किया है । इन उदाहरणों के अतिरिक्त 
अन्य बहुत सारे लेखों ओर निबन्धो में तन्त्रालोक शब्द का ही प्रयोग किया 
गया है । 


ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे तन्त्रालोक नाम की 
पुष्टि होती है। परम्परा के भनुसार--नाम के पहले 'श्री' का प्रयोग होता है । 
किसी सामान्य व्यक्ति के नाम के साथ भी श्री लगाते हें । यह भारतीय 
संस्कृति के सौन्दर्य बोध ओर सर्वातिशायिनी सुषमा की सर्व व्यापकता को 
ब्यक्त करने की कला है। इसलिये इस ग्रन्थ में भी नाम की जगह तन्त्रालोक 
न लिखकर 'श्रीतन्त्रालोक' ही लिखा गया है। इसी का प्रचलन भी है । 


श्रोतन्त्रालोक में श्री, तन्त्र ओर आलोक तीन प्रमुख शब्द हैं। मेदिनी 
कोशकार श्री शब्दार्थ सन्दभं को वेशरचना, शोभा, भारती सरलता, लक्ष्मी 
त्रिवर्ग सम्पत्ति, जीवन विधा सम्बन्धित समग्र उपकरण, विभूति और मति 
शब्दों के अथवाद से अलंकृत करते हें । इसकी अर्थ सीमा के परिवेश में राज्य 
सत्ता, सारा ऐश्वर्य, शक्ति स्वातन्त्र्य, गौरव, महिमा, प्रतिष्ठा, सौन्दर्य, चारुता, 
लालित्य, कान्ति ओर सारस्वत आकर्षण की आभा, मङ्गलमयता, मनोज्ञता 
सभी कुछ आ जाते हैं। 


“श्री' लक्ष्मी का बीज है। श्‌, र्‌, ई तीन वर्ण-ध्वनियों का यह एकल 
उल्लास है । इसके रहस्य में इस दृष्टि से अनुप्रवेश किया जा सकता है-- 


१-श-विइव का उत्स विन्दु है । विन्दु की विसिसृक्षा का परिणाम विसर्ग 
है । पाणिनि सूत्र “विसर्जनीयस्य सः” से विसर्ग से स्‌ की अभिव्यक्ति होती है । 
इसमें सत्‌, सृष्टि, सीत्कार, सुख, समावेश, सार्वात्म्य, सद्भाव, समापत्ति और 
सातत्य आदि सारे अर्थ समाहित हैं। यही उन्मिषित इच्छा से भारूषित होकर 
“शूर बन जाता है। 


[न का प्रसार दो स्थितियों में होता है। पहली स्थिति 
इच्छा की क्षिप्रता है। क्षिप्रता 'मति' की एक वेगात्मक स्पन्दन होती है ! 
इस प्रगतिशीलता में इच्छा में रेफ की श्रुति आ जाती है ओर 'इ' 'ऋ' बन 
जाती है। इसी आधार पर व्याकरण धातु कोश में 'ऋ' गत्यर्थक धातु 
मानी जाती है। 'ऋ' शाश्वत गतिशील परमेश्वर की स्वात्म प्रसार की 
अभिलाषा की प्रतीक है। अनुत्तर परमशिव 'अकार' ब्रह्म से सन्धान और 
सामञ्जस्य मयी सन्धि के परिणाम स्वरूप यह्‌ 'र्‌' यण बन जाती है । 


३- ई--इच्छा शक्ति का साजात्य सामरस्य दीर्घ ईकार है । पाणिनि 
सूत्र 'अकः सवर्णे दीर्घ” के नियमानुसार दीघं ईकार का प्रादुर्भाव होता है। 
“ई ईशित्री शक्ति का बीज स्वर है। इस बीज में ब्रह्माण्ड का ऐश्वर्य 
समाहित हो जाता है । विश्व के सारे ऐश्वर्य, शिव स्वातन्त्र भोर निखिल 
सारस्वत उत्कषं का बीज ई है। 


इन तीन अक्षर प्रतीको का सारा अर्थ सद्भाव 'श्री' शब्द में है। अतः 
तन्त्रालोक से साथ इसका सामञ्जस्य तान्त्रिक दृष्टिकोण का ही पोषक है। 
श्रीतन्त्रालोक कहने से तन्त्रालोक की अनुपम भाभा का स्वतः आकलन होने 
लगता है। 


तन्त्रालोक शन्द तन्त्र ओर आलोक का यामल उल्लास है । इसमें तन्त्र 
बन्द समस्त शाक्त ओर देव तन्त्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तन्त्र शब्द 
भारतीय वाङ्मय का एक अनन्त भथं-सद्‌ भाव-सम्पन्न प्रतीक शब्द है । इस पर 
इस सन्दर्भ में विचार करना आवश्यक है । 


तन्त्र शब्द विमशं 


“तन्त्र' तन्त्रयति, तन्त्रयते यः सः विग्रह के अनुसार शासन नियन्त्रण, 
पाड्न-पोषण आदि अर्थों का उद्धावन करता है। इसक चुरादि णिजन्त प्रयोग 
से प्रेरणा का अर्थ भी सूचित होता है। तनादि तनु विस्तारवाची धातु से ष्टन्‌ 
प्रत्यय करने पर निष्पन्न तन्त्र शब्द के विभिन्न अथं होते हैं । विस्तार शब्द 
स्वयं स्रष्टा के कला कौशल से सृष्ट विशव के विराट्‌ उल्लास के शाश्वत 
विकास को व्यक्त करता है । तन्त्र का व्यवहार के सभी क्षेत्रों में प्रयोग होता 
है। करघा, ताना, बाना, रूई से लेकर कपड़े तक के वयन विधान क॑ अतिरिक्त 
बंशपरम्परा, कर्मकाण्ड परम्परा, रूपरेखा, संस्कार, मुख्य सिद्धान्त आदि अथं 


भी होते हें । 


न ८) 


“कर्मणां युगपद्भावस्तन्त्रम्‌' (कात्यायन), “जितमनसिजतन्त्रम्‌' प्रयोग भी 
इसके विभिन्न आयामों की ओर संकेत करते हैं । स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों से 
जीवन के भोतिक ओर आध्यात्मिक अर्था की ओर स्वतः दृष्टि चली जाती | 
है । 'तन्त्रभिः पञ्चभिरेतच्चकार शास्त्रम्‌' (तन्त्र संहिता) मन्त्र तन्त्र आदि 
प्रयोग इस शब्द की व्यापक परिवेश सीमा को व्यक्त करते हैं। भायुर्वेद शास्त्र 
भी शल्य शालाक्य, पाचन और उपचार के साथ तन्त्र के प्रायोगिक महत्त्व 
पर प्रकाश डालता है । शासन पद्धतियो में राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आदि 
प्रयोग इसके प्राशासनिक कार्यकलापों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते 
हें। इसी प्रकार सेना, साजसज्जा, मञ्च की रचना के विभिन्न पक्ष और अर्थ- 
तन्त्र की विभिन्न वित्त सम्बन्धी पद्धतियो के पक्ष को 'तन्त्र' शब्द व्यक्त करता है। } 


संगीत शास्त्र की तन्त्री के तारों से झंकृत-रागिनियों के स्वरतन्त्र को 
|! | विविध रस धाराओं की सरणी का निरूपण तन शाख हो करता है। यह्‌ 
सब तन्त्र शब्द को आन्वथिक प्रायोगिक सान्दभिकता को सक्षमतया व्यक्त 
करता है। 


तन्त्र ओर आगम 


प्रस्तुत तन्त्रालोक शब्द में प्रयुक्त तन्त्र शब्द के विशिष्ट पक्ष पर विचार 
करना भी आवश्यक है। परम शिव के सबसे महत्त्वपूर्ण गुण का नाम स्वातन्त्र्य 
है। “स्वतन्त्र: कर्ता” का उल्लेख भगवान्‌ पाणिनि भी (अष्टध्यायी-१।४। ५४) करते 
हैं। इसमें प्रयुक्त तन्त्र शब्द का ही सन्दर्भ तन्त्रालोक से मेल खाता है । स्वतन्त्र 
शब्द एक रहस्य गर्भ सत्य का उद्घाटन करता है । यह सारा विशव 'स्व' रूप 
परमेश्वर का अपना ही तन्त्र है । यह 'स्व' से अभिन्न है, स्व? में ही प्रतिबि- 
म्बित है ओर 'स्व' से ही उत्पन्न है । यह त्रिधा विमर्श शाम्भव समावेश की 
परम चरम अनुभूति का प्रतीक है । 


तन्त्र ओर आगम भी पर्यायवाची शब्द बन गये हैं । समस्त शिववकत्र 
समुद्भूत शाख भागम हें । अतएव वे तन्त्र भी हें । इस 'तन्त्र' शब्द से किन्हीं 
बौद्धिक समस्याओं ओर उनके ऊहापोह से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह एक 
तथ्य परक स्वात्म चित्फलक पर प्रतिबिम्बित चित्र का प्रतीक है । इस दृष्टि | 
सै तन्त्र एक दर्शन बन जाता है । दर्शन भी वैचारिक और बौद्धिक भूमि का 
नहं; अपितु स्वात्म चेतन्यात्मक अनुभूति के 'सत्‌” पक्ष के स्वरूप का 
दर्शन । 


डा « ) 


तन्त्र के दार्शनिक पक्ष का वेशिष्ट्य 

यह ध्यान देने की बात है कि एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति समस्त दाशंनिक 
विचार धाराओं का विद्वान्‌ हो सकता है, मञ्च पर विश्व के वर्तमान दार्शनिक- 
विन्दुओं पर विद्वत्तापूर्ण गत्रेषणात्मक और सारगमित भाषण दे सकता 
है । ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी प्रकार के परिवर्तन या पंस्कार की कोई 
अपेक्षा नहीं होती । जहाँ तक तन्त्र दर्शन के स्वाध्याय का प्रश्न है-व्यक्ति 
इसको जानकर पूरी तरह बदल जाता है। तन्त्र को समझने के लिए अपनी 
बौद्धिकता के आवरण को उतार कर अपने “स्व' रूप में आना अत्यन्त 
आवश्यक और पहली शर्त है । 


जब तक व्यक्ति बदलेगा नहीं, तन्त्र को नहीं समझ सकता । यहु कोई 
सैद्धान्तिक बौद्धिक प्रस्तावना की अवतारणा नहीं; अपितु अनुभूति जन्य एक 
आयाम है । दर्शन मन मस्तिष्क बुद्धि के तेकवाद का ऊहापोह लेकर व्यक्ति के 
विचार सोमा का विस्तार कर सकता है । इसे व्यक्ति की व्यक्तिसत्ता से, उसको 
समग्रसत्ता से ओर उसके स्व से कोई मतलब नहीं होता । पर 'तन्त्र' को व्यक्ति 
का कोई अन्य पक्ष नहीं चाहिर्‌। मात्र उसका 'स्व', मात्र उसको स्वातम-सत्ता 
चाहिये । उसके असलो रूप का अस्तित्व चाहिए, जिसे वह दुलरा सके और अपने 
सामरस्य से उसे रसान्वित कर सके । 


तन्त्र में किसी समाधान के लिये उत्तर से सन्तुष्ट करने की परम्परा 
नहीं है । यहाँ तो स्वयं करना है । स्वात्म सक्रियता हो समाधान बने जाती है । 
दर्शन उत्तर देकर शान्त हो जाते हैं, भले ही उत्तर समझ में आये या न आये । 
तन्त्र ऐसा नहीं करता । वहु व्यक्ति को आत्मसात्‌ करता है। उसे उसका सच्चा 
स्वरूप देता है, कोई मुखोटा नहीं देता । 


प्रकाश केसा होता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर दर्शन के पास है। व्यक्ति 
प्रकाश देखे या न देखे इसकी चिन्ता वह नहीं करता । तन्त्र उसे उस विधि से 
परिचित कराता है जिससे वह प्रकाश को इन आंखों से हो देख सके। जब 
दृष्टि उपलब्ध हो जाती है तो उत्तर स्वयं उपलब्ध हो जाता है। तन्त्र समाधान 
देने.में विइवास नहीं करता, वह विधि में उतार देता है, जहाँ समाधान उसको 
सेवा में स्वयं उपलब्ध हो जाता है। 


इसीलिये जितने भी शाक्त या शेव तन्त्र हैं, वे संवाद की भाषा में 


लिखे गये हैं, यहाँ गुरु द्वारा शिष्य को दिये गये उत्तर नहीं, वरनु स्वयं शिव ही 
गुरु शिष्य दोनों की भूमिका अदा करते हैं। देवो भगवती पूछती हैं ओर स्वयं 


[ जिज्ञासा शान्ति की विधि का निर्देश करते हैं । यह निर्देश भी मात्र 
निर्देश नहीं होते, वरन्‌ स्वाल्म बोध समुद्र में डुबकी लगाने के लिये सम्मिलित 
प्रयास होते हैं ! 
श्रीतन्त्रालोक विधि और सिद्धान्त का यामल शास्त्र 

श्रीतन्त्रालोक भी दार्शनिक ऊहापोह का समाधान नहीं, उसकी विधि 
का, शिष्य को सक्रियता में उतार देने का शास्त्र है। इसमें साधना की 
विधियों का एक लम्बा उपक्रम है। इस खण्ड के प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
आह्िको में जो कुछ सिद्धान्त है, उसका शाश्जीय स्वरूप तो व्यक्त है, पर 
साधना पक्ष पर ही अधिक बल दिया गया है। उदाहरण स्वरूप ज्ञान ओर 
अज्ञान के सन्दर्भ ( आ १, पु० ८७) को समझाते हुए पृष्ठ ११२ में निष्ठा 
विधि का निर्देश किया गया है । इसी प्रकार वस्तु की स्वात्म शक्ति को समझने 
के लिए तादात्म्य विधि ( १२२-१२३) । इसी तरह संविन्मयत्व में 
निमज्जन ( पृ० १८३ ), उपाय के प्रकरण में क्रिया पर बल ( १९२-२१२); 
समावेश विधि (२११-२१५), निर्विकल्प में विश्रान्ति (२४०-२४८), इसी तरह 
पूरा दूसरा आह्लिक भनुपाय साधना का ही स्वरूप दिग्दशित करता है । तृतीय 
भाह्विक का बिम्ब प्रतिबिम्बवाद यह बता रहा है कि हम इस बाह्य चेतना के 
स्तर से आन्तर चेतना में कैसे प्रवेश पा सकते हैं और चेतना के परे जाने का 
मार्ग क्या है? सब की साधना की विधियाँ क्या हैं? विधि में प्रवेश के 
लिये जिस ज्ञान कीं आवध्यकता होती है, तन्त्र उतना ही ज्ञान बताना आवश्यक 
मानता है । इन विधियों को शाख्त्रोय संकेत से जानकर गुरुजनों से विधि में 
उतरने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिये । 

यह ध्यान रखना है कि, सिद्धान्त-देशना का लक्ष्य भचेतन को चेतन के 
स्तर पर ले जाना है। पर यह भी निष्चित है कि उस उच्च स्तर पर भी विना 
विधि के कोई केसे जा सकता है? इस द्वन्द्वात्मक चेतन अचेतन भाव के स्तर 
से भी ऊपर तन्त्र, साधक को चेतना के केन्द्र में अवस्थित कर देता है। 

तन्त्र मनुष्य के शरीर को अनन्त ऊजं का रहस्याधिष्ठान 
मानता है । वह उन्मना के शिखर पर विराजमान विसर्ग में विश्रान्ति का आदेश 
देता है* । समना के सहख्ार में बेठकर मातृका की सहुस्न रश्मिमाला का हार 
स्वात्मसंविद्‌ को पहनाने का समयाचार जानता है? । आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत 
मणिपूर, स्वाधिष्ठान ओर मूलाधार के स्तर पर वाक्तत्त् की ऊर्जा को आत्म- 
सात्‌ करता है । योग मार्ग की संरणी से अलग एक स्वतन्त्र देशना के माध्यम 
से यद्द जीव शिव को परम शिव में नियोजित करने का उपक्रम अपनाता है। 


क आ य Ls ed 
१. श्रीत० ५५७; २. श्रीत० १।६४। 


NC SO की 


क के अनुसार कामना संस्कृति-वेतरणो को पार करने की वाहन 
बनती है। जब कि योग निषेधात्मक पन्था के आग्रह से ग्रस्त है । योगी 
बोलता है- मनोगत समस्त कामनाओं को कुचल डालो, कृष्ण भी कहते हैं 
'प्रजहाति यदा कामान्‌' जहाति का अर्थ तो छोड़ना ही है; किन्तु 'प्र' उपसर्ग 
लगाकर विशेष रूप से छोड़ो का यह निषेधातमक बल युद्ध की भाषा के ही समान 
है। तन्त्र के अनुसार-'यत्र यत्र मनः गच्छेत्‌ तत्र तत्र समाविशेत्‌' का प्यार 
भरा निर्देश है। विधि में उतारकर मन को समावेश की सुधा से सिक्त करना 
ओर कामना के पार उतार लेना तन्त्र का वेशिष्टथ है । 


कठिनाई तो यह है कि जनता युद्ध की भाषा से भीत होकर उसे स्वीकार 
कर लेती है। माँ का दुलार भरा तन्त्र उसे स्वीकार नहीं द्वोता। यद्दी कारण 
है कि तन्त्र का उतना प्रचार नहीं हो पाया है। 


कश्मीर की महीयसी मही से महनीया मुक्ति-धार भारत पर बरसती 
रही पर हमने आग्रह पूर्ण शास्रीय आवेशों में भाविष्ट द्वोकर उस अमृत का 
अपमान ही किया है। हमने आध्यात्मिक नींद के खर्राटो में शताब्दियाँ बिता 
दीं । हमने संकोच का, कट्टर सम्प्रदायवाद का, कूर्मवाद का, जातीयता की 
हेय अहंकृति का ओर पार्थक्य प्रथा का पथ ही अपनाया है । 


आज के मनीषियो का ध्यान इस अमृत संदेश की ओर गया है 
विइवविद्यालयों ने इसे पाठय विषय के रूप में स्वीकार किया है। पर इसमें 
भी सावधानी की आवश्यकता है । कहीं वहू साधना का स्वर, पाठ पढ़ने की 
परिपाटी की एक परिमिति न बन जाये । झिष्यों को विधि में उतार कर उन्हें 
बोधात्मक सजगता में जागृत रहने की वाक्सुधा का आधार दिया जाना 
चाहिये । उन्हें यह समझाया जाना चाहिये कि तन्त्र में ईइवर और शेतान 
दोनों भागवत हैं। पवित्र संसार का एक एक अणु शिव है, भैरव सद्भाव से 
भरित है। यहाँ कुछ भी हेय नहीं, सभी उपादेय है। यहाँ ग्रहण ओर व्याग 
नहीं, मात्र प्रमेय को प्रमाता में परिणत होना है । ज्ञेय को ज्ञाता के ज्ञत्व में 
समाहित होना है। प्रमाता को तादात्म्य बोध से बुद्ध करना है, सर्व और 
सार्वात्म्य में समावेश पाना है । 


रहस्य आलोक 


तन्त्र के इन्हीं रहस्य सूत्रों का आलोक श्रोतन्त्रालोक है। आलोक 
( भा + लोक्‌ +घञ्र्‌) शब्द में सूक्ष्मदर्शन का भाव निहित है। आ उपसर्ग 
आनन्दवाद का बोज है । सार्वात्म्य का प्रतिनिधित्व करता है ओर अनुत्तर 


जि १ -) 


के विस्तार का बोधक है । इसके परिवेश से कोई दिक्षा अछूती नहीं रह पाती । 
लोक विष्व का पर्याय वाचो शब्द है । हमारे लिये तो भारतवषं ही लोक है" । 
इस प्रकार शिव के विश्वोत्तीण और विष्वमय दोनों अर्थों का आसूत्रण 'तन्त्रा- 
लोक' यह संज्ञा करती है। श्रो लगाकर बीज 'श्री' से बुंहित यह 'श्रोतन्त्रालोक' 
शेव साधना का मूलाधार सिद्ध हो चुका है। इसका शेवतन्त्र साहित्य में 
अप्रतिम स्थान है। 
आचार्य जयरथ ने संस्कृत भाषा में इसको विशद व्याश्या लिखी है। 
उसके विना श्रोतन्त्राळोक का अर्थ लगाना मेरी दृष्टि में सम्भव नहीं है । शिष्य 
परम्परा प्राप्त विधियों से आचार्य जयरथ पूर्ण परिचित थे । उन्होंने उनको व्यक्त 
करने का सार्थक प्रयास अपने विवेक भाष्य में किया है। मेने अपने नीर- 
क्षीर विवेक भाष्य में इसी का अनुसरण किया है । 
श्रीतन्त्रालोक के रचयिता 
विश्वस्तरीय साहित्य का सृजन करने वाले रचयिताओं के सम्वन्ध में 
प्रायः इतिहास मौन है। वेदिक उपनिषद्‌, पुराण, रामायण कालीन अनन्त 
रचनाकारों ने अपना नाम तो उजागर किया; किन्तु अन्य जीवन के सन्दर्भा 
को मोन शन्य में ही समाहित कर दिया । व्यास, वाल्मीकि और कालिदास 
इसी श्रेणी के मनीष थे। इन लोगों की तरह अपने जीवन के पक्ष का गोपन 
श्री अभिनव गुप्त को प्रिय नहीं था । समय-समय पर प्रसङ्गों ओर सन्दर्भों के 
अनुसार अपने जीवन, परिवार, माता-पिता और लेखन की मूल दृष्टि का 
इन्होंने उल्लेख किया है। आज इन अन्तः साक्ष्यों का महान्‌ महत्त्व है । 
दो अभिनवगुप्त 
शङ्कुर दिग्विजय इलोक से यह प्रमाणित होता है कि, कामरूप निवासी 
बट्कम निपुण इसी नाम के किसी तान्त्रिक ने अपनी साधना के बल पर आचार्य 
शङ्कर को भगन्दर रोग से ग्रस्त कर दिया । परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो 
गयी । वस्तृतः बह्‌ शंकर से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया था और दुःखा था । 
उसने क्रोध से बदले की भावना अपना कर अभिचार कर दिया । 
यह उल्लेख वस्तुतः विवादास्पद है। आचार्य शंकर का समय ईस- 
वीय सन्‌ ७८८ से ८२० का माना जाता है । शंकर का कोई प्रतिपक्षी भो इस 
अवधि के अन्तराल में क्रियाशील होना चाहिये। भैरव स्तोत्र और बृहत्‌ 
विमशिनी विवृति रचनाओं के अन्तः साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि 
महामाहेइवर श्रीमदर्भिनवगुप्त. का समय एकादश शताब्द का मध्य काल था। 


१. अमरकोश का. २ वर्ग १।६। 


नन १३ ) 


कामरूप वास्तव्य अभिनवगुप्त और आसाम प्रदेश विजय यात्रा कें 
सन्दर्भ शंकराचार्य से उसके सम्पर्क को इतिहास का आधार प्रदान करते हैं। 
इससे दोनों अभिनवगृप्त ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध हो जाते हैं। एक ने बज भूमि 
को विभूषित किया ओर दूसरे ने कश्मीर की भूमि से विश्‍व को आलोक 
प्रदान किया । 


श्रीतन्त्रालोक के रचयिता भ्रोमम्महामाहेशवराचार्यवर्य ्ीमदभिनव- 
गुप्तपाद हैं। अभिनव शब्द के साथ गुप्त पदवो इनके पूर्वज महामाहेशवर 
अत्रिगुप्त से पारम्परिक रूप से चली आ रही थी । इनके पूर्व वंशज अत्रिगृप्त 
माने जाते हैं। गंगा और यमुना के मध्य द्वाबा क्षेत्र को अन्तर्वेद कहते थे । 
अत्रिगुप्त वहीं के निवासी थे । उस समय कन्नौज में यशोबमंन का राज्य था। 
अत्रिगुप्त इनके सम्पर्क में भो थे । अद्भुत प्रतिभाशाली विद्वान्‌ अत्रिगुष्त सर्व- 
शास्त्र पारङ्गत परिवृढ पुरुष थे । देश-देश में उनकी प्रतिभा की प्रसिद्धि थो । 
काइभीर के अधीष्वर श्रीमान्‌ ललितादित्य ( ७२५-७८१ ) भी उनसे बड़े 
प्रभावित थे। उन्होंने अपनी राज्य लक्ष्मी का सारस्वत श्वुङ्गार किया और 
प्रतिष्ठापूर्वक अपने साम्राज्य में बुलाया ओर राजधानो में अधिष्ठित किया । 


वितस्ता के किनारे शीतांशु मौलिन्‌ मन्दिर के पास इनका भव्य आवास 
निर्मित हुआ था। इसकी दो शताब्दियों के बाद ही अभिनवगुप्त वहाँ प्रादुभूंत 
हुये । यह उनके परिवार का स्थायी निवास बन गया । उन लोगों की जीविका 
हेतु एक अच्छी जागीर भी दी गयी थो । परिणामतः अन्तर्वेद का सम्बन्ध अव 
विच्छिन्न सा हो गया । जिस समय ललितादित्य ने कन्नौज के यशोवर्मन को 
आक्रान्त किया था, उसके बाद इस परिवार का इतिहास काइमीर का इतिहास 
बन गया और १५० वर्षो के कालान्तराल के बाद इस परिवार ने एक नई 
विभूति को जन्म दिया | यही विभूति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यं श्रोमदभिनव- 
गुप्त थे इनके पिता चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे । परम्परा से यह्व परिबार 
प्रतिभा पुरस्कृत महापुरुषों का जन्मदाता बना रहा । 


काइमीर राज्य का वातावरण प्रकृति की रमणीयता से शाइवत पुलकित 
रहता है, पर १०वीं ओर ग्यारहुवीं शतान्दी का कुछ दूसरा ही स्वरूप था। 
सारा देश स्वाध्याय की पावन स्थली बन गया था । सारस्वत साधना के अति- 
रिक्त योग साधना से परिष्कृत स्वात्म संविद साधना का वहाँ पूरा प्रचलन था । 
राज्य की जनता ब्रह्मा वर्चस्‌ से विभूषित थी । तान्त्रिक साधना के इस 


न १४ ) 


शरत्यभिज्ञातमक उल्लास ने राज्य को एक नई दिशा दो। धर्म की अभिरुचि वाळे 
क्षेत्र में तान्त्रिक विज्ञान ने जिजीविषा को नया बल प्रदान किया ओर योग 
की अनेकानेक शाखाओं का सृजन हो गया । 


पहले यहाँ दो संवत्सर बहुत प्रचलित थे, 'सप्तषि' और 'कलि'। सप्त 
संवत्‌ कलि संवत्‌ के २५ वर्ष बाद शुरू होता है। बृहत्‌ विमशिनो में ९०वें 
वर्ष में इसके लिखे जाने की चर्चा है । मार्गशीर्ष के अवतात में ४०९० कलि 
संवत्‌ में यह लेख सिद्ध होता है । भेरव स्तोत्र ( पोष कृष्ण १० ) सप्तषि ६८, 
क्रम स्तोत्र मागंशोषं कृष्ण ९ सप्तर्षि ६६ अन्तः साक्ष्य सिद्ध रचना तिथियां 
हैं। सप्ति संवत्‌ के ४०६६ से ४०९० तक इनकी सक्रियता निश्चित होती है। 
ई० संवत्‌ ९८५ का वह सम्भावित समय हो सकता है, जब इन्होंने क्रम स्तोत्र 
का सूजन किया होगा । यह मानना उचित है कि उन्होंने अपनी साहित्यिक 
क्रियाशोलता सम्भवतः ९५० के आस पास शुरू की होगी, जब वह मात्र २० 
वर्ष के रहे होंगे । इस तरह उनका आनुमानिक जन्म वत्सर ९३० ए० डी० कहा 
जा सकता है । 


उनका जन्म नाम अभिनव ही था या गुइजनों द्वारा प्रदत्त था--इसमें 
यद्द उक्ति 


मन्बन्ति पितरस्तस्य नन्दन्ति च पितामहाः । 

अद्य माहेश्वरो जातः सोऽस्मान्‌ संतारयिष्यति ॥ 
(तं. ११, १० १३) 
सन्देह पेदा करती है। बया इनका जन्मनाम माहेश्वर ही था ? पर 
इस अभिनव शिष्य ने अपनी अभिनव प्रतिभा के बल पर एक अभिनव 


कीतिमान्‌ स्थापित किया होगा भोर गुरुजनों ने उसे अभिनव कहना शुरू कर 
दिया होगा । 


अभिनवगुप्त भारतीय विद्या की विभूति थे, सरस्वती के मूत्तिमान्‌ 
प्रतीक थे । उन्होंने संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न पक्षों का न केवल परिष्कार 
किया; अपितु स्वयम्‌ अनुभूत सिद्वान्तों की स्थापना की | इन्होंने पूवं वर्ती 
व्यक्तियों के परिवेश से ऊपर उठकर अपने कृतित्व के माध्यम से अपने 
ब्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की । 


इनका जीबन क्रम इन विन्दुओं से निरखा परखा जा सकता है-- 


र अवस्था, अभिनव युगल, पिता माता, योगिनो भूः, जन्म 
समय (आनुमानिक), बचपन स्वाध्याय, परिवार ओर वातावरण ये सारे बिन्दु 
यहाँ संक्षेप से ब्यक्त हैं । 


पिता भौर माता से सम्बन्धित तन्त्रालोक का आदि इलोक* लोक 
विश्रुत ही है । माँ विमल कला की कुक्षि से कलाधर अभिनव का जन्म भारतीय 
वाङ्मय के लिये वरदान सिद्ध हुआ । शेव महाभाव के भब्य वातावरण में 
सारस्वत साधना का सिन्धु लहूरा उठा । लक्ष्मणगुप्त सदृश विद्वान्‌ इनका 
गुरु और शिक्षक था । उनसे इन्होंने प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का अध्ययन किया । 
चन्द्रावदातधिषण नरसिहगुप्त पिता से साधना की विधि का अभ्यास 
किया । 

आचार्य सुमतिनाथ (श्रीत. १०२८७) इनकी परम्परा के परिवृढ पुरुष 
थे । उनकी प्रज्ञा के प्रकाश का चमत्कार श्रीशम्भुनाथ को प्राप्त हुआ । श्रोशम्मु- 
नाथ ने अभिनवगुप्त को मानो अपना पूरा परामृत कलश ही पिला दिया था" । 
महामाहेश्वर शम्भुनाथ ओर उनके साथ रहने वाली भगवती दुती को अपार 
कृपा ने इन्हें इस गहन शाज्ज मार्ग में उतार दिया था। उनकी ज्ञान गरिमा 
के गौरव की रक्षा, इस योगिनो भू:* शिष्य ने पूरी तरह किया । अभिनव 
उत्पल देव को अपने गुरु का भी गुरु मानते थे" । 


अपनी गुरू परम्परा का उल्लेख वे स्वयं करते हैं और अपने बोधात्मक 
महाप्रकाश के परिवेश में रहते हुए इस प्रन्य रचना का भी उद्घोष करते हैं ।* 
इसे वे पूर्ण प्रक्रिया मानते हैं\। तन्त्रालोक को ये सर्वशङकाशनि माहेश्बर 
-मार्ग मानते हँ” । 


“१. विमलकलाश्रयाभिनवसुध्टिमहा जननी 
भरिततगुइण पञ्चमुख रुचिजंतकः । 
तदुभयय।मल स्फुरितभावविसर्गेमयं 
हृदयमनुत्तरामृतकुल॑ मम संस्फुरतात्‌ ॥ (श्रीत. १) 
२. इति श्रीधुमतिप्रशाचन्द्रिका शान्तमानसः । 
श्रीशम्पुनाथ: सद्भावं जाग्रदादो स्यक्ृपयत्‌ ॥ (श्री त. १०,२५७) 
३. ताइङ्‌ मेलककलिकाकलित-तनुर्यों भवेद्‌ गर्मे । 
उक्तः स योगिनी भू: स्वयमेव शानभाजन भक्त: ॥ (श्रीत, १।१४) 
४. श्रीत, १२२९; ५. श्रीत. ११६; ६, श्रौत. ११५; ७. श्रीत, १२२५ | 


[| १६ ) 


सोमानन्द उत्पल देव और गुरुवर्य लक्ष्मणगुप्त के नाद से संमोहित 
मतिषट्पदी की मकरन्द माधुरो मधुर समावेश-प्रमृद्धि का स्मरण उन्होंने 
तन्त्रालोक के प्रारम्भ में हो किया है" । त्रेयम्बक नाम से प्रसिद्ध अद्गेतवादी 
गुरुपरम्परा के प्रवर्तक श्रीकण्ठ और श्रीमान्‌ भूतिराज की जयनशोलता की 
प्रतिज्ञा की है*। महात्मा वामननाथ भी इनकी गुरु परम्परा में ही आते हैं । 
मातृबियोग भौर पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अनपेक्षित 
परिवार का भार आ पड़ा। आजीवन अविवाहित पुरष के लिए एकाकी 
जीवन का निर्णय समस्यामूलक होता है। इन्होंने सम्पूर्ण समर्पण किया । 
२०० वर्षों से आ रही पारिवारिक दृढ़ संस्कारवादिता, पिता का सामाजिक 
महत्त्व भोर मातृवात्सल्य का अमृत उन्मेष, इनकी स्वयं की उच्च शिक्षा 
ओर दीक्षा तथा गहन साधना का ओजस्वी स्वरूप, अनेकानेक गुरुजनों 
की प्रज्ञा सुधा के अजस्र प्रवाही बोध सिन्धु का आत्मसात्करण और 
इनका समग्र मिश्रण ! इसने इनको एक अपुर्व अद्भुत, भतुपम, उच्च बौद्धिकता 
ओर आध्यात्मिकता का प्रतीक बना दिया । 
भारतीय दार्शनिक परम्परा को समद्धि में इनका एक गोरवपूर्ण स्थान 
है। ब्यक्ति के आध्यात्मिक यजन की उत्कण्ठा से ये विभूषित थे । ये असामान्य 
प्रातिभ विभा के भासमान भास्कर थे । मुख्यतया तीन पद्धतियो के आलोक से 
इनका तन्त्रालोक आलोकित है--१-कुल, २-क्रम भौर ३-त्रिक । 
स्वंप्रथम इस महान्‌ प्रतिभाशाली को दिव्यता प्रदान करने वाले श्रीमान्‌ 
लक्ष्मणगुप्त ही थे। उनके साथ इनकी आध्यात्मिक भूख मिटी और तृषा की 
तृप्ति हुई । शिक और क्रम का स्वध्याय उन्होंने ही कराया। इसी से प्रभावित 
होकर सबसे पहले इन्होंने क्रम स्तोत्र लिखा। असामान्य सफल कृति थो 
वह । सबसे बड़ी बात थी तन्त्रालोक की रचना । विना प्रन्यागारों के जो कुछ 
इन्होंने पढ़कर लिखा, वह मानव मस्तिष्क की चामत्कारिक सफलता हो 
मानी जायेगी। तस्मिन्‌ वितस्तारोधसि, मूर्धनि प्रवरपुर ओर “परिकल्पित 
भूमि सम्पत्‌ निवासम्‌' की पंक्तियाँ एक कल्पना को जन्म देती हैं। शीतांशु 
मोछिन्‌ मन्दिर का मालिनी विजय तन्त्र में भी उल्लेख है । यह कृति प्रवरपुर में 
ही रचित है । प्रवरपुर कई टोलों का कसबा रदा होगा, जहाँ इनका भावास 
था, वहीं से इनकी सारी रचनायें हुई होंगो*। 
(३. बत. ॥१६ रजत ९ 
३--अभिनबगुस ऐन हिस्टारिकल एण्ड फिलासाफिकल स्टडी बाइ प्रो, के» सी» 


५ 
पाण्डय । 


:- १७ ) 


कृतियाँ -- 

१--बोध-पश्चदशिका, २--मालिनी विजय वात्तिक, रे-- 
परात्रिशिकाविवृति, ४-तन्त्रालोक, ५-तन्त्रसार, ६ -तन्त्रवटधानिका, 
७--ध्वन्यालोकलोचन ८-अभिनव भारती ९--भगवद्गीता गोताथंसंप्रह, 
१०--परमार्थसार, ११-- ईश्वर प्रत्यभिशा विवृति विर्माशनी, १२--ई० प्र० 
विमशिनी, १३-पर्यन्त पञ्चाशिका, १४--घटाकार पराकुलक विवृति, १५-- 
क्रम स्तोत्र, १६--देहस्थ देवताचक्र स्तोत्र, १७-मभैरव स्तव, १८-- 
परमार्थोर्ध्व देशिक, १९--परमार्थ चर्चा, २०--महोपदेशविशतिका, २१-- 
अनुत्तराष्टिका, २२- अनुभव निवेदन, २३-रहस्य पञ्चदशिका, २४-तन्त्रोच्चय, 
२५--पुरूरवाविचार, २६- क्रमकेलि, २७- शिव दृश्यालोकन, २८--पूर्व 
पञ्चिका, २९- पदार्थ प्रवेश निर्णय टोका, ३०--प्रकीर्णकविवरण, ३१--प्रकरण 
विवरण, ३२--काव्य कोतुक विवरण, रे३--कथामुख तिलक, ३४--लघ्वी 
प्रक्रिया, १९--भेदवाद विवरण, ३६--देवीस्तोत्र बिवरण, -३७--तत्वाध्वा- 
प्रकाशिका, ३८--शिवशक्त्यविनाभावस्तोत्र, ३९--बिम्ब प्रतिबिम्बवाद, 
४०--अनुत्तराष्टक इत्यादि--इनमें इनकी विस्व प्रसिद्ध कृति श्रीतन्त्रालोक 
ही है। 
शेली और परिवेश 

भाष्य लेखन की सीमा में विस्तारमयी ब्यास शेली अपनाना सम्भव 
नहीं था । समास पद्धति अपनाने के कारण कतिपय स्थान मात्र अनुवाद 
रह गये हैं । आवश्यकता थी, उन विषयों के स्फोरण की; किन्तु महुर्घता ओर 
ग्रन्थ की विशालता को ध्यान में रखकर मुझे यही शेली अपनाने के लिए बाध्य 
होना पडा । श्रीतन्त्रालोक के इस प्रथम खण्ड में प्रथम तीन आह्विको का 
समावेश हो पाया है । क्रमशः आगे के आह्विको का प्रकाशन यथावत्‌ 
चल रहा है । 

आदरणीय थ्री पं० हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, प्रकाशनाधिकारी, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सहृदयतापूर्ण व्यवहार ओर 
प्रकाशन तत्परता के लिए उन्हें साधुवाद ज्ञापन करता हूँ ओर श्रीगिरीशचन्द्र, 
व्यवस्थापक विजय प्रेस को उनके सतत सहयोग के लिये आशीर्वाद प्रदान 
करता हूँ। 

इस कायं में मुझे स्वच्छन्द तन्त्र, तन्त्रसंग्रह के सभी खण्ड, शिवदृष्टि, 
पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, कामकलाविलास, ईस्वरप्रत्यभिज्ञा,प्रत्यभिश्ञाहृदयम्‌, इद्र- 


|) १८ ) 


यामल, मालिनी विजयोत्तर तन्त्र, सवंदर्शन संग्रह (ऋषि) श्रीविद्यारत्नाकर, 
श्रीमद्भगवद्गीता, तन्त्रसार ग्रन्थों से विशेष सहायता मिलो। जिन सज्जनो से 
इस विषय में सम्मति, जिज्ञासा को शान्ति ओर सहानुभूति मिलो, उनमें 
श्री डॉ० भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागोश शा्षो' निदेशक भनुसन्धान विभाग 
सं० सं० वि० वि०, श्री व्रजवल्लभ द्विवेदी, श्री प रामजी मालवीय, प्रोफेपर भोर 
विभागाध्यक्ष, योगतन्त्र विभाग, सं» सं० वि० वि०, वाराणसी ओर श्वी बटुकनाथ 
शास्त्री खिस्ते प्रमुख हैं । 


समादरणोय श्री सीताराम जी कबिराज के स्नेह पूर्ण भाशोर्वाद और 
डॉ० विजयनारायण मिभ, ग्रन्यागाराध्यक्ष, सं० सं० वि० वि० के शारद 
योगदान मेरे स्वाध्यायाध्यवसाय के आधार बन सके। 

सरस्वती समुपासक, श्रद्धास्पद श्रोमान्‌ पं० श्रोबिद्यानिवास मिश्र, 
कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणासी का लेखक आजीवन 
आभारी रहेगा । वे मेरो साधना उपासना के प्रत्यक्ष साक्षो हैं । मेरे 'विश्वामित्र' 
महाकाव्य ( हिन्दी ) को भूमिका लिखकर उन्होंने मुझे अनुगृहीत किया है। इस 
ग्रन्थ के प्रकाशन को व्यवस्था कर मेरे जीवन को यशः उत्कर्ष को ओर 
अग्रसर कर उन्होंने महुनीय सारस्वत उपकार किया है। एतदर्थ मैं उनके 
लिए त्रिपुराम्बा की परमानुकम्फ की प्रार्थना करता हूँ । 


अन्त में यह पुरी कृति में संविद्बोधवपुष्‌ परम शिव को समर्पित करता 
हूँ भौर उन्हें प्रणाम करता हॅ-- 


चिवाकाशमये स्वाङ्के विश्वालेल्य-विधायिने 1 
र्वादभृतोद्रवभुवे नमो विषम-चकषे ॥ 
७ सोः # 


हू 


प्रथममाह्निकम्‌ - [विज्ञान भेद प्रकाशन नामक पहला आह्विक पृ०१-२८७] 
मङ्गलाचरण १ विकल्प-संस्कार के उद्देश्य से जयरथ भी 'विवेक' भाष्य में 
प्रवृत्ति, आयात, यात ओर अयात अध्येता, साकृत उक्ति से आन्दोलित मन, 
वाणी की अशक्तता में भी पारमेष्वर अनुग्रह २, इष्ट परामर्श, माता, पिता, 
स्वात्मीय अनुत्तर हृदय का स्फुरण, त्रिक दर्शन, कुल दर्शन, क्रम दर्शन, परिवार 
आदि का संकेत १-१८ चित्प्रतिभा परा देवी का नमन १९ अपरा देवो 
को प्रणति २०-२१ परापरा देवी का परामर्श २२-२४ देवोत्रय प्रगति २५- 
२६ गणपति स्मरण २७-३० मच्छन्द विभु की प्रार्थना ३१-३५ परम्परा प्राप्त 
गुरुजन स्मरण ३६-३९ चुखुलुक गुरु एवं पिता ३९ शास्त्रमार्ग प्रवर्तक भगवान्‌ 
शम्मुनाथ ४० अनुत्तर षडर्धाथं क्रम को प्रशंसा, पूर्णार्था प्रक्रिया के प्रवर्तत को 
प्रतिज्ञा, स्वात्मतामोल्लेश्वपूर्वक रचना को स्वोकृति ४१-४३ श्री मालिनो 
विजयोत्तर तन्त्र ओर इस कृति की तुलना ओर मालिनी मत की श्रेष्ठता, भेद 
प्रमेद कथन, प्रसिद्धि और आगम, ४४-५९ 


शिव भेद, शिववकत्र, सदाशिव स्वच्छन्द, चण्ड भैरव, मङ्गल, चक्र, 
वागीशो शिखामेद, प्रन्थ प्रणयन के लिए गुरुदेव का आदेश, स्वात्मनामोल्लेख 
पूर्वक कृति प्रशंसा आदिवाक्य ६०-६३ 


संस्सृति का हेतु भज्ञान, मोक्ष का एकमात्र कारण ज्ञान, मल (अज्ञान) 
संसार के अंकुर का कारण ६४ द्विधा आणव मल, कर्म का निमित्त मल, 
पोरुषज्ञान से मोक्ष ६५-६७ अज्ञान को निरुक्ति ६७ ज्ञान ही अज्ञान, 
चेतन्य ही आत्मा, ज्ञान और अज्ञान दोनों बन्ध, शिवसूत्र ६८ शिवसूत्र का 
विष्लेषण ६९-७१ मोक्ष, संसार-शान्तिदायक् ज्ञान ७२ योगाचार मत, 
७३-७४ माध्यमिक मत ७५-७७ सांख्यवादो मत ७८-८९ योगशात्र, मोसुल 
कारक, पाशुपत मत ८०-८१ मुक्त भी अमुक्त, मुक्त को परिभाषा ८१, बोद्ध, 
सांख्यवेद शेव मत में मुक्त ८१-८३ भवच्छेद रहित मुक्ति ८३ शिवशासत में 
ज्ञान भौर अज्ञान, पुरुष का अज्ञान ८४-८५ मलों को उत्पत्ति बोद्ध 
ओर पोसन ज्ञान-मज्ञान ८७-८९ 


[| २° ) 


दीक्षा-९०-९१ करतल स्थित जीवन्मुक्ति ९२ दीक्षा ओर बौद्धज्ञान 
की प्रधानता, रर, स्वायम्भुव, मतङ्ग ओर चिल्लाचक्रेश्वरी मत ९३-९६ झाख् 
का स्वाध्याय ही बोद्धज्ञान का मूल कारण ९६ विकल्प भेद-प्रथात्मक, भख्याति 
रूप अज्ञान ९७ आत्म भाव देह सद्भाव पर्यन्त, देहान्त होने पर भी मोक्ष का 
अभाव, बोद्ध अज्ञान की निवृत्त मे मोक्ष ९८ निविकल्प चित्त तत्काल मुक्त ९९ 


ज्ञेय परतत्त्व साक्षात्‌ दिव, प्रकाश का प्रकाशन, भावकी अवस्तुता 
भा महत्त्वपूर्ण १००-१०१ प्रकाश, अपूर्वाथं विषय प्रमाण, १०२-१०३ जीव 
परमेश्वर १०३ हेवाकधर्म, सर्वश्न्यवादी बौद्ध १०४-८०५ ज्ञाता, ज्ञान और 
ज्ञयरूप वस्तु १०६-१०७ कामिक तन्त्रोक्ति १०८ विष्वाकृति शिव १०९ छः 
प्रकार के शिव १००-१६१ निष्ठा से सिद्धि १६(२। 


जप होम ओर अचंन से मन्त्रसिद्धि, ज्योतिर्ध्यान, शून्यध्यान, समना- 
ध्यान भोर शिवध्यान तथा इनके परिणाम ११ ३, विश्वाकृति शिव के छः 
प्रकार ही क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर ११४-११५, विश्वमय होने पर भी विशवो- 
त्तीणं शिव के सम्बन्ध में कामिक तन्त्र का मत, जल दर्पण का उदाहरण ११५- 
११६, अद्वयवाद का निर्वाह, भावों से पृथक्‌ प्रकाश की अनुपपत्ति, विभृतादि 
धर्म का स्वरूप, नित्यता अकाल कलित का धर्म नहीं, धर्म भेद का खण्डन 
आञ्जस विधि, स्वातन्त्र्य की मुख्यता ११६-११८ समवायिनी शक्ति, भर्थो- 
पाधि वशात्‌ अनन्त भेद, ११९, शक्ति की परिभाषा, शक्ति शक्तिमान्‌ को 
मान्यता से अद्वयवाद का ही समर्थन, अग्नि के दाहकत्व भोर पाचकत्व का 
उदाहरण १२०-१२१, पारमाथिक भासनात्मक भेद १२१-१२२, वस्तु की 
स्वात्म शक्ति का उद्रेक तादात्म्य से ही अवभासित १२२-१२३, अलुप्तविभव शिव 
स्वात्म संवित्‌ के मुकुर में ही भासित, शैवीमुख, शक्ति शक्तिमान्‌ में उपायोपेय 
भावात्मक क्रम १२४-१२५, श्री किरणागम के अनुसार शक्ति उपाय, गरुड-प्रश्न, 
भगवान्‌ का उत्तर, शब्दतः और अर्थतः शास्त्र की प्रवृत्ति, माया हेय, शिव ग्राह्य, 
प्राहक पुरुष, मायाधर्म रहित शिव, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, अनुभाव, 
विकल्प मानस, संकल्पक मन १२६-१२७। 


अविकल्प मानस प्रत्यक्ष, तत्पश्चात्‌ सविकल्प. मानस प्रत्यक्ष, 
शक्ति द्वारा शिव का मानस प्रत्यक्ष १२८ भूख की अनुभूति में विकल्प का 
अभाव, विकल्प वस्त्वाश्रित, विकल्प विमर्श, विभ शिव भी साध्य, देशिक गुरु 
शक्ति द्वारा शिव की दीक्षा १२९, रूप से वृक्ष का ग्रहण, सर्वात्मता अगृहीत शिव, 


पि पापमा मरु शेक 


| ११) 


नाद विन्दु आदि से पूर्णतया अगृहोत शिव के ग्रहण का समर्थन, ज्ञान 
शक्ति से ज्ञात शिव १३०-१३१ | 


परमेश्वर का शक्तिस्फार, कला, तत्त्व, भुवन, वर्ण, मन्त्र, पद, सृष्टि, 
स्थिति, संहार, तिरोधान, अनुग्रह, जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति, तुर्य, महामन्त्रेश्‍वर, 
मन्त्र, अकल और सकल ये सभी शिव को विभूति १३२, छतोस तत्त्वात्मक 
जगत्‌ का चिदानन्दघन शिव ही परम पुरुषार्थ, त्रेशिरस्‌ मत प्रमाण १३३। 


ग्राम शब्द की परिभाषा-१३४ शिवामृतपरिप्लुत आत्मतत्त्व, ग्राम धर्म 
वृत्ति, १३५ मध्य का समाश्रयण, काकाक्षिन्याय, अतिमावता का विकास १३६ 
घोडश सप्तदश और अष्टादश (अपर-परापर ओर पर) काल, एकादश पदात्मिका 
प्राण की चार यात्रा, उन्मना का औन्मनम निरामय पद, १३७ श्रो कण्ठ को ग्राम 
धर्मता को मान्यता, हृदयस्थ, सर्वदेहस्थ , स्वभावस्थ, सुधू और सामूद्य ग्राम 
शब्द से कथित ग्राम धर्मवृत्ति १३८-१३९ रामम्थ, मध्य नाडो धाम, त्रिशिरो 
भेर मत, राम ओर रामस्थ १४०-१४१ राम, परम कारण शिव, जप से 
मैरव धाम प्रदेश, ध्यान की परिभाषा १४२-१४८ जप, १४ विध राम १४५- 
१४६ शिवोपलब्धि के आसन्न और दूरस्थ उपाय, चित्स्वातन्त्रय की व्यपेक्षा 
१४७ निरावरण, सावरण और आवृतानावृत भान १४८-१४९ 


महाभेरव देव-भेरव शब्द व्युत्पत्ति १५०-१५३, क्रीडा, शिवस्तुति 
का स्वरूप, समस्त क्रियामय और दुक्‌ क्रियामय गति १५४-१५६ शिवतनु 
शास्त्र का सन्दर्भ, देव सदाशिव, शासन, रोधन, पालन, पाचन योग से सबका 
उपकार, पर और मह॒त्‌ विशेषणों के आधार, १५७-१६० ज्ञेय सतत्त्व विमर्श, 
स्वसंतित्ति, सत्तं शेव परम्परा, त्रिक़् के क्रम से तत्व परिदर्शन, शिव एवं ग्रु 
ऐक्य, रहस्य गर्भ अर्य का अवतरण, परा, परापरा और अपरा शक्तियाँ सृष्टि, 
स्थिति, संहार और तुरोय शक्तियों के आकलन से द्वादशधा व्यक्त, १२ शक्तियों 
के स्वभाव से भव्य शिव ही परम शिव, आगमिक दृष्टिकोण, द्वादशार मडा- 
चक्रनायक शिव, द्रादशारमहाचक्र के स्वरूप, सहुख्ार अथत्रा निःसंख्यार 
विइवशक्ति, चक्रों का ऐक्य, साजात्य समर्थन १६१-१६८, चार, आठ, सोलह 
ओर ६, १२ तया २४ अरों वाले चक्र त्रिशिरो भेर पटल १ का दृष्टान्त, 
ऊरमिचक्र, संजल्प मिश्रित ध्यान ओर बाह्य व्यापार से देवो को अभि- 
व्यक्ति १६८-१७० । 


पुष्टि की परिभाषा-माधक को पुष्टि का प्रयोजक ध्यान, लौकिक 
और अलोकिक संजल्प, वर्णो को बोज ख्पता, जापक को क्रिया पूत्ति ( पुष्टि ) 


[ २२.) 


बीजमन्त्रो का स्फुरिताथं, आप्यायक वषट्‌, बाह्यव्यापार रूप से होम पुष्टि 
भोगार्थी और मोक्षार्थी साधको द्वारा उपासना, मुमुक्षु और बुभुक्षु की विधि का 
निरर्गल और नियन्त्रित रूप, श्री मद्भगवद्गीता ९।२३।९।२०।२१,२२ इलोकों के. 
सन्दर्भ और उपासना का समर्थन, वेद्य वेदक भाव, वेदक का संवितु स्वरूप, 
वेद्य का विवेचन, इन्द्रादि रूप में श्रद्धातिशय से गाढ विमर्श, देवता 
के उद्देश से द्रव्य त्याग ही याग, स्वयं प्रथित परमेइवर की पूर्व भावी विधि का 
अभाव, देव सृष्ट वेद्य ओर शक्ति से समुत्थित, अहं रूप नित्य प्रथित संविति 
१७१-१७८, विधि, नियोग ओर भावना के सन्दर्भ में प्रभाकर भोर भाटुमतों 
का विवेचन १७८-१८० 

बिधिपूर्वा देवता और-अहं बोध का स्वरूप १८१-१८२, अनन्त वेद्यात्मकः 
रूपों की मान्यता के परिणाम, गीता का समर्थन १८२-१८३, संविन्मयता में 
निमज्जन १८३, अहं शब्द का बोधभर्थ, भोक्ता ओर प्रभु, याज्य मोर याजकः 
आदि प्राकरणिक विवेचन १८४-१८५, याजमानी संविद्‌, देवता, आदि सिद्ध 
संविद्‌ में विधि आदि किसी सिद्धि के निमित्त का निषेध, वाच्य वाचक, याज्यः 
याजक आदि भेदों का संविद्‌ में अनवस्थान, स्वात्म का आवरण ओर जडत्व: 
का अङ्गीकार, आदि सर्ग, माया के साथ सर्ग चिकीर्षा, देहादि की जडा- 
जडात्मक ओर आवृतानावृतात्मक स्थिति रूप द्वेरूप्य का वैचित्र्य १८६-१८८ 

शिव का स्वातन्त्र्य, त्रिशिर: शास्त्र में निरूपित संबुद्ध ( सम्यगबृद्ध ) की 
परिभाषा १८८-१८९, ज्ञेय धर्म ही चिद्धमं, ज्ञेय को छाया चित्‌ को आच्छादित 
नहीं करती १८९-१९० पुद्गल, पशु ओर अणु का अजडभाग अनावृत, संविद. 
रूप में भेद अवास्तविक किन्तु आणव मल के संहार क्रम के तारतम्य परि- 
लक्षित, शक्तिपात निर्णय के प्रकरण में तारतम्य विवेचन, त्रिविध तारतम्यः 
१९१-१९२ किसी प्रमाता के समक्ष पूर्णतया भौर किसी के समक्ष अंशांशिकः 
प्रथन, अणु जनों का पूर्णज्ञान, साक्षात्‌ या उपायोपाय भाव से प्रथित पर, 
अपर और परापर ज्ञान का विशिष्ट भंगियों से आकार ग्रहण १९३ । 

शाम्भवोपाय -स्व ( शाम्भव ) पर ( शाक्त और आणव ) इन तीनों 
के द्वारद्वारी भाव से ६ तथा इनके पूर्ण अपूर्ण भाग की दुष्टिसे ६५२ = १२ 
भेद १९४, ज्ञान के उपाय रूप में अज्ञान का निषेध, स्थुल ज्ञान 
ज्ञानोपाय का समर्थन, इच्छा परमज्ञान, उपायोपेय भाव का विष्लेषण, क्रिया 
शक्ति बन्ध ओर मोक्ष को कारण, इच्छात्मक ज्ञान को परिभाषा १९५-६९७ 
ज्ञानोपाय, क्रियोपाय ( शाक्त और आणवोपाय ) श्रीगमशासन का उदाहरण, 
योग ओर क्रिया का ऐक्य, क्रिया ज्ञानेक्य १९८-२०२ । 


1 २२ ) 


मोक्ष को परिभाषा--हेतु फल भाव की अतात्त्विकता, शक्ति सम्बन्धो 
काणाद और त्रिक दृष्टि का अन्तर २०२-२०४ धर्म-धमि भाव का खण्डन 
“आत्मज्ञान ही मोक्ष है” इसका समर्थन, सर्व कारण से कार्य निषेध, ज्ञान 
स्वभाव क्रिया, क्रियोपाय, ग्राह्य और बाह्य मेद, अनन्त अवान्तर भेद, उपाय 
भेद से मोक्ष भेद तीनों का खण्डन, दीक्षा द्वारा मलों के विध्वंस, तिरोभाव तथा 
समाप्ति रूप शक्तियों में अभेद, घट घ्वंस का उदाहरण, श्री पूर्वशाश्र का 
दृष्टिकोण २०५-२१०। 

समावेश--शाम्भव, २-शाक्त, ओर ३-आणव, ज्ञेयाभिमुख बोध, 
आवेश की परिभाषा, २१०-२१३ पदार्थ वाक्यार्थं योजन, चिन्मात्र रूप विज्ञेय 
का विमशंनैमंल्यातिशय दशा में प्रकाशन, जड ज्ञेय समावेश, चेतन ज्ञेय 
समावेश २१४-२१५ 

शाम्भव समावेश में विकल्प की अनुपयोगिता, विकल्प गुहीत ग्राहक, 
प्रमाण लक्षण, सिद्ध वस्तु में प्रमाण अनावश्यक, वस्तु सिद्धि, विकल्प भौर 
स्मृति’ स्वात्म में विकल्प की सापेक्षता और निरपेक्षता, वेकटिक दृष्टान्त 
संविन्नेमंल्य, ३६ तत्त्व और उनके ५० प्रकार के समावेश, श्रीपूर्व शाख का 
दृष्टिकोण, पुरुष, विद्या ओर शक्ति के मेद, अशुद्ध, शुध्यमान और शुद्ध मेद 
२१६-२२२, प्रत्यक्ष सिद्ध भूत तत्त्व, निस्य अनुमेय भूततत्त्व, भूत की परिभाषा 
२२३-२२४ रुद्र शक्ति समावेश, भौत समावेश की प्रासंगिक उक्ति, द्वेत भद्वेत 
(श्रीपूव) शाख्रोय दृष्टिकोण, अनर्गल रुद्रशक्ति, परमेश्वर शक्ति चकात्मक 
बिश्व, आदि, मध्य ओर अन्त के अन्तराल में ग्रहण, ग्रहीता और ग्राह्मरूप से 
ब्यक्त, पाञ्चदश्य मेद भिन्न धरादि की विशवरूपता, अंश से निरंश का बोध 
पूर्ण धर्मोध परमेश्वर से अमेद सम्बन्ध २२५-२२८, श्रोविद्याधिपति और मतंग 
की उक्तियों से संविन्मयी अनुभूतियों की स्फुटता का समर्थन, परमेश्वर को 
शक्ति ही मूत्ति के रूप में उपचरित, शक्ति रूप शिवागम, तन्मयी भाव की 
सिद्धि के लिये शिवोपासना अनिवार्य, चिदात्मता द्वारा व्यापक शक्तियों का 
आक्षेप, शाक्त वेकल्पिक क्रम २२९-२३३, अविकल्प पथारूढ का शिवोभाव, 
संबित्परशिवात्मता की सिद्धि, सुमतिनाथ सम्प्रदाय मान्य शाम्भव समावेश 
२३३-२३६ । 

शाक्तोपाय -स्फुट, अन्तःकरणमय, मायामय और भेद प्रथा रूप 
बकल्पिक प्रत्यय, उपायोपेय भाव, अविकल्पा भूः, विकस्वर शाम्भवो दशा 
शाक्त और आणव दशा मेद, शाक्त उच्चार रहित और आणव उच्चारादि 
युक्त २३७-२३९ । 


El रड ) 


आणवोपाय- मेदोपाय, २४०, गृहीत पशुभाव शिव, मतङ्ग मत, 
शिव का ही सारा प्रकाश, दोनों उपायों की शाम्भवोपाय में विश्रान्ति, समस्त 
विकल्पों की निविकल्प में ही विश्रान्ति, रत्नज्ञ का दृष्टान्त त्रिविध ज्ञात सत्ता, 
अभेदोपाय झाम्भव, मेदाभेदोपाय शाक्त और मेदोपाय आणव, सारा दोक्षादि 
कर्म विस्तार इन्हीं उपायों में अन्तर्भूत, मुक्ति का एकमात्र कारण सम्यग्ज्ञान 
दीक्षा भी क्रिया, ज्ञान से अतिरिक्त क्रिया अनुपपन्न, गुरु--सिद्ध और मुक्त 
सम्प्रदाय प्रवत्तेक' युक्ति ओर आगम से सिद्ध, आचार्य, मल--्रब्य, युक्ति और 
आगम से इसका निषेध, मल, माया और कर्म की वास्तविक स्थिति, 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों से उत्पन्न उपायों का मूळ आणवोपाय 
२४१-२४८ । 


शाम्भवज्ञान-अनुत्तर ( अनुपाय ) सब श्रेष्ठ, आगमिक दृष्टिकोण 
से समर्थन, पारमेश्वर तन्त्रों के आलोक का प्रतीक, ज्ञान-चतुष्क प्रतीक 
तन्त्रालोक, संशय-भान्तर-बाह्य परामर्शो का अनुद्धाटित रूप, 
संशय की परिभाषा २४९-२५६ प्रष्ट्री संवित्ति और उसको दशा, गुरु शिष्य 
भेद अतात्त्विक, बोध, संशयात्मिका सामान्य सुष्टि, निश्चय प्रतीति रूपा 
विशेष सृष्टि, लक्षण, उत्तर ओर निर्णय, निर्णीत का धर्माश, समुद्देश लक्षणा- 
त्मक परीक्षण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उद्देश, लक्षण और परीक्षा की 
परिभाषा, पश्यन्ती परा, मध्यमा परापरा और बैखरो अपरा, इच्छादित्रितय 
के ही ये तीनों रूप, उद्देशादि त्रिवय, सम्बन्ध-पञ्चक, देवों, ऋषियों और 
मनुष्यों के सम्बन्ध का विष्लेषण, पूर्ण ऐकात्म्य प्रथा, उद्देश, लक्षण और 
परोक्षामयी संवित्‌, उद्देश का स्वरूप, पूर्वज और अनुज उद्देश २५७-२५२ 
सम्पूर्ण तन्त्रालोक के विषयों का क्रम २७३-२८१ शेव प्रथा में मोक्ष वैचित्र्य, 
स्वस्थ रहने का निर्देश, आह्लिक उपसंहार २८२-२८७। 


द्वितोयाह्विकम्‌ - ( अनुपाय प्रकाशन नामक द्वितीय आह्विक ) २८८- 
३२० मङ्गलाचरण, अनुपाय, परिभाषा, देशना, शास्त्र में अधिकार, अनुपायक 
अनुग्रह, चतविध विज्ञान, विभु का स्वभाव, स्वात्म-संविद्‌ में अनुप्रवेश विधि, 
२८८-२१९३ ज्ञप्ति और प्रकाश, उपाय भौर युक्ति निषेध, अवधान, बाह्य और 
आन्तर उपायों का खण्डन, प्रकाशवपुष्‌ परमेश्वर, २९४-२९८ सारे शब्द 
एकार्थंक २९९ प्रकाश में अप्रकांशाश का प्रकाशन, भेदमूलक व्यवहारका 
निषेध भोर बढ्वय महेश्वर का रूप, भेदाधायक पूजा का निषेध ३००-३०३ 
असत्त्व और प्रकाश, विश्व जीवन का स्रोत प्रकाश, ३०४। 


क न) 


सदसद-विलक्षण सर्वात्मक आभास - शक्तिगर्म, परम पद, आगम 
"प्रामाण्य, भाव अभाव से परे अकथ्य पदवी पर आरूढ प्रकाशात्मक शिव, अनुः 
त्तर पथ के पथिक साधक, अनुग्रह का महत्व ३०५-३१०, लोककत्तंव्य रूप 
कृत्य, श्रीमद्भगवद्गीता क दृष्टान्त, द्विविध परानुग्रह, सिद्ध योगीइवरी मत, महा 
“सिद्ध योगीव्वर, अनुग्रह और अनुग्राह्म, अनुपायक अनुग्रह, ऊमिशास्त्रोद्धरण 
३११-३१८ ध्वान्त विध्वंसकारिणी बोधविभारद्मियों के स्पर्श का निर्देश और 
उपसंहार ३१९-३२० । 


तृतीयमाह्मिकम्‌-( शाम्भवोपाय प्रकाशनामक तीसरा आह्विक ) 
३२१-६४० मङ्गलाचरण प्रस्तावना, ३२१ प्रकाश ओर स्वातन्त्र्य ३२२ सद्रूप से 
भासित विश्व, स्वात्मव्योम में अनर्गल, सृष्टि संहाराङम्बर प्रकाशक परमेशान 
“चिद्‌? रूप शिव में विश्व प्रवृत्तियों का प्रकाशन, दपंण का दृष्टान्त २२३ । 

बिम्ब प्रतिबिम्बवाद को अवतारणा--रूपादि पञ्च वर्ग का इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण, नयन, दर्पण, अम्बर और वारि में रूप प्रतिबिम्ब योग ३१४ 
स्वच्छता गुण, निर्मल रूप में खूपावभास, प्रच्छन्नरागिणो कान्ता का 
उदाहरण, ३२५ । 

नेमंल्य-३२६-३२८ भावों का प्रतिघातो क्रिया शक्तिमय मायात्मक रूप, 
भेद प्रधान, अस्वच्छ प्रतिबिम्ब्ात्मक शरोर, सद्विद्यामय, ज्ञान प्रधान, स्वच्छ, 
अप्रतिघाती, प्रतिबिम्बग्राही शरीर, उभयाकारावभास, प्रकाशक शिव, बिम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव का प्रवर्तक ३२९ नेत्र तेज के प्रत्यावत्त॑न से मुखादि प्रतिबिम्ब 
ग्रहण रूप नेयायिक मतवाद का निराकरण, तर्क, युक्तिवाद से अपने मत का सम- 
थन ३३०-३३३ स्पर्श, गन्ध, रसादि के गोणभाव के कारण प्रतिबिम्त् 
रूप तृतीय राशि का ग्रहृण ३३४ पदार्थ के गुरुत्वादि धर्म का 
अप्रतिफलन, दर्पण को रूपात्मक स्वच्छता ही हेतु, प्रतिबिम्ब प्रकाशन में 
आलोक उपाय, अवभासन हो प्रतिबिम्ब का आधार ३३५-३३६ दीपक नेत्र 
और बोध में दर्पणवत्‌ पृथक्‌ प्रतिबिम्ब का अभाव, प्रतिबिम्ब के कारण रूप 
काठिन्य का उनमें अभाव, नेमंल्य की स्थिति, छाया पुरुष दर्शन और मन्त्र 
माहात्म्य, प्रतिबिम्ब में स्वच्छता का महत्त्व, आगम-शास्त्रीय उद्धरणों द्वारा 
समर्थन, वस्तु और प्रतिबिम्ब, प्रतिबिम्ब में स्वातन्त्र्य ओर प्रतिघातो भाव का 
अभाव, दर्पण विधि निर्देश का उद्देश्य ३३७-३४१ प्रतिश्रृत्का, नेयायिक दृष्टिः 
कोण ओर उसका खण्डन, वस्तु भूत मुख्य शब्द जातीयत्व का अभाव, खूप- 
प्रतिबिम्ब साजात्य, प्रतिबिम्बान्तर जातीयस्व, प्रतिबिम्ब का बिम्ब सामुख्य, 


डि 3६ १) 


मुख्य प्रह के विना भी प्रतिबिम्ब ग्रहण, प्रिया द्वारा दर्पण में प्रियतम के प्रति- 
बिम्ब दर्शन का दृष्टान्त ३४२-३४५ । 


वक्त्राकाश ओर कूपाकाश के सन्दर्भ में प्रतिबिम्ब की स्थिति, साकार । 
निराकार ज्ञान और इन्द्रिय सन्निकषं से ज्ञान पार्थक्य, कर्मत्व, कारकल्व में 
क्रियावेश, ज्ञान जनकत्व भोर ज्ञान विषयत्व में प्रतिकर्म व्यवस्था का विचार, 
इन्द्रिय जन्य विषय ज्ञान के प्रतिबिम्तर, मुख के न देखने और प्रतिश्रुत्का के न 
सुनने में पश्चात्‌ स्थिति ही कारण, ३४६-३४८ स्थान और करण के अभिघात 
से उत्पन्न शब्द ही श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य, उत्पन्न होने के दुसरे क्षण में छन्द प्रति- 
बिम्बता, इसके बाद श्रवण होने के कारण बिम्ब सम्मत प्रतिबिम्ब प्रहण में 
अन्तर, ३४९-३५० । 
| आकाश में शब्द का नेमल्य--स्पर्श नेर्मल्य के स्थान भोर मिथुनोप- 
भोगोचित स्पर्श का दृष्टान्त, सुन्दर भोर असुन्दर स्पर्श रूप प्रतिबिम्ब प्रहण, 
॥ गन्ध ओर रस का दृष्टान्त ३५१-३५२ रूप, रस, स्पर्श और गन्ध भादि के 
| प्रतिबिम्ब ग्रहण में इन्द्रियान्तःकरण संयोग अनिवार्य, आन्तर स्पशं आदि 
अनुभूति के विषय, बिम्ब सम्मत अर्थ क्रिया का उद्भव ३५३-३१४ स्मृति जन्य 
बिम्बप्रतिबिम्ब, वाह्यबिम्बाभाव में भी स्पर्श आदि का अर्थक्रिया कारकल्क 
३१५-३५७ । 


संवित्ति मुकुर में विश्वात्मक प्रतिबिम्ब--३५८ रूपादिका आधारो- 
पाघि वेशिष्टघ, एक एकतत्व में ३६ तत्त्वात्मकता, बोध का सवंत: स्वच्छातिदाय 
भोर उसमें विश्व का आभास ३५९-३६० अत्यन्त स्वच्छता ३६१ बिम्ब के 
अभाव में भी विश्वातमक प्रतिबिम्ब, बिम्बबोध सत्‌ या असत्‌, बिम्ब की परि- } 
भाषा ३६२-३६४ प्रतिबिम्ब की परिभाषा, सौगत ओर प्रज्ञालद्भार की दृष्टि 
से बुद्धि ३९९-२६६ बोध ओर विश्व का तादात्म्य, प्राज्ञ पुरुषों का यथार्थ- 
समर्थन ३६७-३६८ । 


बिम्ब के विना भी प्रतिबिम्ब, निमित्त और उपादान कारणों का अन्तर 
एवं बिम्ब भाव में भी प्रतिबिम्ब, सद्भाव ३६९-३७० स्मृति जन्य प्रतिबिम्ब, 
संविदारूढ़ वस्तु का संवेद्यमानत्व, परसंवितु और प्रमेय के मध्यवर्ती किसी धो 
या ज्ञान रूप संकुचित प्रमाता की कल्पना, बिम्बाभाव में प्रतिबिम्ब सद्भाव 
को हेतु परमेइवर को इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियां, विष्व चिरप्रतिबिम्ब, 
दर्पण में विषय प्रतिबिम्बित, बोध चिद्रप ओर विमर्श अनुत्तरा चित्‌. प्रतिभा 
शक्ति, अकुल शिव की कुल प्रथनश्ालिनी कोलिकी शक्ति ३७१-३८० । 


[ २७ ) 


अकुल कोलिको यामल संघट्ट ही आनन्द शक्ति का सार, हृदय, विसगं,.. 
कालर्काषणी और मातुसद्भाव ३८१-३८२ इच्छा शक्ति अघोर शक्तियों की 
परावस्था, विप्रकृष्ट ओर सन्निकृष्ट इच्छाओं का स्वरूप ३८३ इच्छा शक्ति की 
ईशित्री प्रक्षुब्धता, उन्मेष रूप ज्ञान शबित ३८: घोर शक्तियाँ, संबिन्मात्र में 
ऊनता का आभास, बोध समुद्र में शेय का आकार ग्रहण ३८५-३८६ इच्छा 
शब्ति के चार परामृत रूप, इष्यमाण की ज्ञानशक्ति में अभिव्यक्ति, क्रिया 
शक्ति में उसका बीहरौन्मुख्य २८६-३९० क्षोभक, क्षोभ और क्षोभणा २९१ 
क्षोभाधार, योनि, बीज योनि स्वरूप १९२-३९४ । 

बोजवर्णोदय क्रम विसिसुक्षा, बाह्य बिम्ब का उल्लास, सूर्य सोमवर्णो का 
व्यतिमिश्रण १९५-३९६, एकार ओकार की त्रिकोण ओर त्रिशूलात्मक स्थितियाँ 
३९७-४०० अनुत्तर और आनन्द शक्तियों का उन्मेष योग, उन्मेष योग के 
उपरान्त पुनः अनुत्तर तन्मयत्व से ओ' रूप निशूलेश्वर अभिव्यक्त, 
क्रियाशक्ति का स्फुट, स्फुटतर भौर स्फुटतम रूप, इच्छा के ईषण ओर 
उन्मेष की ऊनता के क्षोभ का भी अनुत्तर आनन्द से योग होने पर पराम-' 
शोदय 'ए' 'ओ',। 'ए' भौर 'ओ' का पुनः अनुत्तर आनन्द संयोग होने पर 'ऐ 
तथा 'भौ? का मान्त्रिक बीज रूप, अनुत्तर और आनन्द का स्वात्मवेचित्र्य, 
इनका लयोदय कलेश्वर रूप ४०१-४०२ । 

शक्ति रूप जगत्‌ और शक्तिमान्‌ महेश्वर--महेक्वर के प्रतिनियत 
रूपत्व का निरास, घट का उदाहरण, जडत्व की परिभाषा, परिच्छिन्न प्रकाशत्व, - 
बोध महासिन्धु की ऊमियों का उल्लास, स्वात्म संघट्ट वेचित्र्य का आश्रयण, 
क्रिया शक्ति का स्फुट पर शरीर, घोरतरो और अघोर शक्तियाँ, चतुदश 
घाम में तीन शक्तियों का समावेश, त्रिशूखत्व, शक्तियों द्वारा शक्तिमान्‌ का 
अभिव्यंजन, नि रङ्जनस्व, स्वयं प्रकाश को परकत्त्‌'क अभिव्यक्ति, उपाधि, इच्छा 
ज्ञान और क्रिया शक्तियों का पृथक्‌ पृथक्‌ अभिव्यंजन, शक्तिमान्‌ स्वरूप, शक्तियों 
का फल भेद से आरोपित मेद ब्नवहार, शक्तियों के ऐक्य रूप से स्फुरण में 
स्व-स्व विप्रतिषेध के कारण, अनुपाधेयता, त्रिशूलसमावेश से योगियों का निर- 
ञ्जनत्व, षष्ठ से त्रिशूल तक के आठ वर्ण, ब्राह्मी आदि शक्तियों के प्रतोकः 
अनुत्तर शक्ति, भनुत्तर शक्ति का विन्दु स्वरूप अवस्थान, इसका ज्ञेय-कला- 
कालुष्य ४०१-४०९ | 

विन्दु परिभाषा, शिव बिन्दु, नर शक्ति और शिवात्मक विमलतारक 
बिन्दु, द्वादशान्त, हृदय और भूमध्य में बिन्दु भावना, नाद और शब्द, 
नादात्मक शाब्द, निरपेक्ष प्रकाश, संविद्‌ शक्ति का प्रकाश के प्रतीकों से प्रका- 


| 


( २८) 


-शन-स्वातन्त्य के माहात्म्य से प्रकाश वेचित्र्य, प्रतिबिम्बित सूर्य का सुदर्शनत्व, 

उपाधि का उदाहरण, माहेश्वर संविद्‌ प्रकाश, सुर्य और सोम का स्वरूप, सूर्य 
प्रमाण और सोम प्रमेय, इनका भोक्ता भोग्य भाव ४ १००४१६ चित्रभानु अग्नि 
सोम सूर्य संघट्ट से शुचि नामक अग्नि का उद्धव, विज्ञेय तादात्म्य में भी निर- 
पेक्ष संविद्‌ शक्ति का प्रमातृत्व सुरक्षित, चित्रभानु अग्नि को उत्पत्ति का हेतु 
संवित्‌ के प्रमातृ भाव का प्रतिपादन, ज्ञातृता, प्रमाणता, मातुमेयादिरूपिणी 
संवित्ति, पाक आदि क्रिया में क्रम, प्राभवी क्रियाशक्ति और लौकिकी क्रिया- 
शक्ति में अन्तर, प्रकाशतत्त्व में सुर्यसोम अग्नित्व का उल्लास, हुस्व स्वर सूर्य, 
दोघंस्वर सोम, प्लुत वहि, शिवविन्दु, मकार और बिन्दु का भेद, वर्ण श्रुति 
और वणं में भेद, षण्ठ वर्ण । 


बेसग वर्ण--कऋ, लू और विसर्ग को छाया हो 'र', 'ल' ओर 'ह', 'इ' 
की छाया ऋ और ळू, कोलिको शक्ति, अन्त: विसिसृक्षा, सत्रहवीं कला, शक्ति- 
कुण्डलिनी, प्राण कुण्डलिनो, पराकुण्डलो, शित्रञ्योम, ब्रह्मात्मस्थान ४१७ -४२९ 
वेसगिको स्थिति, विसर्ग का हंस, प्राण ओर व्यंजन रूप, विसर्गता ४३०-४३२ । 


कामतत्त्व, अनिच्छ कान्ता कण्ठ ध्वनि, कामतत्व में चितममाधान, 
विसर्ग की “हंस! में स्फुट स्थिति, कादि सान्त अनुत्तर अवभास, अनुत्तर का 
पञ्चात्मक उल्लास, इच्छा शक्ति से चवर्ग, ऋ से टवर्ग, लु से तवर्ग, उन्मेव 
से पवर्ग ४३३-४३८, ज्ञेय रूप २५ स्पर्श वर्ण, य, र, ओर ल की उत्ति, उन्मेप 
से सृष्टि सार प्रवर्षक 'व' कार ४३९-४४२ अन्तः स्थ संज्ञा का रहस्य, सजातीय 
संयोजन 'इ' 'ई' का उदाहरण, अनुतर सजातोय योग, पाणिनि सूत्रों का प्रमाण, 
'श', 'ष' और 'स' का उद्भाव विकास ४४३-४४६ साकार, षट्‌ रसाधार, 
सोत्कार, सुख, सीत्कार, समावेश, समाधि रूप “स' कार को कलायें 
४४७-४४८ अविभक्त, बह्म, तृतीय ब्रह्म, ओं तत्‌ सत्‌ स्वरूप ब्रह्म, काकचञ्चृ- 
पुट सदृश अनच्क विषतत्व, कुछ शक्ति और गह्वर शक्तिपान्‌ का संयोग हो 
कुलगुह्वर, “स' हकार की नग हुडुसदृश शत्रुता, काम ओर विषतत्व का स्वरूप 
४४९-४५१ विषतत्त्व को व्यापकता, निरञ्जन परमधाम, इच्छा काम, ज्ञान 
विष और क्रिया निरञ्जन देवी शक्तियाँ, इनके समावेश से शिवत्व, ४५२- 
४५४ विषतत्त्वानुप्रवेश, षण्ठता, इष्यमाण से रूषित इच्छा शक्ति, एषितब्य, 
बण्ठ से प्रसव का अर्थात्‌ परामर्शान्तरोदय का अभाव, षण्ठोदय का हेतु ४५४- 
४५७ ऊषम वर्णोदय, कादिहान्तवर्णोदिय, योनि योनि से क्षोभान्तर सद्भाव ५० 
वर्णो को मान्यता का हैतु, स्वरवणं, व्यक्तियोग से व्यञ्जन वर्ण ४५८-४६० 


ट २९ ) 


वर्णपरम्परा के मूल उत्स ६ मूळ स्वर, छः देवता, सूर्य की छः रश्मियो के नाम, 
सूर्यरद्षिम रूप छः स्वर, चान्द्रमसवर्ण भोक्ता ओर भोग्य भाव, भोग्य की 
परिभाषा, सन्ध्यक्षरों का उदय, अनुत्तरानन्दमय देव, इच्छादि को भोग्यता 
४६१-४६४ | 

चित्‌, इषि और उम्मेष के त्रिक का भोक्तृत्व, भेरव रूप त्रिक, देवी- 
मुख, अपरिच्छिन्न परमेश्वर का असीमत्व, अनुत्तर शिव, विसर्ग शक्ति, ५० 
आमर्श शक्ति पूर्ण शिव ४६५-४६८ एकाशीति पदा देवी, शब्दराशि भैरव, मातृका 
भिन्नयोनि मालिनी, नादानुवेध परामर्श, ४६९-४७१ शिवविन्दु, विसर्ग । 


अनन्त विश्वगर्भ विसगं--शिव विन्दु विसर्ग, भेद निबन्ध का 
प्रतिभासक परामर्श, अहमात्मक परामर्श ४७२-४७३ अनुत्तर से ह॒ पर्यन्त 
अक्षर प्रस्तार, शक्ति, शक्तिसम्पुट, संवित्ति, विशव ओर संविदा इन तीनों 
का संघात, अहमात्मक भैरव भाव, शंभु की विसर्ग शक्ति, आनन्द रस 
विभ्रम का मूल विन्दु, आनन्द शक्ति, सहृदय हृदय की अनुभूतियाँ, माध्यस्थ्य 
का विगलन, ४७४-४३८ चित्तविश्रान्ति, चित्तसम्बोध और चित्तप्रलय नामक 
आणव शाक्त और शाम्भव विसर्ग ४७९-४८२ । 


विसर्ग शक्ति की कुण्डलिनी रूपता, अनश्च कला रूपता, बीजरूपता 
जीवरूपता और चिदात्मकता, वर्णसमुद्धव मूलस्वर वर्ण, ककारादि 
सकारान्त वर्ण उत्पत्ति, वेर्सागको कला का चमत्कार ४८२-४८४ 
बिन्दु विज्ञान, सका नरशक्ति-शिवात्मक रूप ४८४-४८७ गुरुलक्षण ¬ 
आदि मान्त्य वेदक, विसर्ग शक्तिविषयक ऐतरेय वेदान्त का प्रामाण्य ४८८- 
४९१ अग्नि, सोम और सूर्य का परस्पर संघट्ट, अकार हकारात्मक परमब्रह्म का 
परामर्श, भूतभावोद्धव कारक विसर्ग, कुण्डगोल संघट्ट सृष्टि, आर्तव अग्नि और 
शुक्र सूर्य का पावन रूप, पंचमहाभूतों में व्यक्त वही ब्रह्मरूप वोर्य, अन्न भोर 
अन्नाद का स्वरूप ४९२-४२४, शब्द की विसिसृक्षा का शुद्ध रूप, गीतादि 
शब्द श्रवणसामरस्य ४९४-४९६ विसर्ग की विश्वरूपता, मातृका और मालिनी 
परिभाषा, अनुत्तरा काल कषिणी शक्ति ४९७-४९९ । 

अहमात्मक परामर्श, स्वात्म विभागावभास, पश्यन्ती, मध्यमा और 
स्थूल वाक्‌, इनके भी स्थूल, सूक्ष्म ओर पर नामक भेद, इनकी परिभाषायें 
५००-५०७ संविद के १२ भेद ९०८, भैरव तत्त्व और कालिका शक्तियाँ, द्वादश 
योगिनी शक्तियाँ, ६४ शक्ति चक्र, घोरा और घोरतरा तथा अघोरा शक्तियाँ. 
५०९-५१२ 


जै ३७ ) 


प्रशल योग- प्रशम भेद, तीन उपाय, संवित्ति देवियों द्वारा अमृतसाद्‌ 
विशव का ग्रास, ५१३-५१७ संख्याओं का विकास, शाम्भवोपाय परामर्श, । 
जीवन्मुक्ति ५१८-५२० स्वात्म में धरा और जल आदि अविकल्प प्रतिबिम्ब, 
भैरवी भाव ५२२ त्रिविध शाम्मवोपाय, अंशध्यान से निरंश उपलब्धि, संविद्‌ 
की विश्वात्मकता ५२३-५२६ अनंश तुरीय पद का दर्शन ५२७-५२८ शाम्भवा- 
देतशाली परमोपाय में परमेश्वर को कृपा से प्रवेश ५२९ अभेद भाव भरित 
समस्त मेदबाद, परानुग्रहकारित्व, श्ञाम्भवोपाय श्रेष्ठत्व, उपसंहार 
५३०-५३४। 


= श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचितः 


श्रीतन्त्रालोकः 


आराजानकजयरथाचार्यकृत विवेकव्याख्यया विभूषितः 


क्र 


श्रीतन्त्रालोकः 


श्रीमदाचार्यंवर्यजयर थविर चित विवेका भिख्यव्याख्यानो पेत: 
डाँ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षोर-विवेकाल्यहिन्दी- 
भाष्योपेतः 


प्रथममाह्निकम्‌ 
यस्मादेषणवित्क्रिपा यदुदिता ह्यानन्दचिद्मूमयो 
यस्येवोद्धुरशक्तिवेभवमिदं सवं यदेवंबिधम्‌। 
तद्धामत्रिकतत्त्वमद्वयमयं स्वातन्तव्यपूर्णप्रथं 
चित्ते स्तात्‌ शिवशासनागमरहस्याच्छादनध्बंसि मे ॥ १॥ 
जिससे इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रवर्तन हुआ, जिससे चिद्‌ और 
आनन्दभूमियों का उदय हुआ और जिसको आत्यन्तिक उत्कर्षमयो शक्ति के 
ऐश्वर्य का ही उल्लास यह सारा विश्व का विस्तार है, स्वातन्त्र्य शक्ति की 
अखण्ड सत्ता से पूर्णतया प्रथित (प्रसिद्ध) अद्वय त्रिक (दर्शन) तत्त्व का वहो 
महाप्रकाश मेरे चित्तगत शिवशासनागम रहस्यों के आवरणों को ध्वंस करने 
वाला बने । 
देहे विमुक्त एवास्मि श्रोमत्कल्याण-वारिधेः । 
यस्य कारुण्यविप्रडभिः सद्गुरुं तं हृदि श्रये॥२॥ 
देह में देहाभिमान नहीं है। इसलिये मैं जीवन्मुक्त हो हूँ । मेरे गुरुदेव 
कृपा के द्वारा कल्याण करने के कारण समुद्र के सदृश हैं। उनके अनुग्रह रूपो 
सीकर राशि द्वारा मेरा देहाभिमात ध्वस्त हो चुका है। में ऐसे परम कारुणिक 
गुरुदेव को अपने हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ । 
मूध्न्युत्तृस इव क्ष्मापंः सर्वेयंस्थानुशासनम्‌ । 
भवसंभारककंशेऽप्याशु्‌ शिश्चिये॥३॥ 
बड़े-बड़े राजराजेश्वरों ने भो जिसके अनुशासन को मुकुट की तरह 
शिरोधार्य किया है, ऐसे परम श्रद्धेय गुरुदेव को में सांसारिक वासनाओं तथा 
इदन्ता के अभिमान से कठोर अपने हृदय देश में अधिछित करता हूँ । 


२ श्रीतन्त्रालोक: 


न प्रस्थकारपदमाप्तुमथास्म्यपू्व, 

वाककोशलं च न निदर्शयितुं प्रवृत्तः । 
किन्त्वेतदर्थ-परिशीलनंतो विकल्पः 

संस्क्वारवाँश्च समियादिति बाङ्छितं नः ।॥। ४॥। 


जयरथ कहते हैं कि मुझे ग्रन्थकार पद प्राप्त करने की चाह नहीं है। में 
अपनी अपूर्व वाणी के कौशल को प्रमाणित करने के लिये भी इसमें (भाष्य में) 
प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ । मेरे मन में “विवेक' व्याख्यान की अभिलाषा इसलिये 
जागृत हुई कि इस प्रकार शास्तन के परिशीलन से मेरे विकल्पों का संस्कार होगा 
और शुद्ध विकल्पों से ऊपर निविकल्पक प्रकाश को आत्मसात्‌ कर सकूंगा । 


यातायाताः स्थिताः केचिदज्ञा मत्सरिणः परे । 
संदिग्धाः केऽपि कि ब्रूयां ्रोतारो यदनागताः ॥५।। 


कुछ लोग अध्ययनार्थ आते हैं-उन्हें इसे जानने की इच्छा होती है, पर 

अज्ञात कारणवश वे अध्ययन विरत होकर चले जाते हैं। कुछ अयात हैं अथवा 
कुछ आयात हैं। कुछ के तो पलले ही यह शास्र नहीं पड़ता । परिणामतः 
अज्ञतावश वे इस शास्त्र से डाह करने लगे हैं। कुछ के हृदय में सन्देह ने ही 
घर कर लिया है | में सुनाना चाहता हुँ--तात्त्विक तथ्य से अवगत कराना 
चाहता हुँ और वे अनागत हो रहे हैं । 

तदनाकर्ण्यं गूढार्थं स्वादु स्वाशयक्ौशलम्‌ । 

साकूतमुक्तमन्ये यत्तेन दोलायते मनः ॥।६॥ 


यह शास्त्र गूढ अर्थो से भरा हुआ है। स्वात्म संविद्‌ (स्फुरत्ता-हृदय- 
रहस्य) की आश्चर्यमयी चामत्कारिकता के अमृत से सराबोर है । अतएव 
अत्यन्त स्वादिष्ट है । उसे न सुनकर, दूसरों की साकूत उक्ति से मेरा मन डावाँ- 
डोल है । 


अत्र मद्वागशक्ताऽपि यज्नियंस्त्रणमुल्लसेत्‌ । 
तत्पारमेश्वरं श्रोमन्महानन्द विजृम्भितम्‌ ॥७॥ 


यद्यपि इस अद्वयवाद के रहस्यार्थं के उद्घाटन में मेरी वाणी असमर्थ है, 
फिर भी यह उन्मुक्त रूप से अर्थसत्ता के प्रकाशन में उल्लसित होने को तत्पर 
है--यह परमेश्वर परमशिव की शक्तिमत्ता में समुत्पन्न महान्‌ आनन्द के संवर्द्धन 
का परिणाम मात्र है । 


र १] प्रथममाल्विकम्‌ ३ 


इह खलु शाख्ादावलोकिकाशीर्वादमुखेन वक्ष्यमाणषडर्धशाख्नाथंगर्भी- 
कारेण समुचितेष्टदेवतां शास्त्रकार: परामृशति 


विमलक्कलाश्रयाभिनवसुष्टिमहा जननो 
भरिततनुझ्च पश्चमुखगप्तरुचिर्जनकः । 

तदुभययामलस्फुरितभावविसर्गेमयं 
हृदयमनृत्तरामृतकुलं मम संस्फुरतात्‌ ॥१॥ 


'मम' आत्मनो हृदय जगदानन्दादिशब्दवाच्यं तथ्यं वस्तु, सम्यक्‌ 
देहप्राणादिप्रमातृता संस्कारन्यक्का रपुर:सरसमावेशदशोल्लासेन दिक्कालाद्य- 
कलिततया 'स्फुरतात्‌' काळत्रयावच्छेदशून्यत्वेन विकसतात्‌-इत्यथंः । 


शाख्रकार महामाहेश्‍्वर श्रीमदभिनवगुप षड ्ध ( त्रिक ) शास्त्र के अर्थों 
के रहस्य का अपने हृदय में साक्षात्कार कर चुके हैं। शास्त्रों की परम्परा के 
अनुसार अलौकिक आशीर्वाद को लक्ष्य कर समुचित ( शास्त्रोचित ) इष्ट शक्ति 
का परामर्श कर रहे हैं-- 

जननी ( माँ एवं पराम्बाशक्ति ) विमलकलाश्रया है । वह अभिनव (पुत्र 
एवं नित्य नूतन) सृष्टि के उत्सवों से ( उल्लसित ) है। पिता भरिततनु ( पुष्ट 
एवं विश्वमय शिव ) हैं। पञ्चमुख ( सिह एवं शिव ) गुप्त रुचि ( सिंहगुप्त 
सुन्दर नाम युक्त एवं पूर्ण पञ्चकृत्य-अभिलाषी ) हैं । इन दोनों मातृ-पितुरूप 
एवं शक्ति-शिव के यामल ( संघट्ट ) से स्फुरित भाव ( उत्पत्ति एवं विश्व ) के 
विसर्ग से संवलित अनुत्तर अमृत कुलूप, अकालकलित होने के कारण मृत्यु से 
शून्य, कुल अर्थात्‌ अमाकलास्वरूप अनुत्तरामृतकुल ( मेरा ) हृदय ( सम्यक्‌ 
रूप से ) स्फुरित हो । 
दर्शनपक्ष--( १) त्रिक दर्शन-- 

'मेरा' स्वात्म का 'हृदय' जिसे जगदानन्द आदि शब्दों से भी अभिहित 
करते हैं-यहो तात्त्विक तथ्य वस्तु है । यह सम्यक्‌ रूप से स्फुरित हो । सम्यक्‌ 
रूप से 'कहने का तात्पर्य है कि देह और प्राण आदि में प्रमाताभाव का संस्कार 
समाप्त हो और शेव समावेश का उल्लास हो। समावेश के फलस्वरूप जो स्फुरण 
हो, वह दिग्‌ और काल से अकलित हो। तीनों कालों के खण्डित समय विभाजन 
की कल्पना भी उस स्फुरण की स्थिति में न हो अर्थात्‌ देश से अवच्छिन्न और 
काल से अकलित समावेश की दशा प्राप्त हो । 


यि श्रीतन्त्रालोकः 
तच्च कीदृक्‌ ?-इत्युक्तं “तदुभय' इति । 'तत्‌' आद्यार्धव्याख्यास्यमानं च तत्‌ 
“उभयं' तस्य 'यामल' 
“तयोयंद्यामल॑ रूपं स संघट्ट इति स्मृतः? । 
इति वक्ष्यमाणनीत्या शक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मा संघट्टः, ततः 'स्फुरितभावः? 
परानपेक्षत्वेन स्वत एवोल्ळसितसत्ताको योऽसौ 
“अत एव विसर्गोऽयमव्यक्तह-कलात्मकः ।' 


इत्युक्त्या कुलाकुलोभयच्छटात्मकहका रार्धार्धरूपो “विसर्गो' बहिरुल्लिलसिषा- 
स्वभावः स प्रकृतिर्यस्य तत्‌, अत एवाह 'अनुत्तरामृतकुलम्‌' इति । “अनुत्तरं 
कतिपयकालदाढर्यकार्यमृतान्तरवैलक्षण्याद्‌ उत्कृष्टं च तत्‌ 


वह हृदय केसा है ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वह्‌ तदुभय यामल- 
स्फुरित भाव विसर्गमय है । 'तदुभय' शब्द जननो और जनक रूप शिव-शक्ति 
की उभयात्मकता को ओर संकेत करता है। इन दोनों का यामलभाव 
( ध्यातव्य है )। कहा है-- 

“इन दोनों का जो यामलभाव है, उसे संघट्ट कहते हैं ।” 

आगे चित इस उक्ति के अनुसार शक्ति और शक्तिमान्‌ के सामरस्यमय 
संघट्ट से ही भावों का स्फुरण होता है। इसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं 
होतो । इस उल्लास का अस्तित्व ही अद्भुत भाव से भरा हुआ होता है । यही 
“विसर्ग' है— 

“इसलिये यह विसर्ग अव्यक्त 'ह' कलात्मक होता है ।” 


इस उक्ति के अनुसार यह कुल और अकुल की द्वेतसत्ता की आभा से 
विभूषित होता है। यह 'हकार' का आधा आधा भाग ही होता है। (वर्णोदय 
सिद्धान्त के अनुसार विसर्ग जब अनुत्तर अकार से मिलता है, तब 'ह कार को 
श्रुति होती है । अनुत्तर से विसर्ग के अभिव्यक्त होने पर अर्घाधं रूप का उल्लास 
स्वाभाविक है ) । इसका स्वभाव भो बाहर अभिव्यक्त होने की अभिलाषा है । 
शास्वत उल्लास ही जिसकी प्रकृति है, वही तदुभय यामलभाव से स्फुरित भाव- 
विसर्गमय मेरा हृदय है । 


इसीलिये वह 'अनुत्तरामृत कुल' भी है। अनुत्तर का विग्रहवाक्य 
हें-'नास्ति उत्तरं यस्मात्‌’ जिससे बढ़कर कोई न हो। 'अमृत' तो कुछ 


नै १३ प्रथममाह्िकस्‌ 


“यत्रास्ति न भयं किचिन्न जरा व्याधयोऽपि बा । 

न विघ्ना न च वै मृत्युने कालः कलयेच्च तम्‌ ॥' 
इत्यकालकलितत्वाद्‌ अविद्यमानं मृतं यत्र तत्‌ 'कुलं' शरीरं यस्य तद्‌ अमाख्य- 
कलास्वरूपम्‌-इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 

“कला सप्तदशो यासावमृताकाररूपिणी ।' 

इति । 

कि च तदुभयम्‌ ? इत्याह-'जननी जनकश्च' इति । कीदुशी जननी ? 
'व्िमलकलाश्रया' इति । विगता 'मला' अवच्छेदका यस्यास्तादृशी या 'कला' 
परविमर्शेकस्वभावकर्तृतालक्षणा, सा 'आश्रय' आलम्बनं स्वरूपं यस्या सा 
शुद्धस्वातन्त््यशक्तिरूपा-इत्यर्थः । 

अत एव 'अभिनवायाम्‌' आद्यायां सृष्टो' शुद्धाध्वमार्गे 


समय तक ही जिला सकता है। यह तो शाश्वत अस्तित्व प्रदान कर सकता है। 
इसलिए अमृत से विलक्षणता के कारण यह्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट है। वह-- 
“जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, जहाँ बुढ़ापे का अधिकार नहीं है, किसी 
रोग की सम्भावना नहीं है, किसी तरह की बाधायें जहाँ नहीं होतीं, मृत्यु 
का जहाँ अस्तित्व हो नहीं है और काल वहाँ किसी प्रकार की कलना करने 
में नितान्त असमर्थं है ।? इस उक्ति के अनुसार 

काल से अकलित अमृत शरीर वाली 'अमा' कला रूप ही वह अनुत्तर- 
तत्त्व है । कहा गया है-- 

“बहू अमृत आकार रूपिणी सत्रहवीं कला ( अमा कला ) है?” 


इलोक की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त 'तदुभय' शब्दसम्बन्धी जिज्ञासा के 
उत्तर में कहते हे--'जननी जनकश्च' । प्रथम पंक्ति में जननी केसी है-इसका 
प्रतिपादन है। विशेषण शब्द है-विमलकलाश्रया। इसी में माँ के नाम का 
विशेष्य भी छिपा हुआ है । वि उपसर्ग विगत अथ में प्रयुक्त है । मल अवच्छेदक 
होते हैं, आवरण प्रदान करते हैं और एक दूसरे से अलग कर देते हैं। जहाँ मल 
विगत या विनष्ट हुये, वहीं विमल स्थिति होती है। 'कला' परविमर्श मात्र 
स्वभावरूपा होती है। वही जिसका आलम्बन करती है, वह विमलकलाश्रया 
अर्थात्‌ शुद्ध स्वातन्त्रयशक्तिरूपा होतो है । वही आद्याशक्ति जननी माँ है। 

साथ ही वह अभिनव सृष्टिमहा भी है । अभिनव अर्थात्‌ आद्य सृष्टिरूप 
शुद्ध अध्वा के मार्ग में- 


न्य. । 


६ श्रीतन्त्रालोकः | 


'शुद्धेऽध्वनि शिवः कर्त्ता »०१९****११५९७९११११९१९१९१००१%%१९११*१ रै 
इति नीत्या शिवस्यैव तत्र साक्षात्कारित्वात्‌ “मह: पारिपूण्यंलक्षणं तेजःस्फारो 
यस्याः सा--इत्युक्तम्‌ । इहाद्वयनये हि भगवानेव स्वस्वातन्त्र्यमाहात्म्याद्‌ 
आभासमात्रसारतया स्वाव्यतिरिक्तमपि व्यतिरिक्तत्वेनेव जगद्‌ आभासयति, 
इत्यनन्यापेक्षिणः स्वातन्त्र्यस्यैव जगद्वेचित्र्यनिमित्तत्वमुक्तम्‌, अविद्यावासनादीनां 
भेदामेदविकल्पोपहतत्वाजगद्व चित्र्यनिमित्तत्वाभिधानानुपपत्ते; अत एव भगवतः 
श्मिदाद्यनन्तशक्तिसंभवेऽपि तत्स्फुरणमात्रत्वात्‌ तासां तस्या एव प्राधान्याद्‌ 
इहाभिधानम्‌ । यद्वक्ष्यति 

'तेन स्वातन्त्र्यशक्त्येव युक्त इत्याञ्जसो बिधिः ।' 

इति। 

जनकश्च कीदुक्‌ ? इत्युक्तं “भरिततनुः' इति। 'भरिता' सर्वाकाइक्षा- 
संक्षयात्‌ पारिपूर्ण्येन पुरिता 'तनुः' स्वभावो यस्य सः, अनन्योन्मुखतया 
स्वतन्त्र इति यावत्‌ । अत एव 'पञ्चभिः' चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियात्ममिः 
“मुखे: 

“शुद्ध अध्वा में शिव ही कर्ता (हँ) 77001 | 

इस नीति के अनुसार वहाँ शिव का साक्षात्कार और पूर्ण तेजस 
प्रकाशात्मक स्फार का उत्सव होता है। ऐसी आद्य सृष्टिविधात्री माँ ही 
जननो है । 

इस अद्वय प्रतिपादक आगमोपनिषद्‌ के अनुसार भगवान्‌ शिव ही अपने 
स्वातन्त्र्य सामर्थ्यं के कारण आभासमयी, अपने से अलग न रहते हुये भी अलग १ 
लगने वाली सृष्टि को प्रकाशित करते हैं । इससे निरपेक्ष स्वातन्त्र्य ही जगत्‌ के 
वेचित्र्य का कारण है, यह कहा जाता है । अविद्या और वासना आदि भेदाभेद- 
रूप विकल्पों से ही उपहत हैं, वे इस आश्चर्यजनक संसार की कारण नहीं कही 
जा सकतीं । इसलिये भगवान्‌ परम शिव से चिद्‌ आद अनन्त शक्तियों की 
संभूति के उपरान्त भी स्फुरणमात्र होने के कारण उनमें स्फुरत्तारूप हृदय की 
ही प्रधानता है । कहा गया है-- 

“वह परमशिव स्वातन्त्र्यशक्ति से युक्त है, यह आञ्जस विधि है ।” 

'जनकञ्च कीदृक्‌’? इस प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हैं-“भरिततनुः'। बह । 
समस्त आकांक्षाओं के संक्षय के कारण पूर्णता के महाभाव से पूरित “तनु' अर्थात्‌ 
स्वभाव वाला है। किसी के प्रति उन्मुख न होने के कारण बह स्वतन्त्र है। 
इसीलिये पाँच चिद्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप मुखों से--अर्थात्‌ 


rege 


कु १] प्रथममाल्विकस्‌ 


इत्युक्त्या शक्तिभिः 'गुप्ता' परिपूरिता प्रबन्धेनानुवर्तमाना 'रुचिः अभिलाषो 
विशेषानुपादानात्‌ कृत्यपञ्चकविषयो यस्यासौ, सदेव पञ्चविधकृत्यका रीत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌ 
'सृष्टिसंहारकर्ततारं विलयस्थितिकारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशनम्‌ ॥' इति । 
तदेवम्‌-अत्र विसंप्रसरस्वभावत्वेन जगद्वेचित्र्यबीजभूतं शिवशक्ति” 
संघट्टात्मकपरत्रिकशब्दवाच्यम्‌ अनाख्यात्मकं विघ्नौघप्रध्वंसाय परामृष्टम्‌ । 
तदुक्तम्‌ 
"तत्रापि शक्त्या सहितः स्वात्ममय्या महेश्वरः । 
यदा संघट्टमासाद्य समापत्ति परां व्रजेत्‌ ॥ 
तदास्य परमं वक्त्रं विसगंप्रसरास्पदम्‌ । 
अनुत्तरविकासोद्यञ्जगदानन्दसुन्दरम्‌ ॥ 


इस दर्शन में इसे शेवी-मुख कहते हैं ।” 
इस उक्ति के अनुसार पाँच शक्तियों से गुप्त ( सुरक्षित-परिपुरित विशेष 
रचना में नित्य अनुवत्तेमान ) अभिलाष अर्थात्‌ पञ्चकृत्यरूपी इच्छा वाला वह 
( सबका पिता ) है। सदा पाँच कृत्यकारी है। कहा गया है-- 
“सुष्टिसंहारकर्त्ता, विलय-स्थितिविधायक और अनुग्रहका री, प्रणत की 
पीड़ा का निराकरण करने वाले ( शिव को प्रणाम है ) ।”” 


इसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, पाँचों कृत्यो का 
वर्णन है । इस प्रकार विसर्ग का प्रसार ही शिव का स्वभाव सिद्ध हो जाता है। 
वही जगत्‌ की विचित्रता का बीज है। इससे शक्ति, शिव और संघट्टरूप त्रिक 
शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसे 'अनाख्य' (जिसकी आख्या न हो) तत्त्व 
कहते हैं । यह विमर्श माङ्गलिक है । यह विघ्नों के समूह का प्रध्वंस करता है । 
इसीलिये यहाँ भी इसका परामर्श है। कहा गया है-- 

“उस दशा में भी स्वात्ममयो शक्ति से महेश्वर शिव संघट्ट करते हैं और 
आत्यन्तिक परम प्राप्तव्य आनन्द को उपलब्ध हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में समस्त 
जगत्‌ का बीज आकार ग्रहण कर लेता है । उसे परम वक्त्र कहते हैं । विसर्ग 
के प्रसर का वह सक्षम ( माध्यम ) है। वह अनुत्तर के विकास से उदीयमान 
जगत्‌ के आनन्द (जगदानन्द) से सुन्दर होता है । 


८ श्रीतन्त्रालोकः 


भाविवक्त्राविभागेन बीज सर्वस्य संस्थितम्‌। 
द्दत्स्पन्दोद्वत्परासार निर्नामोर्म्यादि तन्मतम्‌ ॥ 
“एतत्परं त्रिकं सुक्ष्म सर्वशक्त्यविभागवत्‌ ।' 
इति । 
अथ च हृदय 
“हृदय शबितमूत्रं 474 क 7 


इत्याद्युक्त्या श्रोसृष्टिकाल्याद्यखिलशक्तिचक्रासूत्रणेन प्रस्फुरदूपं श्रीकालसंकर्षणी- 
घाम संस्फुरतात्‌” तादात्म्येनेकः स्याम्‌-इत्यर्थः। तच्च कीदृशम्‌ ? इत्युक्तस्‌- 
'अनुत्तरामृतकुलम्‌' इति। सृष्ट्यादीनामत्रेव लयाद्‌ अविद्यमानम्‌ उत्तरम्‌ 
अन्यत्‌ यस्मात्‌, अत एव 'अमृतं' स्वात्मचमत्कारमात्रपरमार्थम्‌, अत एव 
च {कुलं 


“भविष्यत्‌ में उल्लसिष्णु वक्त्रों को आत्मसमाहित कर भविभागरूपतया 
सम्यक्‌ रूप से स्थित होता है । हृदय, स्पन्द, उद्यत्परासार, निर्नाम, ऊमि आदि 
उसके पर्यायवाची शब्द हैं। यही पर त्रिक है। अत्यन्त सुक्ष्म है और समस्त 
शक्तियों को अविभागरूप से आत्मसमाहित कर उल्लसित होने वाला परम 
तत्त्व है ।” 


बर्शनपक्ष-(२) कुल दर्शन 


अथ' शब्द से जयरथ दूसरे दृष्टिकोण का प्रवर्तन कर रहे हैं और हृदय 
की नई व्याख्या दे रहे हैं-- 


“हृदय तो शक्तियों का सूत्र (ही है) "1" 1” 


इत्यादि उक्ति से स्पष्ट है कि श्री सृष्टिकाली आदि निखिल शक्तिचक्र का आसूत्रण 
करने वाला तत्त्व हृदय है । यह नित्य प्रस्फुरणशील है । यह कालसंकर्षणी शक्ति 
का ऊजंस्वल आयतन है। यह सम्यक से स्फुरित हो, अर्थात्‌ में उसमें तादात्म्य- 
भाव प्राप्त कर एक हो सकूं । यह हृदय केसा है? इसका उत्तर है--अनुत्तरा- 
मृतकुलम्‌' । सृष्टि आदि सबका लय अनुत्तर में ही होता है। परिणामतः आगे 
कुछ भी नहीं शेष रहता । इसलिये यह अनुत्तर तत्त्व कहलाता है। इसीलिये 
इसे अमृत भी कहते हैं। अमृत का अर्थ है-स्वात्मचमत्कार मात्र परमार्थरूप 
तत्त्व । इसी-आधार पर इसे कुछ भी कहते हैं-- 


७ ७स्‍ण़डdlआianऑ[al 


डु १] प्रथममाह्निकम्‌ ९, 


'कुलं पदमनामाख्यं'""''''"'``` #००००७ “००००००००००००३? 
इत्यनाख्यरूपम्‌ इत्यर्थः। अन्यच्च कीदृक्‌ ? इत्याह 'तदुभय' इति। 
तच्च तद्‌ व्याख्यास्यमानं सृष्टिसंहारात्मकम्‌ 'उभयं' तस्य 'यामलं' 
लोलीभावस्ततः 

'चक्रदयेऽन्तः कचति लोलीभूता परा स्थितिः ।' 

इति। 

तथा 

'प्रभवाप्यययोरन्तर्लोली भावात्क्रमोऽवताराख्यः ।' 
इत्यादिनीत्या स्फुरितसत्ताकः स्थित्यात्मा विविधः सर्गस्तन्मयम्‌ । परेव हि 


अनाख्या भगवतो संवित्‌ स्वस्वातन्त्र्यात्‌ स्वात्मनि सृष्ट्यादि अवभासयति 
विलाययति च--इत्यमिप्रायः । यदुक्तम्‌ 


'यस्य नित्योदिता ह्योकाभासा कालक्षयंकरी । 
राजते हृदयाम्भोजविकासिगगनोदरे ॥ 
सृष्टिस्थित्युपसंहाररूपा तद्भरणे रता।' इति। 


“अनार्य ( अनुत्तरामृत ) पद ही कुल है ७००० ७०००७ +०००७ ००००» । ६ 

अर्थात्‌ अनुत्तरामृतकुल अनाख्य पद है । तदुभय शब्द में आगे व्याख्यास्य- 
मान सृष्टि और संहाररूपी उभयात्मकता का भाव है। उसका यामलभाव 
लोलीभाव कहलाता है । उससे-- 


“दो चक्रो के भोतर लोलीभूत परा अवस्था है । वहाँ भी अणुओ के मन 
को वह बाँधती है। वहीं से भाव विसर्ग सम्भव है । इसमें कुल दृष्टि का 
परामर्श संकेतित है। 


दर्शनपक्ष-(३) क्रम दर्शन 


'प्रभवाप्ययोरन्तर्लोलीभावात्‌ क्रमोऽवताराख्यः' अर्थात्‌ सृष्टि और संहार 
इन दोनों अन्तर्लोलीभावों के परिणाम से 'अवतार' नामक एक समन्वित सत्ता 
का प्रादुर्भाव होता है । यही क्रम है। जिस शक्ति से क्रम-प्रक्रिया अस्तित्त्व में 
आती है, उस शक्ति का नाम अनाख्या शक्ति है। वह अपनी शक्ति से, संवित्‌ 
तत्त्व के स्वातन्त्र्य से स्वात्म में ही प्रभ और अप्यय का अवभासन करती है। 
यही उसका अन्तर्लोळोभाव है । युद्द क्रम दर्शन है। कहा है-- 


१० श्रीतन्त्रालीक: 


तच्छब्दपरामृष्टमुभयं व्याचष्टे--“जननी जनकश्च' इति | जनयति विश्वम्‌ 
इति 'जननी' परा पारमेश्वरी सृष्ट्यादिचक्राद्या, सा च शुद्धबोधमात्रस्वभाव- 
स्वात्‌ 'विमला' येयम्‌ आदिभूता चान्द्रमसी 'कला' सा 'आश्रयः' आलम्बनं 
गतियंस्याः सा, सकलजगदाप्यायकारिपरामृतमयी--इत्यथंः । तदुक्तम्‌ 
'ऊध्वें तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्दरूपिणी । 
पीयूषवृष्टि वर्षन्ती बेन्दवी परमा कला ॥ इति । 
तथा 
'ऊध्वें स्थिता चन्द्रकला च शान्ता पूर्णामृतानन्दरसेन देवी ।' इति । 
अत एव 'अभिनवायां' 
*संदा सृष्टिविनोदाय *'* १०९५५१ ०१११" 


इत्यादिनीत्या सदा द्योतमानायां 'सुष्टो' बहीरूपतायां स्वातन्त्र्यक्षणं “महः 
तेजो यस्याः सा--इत्युक्तम्‌ । 


“शिव की शक्ति नित्य उदित और आभास मात्र स्वभाव वाली होती 
है। वह काल को भी स्वात्मविलापन प्रक्रिया से आत्मसात्‌ करतो है । वह्‌ शक्ति 
शिव के हृदय केन्द्र रूपी कमल के विकसमान अन्तर अवकाश के अन्तराल में 
उल्लसित रहती है । वह सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी होती हैं। साथ ही उस 
अन्तर अवकाश के संभरण की क्रिया में रत रहती है ।” 


क्रम दर्शन पक्ष में 'तदुभय यामलविसगंमय हुदय' का इस प्रकार अर्थ 
करना चाहिये । तदुभय अर्थात्‌ जननी और जनक । 'जनयति विश्वम्‌ इति’ इस 
विग्रह के अनुसार विश्व को उत्पन्न करने वाली परा पारमेश्वरी आद्याशक्ति 
जननी है। वह शुद्ध बोधमात्र स्वभाव के कारण 'विमला' है। सारे संसार 
को आप्यायित करने वाली परामृतमयी कला ही उसका आश्रय है। कहा 
गया है— 


“पीयूषवृष्टि वर्षन्ती बैन्दवी परमा कला' वह परमानन्द रूपिणी होती 
है। वह सर्वदा ऊर्ध्वं स्थित रहती है। वह्‌ चन्द्रकला सदृश है। वह परादेवी 
पूणं अमृतमय आनन्द रस से देदीप्यमान है ।” 

इसीलिये सृष्टि में अभिनव शक्ति का उल्लास होता है। सृष्टि सदा पूर्ण 
अमृत आनन्द सें परिपूर्ण और प्रभावमयी होतो है, बाहरी रूप से दीप्तिमंत 
रहती है और स्वातन्त्रयरूप मह अर्थात्‌ तेज से ऊर्जस्वल होती हैं। जननी को 


हू १] प्रथममाह्निकम्‌ ११ 


जनयति भावसंहारम्‌-इति 'जनकः' अभिरूपः परः प्रमाता, स च 
'पञ्चानां' वामेश्यादिवाहशक्तीनां 'मुखेः' चक्षुरादीन्द्रयवृत्तिरूपेदवरिः 


“येन येनाक्षमार्गेण यो योऽर्थः प्रतिभासते । 
स्वाबष्टम्भबलाद्योगी तद्गतस्तन्मयो भवेत्‌ ॥' 


इत्यादिनीत्या तत्तद्विषयाहरणेन 'गुप्ता' स्वावष्टम्भबलेन परिरक्षिता रुचि: 
दीप्तियंस्यासौ, निखिलभावग्रसिष्णुतया समुद्दीपितपरप्रमातृभाव इत्यर्थः । अत 
एव 'भरिततनुः' तत्तद्भावसंचर्वणेन निराकाङ्क्षतोत्पादात्‌ स्वात्ममात्रविश्रान्त्या 
पूर्ण:--इत्यर्थ: । तदेवम्‌ अत्र ग्रन्थकृता सृ ष्ट्यादिक्रमत्रयरूपतामवभासयन्त्यपि 
तदतिवतंनेन परिस्फुरन्ती क्रमाक्रमवपुः परेव अनाख्या पारमेश्वरी संवित्‌ 
परामृश, इत्युक्तं स्यात्‌ । यदुक्तमस्मत्परमेष्ठिगुरुभिः- 


अभिनव सृष्टिमहा कहने का यही रहस्य है। “वह सृष्टि का सर्वदा विनोद करने 
वाली शक्तिमती माँ है । ' 


जनक अभिरूप परप्रमाता शिव है । वह भाव-संहार का प्रवर्तक है। बह 
'पञ्चवाह' सिद्धान्त स्वीकृत वामेशी आदि पाँच शक्तिरूपी मुखों से अथवा चक्षु 
आदि इन्द्रिय वृत्तियों के द्वार से विषयों का अपहरण करता रहता है । जयरथ 
इसी तथ्य का समर्थक इलोक दे रहे हैं-- 


“जिस जिस इन्द्रिय मार्ग से जो जो विषय प्रतिभासित होता है, 
अपने अवष्टम्भ के बल से योगी उसमें प्रवेश कर जाता है और तन्मय हो 
जाता है ।” 


विषय के ग्रहण की इस विधि के अनुसार यौगिक बल से पञ्चमुख गुप्तरुचि 
मात्र शंकर के और कौन हो सकता है ? सदा द्योतमान बाह्सृष्टि में अवष्टम्भ 
से योगी दीप्त रहता है । निखिलभावों का ग्रास करता है। इसका परप्रमाता 
भाव सदा उद्दीप्त रहता है । 


भरिततनु शब्द पूर्णता का बोधक है । भावों के प्रकाशन में ओर उनके 
उपसंहार में शङ्कुर का परमुखापेक्षित्व नहीं होता । उपसंहार की अवस्था 
में तो पूर्णतारूप स्वात्मविश्रान्ति होती ही है । अपने में विश्रान्ति की अवस्था 
को निश्चय ही भरित-शरीर वाला कहा जा सकता है । इस प्रकार ग्रन्थकार 
ने इस इलोक के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और संहार की क्रमिकता का 
अवभासन करने वाली श्रीकाली-शक्ति का उल्लेख किया है। ग्रन्थकार की 


१२ श्रीतस्त्रा्लोकः 


“कमत्रयससाश्रयव्यतिकरेण या संततं 
क्रमन्रितयलङ्कनं विदधती विभात्युच्चकः ।' 
“क्रमेकवपुरक्रमप्रकृतिरेव या द्योतते 
करोमि हुदि तामहं भगवतीं परां संविदम्‌ ॥' 
इति। 
अथ च (हृदय निजबलसमुद्भूतिलक्षणं तत्त्वं विशेषानुपादानात्‌ सर्वस्य 
सम्यक्‌ प्रस्योपाख्यारोहेण 'स्फुरतात्‌' विकसतात्‌-इत्यर्थः । तच्च कीदृक्‌ ? 
'तदुभय' इति तद्‌ आद्यार्धव्यास्यास्यमानं मातापितुलक्षणम्‌ “उभयं' तस्य 
यतू 'यामलम्‌? आद्ययागाधिरूढं मिथुनं तस्य परस्परौन्मुख्येन चमत्कारः 
तारतम्ययोगात्‌ “स्फुरित” सोल्लासो योऽसौ “भाव आकयविशेषः, तेन यो 


दृष्टि से वह अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण इन तीनों परिस्थितियों को 
अतिक्रान्त करती हुई उल्लसित होती है। वह क्रम, क्रमाक्रम और अक्रम 
अवस्थाओं में भी परिस्फुरित होने वाली पराशक्ति है। उसे अचिन्तनीय, 
अनिर्वचनीय और आख्या की सीमा में न आने के कारण अनाख्या शक्ति कहते 
हैं। ऐसी परमैश्वर्यसम्पन्ना पारमेश्वरी विमर्शमयी संविद्‌ शक्ति का परामर्श इस 
पद्य के माध्यम से किया गया है। 


जयरथ के गुरुदेव का यह कथन भी प्रासङ्गिक है-- 


“क्रम, अक्रम और क्रमाक्रम का शस्वत्‌ समाश्रय लेने के कारण 
श्रीकाली निरन्तर तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करती हुई उल्लसित होती है । 
यद्यपि 'क्रम' ही उसका शरीर है--प्रतीक है, फिर भी वह अक्रमदशा में भी 
विलसित रहती है। ऐसी सर्वैश्वर्यशक्तिमती परा भगवती काली को मैं (साधक 
या भक्त) अपने हृदय की अधीस्वरी संविद्‌ शक्ति के रूप में हृदयमन्दिर में 
प्रतिष्ठित करता हूँ” । 


अभिनबगुप्त पक्ष 

स्वात्म संविद्‌ के विमर्श से प्राप्त शक्ति की अनुभूति से सम्पन्न अभिनवगुप्त 
का 'हृदय' तत्त्व समग्र शेवशासन के आगमिक रहस्यों के उद्घाटन के लिये 
स्फुरित हो ( यह ग्रन्थकार की आकांक्षा है ) । 


माता और पिता दोनों के यामल स्वरूप को कल्पना में शक्ति-शिव- 
समन्वयरूप आदिम अन्तर्याग की अनुभूति प्रत्यक्ष स्फुरित होने लगती है। 


र १] प्रथममाह्विकस्‌ १३ 


'विसगंः क्षेपः कुण्डगोलास्यद्रव्यविशेषनिःष्यन्दः, स प्रकृतियंस्य तत्‌, अत 
एव च “अनुत्तरे' शवेतारुणात्मदेवतामयताद्यनुसन्धानेन पशुशुक्रशोणितवेल- 
क्षष्यादुत्कृष्टे 'अमृते' सारे 


इत्यक्त्या 'कुलम्‌' आकारो यस्य तत्‌ । कि तदुभयम्‌ ? इत्याह--जननी जनकश्च' 
इति। कीदृशी जननी ? 'विमलकलाश्रया' इति । 'विमला' इति वर्णकला 
“आश्रय? आलम्बनं यस्याः सा, विमलकलाभिधाना-इत्यर्थः । तथा 'अभिनव- 
सृष्टिमहा' इति । 'अभिनवस्य' श्रीमदभिनवगुपतस्य “सृष्टि' जन्म सेव 


“नन्दन्ति पितरस्तस्य नन्दन्ति च पितामहाः । 
अद्य माहेश्वरो जातः सोऽस्मान्सन्तारयिष्यति ॥' 


इत्याद्य॒क्तेः सत्ुत्रप्रसवेन कृतकृत्यतया चमत्कारातिशयकारित्वेन 'महः' उत्सवो 
यस्याः सा तथा । 


शिव-शक्तिूप तत्त्वों का परस्पर औन्मुख्य सृजन का आदि हेतु है । चर्या में 
माता-पिता की परस्पर उन्मुखताजन्य प्रजनन के चमत्कार से स्फुरित होने वाळे 
विभिन्न भौतिक भावों से जन्मरूपी 'विसगं' होता है । विसगं का अर्थ 'क्षेप' भी 
करते हैं । कुण्ड और गोल शब्दों के द्वारा आगमिक योनि-बीज-बिन्दु विसगं का 
ही आख्यान करते हैं। इसलिये हृदय उभययामलस्फुरित विसगंमय सिद्ध हो 
जाता है । 

शुक्र और शोणित (वीर्य और रज) में श्वेत रक्तकणों की दिव्य शक्ति के 
अनुसन्धान से एक अकलित अनुत्तर विचित्रता की अनुभूति होती है। इस 
बिलक्षणता के कारण वह अनुत्तर स्थिति अमृतमयी हो जाती है। ऐसी स्थिति 
में कुलम्‌ उत्पत्तिगोचरः' की उक्ति के अनुसार डिम्भ को कुलात्मक आकार 
प्राप्त होता है । 


जननी विमल कला का आश्रय लेने वाली है। विमल कला वर्णमाला 
का आश्रय सरस्वती लेती है । अतः अभिनवगुप्त की माँ सरस्वती के समान 
विदुषी है--यह व्यङ्गयार्थ यहाँ अभिप्रेत है । अथवा साक्षात्‌ सरस्वती ही माँ 
बनकर अवतरित हैं । 


२४ श्रीतस्त्रालोक: 


तथा जनकश्च कीदृशः ? ।पव्चमुखगुसतरुचिः' । “पद्ममुख:' सिंहः, सिंह 
गुप्तेति संज्ञया “रुचि? दीप्तिः सर्वत्र प्रथा यस्यासौ 
“तस्पात्मजश्चुखुलकेति जने प्रसिद्ध- 
श्चन्द्रावदातधिषणो नरसिंहगुप्तः ।' 
इति वक्ष्यमाणदृशा नरसिहगुप्तसंज्ञया ख्यात इत्यर्थ:। अस्य हि ग्रन्थकृतः 
श्रीनर्रासहगुप्तविमलाख्यौ पितरौ, इति गुरव: । 
“सन्ति (न्तो) हि पदेषु पदेकवेशान्प्रयुज्जाना: ।' 
इति नीत्या 'भीमो भीमसेन? इतिवद्‌ अत्रापि नर्रासहगुप्तसिह गुप्तपदयोः 
प्रयोग: । 


“अभिनव सृष्टिमहा' विशेषण भी स्वयम्‌ अभिनवगुप्त और श्रीतन्त्रालोक- 
सदुश अभिनव सृष्टि ( कृति ) के कारण उत्सवयुक्त अर्थ दे रहा है। कुल में 
अभिनव जेसा कुलोद्धारक पुत्र हो या श्रीतन्त्रालोक सदृश विश्ववाङ्मय में 
विश्रुत आकर ग्रन्थ की रचना हो--इससे बढ़कर कौन सा “मह! उत्सव हो 
सकता है ? 

इनके पितृचरण के सम्बन्ध में जो दो विशेषण हैं, वे इनके माता-पिता 
के नाम को ओर संकेत कर रहे हैं। शिव के समान कान्तिमान्‌ और शैवसमावेश 
से ओतप्रोत मेरे पिता नरसिंहगुप्त हैं--यह उनका अभिप्राय है। सिंहगुप्त से 
नरसिंहगुप्त का अर्थ भीम और भीमसेन की तरह लिया जा सकता है । 

“पद के एकदेश के प्रयोग से पुरे पद का बोध हो जाता है” । 

इससे यह स्पष्ट है कि साक्षात्‌ सरस्वती रूपा सिद्ध योगिनी माँ और 
साक्षात्‌ शङ्कुर के समान पिता के शिवशक्ति समावेश से मेरा जन्म है और मैं 
भी उभय यामल समावेश से स्वयं संविद्‌ स्वातन्त्र्य सम्पन्न शिवाद्वय विमर्श 
का प्रतीक हूँ । अतएव निखिल षडर्ध ( त्रिक) शास्त्र का सारसर्वस्व यह 
आकर ग्रन्थ साधिकार सम्पन्न कर सकने में समर्थ हँ--यह भी इससे व्यक्त हो 
जाता है। 

उभय यामलभाव विसर्ग और अनुत्तरामृतकुल इन विशेषणों में भी 
स्वात्मानुसन्धान और शुक्रशोणितवेलक्षण्य से विभूषित अमृतमय कुल (आकार) 
का संकेत है। इससे श्रीमदभिनवगुप्त का शारीरिक सौष्ठव, आध्यात्मिक 
उत्कर्ष और आधिदेविक दिव्य भाव कितना भव्य था, इसका स्वतः आकलन 


च... | जाता है। 


हु १] प्रथसमाह्लिकम्‌ १५ 


“मरतततुः' इति 
“शिवशषत्यात्मकं रूपं भावयेच्च परस्परम्‌ । 

न कुर्यान्मानवीं बुद्धि रागमोहादिसंयुताम्‌ ॥ 
ज्ञानभावनया सर्व॑ कर्तव्य साधकोत्तमैः ।' 
इत्याद्युक्तनीत्या द्वयोरपि शिवशक्तिसमावेशमयत्वाभिधानस्येष्टेः काकाक्षि- 
न्यायेन योज्यम्‌ । तदेवम्‌ एवंविधसिद्धयोगिनी प्रायपितुमेलकसमुत्यतया 

“तादृङ्मेलककलिकाकलिततनुर्यो भवेद्‌ गर्भे । 
उक्तः स योगिनीभूः स्वयमेव ज्ञानभाजनं भक्त: ॥।' 


भरिततनु शब्द में भरित शब्द पूर्णसमाविष्ट दशा का बोध कराता है । 
कहा भी गया है। कि 


“झ्ल-पुरुष को अपने शरीर में कभी भी मानव भाव नहीं रखना 
चाहिये । हमेशा खी को शक्ति और पुरुष को अपने को शिव मानना चाहिये । 
एक रस शिव का समावेश होना ही चाहिये। मानव भाव से रागमोह आदि 
मलों से आवृत होने का भय रहता है। साधक सत्पुरुषों का यह कर्त्तव्य 
है कि वे जो कुछ भी करें, ज्ञान की भावना से प्रकाश के परिवेश में रह 
कर करें” । 

इस नय के अनुसार अनुत्तर अद्वयवाद के ज्ञानात्मक प्रकाश से तादात्म्य 
की योग्यता साधक में आती है । अपने योग्य शक्ति-शिवरूप माता-पिता से 
उत्पन्न और उसी सम'्वेश दशा में स्वयं रहने वाले अभिनवगुप्त अपने अन्दर 
भी उस योग्यता का संकेत यहाँ करते हैं । काकाक्षि न्याय से दोनों ओर 
जाने वाली दृष्टि की तरह माता-पिता के साथ पुत्र पर भी यह अर्थ लागू 
होता है । 


इस प्रकार सिद्ध योगिनीरूप माँ और पंचमुखरूप शिव पिता के सकल 
संघट्ट से अभिनवगुप्त के जन्म के सम्बन्ध में यह श्लोक चरितार्थ होता है-- 
“गर्भावस्था में जो शिशु ऊपर कहे अनुसार यदि यामल कला से कलित होता 
है, उसे शेव शासन में योगिनीभूः कहते हैं । ऐसा भाग्यशाली बालक स्वयं शेव 
परमप्रकाश का पात्र होता है और भक्त होता है” । 

सम्पूर्ण त्रिक दर्शन के रहस्यों के उद्घाटन का अधिकार इन्हें है--यह 
सिद्ध हो जाता है। 


१६ श्रीतन्त्रालोक 


इत्युक्तनोत्या स्वात्मनि निरुत्तरपदाद्वयज्ञानपात्रतामभिदधता ग्रन्थकृता 
निखिलषडधंशास्त्रसारसंग्रहभूतग्रन्थकरणेऽप्यधिकारः कटाक्षीकृतः। अत्र च 


परिवारपक्ष : जननी-- 


श्रीमदभिनवगुप्तपादाचाय की माता का नाम बिमलकला. ( विमला ) 
और पिता का नाम नरसिंहगुप्त था। माता और पिता प्रत्यक्ष देवता होते हैं । 
किसी माङ्गलिक कार्य के प्रारम्भ में माता-पिता का स्मरण आवश्यक है । शेव 
दर्शन में 'शक्ति' माता के रूप में और 'शक्तिमान्‌' पिता के रूप में मान्य है । 
“विमलकला' शक्ति का पर्यायवाचो शब्द है । 'पञ्चमुख' पाँच कृत्य करने वाले 
शिव का बोधक शब्द है। सिंह भी पञ्चमुख होता है। इन्हीं दोनों शब्दों के 
माध्यम से इलेषानुप्राणित मङ्गल श्लोक की रचना की गयी है । 


पुत्र माता पिता का यामल रूप होता है। सृष्टि शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
का यामल संघट्ट हो है। प्रस्तुत इलोक में 'भाव-विसर्ग', 'अनुत्तरामृतकुल' और 
“हुदय' शब्दों को इसी परिवेश में प्रयुक्त किया गया है। अमृतत्व के संस्फुरण 
की आकांक्षा के प्रतीक इस श्लोक में शेव अनुग्रह के साथ ही साथ शेव दर्शन 
का समस्त वस्तुतत्त्व उल्लसित है । 


इस इलोक में जननी के दो विशेषण दिये गये हैं । १--विमलकलाश्रया 
और २--अभिनवसश्टिमहा । प्रथम विशेषण का अर्थ है--विमल कला का 
आश्रय लेने वाली, ललित कला की पक्षधर, कला की आलम्बन अर्थात्‌ तत्पुरुष 
और बहुत्रीहि समासों के अनुसार अत्यन्त उच्चकोटि की सहृदया, वात्सल्यमयी 
माँ और उदात्त चरित्रवती, विश्वाकलन समर्थ माता। 


भाता हमेशा 'मल' ( ऐसे आवरण या दोष जो 'स्वबोध' में बाधक होते 

हैं, उनसे ) रहित होती है। मलों को दूर करनें की कला का आलम्बन बनती 

है। शाख्न में परम शिवशक्ति संघट्ट के शाश्वत विमर्श की अनुभूति का बडा 

महत्त्व है। विमशं के स्वभाव में कर्तुत्व का भाव अहंप्रत्यवमर्श की दशा में 

रहता है। विमर्श की स्वाभाविक विधि को ही जयरथ कला मानते हैं। माँ 

इसी का आश्रय लेती है और शुद्ध स्वातन्त्र्य शक्ति के प्रतोकरूप में प्रत्यक्ष 
होती है । इसीलिये उसे बिमलकलाश्रया कहते हैं । 

दूसरा विशेषण है--अभिनवसृष्टिमहा--'अभिनव' नामक पुत्र आदि सृष्टि, 

जन्म, मह = उत्सव अर्थात्‌ अभिनवगुप्त के जन्म से प्रसन्न अथवा पुत्रजन्मोत्सव 

मनाने वाली महनोया माँ। इन दोनों विशेषणों के माध्यम से श्रीमदर्भिनवगुप्त 


i १] प्रथममाह्निकम्‌ १७ 


संभवन्त्यपि व्याख्यान्तराणि न कृतानि, ग्रन्थगौरवभयात्‌ प्रक्ृतानुपयोगाच्च । 
केषांचिदपि व्याख्यान्तराणामासमञ्जस्यमतीव संभवदपि न प्रकाशितम्‌। 
एवं हि-- 

२०००० ० ० ००००० ७००००००००७: तस्यं हेतु न चाचरेत्‌ १ 
इति वक्ष्यमाणदुशा स्वात्मनि समयलोपावहं महात्मनाम्‌ महागुरूणां 


ने उस समय की नारीका प्रतिनिधि चित्र प्रस्तुत किया है। मातृत्व का 
उच्चस्तरीय स्वरूप यहाँ अभिव्यक्त है। अभिनव पुत्र को या अभिनवसदृश 
पुत्र को पाकर कौन माता उत्सव मनाने से दूर रह सकती है ? अभिनव अर्थात्‌ 
आदि सृष्टि में शुद्ध अध्वा का उल्लास रहता है। यह मान्य है कि “शुद्ध 
अध्वा में स्वयं शिव ही कर्ता होते हुँ" इस नीति के अनुसार शिव के साक्षात्कार 
के कारण 'मह' अर्थात्‌ सर्वाङ्गसम्पूर्णता सिद्ध शेव ऊर्जा का उल्लास उसमें 
होता है । 

इस अद्वय त्रिक सिद्धान्त परम्परा में परम शिव परमेश्वर ही अपने 
स्वातन्त्र्य स्वभाव के कारण आभासनमात्र रूप से अपने से अतिरिक्त न रहते 
हुये भी अतिरिक्त रूप से जगत्‌ को भासित करते हैं। इसलिये दूसरे की अपेक्षा 
से रहित जो उनका स्वातन्त्र्य का स्वभाव है--वही जगत्‌ का कारण है--यह 
शास्त्रकार मानते हैं। अविद्या और वासना से वही भेद, भेदाभेद के विकल्पों 
से उपहत हो जाता है । इसलिए वह जगत्‌ के वैचित्र्य का साक्षात्‌ निमित्त नहीं 
होता । उसकी स्वातन्त्र्य शक्ति ही निमित्त बनती है । 

इसील्यि यद्यपि चिद्‌-आनन्द आदि अनन्त शक्तियों से शिव सम्पन्न है, 
फिर भो शक्ति में ही स्फुरण होता है । स्फुरण में शक्ति का प्राधान्य तो 
स्वाभाविक रूप से मान्य है ही। इसी आधार पर आगे भी कहेंगे कि-- 
“भगवान्‌ स्वातन्त्र्य शक्ति से ही युक्त है”--यह आञ्जस ( तात्त्विक या 
त्वारित्यमय ) विधि है । अर्थात्‌ मातृ शक्ति का ही यह प्रभाव है कि इस 
आश्चर्य मञ्जूषा का प्रादुर्भाव होता है । 

परिवारपक्ष: जनक--पिता । पिता के अर्जस्वल व्यक्तित्व का वर्णन 
बड़ा ही व्यञ्जनात्मक है । 'पशञ्ममुखगुप्तरचि' यह उनके पिता का प्रथम विशेषण 
है । पञ्चमुख सिंह को कहते हैं । सिह साक्षात्‌ धर्म का स्वरूप होता है और 
सर्वेश्वरो शक्ति का संवाहक है, वह शक्ति से ही गुप्त ( रक्षित ) भी होता है। 
परिणामतः उसकी रुचि ( दीप्ति ) बढ़ जाती है। वह प्रकाश (ज्ञान) का 

श्रोत० —२ 


१८ श्रीतन्त्रालोकः 


निन्दाबीजमासूत्रितम्‌,-इति भवेत्‌, को नाम शान्तिकर्मारभमाणो वेतालो- 
त्यापनं कुर्यात्‌, इह चास्माभिस्तद्व्याख्यासारोच्चयनस्येव प्रतिज्ञातत्वात्‌ तदेव 
क्रियते,--इति तदितरत्‌ स्वयमेव सर्वत्रासारतया चिन्वन्तु सचेतसः--इत्यलमने- 
नापि वचनेन, प्रस्तुतमिहाभिदध्मः ॥१।। 


पुञ्ज हो जाता है। उसका ओजपूर्ण व्यक्तित्व विश्व के उल्लास का प्रतीक बन 

| जाता है । इस एक ही सामासिक पद में पिता के उदात्त चरित्र का, उनके प्रौढ़ 
मुखमण्डल का, शक्ति के उपासक होने का और योग्य पिता के योग्य पुत्र होने 
का हुदयहारी अभिव्यञ्जन है । 


पिता का दूसरा विशेषण है-भरिततनु । सभी अभावों से रहित और 

| पूरी तरह भरा-पूरा सुडौल शरीर ही भरित होता है। मांसल, पूर्ण स्वस्थ, 
आकर्षक, गृढजत्रु, अत्यन्त उदार और शिवत्व का साक्षात्‌ निदर्शन पुरुष ही 
॥ भरिततनु होता है । 
| “भरित' का अर्थ होता है-समस्त विकल्पात्मक इच्छाओं की समाप्ति 
| के अनन्तर अपने अखण्ड भाव से परिपूर्ण । 'तनु' का अर्थ स्वभाव है। जिस 
| व्यक्ति में अखण्ड बोधात्मक स्वभाव हो, वही भरिततनु हो सकता है। वह 

परमुखापेक्षी नहीं होता है-स्वतन्त्र होता है। शिव ही ऐसा है। अभिनव के 
| पिताश्री भी ऐसे शिवत्व से संवलित थे । 
| 


पञ्चमुखरुचि शब्द भी इलेषार्थ विशिष्ट है। चितु-आनन्द-इच्छा-ज्ञान और । 

ला क्रिया रूप शक्तियाँ ही शैवी मुख कहलाती हैं । इन शक्ति रूप मुखों से "गुप्त | 
सुरक्षित या परिपूरित रुचि ( कान्ति-इच्छा-अभिलाष ) वाला शिव अथवा शिव 

सदृश पिता होता है। वह पद्मकृत्यों को करने में समर्थ होता है । | 


जयरथ विस्तार से बचना चाहते हैं। इसलिये कहते हैं कि अन्य कई 
प्रकार की व्याख्याओं की सम्भावना के बावजूद मैं उतका प्रकाशन नहीं कर 
रहा हूँ । इससे ग्रन्थ में गौरव का भय है। साथ ही बे व्याख्यायें उपयोग में 
| लाने लायक भी नहीं हैं । “शान्ति कर्म का आरम्भ करने वाला 'वेताल' को 
जगाने की विपत्ति क्यों मोल लेगा?” इस उक्ति के अनुसार मैं जयरथ भी | 
| | अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वही कर रहा हूँ। मेरा निश्चय है कि मैं वस्तु तथ्य 
| को उद्घाटित करूँ । इसलिये मैं विभिन्न अर्थों की उद्भावना के लिये सहृदय 
| समाज और सचेता सत्पुरुषों का आवाहन करता हूँ कि वे ही सार-असार का 
| परिचयन करें ॥१॥ 
॥ 


॥ अजननससन-तन-ीणग-ग2#2#ग#ग#गनननननननननननननननननननननमनमननन__ननमननननमनमन्‍मनन्‍+-नम-मममममममननमम_ा-_न_नन--मम मनन +न+++ नम न dd जा सन 2 - म eC = कळ्या Fe 


चै २] प्रथममाह्विकम्‌ १९ 


तदेवं परं त्रिकं परामृश्य परापरमपि पराम्रष्टुमुपक्रममाणः प्रथमं तावत्‌ 
परां देवीं परामृशति, 


नौमि चित्प्रतिभां देवों परां भेरवयोगिनोम्‌ । 
मात्‌मानप्रमेयांशशुलाम्बुजकृतास्पदाम्‌ ॥ २॥ 


'परां' पूर्णाम्‌, अत एव भिन्नमपि जगत्‌ स्वात्मनि अभेदछपतया पाल- 
यन्तोम्‌ अनन्योन्मुखतया च प्रकृष्टां 


“या सा शक्तिजंगद्धातु' कथिता समवायिनी ।' 


इत्याद्युक्त्या “भैरवयोगिनीं' नित्यमेव परभ्रमात्रवियुक्तत्वात्‌ तदात्मभूताम्‌, 
अत एव 


“इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ।' 


पहले इलोक में “पर” त्रिक का परामर्श कर परापर स्वरूप का विचार 
करने के पहले परा देवी का परामर्श कर रहे हैं -- 


माता, मान और मेय रूप बाहर उल्लसित (अरा वाले) शूलों पर 
(आकलित, भोन्मनम) अम्वुजों पर विराजमान परा भैरव योगिनी चित्प्रतिभा 
देवी को मैं (सश्रद्ध) प्रणाम करता हूँ ॥ 


अनुत्तर अमृतत्व से ओतप्रोत हृदय के संस्फुरण की स्थिति में सर्वप्रथम 
श्रद्धा का उदय होता है । ग्रन्थकार को चित्प्रतिभा की दिव्यता का साक्षात्कार 
हो रहा है। वह जिस यामल सामरस्य के स्तर पर बेठा हुआ है--प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रहा है--परा अर्थात्‌ पूर्ण विशवोत्तीर्णा किन्तु विश्वमयता को, 
स्वात्म में अभेद रूप से धारण करने वाली शक्ति को, वह अनुभव कर रहा है, 
साक्षात्‌ परप्रमाता भैरव रूप शंकर से सदा समवायिनी, शाश्वत संयुक्त 
रहने वाली शिवा को, चिति की चेतन्य प्रज्ञा को, शाश्वत उल्लास की 
दिव्यता को और प्रमाता-प्रमाण और प्रमेय रूप तीन अरो वाले शूलकमलों 
पर शोभायमाना माँ को । ग्रन्थकार मात्र अनुभव ही नहीं कर रहा है, अपितु 
इसका चमत्कार प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहा है-अतएव मन्त्रमुग्ध होकर 
वह नमन कर रहा है॥ 


चित्रतिभा का अर्थ चेतन्यात्मक इच्छा है। इच्छा हो प्रतिभा है, 
प्रज्ञा है। आदिम स्पन्दन के बार-बार उल्लसित होने की आकांक्षा है। 


२० श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याद्युक्त्या चिद्रपा चासौ 'प्रतिभा' प्रज्ञा ताम्‌ आद्योच्छलत्तात्मकत्वेन 
बहिरुल्लिलसिषास्वभावाम्‌, अत एव 'देवीं' प्रमातुरपि विश्रान्तिधामत्वात्‌ 
प्रमितिखूपतया द्योतमानामु, अत एव बहिरपि प्रमातृप्रयाणप्रमेयाण्येव 'अंशा' 
अरारूपा भागा यस्य 'शूलस्य' तत्र यानि भौन्मनसानि अम्बुजानि, तत्र 
'कृतास्पदां' तदुत्तीर्णतया भासमानां 'नौमि' देहप्राणादिप्रमातृरूपन्यगभावेन 
तत्स्वरूपमाविशामि- इत्यर्थः ॥ २॥ 

एवमुक्तेऽपि परास्वरूपेऽपरास्वरूपमनभिधाय, तदुभयमयस्य परापरः 
स्वरूपस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ क्रमप्राप्तां परापरां देवीं परिहृत्य, प्रथमं तावदपरां 
देवीमभिमुखयति 


नोमि देवों शरीरस्था नृत्यतो भेरवाकृतेः । 
प्रावृण्मे घघनव्योमविद्युल्लेखाविलासिनीम्‌ ॥ ३॥ 


उस इच्छा शक्ति का यही प्रभाव है। प्रमिति रूप से प्रमाता शिवको भी 
विश्रान्ति देने वाली विद्योतमाना महादेवी वहो है। प्रमाता, प्रमाण और 
प्रमेय रूप अंशों अर्थात्‌ अराओ से युक्त श्री शेव शूल पर खिले औन्मनस कमल 
में वह निवास करती है । देह, बुद्धि और प्राण की परिधि में एक स्वरूप 
विस्मारक प्रमातृभाव पल रहा है। इस अशुद्ध अनात्म भाव को, बाह्य विलासा- 
सव रूप औपाधिक उन्माद को दूर कर परिष्कृत चित्प्रतिभा के पर परिवेश में 
समावेश करना ही उपासक की समस्या है, उसकी प्रमा है । प्रमा का रहस्य 
भी समावेश दशा में प्रवेश ही है। अर्थात्‌ ग्रन्थकार ग्रन्थ के आदि में शक्ति 
समावेश की दिव्यता से विभूषित होकर ही यह सारस्वत महा प्रयास कर 


रहे हुँ॥२॥ 


परा देवी के स्वरूप में अपरा स्वरूप को न कहकर, परापर स्वरूप का 
कथन नहीं हो सकता। इसलिये क्रम से प्रस्तुत परापरा देवी को छोड़ कर अपरा 
देवी को हो अपनी श्रद्धा अपित कर रहे हैं-- 


वर्षा के मेघ के घन घटाटोप से (आच्छन्न) आकाश में बिजली की कौंध 
के समान चमत्कारमयी नृत्यरत भेरव रूप शिव के स्वात्म में अवस्थित अपरा 
देवी को प्रणाम कर रहा हूँ ॥ 


| 
| 


क ३] प्रथममाल्विकम्‌ २१ 
नृत्यतो' “नर्तक आत्मा' ( शि० ३ उ० ९ सू० ) । 
इति शिवसुत्रदृष्ट्या निगृहितस्वस्वरूपावष्टम्भमूलं तत्तद्विव्ववेचित्यभूमिकाप्रपञ्चं 
प्रकाशयतो “भेरवाकृतेः' पूर्णस्वरूपस्य परमात्मनः 'शरीरस्थाम्‌' 
'एबंभूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः । 
जाता तदेव तद्वस्तु कुर्वत्यत्र क्रियोच्यते ॥' 
इत्याद्युक्त्या ततत्प्रमातृप्रमेयाद्यनन्ताभासवेचित्र्यकारितया स्वखूपाविष्टाम्‌, 
अत एव 'देवीं' जगदुल्लासनक्रीडाकारिणीम्‌ अपरां भगवतीं 'नौमि' इति 
सम्बन्धः । 

अत एव बहिरपि विश्वात्मना द्योतमानत्वेऽपि 
'मेदभावकमायीयतेजोंशग्रसनाच्च तत्‌ । 
सवंसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृत्‌ ॥' 


शिव-सूत्र है--'नर्तक आत्मा' । नर्तन का तात्पर्य है--अपने स्वरूप को 
सृष्टि के मूल में रखकर विश्व के उस विचित्र प्रपञ्च का प्रकाशन । ऐसी भेरव- 
आकृति, पूर्ण परमशिव के शरीर में स्थित-- 


“निर्माण ऐसा हो--उसका यह रूप इसके अनुसार, हो--इस इच्छा के 
बाद वह वस्तु बनती है । यही करने वाले की 'क्रिया' है” | इस उक्ति के 
अनुसार परा भगवतो भो प्रमाता प्रमेय आदि अनन्त जगत्‌ का आभास करती 
है और स्वरूप में हो समाविष्ट है। जागतिक उल्लास की ऐसी क्रोडा करने वाली 
अपरा स्वरूपा माँ है--वही मेरी नमस्य है । में उसको प्रणाम करता हूँ । 


इस तरह परा और अपरा दोनों रूपों में वही उल्लसित है और बाहर 
विइवरूप से विद्योतित रहने पर भो भेदभाव के अद्वंत को उजागर करती है । 
साथ हो साथ मायीय कश्मल को भी प्रकाशित करती है । परिणामतः माँ शक्ति 
'कृष्णपिङ्गला' बन जातो है । इसी अर्थ को यह इलोक व्यक्त करता है-- 


“भेदभाव को उत्पन्न करने वाले मायीय तेजस अंश को ग्रस्त करने के 
कारण तथा सर्व संहारकता को कइमलता को धारण करने के कारण वह 
तिमिरमयी आभा को भो उल्लसित करती है ।” 

यहो स्थिति काले मेघ और उसमें कौंधती बिजली की भी होती है । वह 
भी कृष्णपिद्धला होती है । ऐसी देवी भगवती में स्वात्मसमावेश से विश्व 
के रहस्यों का प्रत्यक्ष होना स्वाभाविक है । वर्षा ऋतु का विश्व जीवन में विशेष 


२२ श्रीतन्त्रालोकः 


इत्यायुक्तस्वरूपे परप्रमातर्येव विश्रान्तत्वात्‌ क्रषणपिङ्गलरूपाम्‌ इत्युक्तं 'प्रावृण्मेघ- 
घनव्योमविद्युल्लेलाविलासिनीम्‌' इति ॥ ३ ॥ 
अथ परापरोभयस्वरूपमयीं परापरां देवी परामृशति 
दीप्ञज्योतिइछटाप्लष्टभेदबन्धत्रयं स्फुरत्‌ । 
स्ताज्ज्ञानशलं सत्पक्षविपक्षोत्कर्तनक्षमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञाने 
'एवमेतदिदं वस्तु नान्यथेति सुनिश्चितम्‌ । 
ज्ञापयन्तो जगत्यत्र ज्ञानशक्तिनिगद्यते ॥' | 


महत्त्व है । गभुआरे मेघों के घने कसाव से आकाश भरा-भरा-सा हो जाता है । । 
मेघ शरीर में बिजलियों की कोंध ओर प्रकाश की चकाचोंध से दुनिया नहा 
उठती है । 


ठीक इसो प्रकार उल्लसित परापरा भगवती का चमत्कारातिशय भी 
आकलन का विषय है । वर्षा घन के समान व्योम विहारी नृत्यरत भैरव रूप 
भगवान्‌ के शरीर में परापरा भगवती की प्रकाशविमर्शमयो बिजली कौंधतो 
रहती है। ऐसी दिव्य शक्ति सम्पन्न देवी के स्वात्म में मेरे सर्वस्व का 
समर्पण ॥ ३॥ 

इसके बाद परा और अपरा दोनों रूपों वाली परापरा देवी का परामर्श 
कर रहे हैं-- 

ज्ञानशक्ति रूपी शूल अपनी प्रज्वलित ज्योति की छटा से भेद रूपी तीन 
बन्धनों को भस्म करने वाला है। शाश्वत स्फुरणशोल है। यह सत्पक्ष रूपी 
जगदानन्द और विपक्ष रूपी निजानन्द या निरानन्द को काट डालने में 
सक्षम है ॥ 

“यह वस्तु ऐसी ही है । दूसरे तरह की नहीं है--यह निश्चय है । इसका | 
ज्ञान कराने वाली शक्ति को ही ज्ञान शक्ति कहते हैं ।” | 

ऐसा होने पर भी इसके अन्तर में इच्छा और क्रिया शक्तियों का | 
भासूत्रण होता है। इसी कारण यह शक्तित्रितय त्रिशूलात्मक माना जाता है । 
इच्छा और क्रिया के विना वस्तु बन नहीं सकती । वस्तु के बनने पर ही उसका 
ज्ञान होगा । “यह तीनों भाव लोलीभाव से ज्ञान में विद्यमान रहते हैं। ज्ञान 
भी एक शूल है 


दु ४] प्रथममाह्लिकम्‌ २३ 


इत्याद्युक्तज्ञानशक्तिस्वभावमपि अन्तरासूत्रितेच्छाक्रियात्मकस्‌, अत एवं परा- 
पराशब्दव्यपदेश्यम्‌, अत एव तत्‌ 
'लोलीभूतमतः शक्तित्रितयं तत्त्रिशूलकम्‌ | 
इति वक्ष्यमाणनीत्या 'त्रिशूलम्‌' अत एव 'दोप्ताभि' अप्रतिहताभिः तत्तदिन्द्रिय- 
ृत्तिरूपाभिः ज्योतिश्छटाभिः 
यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्र तत्र विभुरेव जम्भते ।' 

इत्यादिनोत्या वक्ष्यमाणस्वरूपम्य भेदप्रधानस्य बन्धहेतुत्वाद्‌ बन्धरूपस्य 
आणवादिमलत्रयस्य  प्लोषकम्‌, अत एव स्फुरत्‌ शुद्धबोधेकरूपतया 


ज्ञान प्रदात्री इन्द्रियों की वृत्तियाँ ( विषय ग्रहण की शक्तियाँ ) हमेशा 
प्रज्वलित रहती हैं । वे अप्रतिहत हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। वे वृत्तियाँ 
दीप्त ज्योति की मानों छटायें हैं और यह सिद्धान्त ही है कि 


“जहाँ-जहाँ किरणें किलोल करती हुई दिखाई पड़ती हैं, वहाँ वहाँ 
स्वतन्त्र शिव ही उल्लसित होता है ।” 


ये ज्योति रदिमयाँ, आणव, मायीय और कार्ममल रूप तीनों बन्धनो को 
जलाकर राख कर देती हैं। 


पक्ष, विपक्ष, सपक्ष और सत्प्रतिपक्ष ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। पक्ष 
शब्द से व्याप्य का अन्य स्थानों में अन्वय का आधार भी ग्रहण करते हैं । 
जैसे 'जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ आग है' वाक्य में साध्य आग है । 'जहाँ- 
जहाँ अग्नि है, वहाँ-वहाँ धुभाँ है? इस वाक्य में साध्य घुआँ है । इस नियम 
में साहचर्य है, इसलिये यहाँ व्याप्ति मानी जातो है । व्याप्ति का आश्रय व्याप्य 
कहलाता है। धुआँ पर्वत पर है, इसलिये पर्वत पक्ष होता है । उसमें व्याप्ति का 
रहना पक्षधमंता है । 


एक व्यक्ति घर में बेठा है। यदि उसे बादल की 'गरज' सुन पडे, तो 
वह अनुमान करेगा कि लगता है कि आकाश में बादल हैं। यहाँ आकाश पक्ष 
हो जाता है। साध्य का जहाँ अभाव रहेगा, वह विपक्ष है । जेसे जलाशय में 
अग्नि का अभाव है । अतः जलाशय विपक्ष कहलाता है। 


ज्ञान सर्वत्र स्फुरित है। जहाँ-जहाँ ज्ञान है बहाँ-वहाँ बोध का स्फुरण 
है--प्रह व्याप्ति का नियम है। बोध के स्फुरण होने पर सर्वत्र परम प्रकाश 


श्रीतन्त्रालोकः 


स्फुरत्तासारम्‌, अत एव 'सनु' च असौ 'पक्षो' जगदानन्दस्तस्य “विपक्षाः' 
| तदप्रथारूपा निजानन्दाद्या आनन्दा अनानन्दाश्च तेषाम्‌ “उत्कर्तनं' पर्णप्रथा- 
| त्मकत्वेन क्षपणं, तत्र 'क्षमं' समर्थ 'स्तात्‌, इति वाक्यार्थः । तदुकतं । 


| 'जयन्ति जगदानन्दा विपक्षक्षपणक्षमाः । 
| परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचयः ॥' 


| इति ॥४॥ 


का साक्षात्कार होता है । जिस समय साधक को जगत्‌, इसकी सत्ता और इससे 
प्राप्त सुध का अनुभव होता है, वह पक्ष हो जाता है । जहाँ अपूर्णता है, 
प्रथम का अभाव है, सुख है भी और नहीं भी हे--वह विपक्ष हे । ये दोनों 
अवस्थायें वस्तुतः बोध के वास्तविक स्फुरण की अवस्था से विपरीत हैं । 
| बोध ही ( ज्ञान का त्रिशूल हो ) इन दोनों विपरीत अवस्थाओं को नष्ट कर 
|| ; सकता हे । 


यह नित्य स्फुरित है । क्योंकि शुद्धबोध रूप है। जब बोध का जागरण 
| होता है, तो यह स्पष्ट हो जाता हे कि, सत्ता के पक्ष से आने वाले आनन्द, 
विपक्ष अर्थात्‌ अनस्तित्व या अप्रथात्मक आनन्द, जो कई प्रकार के ( जागतिक 
निरानन्द, निजानन्द आदि श्रमात्मक ) होते हैं; उन आनन्दों के उत्कर्त्तन में 
अर्थात्‌ उनके वास्तविक रूप के उत्घाटन में वह समर्थ होते हैं । 


इसीलिये सत्पक्ष अर्थात्‌ अस्तित्व का प्रतीक जगत्‌ भौर उसका आनन्द 
अर्थात्‌ जगदानन्द, एवं विपक्ष अर्थात्‌ संकुचित निजानन्द आदि आनन्दों का 
| उत्कत्तन करने में समर्थ हों । यहाँ उत्कर्त्तन से अभिप्राय हे--पूर्ण प्रथात्मक 
|| स्थिति में ला देना । इन्हीं अर्थो को यह इलोक भी व्यक्त करता है-- 
| “जगदानन्द रूप पक्ष और निजानन्द रूपी विपक्षों को काट कर निरस्त 
| करने में समर्थ परमेश्वर शिव के मुख से प्रकाशित होने वाली ज्ञान रूपी 
| चन्द्रमा की ये किरणें जयनशील हैं ।'” 


प्रस्तुत श्‍लोक में भगवती परापरा का परामर्श प्रस्तुत हे । ज्ञान शक्ति 
इच्छात्मक और क्रियात्मक भी होती हे । इसीलिए यह शक्ति परा और अपरा | 
| उभय स्वभावात्मक मानी जाती हे । साथ ही ज्ञान-इच्छा और क्रिया शक्ति के 
| | सह-स्फुरण के कारण यह त्रिशूल भी हे। ज्ञान में तीनों का लोल उल्लास 


ब्र ष्‌] प्रथममाल्विकम्‌ २५ 


इदानीमपरमपि त्रिकं पराम्रष्टुमाह 
स्वातन्त्र्जञक्तिः क्रमसंसिसुक्षा 
क्रमात्मता चेति विभोविभूतिः । 
तदेव देवोत्रयमन्तरास्ता- 
मनुत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्‌ ॥५॥ 
“स्वातन्त्र्यख्पा शक्ति” यस्यास अनन्तशक्तिर्भगवान्‌ शिवः, ‘कमस्य’ 


शाश्वत रूप से रहता है । ज्ञान प्रकाशात्मक होने के कारण निरन्तर दीप्तिमन्त 
रहता है। इसकी हमेशा प्रज्वलित ज्योति की आभा में आणव कार्म और 
मायीय रूप तीनों कर्मबन्धनो को भस्म कर देने की पूर्ण क्षमता होती है । 
शिवमुखचन्द्रमरीचिकी दोप्ति-छटा ही बोध। 
पक्ष विपक्ष सपक्ष का नाशक है-यह शोध ! ॥४॥ 


अब त्रिक के अपर रूप का परामर्श कर रहे हैं - 


स्वातन्त्र्य शक्ति (शिव), क्रम के सर्जन की इच्छा और भेद प्रधान 
क्रमात्मकता यह तीनों बातें विभु की विभूतियाँ हैं। यही तीन देवियाँ हैं। 
( ये तीनों ) मेरे अनुत्तर 'स्व' रूप को प्रथित करती हुई मेरे अन्तस्‌ में ( ऐक्य 
भाव से स्फुरित हों। 

सर्वं समर्थं विभु भगवान्‌ भवानी शंकर की तीन विभूतियाँ अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । १- स्वातन्त्र्यशक्ति, २--देश और काल के रूप में व्यक्त विश्व- 
वेचित्र्य के सुजन की इच्छाशक्ति और ३-अनन्त-अनन्त रूपों में भासमान 
संकुचित आत्म छप को अभिव्यक्ति में विभूषित क्रमात्मकता । इसे दूसरे शब्दों 
में 'नरशक्तिशिवात्मिका' भो कहते हैं। यही भगवान्‌ विभु की महाविभूति है । 
इन दिव्य शक्तियों को 'देवोत्रय' शब्द से अभिहित किया गया है । 

यह देवीत्रय का अनुग्रह है कि अपना ही इस प्रकार के विस्तार होने के 
बावजूद भी 'स्व' के अनुत्तर रूप का तिरोधान नहीं हो सका है। अर्थात्‌ इस 
बाह्य उल्लास की स्थिति में मेरा वास्तविक रूप प्रकाशित है और यह प्रथन 
हा देवियों द्वारा हो रहा है। यह तोनों मेरे अन्तरैकातम्य भाव से स्फुरित 

॥ 


'स्वातन्त्र्य' जिसकी शक्ति है, वह शिव है । क्रम का भी ( प्रकाशन वही 
करते हैं ) - 


२६ श्रोतन्त्रालोकः 


'मूतिबचित्रयतो देशक्रममाभासयत्यसों । 

क्रियावेचित्र्यनिर्भासात्‌ कालक्रममपीश्वरः ॥' (ई० २।१।") 
इत्याद्युक्तनीत्या देशकालात्मनो विश्वबैचित्र्यस्य सर्गस्य, सम्यग्भेदेन 'सिसूक्षा' 
जगत्सृष्टिनिमित्तं पारमेश्वरी इच्छारूपा शक्तिः, “क्रमात्मता' 

“क्रमो भेदाश्रयो भेदो$प्याभाससदसत्वतः ।' (ई० २1१४) 
इत्यादिनीत्या भेदप्रधानं तत्तदनन्ताभाससंभिन्न॑ संकुचितात्मरूप॑ नरत्वम्‌, 
इत्येवं येयं नर-शक्ति-शिवात्मिका 'विभोः' भगवतः परस्यानुत्तरस्य प्रकाशस्य 
“विभूतिः” तत्ततस्फुरणास्मत्वेन ऐश्वरयं 'तदेव' क्रमेण तत्स्फारसारत्वात्‌ समनन्त- 
रोक्तस्वरूपं दिवीत्रयं परप्रकाशात्मकत्वात्‌ ‘अनुत्तरं’ 'स्व॑' सवंकर्तृत्वादेरसाधारणं 
'रूपं' 'प्रथयत्‌' तत्तदभेददशोदयेऽप्यतिरोदधत्‌ मम आत्मनः 'अन्तरास्ताम्‌' 
ऐकात्म्येन स्फुरतात्‌-इत्यर्थः ॥५॥ 

एवं स्वदर्शनोचितदेवतापरामर्शानन्तरं तत्स्वरूपातुप्रवेशेनेव युगपद्‌ 
गणेशवटुकावपि अभिमुखयति 


“मूर्ति के वैचित्र्य से शिव देशक्रम का और क्रियावेचित्र्य के आभासन 
से काल क्रम का आभास करते हैं।” (ई. २।१।५) 

देश और कालात्मक विइव को विचित्रता से परिपूर्ण इस सृष्टि की 
निर्मिति परमेश्वर को इच्छा से ही होती है । 


“क्रम सर्वदा भेद का आश्रय होता है। मेद भी आभास को सत्‌ असत्‌. 


स्थिति पर निर्भर होता है” । (ई. २।१।४) 


इन तीन नियमों के अनुसार भेद प्रधान अनन्त आभासों में भासमान, 
संकुचित आत्म रूप ही 'नरत्व' कहुलाता है । यह परमेश्वर की विभूति भी 
नर-शक्तिःशिवात्मिका होती है । यह अनुत्तर प्रकाश रूप विभु का ऐश्वर्य है । 
यही देवीत्रय है। प्रार्थना है कि अनुत्तर परमशिव अपने सर्वकर्तृल्व मय 
असाधारण स्वरूप का, जागतिक मेद को दशाओं में मेरे लिप्त होने पर भी, 
हि न होने दें और सदा मन में चिदेक्यानुभूति भाव से स्फुरित होते 
॥५॥ 


अपने दृष्टिकोण और आगमिक नियमों के अनुसार नरशक्ति शिवात्मक 
देवता का विचार करने के अनन्तर उसके 'स्व' रूपों में अनुप्रवेश को इच्छा से 
गणेश ओर वटुक इन दोनों का आकलन कर रहे हैं-- 


डे ६] प्रथममाह्िकम्‌ २७ 


तद्देवताविभवभाविमहामरीचि- 
चक्रेश्वरायितनिजस्थितिरेक एव । 
देवीसुतो गणपतिः स्फुरदिन्दुकान्तिः 
सम्यक्समुच्छलयतान्मम संविदब्धिम्‌ ॥६॥ 
एक एव अनन्यापेक्षतया निःसहायो 'गणस्य' करणचक्रस्य 
'दिनकरसममहदादिकगणपतितां बहति यो नमस्तस्मै ।' 


इत्यादिदृशा 'पति' अहङ्काररूपः प्रभुः, अत एव 'तासां' समनन्तरोक्तानां देवानां 
'विभवेन' परप्रकाशात्मना स्फारेण 


यत्तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभः कुसुमायते ।' 


उस दिव्य शक्ति सम्पन्न परमेश्वर के परप्रकाशात्मक विभव से भूषित, 
इन्द्रियों की मङ्गल मरीचियों से मनोज्ञ, चक्रेश्वर की तरह स्फुरित, स्वात्म में 
स्थित, एकत्व से विभूषित, चन्द्रवत्‌ सुन्दर और शाइ्वत स्फुरणशील, देवी के 
पुत्र गणपति मेरे संविद समुद्र को सम्यक्‌ रूप से समुच्छलित करें ॥ 


यहाँ गण का अर्थ करण है- इन्द्रियों का समूह । समूह रूप से वह एक 
है । उसे दूसरे की अपेक्षा नहों होती । अतएव वह निरपेक्ष है । वह स्वयं विश्व 
का सहायक है । उसक्री कोई सहायता नहीं करता । अतएव निःसहाय है । 
अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र है । कहा गया है कि 

“जो सूर्य के समान महत्‌ प्रकृति आदि पदार्थ समूह के गणपति (स्वामी) 
का भार वहन करता है-उसे नमस्कार है ।” 


गण का पति एक ही होता है। गणपति शब्द एकवचन है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसे किसो की अपेक्षा नहीं । किसो की मदद की जरूरत 
नहीं, वह अनन्य और अन्य निरपेक्ष परमेश्‍वर है । वह चक्रेश्वर है। सभी गण 
मिलकर एक चक्र बनाते हैं। भूतगण, तन्मात्रगण, इन्द्रियगण, अन्तःकरण 
मायापरिवार और शुद्धतत्त्व सभी गण हैं। इनका चक्रप्रतीक यह शरीर है। 
इसका स्वामी गणपति ही हो सकता है। वही चक्रेश्वर है। 'क' से लेकर 'स' 
पर्यन्त व्यञ्जन वर्ण गण का स्वामी 'क्ष' है । इसमें क्‌-सू प्रत्याहार का अध्या- 
हार होता है और यह वाङमय-पुरुष भी गणपति का स्वतः प्रतीक सिद्ध हो 
जाता है। 


२८ श्रीतन्त्रालोकः 


इति वक्ष्यमाणनीत्या भवनशीलाः तन्मयतया परिस्फुरन्त्यो या महामरीचयः, 
तत्तदिन्द्रियदेवताः तासां यत्‌ “चक्र' तत्रेशवरवदाचरन्‌ निजस्थितियों 'मम' 
आत्मनः 'संविद्‌? एव भनवगाह्यत्वात्‌ 'अब्धि:' 'सम्यक्‌' विषयकालुष्यविलायनेन 
ममन्तात्‌ सर्वत एव तत्तदिन्द्रियप्रसुतसंविद्द्वारेण 'उच्छल्यतात्‌' विकासयतात्‌ 


तदेकमयतामुत्पादयतात्‌¬इत्पर्थः । 


इसके अनुसार वह अहँ रूप प्रभु ही पति है। अतएव उन देवताओं के 
विभव से अर्थात्‌ पर प्रकाश रूप ऐश्वर्य के स्फार से “जो वहाँ विश्रान्त नहीं 
है--वह आकाश कुसुमवत्‌ हो है” । 

इस आगे चर्चित उक्ति के अनुसार उससे ही उत्पन्न होने वालो (भोर 
तन्मय भाव से स्फुरित) जो महामरोचि रूप इन्द्रिय देवियों का समूह (चक्र), 
उसके प्रति ईइवर (स्वामी) की तरह आचरण करने वाला है ओर स्वात्म में 
ही अवस्थित है । 

इन विशेषताओं से विशिष्ट ऐसा चक्रेश्वर, अनवगाह्य मेरे संविद्‌- 
समुद्र को विषयरूपो कलुषता को अच्छी तरह विनष्ट करता हुआ इन्द्रिय रूप 
से विस्तृत संविद्‌ के द्वारा ही विकसित करे अर्थात्‌ चिदेक्यानुभूति को प्रकाशित 
करे। 

समुद्र में जब उच्छलव होता है-उस समय दर्शक को चन्द्रमौन्दर्य की 
छटा का अनुभव होता है। इसीलिये उसे इन्दुकान्ति की तरह स्फुरणशील कहा 
गया है । वस्तुतः इस वर्णन में अपान व्याप्ति के रहस्य का उद्घाटन किया 
गया है । 

कोई ऐसा परमेश्वर ही संविद्‌ समुद्र में ज्वार को उद्वेलित कर सकता 
है । विना इस उद्देलन के श्रीतन्त्रालोक जेसे महान्‌ उपजीव्य शास्त्र का प्रकाशन 
हो केसे सम्भव है ? उसी परमेश्वर ने चक्रेश्वर के समान आचरण कर मेरे इस 
भौतिक घनत्व में दिव्यता के अमृत का तरलत्व भी स्पन्दित कर दिया है। 
इसीलिए उसको सन्नन्त प्रत्यय से अभिव्यक्त किया गया है । चक्रेश्वर का सबसे 
बड़ा गुण उसकी “निजस्थिति' है । यह पारिभाषिक शब्द है । जैसे श्रीम ड्भूगवद्‌- 
गीता में कृष्ण के माध्यम से भगवान्‌ द्वेपायन ने 'स्थितप्रज्ञ' 'स्वधर्म' 'स्वकमं' 
क्षेत्र इत्यादि नये शब्द का प्रयोग किया है-“निजस्थिति' शब्द भी प्रथमतः 
श्रीतन्त्रालोक के इस पद्य में प्रयुक्त है । स्व में स्थित रहने पर पशु भी पशुपति 
बन जाता है । दुर्गासप्तशतो में भी 'स्वस्थेस्स्मृता' शब्द का प्रयोग है । 'स्व' में 
संविद्‌ वपुष्‌ परमेश्वर स्थित रहता है। 


न ६] 'प्रथममाल्विकम्‌ २९ 


अब्धिसमुच्छलनसमुचितत्वाच्च 'स्फुरदिन्दुकान्तिः' इत्युक्तम्‌ । वस्तुतो हि 
अपानव्याप्तिरस्यास्ति इत्येवं निर्देश: । 

अथ च 'देवीसुतो' वटुको$प्येवंविधः, किन्तु शरीरस्य धवलिम्ना 'स्फुर- 
दिन्दुकान्तिः' । अस्य हि प्राणव्याप्तिरस्ति इत्येवं निर्दिशन्ति गुरव: । देवीसुत' 
इत्युभयोरपि कुलशास्त्रोचितोऽयं व्यपदेशः । तदुक्तम्‌ 


वह एक ही है । इस एकत्व में बहुत्व अन्तनिहित है । चक्रेश्वर एक ही 
हा सकता है । विधि का अधिष्ठाता और अधिपति वही है। उसके रू-ब-रू 
होकर लादू का प्रयोग तथा लाट्‌ में भी स्तात्‌ का प्रयाग कर तान्त्रिक दृष्टि का 
पूरा समीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है। देवों ओर दानवों ने मिलकर समुद्र 
का मन्थन किया था और उसमें अनपेक्षित पदार्थो का उल्लास हुआ । इस समुद्र 
मन्थन का एकमात्र अध्वर्यु एक ही है। संविद्‌ के समुद्र से उच्छलत भी संविद्‌ 
का ही हो सकता है । किसी अशुद्ध अध्वा के अशुद्ध तत्त्व का नहीं । 


यह ध्यान देने की बात है कि मूलाधार की कर्मेन्द्रिय गुदा और ज्ञाने- 
न्द्रिय नासिका है; किन्तु अन्य सारो इन्द्रियों की किरणों में इसी को ऊर्जा का 
उत्स है । यहो 'अपान व्याप्ति' का मूलमन्त्र है । 


ओर भी- देवीसुत तो वटुक भो है। वह शारीरिक अनिन्द्य सौन्दर्य से 
समन्वित गौरवं से उद्दीप्त होता है । इसीलिये वह 'स्फुरत्‌-इन्दुकान्ति' शब्द के 
माध्यम से कहा गया है । इन उक्तियो में प्राण व्याप्ति का रहस्य उद्घाटित है । 


गण प्राण ही है । 


गणपति प्राण की ऊर्जा का दूसरा नाम है। प्राण समस्त शरीर स्थित 
जोवन्त कोशिकाओं का, इन्द्रियों का स्वामी है । 'प्राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणता' के 
अनुसार संविद्‌ (देवी) का पुत्र प्राण ही है। उससे सम्वन्धित सभी इन्द्रियूपी 
देवताओं का विभव भी महान्‌ है। उनसे निरन्तर प्रकाश की किरणे फूटती 
रहती हैं । परिणाम स्वरूप प्राण भी चक्रेश्वर के समान अपनी स्वातन्त्य-सत्ता 
रखता है । यह सोमतत्त्व से भी समन्वित है और ज्योत्स्ना का विस्तार करता 
है। प्राण पुत्र का कर्तव्य है कि वहु अपने कारण रूप स्वात्म संविद्‌-समुद्र को 
हमेशा-हमेशा समुच्छलित करता रहे। यह प्राण व्याप्ति) की प्रक्रिया का 
संकेत है । 

गणपति मूलाधार चक्र है । उसके संकोच-विकोच-विधि से समस्त चक्रों 
में स्थित बीज मन्त्र रूपी देवताओं में एक विचित्र ऊर्जा फूटती है और सहस्रार 


३० श्रीतन्त्रालोकः 
'ेवीपुत्रोऽत्र वट्कः स्वशक्तिपरिवारितः। 


इति । 


इति च ॥६॥ 


तक प्रस्फुटित हो जाता है । ऐसा सोमरूपी अपान का आधार, कान्ति की सृष्टि 
करता है । वह संविद-समुद्र को सतत समुच्छलित करे । 
वस्तुतः संविद्‌ अगम होने के कारण अब्धि है । इन्द्रिय देवताओं का 
विभव भी परप्रकालात्मक संबिद्‌ शक्ति का उल्लास ही है। 
देवीसुत शब्द शास्त्र के अनुसार ही गणेश और वटुक दोनों अर्थो को 
व्यक्त करने के लिये ही प्रयुक्त है। कहा भी गया है— 
“देवीपुत्र बटुक अपनी शक्तियो के परिवार से समन्वित है तथा--विध्नों 
को दूर करने वाळे गणेश भी देवीपुत्र हैं।” 
देवीसुत के विभवगत आधार पर प्रकाश रूप से शाश्वत शक्तिस्फुरण 
की अनुभूति साधना का विषय है । यहाँ उसका मात्र संकेत है । उसको विधि 
अलग है, जिससे प्रकाश के उल्लास को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। 
यहाँ शारीरिक रचना मूलाधारचक्र, अपान व्याप्ति और प्राणव्याप्ति की 
ओर संकेत किया गया है । साधन और उपासना के द्वारा प्रकाश का सोमात्मक | 
उल्लास कैसे होता है, तथा संविद-समुद्र में ज्वार के समान उल्लास केसे होता 
है, इन प्रइनों का यहाँ समाधान भी है। | 
गणपति गणेश का पर्याय है । गणेश विघ्न विनाशक देवों में प्रथमत: 
पूज्य और पाँच उपास्य देवों में से एक हैं ये पार्वती के पुत्र हैं । 
दिव्य शक्तिमयी देवी का पुत्र होना विशेष अभिप्राय को प्रकट करने 
वाळा विशेषण है। गणेश के गण रूप से विख्यात देवताओं का भी महान्‌ 
ऐश्वर्य है। उनसे उत्पन्न पवित्र किरणों के कारण इनकी स्थिति चक्रेश्वर सी | 
हो जाती है। उनसे चन्द्रमा की शोतल रब्मियाँ फेलती हैं। ऐसे सोमतत्त्वा- | 
धिपति गणेश मेरे संविद्‌-समुद्र को अच्छी तरह उच्छलित करें-यह्ी 
प्रार्थना है । सोमतत्त्व का प्राधान्य 'अपान तत्त्व' की व्याप्ति का आधार है। 


क ७] प्रथममाल्विकम्‌ ३१ 


इहु खलु शाखादो 
५००५५०० ००००८९५००० “ल्रोतोभेद सख्यानमेव च्। 
प्रवतंयेद्‌ गुरं स्वं च स्तेयो स्यात्तदकीतंनात्‌ ॥' 
इत्याद्युक्तदृशा अवश्यमेव शास्त्रकारेः स्वगुर्वादे: कीर्तनं कार्यस्‌, अतश्च वक्ष्य- 
माणशास्नस्य कुलतन्त्रप्रक्रियात्मकल्वेन द्वेविध्येऽपि 


'नभःस्थिता यथा तारा न श्राजन्ते रवो स्थिते। 
एबं सिद्धाम्ततन्त्राण न विभान्ति कुलागमे ॥ 
तस्मात्कुलादृते नान्यत्संसारोद्धरणं प्रति 


इत्याद्युक्त्या कुलप्रक्रियायाः प्रक्रियान्तरेभ्यः प्राधान्यात्‌ 


'भेरव्या भेरवात्प्राप्तं योगं व्याप्य ततः प्रिये। 
तत्सकाशात्तु सिद्धेन मीनाख्पेन वरानने॥ 


कामरूपे महापीठे मच्छन्देन महात्मना ।' 
इत्यादिनिरूपितस्थित्या तदवतारक तुर्यनाथमेव तावत्‌ प्रथमं कीर्तयति 


कुलाम्नाय में कालोकुल और श्रोकुल की अवस्थायें साधक मनीषियों को 
अवश्य ही अनुभूत होती हैं। यहां प्रयुक्त 'देवोसुत” शब्द दोनों आम्नायों की 
विधियों का संकेत करता है। साधना स्थिति में जहाँ महाशक्ति का प्राधान्य 
होता है, वहाँ से दो दिशायें स्पष्ट दीख पड़ती हैं। पहली अमा दिशा और 
दूसरी राका दिशा । अमा की ओर के उल्लास में काली शक्ति और राका को 
ओर संविद्‌ स्फूर्ति में श्रोविद्याशक्ति की पीयूषवर्षा होती है। तारा इत्यादि 
महाविद्याओं के उत्स बिन्दु भी शक्ति समुल्लास के इसी परिवेश में हैं। इसोलिये 
श्री परम माहेश्वर जयरथ ने अपने विवेक भाष्य में 'कुलशाख्रोचितोऽयं 
व्यपदेशः’ के प्रसङ्ग में इनका संकेत दिया है ॥६॥ 


शास्त्र का सिद्धान्त यह है कि “उस स्रोत का उल्लेख किया जाय, जिससे 
उसकी उत्पत्ति है--जो उसका उद्गम विन्दु है । इसोलिये--'स्रोतोभेदं संख्यान- 
मेव च' के माध्यम से उसका प्रवर्तन कर रहे हैं। साथ ही अपनी गुरुपरम्परा 
का भी उल्लेख होना चाहिये । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वहु एक प्रकार से 


श्रीतन्त्रालोकः 


रागारुणं ग्रन्थिबिलावक्कोणं 

यो जालमातानवितानवृत्ति । 
कलोम्भितं बाह्यपथे चकार 

स्तान्मे स मच्छन्दविभुः प्रसन्नः ॥७॥ 


सा सकलकुलशास्त्रावतारकतया प्रसिद्ध: 


'मच्छाः पाशाः समाख्याताश्चपलाश्चित्तवत्तयः । 
छेदितास्तु यदा तेन मच्छन्दस्तेव कीतितः ॥' 


चोर माना जाता है।' दूसरों के विचार का जब उद्धरण दिया जाय -या 
उनकी कही बात की जाय--तो उनका प्रसङ्ग-पूर्वक कथन करना ही 
चाहिये । 

जिस शास्त्र का यहाँ प्रवर्तन हा रहा है, उसके दो विभाग हैं--या दो 
दृष्टियाँ हैं--१. कुल दृष्टि और २. तन्त्र दृष्टि । इसके द्वेविध्य में भो-- 


“जैसे सूर्य के चमकते रहने पर आकाश में राजमान तारे नहीं चमक 
सकते, उसी तरह कुलागम के प्रकाश के सामने सिद्धान्तवादी तन्त्रो की विभा 
अवस्य ही क्षीण हो जाती है। इसलिये संसार की सांसारिकता से उद्धार के 
लिये कुल दृष्टि के अतिरिक्त कोई माग नहों”--यह कहा गया है। इससे 
प्रक्रियान्तरों की अपेक्षा कुल प्रक्रिया को प्रधानता के कारण ही-- 


“जैरवी (पार्वती) द्वारा भैरव (शिव) से प्राप्त योग की व्याप्ति का अनुभव 
कर उससे ही 'मीन' नामक सिद्ध पुरुष महात्मा मच्छन्द ने हे सुमुखि ! 
कामरूप महापीठ में (यह दृष्टि अवतरित को)” इत्यादि । 


इस निरूपण से उस दृष्टि के प्रवर्तक महात्मा तुर्यनाथ का हो प्रथमतः 
कथन किया जा रहा है-- 

“सः? का अर्थ है सारे कुलशास्न के अवतरित करने के कारण प्रसिद्ध । 
'मच्छ' पाशों को कहते हैं । चित्त की चञ्चल वृत्तियाँ ही पाश हैं। उनके छेदन 
करने के कारण ही इन्हें मच्छन्द कहते हैं । 

इस कथन से मच्छन्द का स्वभाव ही पाह छेदन करने वाला है। 
परमेश्‍वर के समावेश से वे संवलित है । अतः “विभु' है । ग्रन्थकार कहते हैं-- 


॥ ७] प्रथममाह्निकम्‌ ३३ 


इत्याद्युक्त्या पाशखण्डनस्वभावो मच्छन्द एव परमेश्वरसमावेशशालित्वात्‌ 
'विभृः' मम प्रसन्नः 'स्तात्‌' स्वात्मदर्शनसंविभागपात्रतामाविष्कुर्यात्‌ इत्यर्थः । 
यो 'जालं' मत्स्यबन्धनम्‌, इन्द्रजालप्रायां च मायां 'बाह्मपथे चकार' 

'अष्टौ सिद्धा महात्मानो जालपृष्ठाः सुतेजसः ।' 


इत्याद्युक्त्या तुरीयतास्वरूपावहितत्वेन संकोचापहस्तनादनवधेयतां च 


वह मुझ पर प्रसन्न हों । प्रसन्नता से यहो तात्पर्य हो सकता है कि स्वात्मदर्शन 
के अनुसन्धान में मेरी पात्रता का प्रकटन करें | इन्होंने ही जाल को ( मत्स्य- 
बन्धन-इन्द्रजाली माया को ) “बाह्य पथ' में अर्थात्‌ हमारे प्रकाशपरिवेश से 
बाहर, कर दिया । कहा गया है-- 

“आठ जालपृष्ठ, तेजःसम्पन्न, सिद्ध महात्मा हैं” । 

इस उक्ति मे स्पष्ट है कि तुरोया वृत्ति में उन्होंने ही भवहित किया-- 
संकोच का अपहस्तन किया और सावधान बनाया । 'राग' दो हैं-गेरिक आदि 
द्रव्य और रागतत्त्व । दोनों से 'अरुण' लाल बनाया अथवा समस्त भेदों क्री 
इयत्ता और उनकी प्रसरात्मकता के दर्शन कराये । 'ग्रन्थि' जाल की गाँठों और 
मलात्मक पाश की गाँठों, 'बिलों'-जाल छेदों और भोगवाद से 'अवकोणं' 
व्याप्त, 'आतानवितानवृत्ति' अर्थात्‌ तानने और बटोरने में सरल तथा सृष्टि संहार 


तत्त्वों में युक्त 'कलया' चातुरी से या कला तत्त्व से उम्भितम्‌-आरम्भ किया- 
परिचित कराया । कहा गया है-- 


“माया रूप ही जाल होता है । कुल तत्त्व द्रष्टा उसका दारण करता है । 
जाळ नाडीसूत्रो से निमित और पुरे आकार का भी होता है । वह भुवन और 
इन्द्रियों से युक्त होता है । अच्छी गांठों से गठित रहता है। कलात्मक और 
लाल होता है” । 


इस पद्य में प्रयुक्त रागारुण, ग्रन्थिविलावकीर्ण, जाल, आतानवितानवृत्ति 
और कलोम्भित, ये सभी शब्द झ्लेषानुप्राणित हं । ये जाल पक्ष में और 
मायात्मक इन्द्रजाल समन्वित कुल प्रक्रिया पक्ष में भी अपने अर्थ का चमत्कार 
प्रदर्शित करते हैं । इनमें जाल शब्द विशेष्य है और अन्य शब्द विशेषण । संक्षेप 
में इनको इस प्रकार समझा जा सकता है-- 


जाल--मछलियों, पक्षियों अथवा बन्दर आदि पशुओं को पकड़ने का 
बन्धन । मूर्ख मछली गहरे जल में सुखी रहती है। पक्षी उन्मुक्त आकाश में 
श्रोत०--३ 


३४ श्रीतन्त्रालाक: 


निन्ये इत्यर्थ: । तच्च 'रागेण' गैरिकादिद्रव्येण रागतत्त्वेन च 'अरुणं' लोहिती- 
कृतस्‌ इयति गच्छति इत्यर्थानुगमात्‌ तत्तद्भेददशाप्रसररूप॑ च, तथा 
| 'ग्रन्थिभिः' बन्धनैः बिळे? च सलिलनिर्गमनस्थानेः 'ग्रन्थौ' मायाया द्वितीय- 
| स्मिन्‌ भेदे 'बिलैः' बिलाकाराभिः भगसंज्ञाभिर्भोगभूमिभिश्च 'अवकीर्ण' व्याप्तम्‌, 
तथा 'आतानवितानवृत्ति' आयामपा्द्वमानयुक्तं विश्वाकारत्वात्‌ सर्वतः प्रसरः 
द्रूपं च, तथा 'कलया' विच्छित्तिविशेषेण कलातत्त्वेन च अर्थास्क्षितिपर्यन्तेन 
“उम्भितम्‌' आरब्धम्‌ । यदुक्तम्‌ 


उड़ता हुआ भी अज्ञ बना रहता है। पशु पशुता की पाशबद्धता में वँधा ही 
रहता है। इसी तरह यह मानव सन्तान भी पाशबद्ध पशु और जालबद्ध पक्षी 
हो गया है । 

इस प्रकार जाल मनुष्य की अज्ञता में बँघे रहने के मायात्मक इन्द्रजाल 
का दोहरा अर्थ भी व्यक्त करता है। सारा जगत्‌ इससे बँधा हुआ ट्रै--यह 
स्पष्ट है। 

रागारुण--जाल लाल धागे से सुन्दर ढङ्क से बनाया जाता है, जिससे 
| 1 बह देखने में बड़ा मोहक लगता है । कीट पतङ्ग उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। 

मायात्मक इन्द्रजाल “राग' नामक कल्मष कञ्चुक से आकर्षक होता है। | 

उसकी अरुणिमा में अणु' उसी प्रकार उड़कर पड़ जाने को आकुल रहता हैं, | 
जैसे दीपशिखा पर पतङ्ग । अरुण का अर्थ भेद का सार भी होता है। रागभेद | 
के फेलाव से यह भरा होता है । | 

शीश हिलाकर दीपक कहता--ब॑न्धु वृथा ही तू क्यों जलता ?--पर वह | 
जल कर के ही रहता । कितनी विह्वलता है? इस रागारुणता में पड़ने की पशु 
को यही विह्वलता रहती है। | 

ग्रन्थिबिलावकीर्ण--जाल में गांठे होती हैं। गांठों के पास छिद्रों का | 
सौन्दर्य होता है । वे छेद पकड़ने वाले की अँगुलियों के छलना भरे आश्रय होते | 
हें । गाँठों और बिलों से भरे जाल से छूटना प्राय: असम्भव ही होता है । 

माया शक्ति ग्रन्थिप्रदात्री शक्ति है । जीवन को गाँठ में माया ही बाँधती | 
है। दुनिया के सारे आकर्षण सूत्र जीव मात्र को फंसाने के लिये मकड़ी के | 
जाले की तरह फेले हुए हैं। बांधते समय का बन्धन ही गाँठ बन जाती है । । 
। > ऊ | की तो बात ही मत कीजिये । संस्कत में भोग की भूमि को भग कहते हैं । 
भग योनि को भी कहते हैं। योनि कारण रूपा और रहस्यमयी होती है । यही अज्ञ 
अधम लोगों के लिये बिल बन जाती है । बिल से अणु सांस तो ले सकता है, 


र ७] प्रथममाह्निकम्‌ ३५ 


“मायारूपं भवेज्जालं दारयेत्कुलचिन्तकः । 
विश्वाकारं महाजालं नाडीसुत्रनियोजितम्‌ ॥ 
भुवनाक्षसमोपेतं तत्त्वग्रन्थिदृढीकृतम्‌ । 
कलारागयुतं चेव ,५०००० १००००००००१ ०००००००००० ००००००००००००००० पार 
इत्यादि ॥७॥ 
“श्रीमच्छीकण्ठनाथाज्ञावशात्सिद्धा अवातरन्‌ । 
च्यम्बकामर्दका भिख्यश्रीनाथा अद्वये हये ॥ 
हयाद्ये च निपुणाः क्रमेण शिवशासने । 
आद्यस्य चान्वयो जज्ञे द्वितीयो दुहितृक्रमात्‌ ॥ 
स चार्धत्र्यम्बकाभिख्यः सन्तान. सुप्रतिष्ठितः । 
अतश्चार्धचतस्रोऽत्र मठिकाः सन्ततिक्रमात्‌ ॥' 


पानी को तरह बाहर नहीं निकल सकता । कुलसाधना से तरलता पाकर 
कोई भाग्यशाली साधक ही इस बिल से निकल सकता है । 


आतान-बितानवृत्ति- जाल फैलाई और समेटो भी जा सकती है। 
मछुवा जाल को दूर फेंककर फेला देता है । फँसी मछलियों के साथ उसे समेट 
भी लेता है । इसी प्रकार माया शक्ति ने इसे विश्व रूप में आतानित कर दिया 
है, फेला दिया है। 'आ' और 'वि' उपसर्गों द्वारा इस फेले महाप्रसार और 
इसे समेट लेने की शक्ति की ओर संकेत किया गया है । 

कलोम्भितम्‌-( कला + उम्भित ) कलाबाजियों से भरा हुआ जाल 
होता है । जमीन में गाड़कर ऊपर से दाना फेलाकर कबूतरों को पकड़ने की 
प्रसिद्ध कहानी पञ्चतन्त्र में आतो है । 

कला--पञ्चकञ्चुकों को एक कञ्चुक है । कला तत्त्व से ही अशुद्ध 
अध्वामय पृथ्वी पर्यन्त-पार्थक्य प्रथा--प्रक्रिया की पुरातन प्रवृत्ति प्रवतित है । 
इस कला तत्त्व का यह आकलन कुलात्मकता को अलंकृत करता है। इसी सें 
यह उम्भित है-पूर्ण है--आरम्भित है । 


मच्छन्दविभुका मानवता को यह महान्‌ अवदान है कि उन्होंने इसे 
सबके लिये सुलभ बना दिया । भीतर पड़े जाल को बाहर लाकर उसके स्वरूप 
से सबको अवगत कराया । ऐसे महातेजस्वी जालपृष्ठ आठ मिद्धों में सर्वश्रेष्ठ 
विभु रूप मनीषी मच्छन्द की प्रसन्नता ग्रन्थलेखक के लिये अनिवार्यतः 
आवश्यक है ॥७॥ 


३६ श्रीतन्त्रालोक: 


इति वक्ष्यमाणस्थित्या श्रीसन्तत्याम दंकत्रेयम्बकाधंत्रेयम्बकाख्यासु सार्धासु तिसृषु 
मठिकासु मध्याद्‌ वक्ष्यमाणतन्त्रप्रक्रियायाः त्रेयम्बकमठिकाश्रयणेन आयाति- 
कमोऽस्ति इति सामान्येन तावद्‌ गुरूनभिमुखयति 


त्रेयम्बकाभिहितसन्ततितास्रपर्णो- 
सन्मोक्तिकप्रकरकाग्तिविशेष भाजः । 

पूर्वे जयन्ति गरवो ग्रुशास्त्रसिन्धु- 
कल्लोलके.लकलनामलकर्णधाराः ॥८॥ 


“त्रयम्बक' इति 'अभिहिता' 'सन्ततिः' मठिका इत्यर्थः ॥८॥ 
एव 
शैवादीनि रहस्यानि पुर्वेमासन्महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां वक्त्रकुहरे तेष्वेवानुग्रहक्रिया ॥ 
कलौ प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुर्गसगोचरम्‌। 
कलापिग्रामप्रमुखमुच्छिन्ने शिवशासने ॥ 


“श्रीमान्‌ श्रीकण्ठ की आज्ञा से ही त्र्यम्बक, आमर्दक और श्रीनाथ 
नामक क्रमशः अद्वयवाद, हेतवाद और द्वयाद्वयवाद के प्रवर्तक अत्यन्त विचक्षण 
सिद्ध अवतरित हुए । इनमें त्र्यम्बक की वंशपरम्परा प्रर्वात्तत हुई । आमर्दक 
की पुत्री का वंश क्रम चला । वह सन्तान अर्घ त्रेयम्बक रूप से प्रतिष्ठित हुआ । 
इस प्रकार यह तीन की जगह साढ़े तीन हो गयी। इनकी परम्परायें चली । 
सन्ततिक्रम से ये मठिकायें स्थापित हुई ।” 

इस प्रसङ्ग के अनुसार श्रीसन्तति, आमर्दक, त्रेयम्बक और अर्ढ- 
त्रैयम्बक यह साढ़े तीन मठिकायें हुईं । इनमें से त्रेयम्बक मठिका से ही इस 
प्रस्तुत तन्त्र प्रक्रिया का प्रवर्त्तन हुआ । इसलिये सामान्यतया इन गुरुजनों का 
स्मरण कर रहे हैं-- 

परम पाशुपताचार्य भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ ने अद्वयवादी शेव शास्र का 
प्रवर्तन किया था । त्र्यम्बक उसी अद्वेतवादी परम्परा के प्रवत्तंक श्रीकण्ठ के 
पुत्र हैं। इनसे यह परम्परा आगे बढ़ी । 

आमर्दक द्वैतवादी परम्परा के प्रवत्तक थे । श्रीनाथ नामक आचार्य द्वेता- 
वेत परम्परा के प्रवर्तक थे | त्र्यम्बक से चलने वाली परम्परा को ही इस पद्य 
में त्रेयम्बक सन्तति कहा गया है। साथ ही यह भी व्यक्त किया गया है कि 


र्व ९] प्रथममाह्मिकम्‌ " ३७ 


कंलासाद्रो भ्रमन्देवो मूर्त्या श्रोकण्ठरूपया । 
अनुग्रहायावतीणं श्रोदयामास भूतले ॥ 
मुनि दुर्वाससं नाम भगवानूध्वरेतसम्‌ । 
नोच्छिद्यते यथा शास्त्रं रहस्यं कुरु तादृशम्‌ ॥ 
तत: स भगवान्देवादादेशं प्राप्य यत्नतः। 
ससज मानसं पुत्रं तर्यम्बकादित्यनामकम्‌ ॥ 

( शिव० १०७-१११ ) 


इत्याद्युक्त्या कलिकालष्याद्विच्छिन्नस्य निखिलशासख्रोपनिषद्भूतस्य षडधक्रम- 
विज्ञानस्य त्रेयम्वकसन्तानद्वारेण अवतारकत्वादाद्रां केलासस्थं श्रीश्रीकण्ठ- 
नाथख्यं गुरु प्रस ङ्गाद्‌ मठिकान्त रगुखंश्वोत्कर्षयति 


जयति गरुरेक एव श्रीश्रीकण्ठो भुवि प्रथितः । 
तदपरमूतिभंगवान्‌ महेइवरो भूतिराजश्च ॥९॥ 


“एक एव गुरु? इत्यनेन अस्य अवतारकत्वं सूचितम्‌ । 'महेश्‍वर' इति यः 
श्रीसन्तत्यधंत्रेयम्बकाख्यमठिकयोर्ग्रुतया अनेन अन्यत्रोक्तः परमेश इति ईश इति 
च । यदाह्‌ 


अन्य प्राचीन आचार्य भी त्र्यम्बक मनीषा की मौक्तिक माला से प्रभावित 
थे। ग्रन्थकार इसी क्रम में अद्वेतवादी त्र्यम्बक परम्परा का स्मरण कर 
रहे हैं-- 

त्रेयम्बक नाम से यह अद्वेतवादी परम्परा ( सन्तति ) अभिहित है । उस 
परम्परा रूपी ताम्रपर्णी से विमशत्मिक मोतियों की राशि तन्त्र शास्त्र में 
प्रकट हुई। उनकी शोभा से सबसे पहले प्रकाशित होने वाले वे महामनीषी 
थे, जिन्होंने परमगुरु श्रीकण्ठ द्वारा प्रवत्तित गुरु-शाख् का आलोडन किया । 
वह शास्त्र मानो सागर है। उसमें विमर्श की अनगिनत लहरें उठती हैं । उनके 
उत्ताल उत्थान और पतन में खेलना सबके बस की बात नहीं । पर उन शास्त्रोय 
ऊहापोहमय तरङ्गों में उन्होंने अपने गुरुत्वमय व्यक्तित्व का जहाज उतार 
दिया । यही नहीं, अपितु दूसरों को पार कराने के लिये उन्होंने कर्णधार का 
काम भी किया । ऐसे त्र्यम्बक आमर्दक और श्रीनाथ सदृश गुरुवय्याँ की जय 
हो । सन्तति का अर्थ त्रेयम्बकमठिका है ॥८॥ 


३८ श्रीतन्त्रालोकः | 


“भट्टारिकादिभूत्यन्तः  श्रीमान्सिद्धोदयक्रमः । । 
भट्टादिपरमेशान्त श्रीसन्तानोदयक्रमः ॥ । 
श्रीमान्भट्टादिरीशान्तः परमो$थ गुरुक्रम: । । 
त्रिकरूपस्त्रिकार्थे मे धियं वधंयतांतराम्‌ ।। । 
इति “तदपरमूतिः इत्यनयोभंगवदावेशमयत्वं दशितम्‌ । यद्यपि | 
“यो यत्र शास्त्रेऽधिकृतः स तत्र गुरुः । । 
। इति । वक्ष्यमाणनीत्या मठिकान्तरगुरूणां त्रिकार्थे गुरुत्वाभावाद इह्‌ नमस्कारा- 
| प्रस्ताव एव । तथापि | 
|| 


’ 


|| 'तस्य मे सर्वशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता।' 
॥ | इत्यादिदशा सर्वत्रेव गुरूपदेशस्य भावाद्‌ आत्मनि भूयोविद्यत्वं दर्शयता 
| | ग्रन्थकृता अस्य ग्रन्थस्यापि निखिल्शास्त्रान्तरसारसंग्रहाभिप्रा यत्वं प्रकाशितम्‌ । । 
यद्वक्ष्यति | 
अध्युष्टसन्ततित्रतःसारभूतरसाहृूतिम्‌ । | 
विधाय तन्त्रालोकोऽयं स्यन्दते सकलान्‌ रसान्‌ ॥ | 
| इति ॥९॥ 
“पूर्वे जयन्ति गुरव? इति सामान्येन कृतेऽपि नमस्कारे योगाङ्गत्वेन 
समानेऽपि 
मम "१ ““-“*-बर्कों योगाङ्गमुत्तसम्‌ | 
| इत्याद्युक्त्या परमोपादेयस्वप्रका शस्वात्मेध्वरप्रत्यभिज्ञापनस्य तर्कस्य कर्तारो 
| व्याख्यातारश्च परं नमस्कतंव्या इति विक्षेषप्रयोजकीकारेण गुरु-परम-गुरु- 
परमेष्ठिनः पुनरपि पराम्रष्टुमाह 
॥| श्रीसोमानन्दबोधश्रीमदुत्पलविनिःसृताः । 
| || जयन्ति संविदामोदसन्दर्भा दिक्प्रसपिणः ॥ १०॥ 
| तदास्वादभरावेशबुंहितां मतिषटपदीम्‌ । 
| गुरोलंक्ष्मणगप्रस्य  नादसंमोहिनों नुमः ॥११॥ 
|| | बी  क ज -ध-नस़रकसिन 
| | श्री सोमानन्द बोध ( समुद्र ) के उत्पल के सदृश श्री उत्पलदेव हैं। वे 
कमल के सदृश हैं। उनसे संविद्‌ को सुगन्धि के सन्दर्भ दिग्दिगन्त में प्रसरित 
हैं। उस कमल की मकरन्द माधुरी के मधुर आस्वाद का आवेश ( बड़ा ही 
विलक्षण है । ) इससे उपबृंहित नाद में एक संमोहिनी शक्ति है। उस पर गुरु 
। लक्ष्मणगुप्त की बुद्धि रूपी भ्रमरी बड़ी मुग्ध है । मैं उसको प्रणाम करता हूँ ॥ 


द्‌ १२] प्रथममाल्विकम्‌ ३९ 


इदानीम्‌ 
उपाध्यायादृशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता। 
इत्याद्युक्त्या तस्याचार्यादपि गौरवातिरेकस्मृतेनिजमपि पितरमाशोर्वादमुखेन 
परामृशति 
यः पूर्णानन्दविश्रान्तसवंशञास्त्रार्थपारगः । 
स श्रीचुखुलको दिइयादिष्टं मे गुरुरुत्तमः ॥ १२ ॥ 
“चुखुलक' इति लोकप्रसिद्धमस्य नामान्तरम्‌ । 'गुरुरुत्तम' इति उत्तम- 
त्वस्य आचायंगौ रवातिरेकस्मृतिरेव निमित्तम्‌, अत एव अन्यत्रापि 
गुरुभ्योऽपि गरीयांसं जनकं चुखुलाभिधम्‌ ।' 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥१२॥ 
एवं च तन्‍्त्रप्रक्रियोपासन्नगुर्व॑भिमुखीकरणानन्तरं विश्रान्तिस्थानतया 
कुलप्रक्रियागुरुमपि उत्कर्पयति 


श्री सोमानन्द शिवदृष्टि के रचयिता हैं । श्री उत्पलदेव उसके भाष्यकार 
हँ । गुरुवर श्री लक्ष्मणगुप्त आचार्य उत्पल के पुत्र और शिष्य भी हैं। महा- 
माहेश्वर अभिनवगुप्त इन्हीं गुरुदेव लक्ष्मणगुप्त के प्रतिभाशाली शिष्य हैं। 
ग्रन्थकार ने इस इलोक के द्वारा अपनी गुरुपरम्परा का स्मरण किया 
है ॥१०-११॥ 

“उपाध्यायों से दशगुना नमस्कार्यं आचार्य होता है । सौ आचार्यों के 
बरावर पिता होता है” इस उक्ति के अनुसार अपने आचार्य सें भी गौरव में 
अतिक्रान्ति करने वाले अपने पितृचरण के आशीर्वाद की कामना ग्रन्थकार कर 
रहे हैं-- 

श्री नरसिहगुप्त का जनपदःप्रसिद्ध नाम 'चुखुलक' भी था । वे अभिनव- 
गुप्त के लिये 'लक्ष्मणगुप्त' के ही समान गुरु भी थे। यदि एक ने नश्वर शरीर 
को जन्म दिया, तो दूसरे ने अभिनव को यशःशरीर दिया । वे पूर्ण संविद्‌- 
आनन्द में शाश्वत विश्राम करने वाले महापुरुष थे। सभी शाख्रों में पारङ्गत 
थे । श्रीमदभिनव प्रार्थना करते हैं कि वे मेरे इष्ट मेरे उत्कर्ष का आशीर्वाद 
दें । एक स्थान पर कहा गया है--“गुरुजनों के भी गुरुवर्य मेरे जनक श्रीमान्‌ 
चुखुलक थे” ॥१२॥ 

इस प्रकार तत्त्रप्रक्रिया की उपासना के अधिकारी सर्वसक्षम गुरुजनों 
की नमस्क्रिया के बाद विश्रान्ति के स्थान कुलप्रक्रिया में गुरु के उत्कर्ष का 
परामर्शे कर रहे हैं-- 


श्रीतन्त्रालोकः 


जयताज्जगढुद्‌ धृतिक्षमोऽसौ 

भगवत्या सह शंभुनाथ एकः । 
यदुदो रितशासनांशुभिमें 

प्रकटोऽयं गहनोऽपि झास्त्रमार्गः ॥१३॥ 


भगवत्याख्या अस्य दूती, कुलप्रक्रियायां हि दूतीमन्तरेण क्वचिदपि कर्मणि 
नाधिकार इत्यतस्तत्सहभावोपनिबन्धः । 
'योक्ता संवत्सरात्सिद्धिरिह पुंसां भयात्मनाम्‌ । 
सा सिद्धिस्तत्त्वनिष्ठानां स्त्रीणां दादशभिडिने: ॥ 
अतः सुरूपां सुभगां सुरूपां भाविताशयाम्‌ । 
आदाय योषितं कुर्यादचंन यजनं हुतम्‌ ॥' 


इति । 'शाख्नमागो' विमलो जातः इत्यनेनास्य त्रिकाद्यागमव्याख्यातृत्वमपि 
प्रकाशितम्‌ । यदुक्तमनेनेव 
“इत्यागमं सकलशास्त्रमहानिधाना- 
च्छीशंभनाथवदनादधिगम्य सम्यक्‌ । 
शास्त्रे रहस्थरससंततिसुन्दरेऽस्मिन्‌ 
गम्भीरवाचि रचिता विवृतिमंयेयम्‌॥? 


इति ॥ १३॥ 

भगवती नामक उसकी दूती है। दूती के विना कुलप्रक्रिया के किसो 
काम में अधिकार नहीं होता । इसीलिये दूती के सद्भाव का उपनिबन्धन नहीं 
किया गया है । 

“भिययुक्त संशयात्मा पुरुषों को एक वर्ष में जो सिद्धि होती है--वह तत्त्व 
में निष्ठ खियो की द्वादश दिनों में ही हो जातो है। इसलिये सुन्दर रूपवती 
सौभाग्यशालिनी भावपूर्ण हुदयों वालो उत्तम स्लियों को लेकर ही अर्चन पूजन 
यजन होम आदि क्रियायें होनी चाहिये ।” 

शाखमागं की विमलता के माध्यम से त्रिकादि सभी आगमों की 
व्याख्यान शक्ति का प्रकाशन भी ग्रन्थकार ने किया है । उन्होंने ही कहा है-- 

“मैंने समस्त शास्त्रो के महानिधान श्री शम्भुनाथ से सारा आगमरहस्य 
जान लिया है | शाख का रहस्य एक अलौकिक रस होता है । उससे सुन्दर इस 
आगमपरम्परा में मैंने यह ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति लिखी है” ॥१३॥ 


जौ १४] प्रथममाल्विकम्‌ ४१ 


इदानीं स्वप्रवृत्तिप्रयोजनादि आचक्षाणो ग्रन्थकारो ग्रन्यकरणं प्रति- 
जानीते 
सन्ति पद्धतयश्चित्राः स्रोतोभेदेषु भूयसा । 
अनुत्तरषडर्धार्थक्रमे त्वेकापि नेक्ष्यते ॥१४॥ 
न चात्र अन्यथा संभाव्यम्‌ इत्यात्मन्याप्तत्तरं प्रख्यापयन्नेवं प्रतिज्ञाकरणे 
सामर्थ्यं दर्शयति 
इत्यहं बहुशः सद्रिः शिष्यसब्रह्मचारिभिः। 
अथितो रचये स्पष्टा पूर्णार्था प्रक्रियामिमाम्‌ ॥१५॥ 
श्रीभटुनाथचरणाब्जयुगात्तथा 
श्रीभटटारिकांध्रियुगलाद्गुरुसन्ततिर्या । 
बोधान्यपाञ्विषनुत्त दुपासनोत्य- 
बोधोज्ञ्वलोऽभिनवगुप्र इदं करोति ॥१६॥ 
तस्य गुरुपरम्परागतस्य ज्ञानस्य 'उपासनं' पुनः पुनः चेतसि विनिवेशनं 
तत उत्थितो योऽसावुपदेष्टव्यविषयो 'बोधः' साक्षात्कारस्तेन 'उज्ज्वलः' 


सम्यगवगतधर्मा सन्‌ 'इदं' गुरूपदेशात्संशयविपर्यासादिरहितत्वेनाधिगत- 
मनुत्तरत्रिकार्थप्रक्रियालक्षणं परान्प्रति चिख्यापयिषया 'करोति’ उपदिशति 


हे सोत मे भेद से आगमिक सिद्धान्तो और पद्धतियों के अनेक भेद हो सकते 
हैं । जहाँ तक अनुत्तर त्रिकदर्शन की परम्परा का प्रश्न है--यह सर्वोत्कृष्ट है । 
इसके सामने अन्य परम्परायें खरी नहीं उतरतीं ॥१४॥ 


यहाँ अपने आप्त होने की शक्ति के सामर्थ्य का प्रसद्भवश उल्लेख कर 


इस सिद्धान्त की व्याख्या के लिये, हमारे शिष्यों और सहाध्यायियों ने 
बडा ही स्नेहपूर्ण आग्रह किया, फलतः मैंने इस पूर्णार्था प्रक्रिया की रचना का 
आरम्भ कर दिया ॥१५॥ 

गुरुपरम्परा से प्राप्त ज्ञान की उपासना, अर्थात्‌ उस ज्ञान का बार-बार 


मन, बुद्धि में आकलन करना ( आवश्यक है । ) पुनः विषयबोध, अर्थात्‌ ज्ञान 
का साक्षात्कार ( होता है )। इस प्रक्रिया से शिष्य उज्ज्वल बन जाता है। 


४२ श्रीतन्त्रालोकः 

इत्यर्थः । ‘अभिनवगुप्तः इति सकललोकप्रसि द्धवामोदीरणेनापि आप्तत्वमेव उपोद्द- 
लितम्‌ । उक्तं हि 

'साक्षात्कृतधर्मा यथादुष्ठस्यार्थस्य चिस्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा चाप्तः ।' 
इति। तच्छन्दपरामृष्टं व्याचष्टे “या गुरुसन्ततिः' इति, 'गुरुसन्ततिः' 


गुरुपारम्पर्यमविच्छिन्नतया स्थितं तदुपदिष्टं ज्ञानमित्यर्थः, सा च कीदुक्‌ ? 
इत्युक्तं-'बोधान्यपादविषनुत्‌' इति 


“यत्किच्चित्एरमाद्वेत-संवित्स्वातन्त्र्यसुन्दरात्‌ । 
पराच्छिवादुक्तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते॥' 


इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्या 'बोधात्‌' पराच्छिवाद्यदख्यात्यात्मभेदप्रथात्मकम्‌ 
'अन्यत्‌' तदेव 'पाशः' स एव मोहकत्वात्‌ 'बिर्ष' तद्‌ नुदति या सा। 


उसमें ज्ञान की ज्योति जलने लगती है । श्रीमान्‌ अभिनवगुप्त सम्यक्‌ धमं के 
ज्ञाता हो चुके हैं । अब वे संशय विपर्यास आदि दोषों से रहित इस अनुत्तर 
त्रिकप्रक्रिया के सिद्धान्त की स्थापना ( दूसरों की हितकामना से तथा ) ख्यापन 
की अभिलाषा से कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनका उपदेश ही है। इस 


पद्य में ग्रन्थकार ने साक्षात्‌ अपने नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है। यह 
नामोल्लेख भी लोकप्रसिद्ध होने का प्रमाण है। इससे भी इनकी आप्त रूप से 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है । कहा गया है-- 

“वही पुरुष आप्त है, जिसने पदार्थ के तत्त्व के गुण धमं का साक्षात्कार 
कर लिया है । यथार्थ द्रष्टा है। तत्त्व के ख्यापन की भाकांक्षा से ही उपदेश में 
प्रवृत्त होता है ।'' यह परिभाषा पूरो तरह ग्रन्थकार पर लागू होती है । 

“तदुपासन” शब्द में 'तद्‌' शब्द से गुरुपरम्परा का ही ग्रहण होता है। 
गुरुपरम्परा की अविच्छिन्न रूप से स्थिति में ही ( ज्ञानोपलब्धि सम्भव है ) । 
उसका विशेषण है--'बोधान्यपाशबिषनुत्‌' । इलोकार्थ है 


“जो कुछ परम अद्वेत संवित्‌ स्वातन्त्र्य के सौन्दर्य से विभूषित परात्पर 
शिव के कथन से भिन्न है, वही पाश है”। इस दृष्टि के अनुसार 'बोध' रूप 
शिव के अतिरिक्त अख्याति रूप, आत्मा में भेद की प्रथा को प्रथित करने वाला 
अन्य ज्ञान ही पाश है और भेद रूपी मूर्च्छा देने के कारण वह 'विष' है। गुरू 
परम्परा से प्राप्त बोध इस विष का निश्चित रूप से अपनोदन करता है। इस 
इलोक में प्रयुक्त श्रीभटुनाथ से तात्पर्य श्रीशम्भुनाथ से है। “श्रीभट्टारिका' शब्द 
भगवतो रूप उसकी दूती है । उन्होंने ही इसे यों कहा है 


कद १६] प्रथममाह्निकम्‌ डरे 
तथा “श्वीभट्टनाथः इति श्रीशम्भुनाथः । 'श्रीभट्टारिका' इति भगवत्याख्या अस्य 
दूती । यढुक्तमनेनेव 

भट्ट भट्टारिकानाथं श्रीकण्ठं वृष्टभेरवम्‌ । 
भूतिकलाश्रिया युक्तं नसिहं वीरमुत्कटम्‌ ॥ 
नानाभिधानमाद्यन्तं वन्दे शंभु महागुरुम्‌। 
इति । 

स्त्रीमुखे निक्षिपेत्प्राज्ञः स्त्रोमुखाद्ग्राहयेत्पुनः ।' 
इतयाद्युक्तेः कुलप्रक्रियायां दूतीमुखेनेव शिष्यस्य ज्ञानप्रतिपादनाम्नायाद्‌ 
इह गुरुतद्दूत्योः समस्कन्धतया उपादानम्‌ ॥१६। 

ननु सामान्येन त्रिकदशनप्रक्रियाकरणं प्रतिज्ञाय, संभवत्यपि तदर्था- 


“भट्टारिकानाथ भट्ट श्रीकण्ठ साक्षात्‌ भैरव स्वरूप और भूति कला की 
श्री से युक्त हैं । वे उत्कट वीर हैं, नृसिंह हैं, आद्यन्त अनेकानेक संज्ञाओं से 
ज्ञापित हैं । ऐसे महागुरु श्री शम्भुनाथ की में वन्दना करता हूँ।” 


उक्ति है--“ख्री मुख में ही पहले उपदेश रूपी हविष्य का निक्षेप होना 
चाहिये और खनी मुख से ही शिष्य को उद्ग्राहित कराना चाहिये । यही प्राज्ञ 
(गुरु) का कर्त्तव्य है।” इससे सिद्ध है कि कुलप्रक्रिया में दूती का कितना 
महत्त्व है । यही कुलाम्नाय भी है कि दूती के मुख से ही ज्ञान का प्रतिपादन 
हो। इस प्रकार गुरु ओर दूती, इन दोनों का सामानाधिकरण्य सिद्ध हो 
जाता है । 


इस पद्य में ग्रन्थकार ने अपना नामोल्लेख किया है । इससे उनकी अहं 
भावना और योग्यता सिद्ध होती है । मैं प्रामाणिकता के साथ इस ज्ञानराशि 
का प्रयोग देश, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के हित में कर सकूंगा, यही भाव लेकर 
ग्रन्थकार ने अपने नाम का प्रयोग किया है । पाश शब्द भेदभाव को व्यक्त 
करता है। संविद्‌ स्वातन्त्र्य परम शिव का स्वभाव है। यह परम अद्वेत तत्त्व 
है । उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, सब कुछ पाश है । यह मोहक होता है । 
इसकी मोहकता ही जहर है। लोकप्रसिद्ध ग्रन्थकार का यह्‌ प्रयास उसी जहर 
को दूर करने का महत्त्वपूर्ण उपक्रम है ॥१६॥ 


प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ तो सामान्यतया त्रिकदर्शन की प्रक्रिया 
को स्पष्ट करने की प्रतिज्ञा की गयी है। उन अर्थों का अभिधान करने वाले 


डड श्रीतन्त्रालोकः 
भिधायिनि शाख्जजाते किमिति श्रीमालिनीविजयोत्तरमेवाधिकृत्य तन्निर्वाह- 
यिष्यते ? इत्याशङ्क्याह 

न तदस्तीह यन्न श्रीमालितोविजयोत्तरे । 

देवदेवेन निदिष्टं स्वशब्देनाथ लिङ्गतः ॥१७॥ 

“श्रीमालिनीविजयोत्तरेः इति नादि-फान्ताया मालिन्या 'विजयेन' 
सर्वोत्कर्षेण उत्तरति सर्वस्रोतोभ्यः प्लवते, सारभूतत्वात्सर्वशास््रा- 
णाम्‌ ॥१७॥ 

एतदेवाह 

वश्ञाष्टादशवस्वष्टभिन्नै यच्छासनं विभोः । 

तत्सारं त्रिकशास्त्रै हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥१८॥ 


अन्य शास्त्रो के होते हुए भी यहाँ अधिकांशतया श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र का 
ही आश्रय लिया गया है । क्या उसे ही अधिकृत कर उस अर्थ के प्रकाशन का 
निर्वाह किया जा सकेगा ? इस प्रश्‍न का समाधान करते हैं-- 


देवाधिदेव शिव ने अपने शब्दों में या सांकेतिक रूप से मालिनी- 
विजयोक्तर तन्त्र में जो कुछ निदिष्ट किया है, वह यहाँ नहीं है, यह बात नहीं है-- 
अर्थात्‌ वह सब कुछ है । 

मालिनी और मातृका दोनों पारिभाषिक शब्द हैं। मालिनी का क्रम 
न' से 'फ' तक है। यह क्रम सर्वातिशायी है । अतएव जयनशील है। सभी 
स्रोतों के अमृत से सिक्त है। समस्त शास्त्रों का सार निष्कर्ष है। यह ज्ञान और 
क्रिया प्रधान शास्त्र है । 

श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र तन्त्रवाङमय का प्रकाशस्तम्भ है । इसे 
परमेशमुखोद्गत शास्त्र भी कहते हैं । सम्पूर्ण हेयोपादेय विज्ञान उसमें प्रकाशित 
है । वह सब कुछ श्रीतन्त्रालोक में है--यह घोषणा स्वयं ग्रन्थकार इस पद्य द्वारा 
कर रहे हैं ॥१७॥ 

उक्त प्रक्रिया के महत्त्व को प्रस्तुत इलोक में व्यक्त कर रहे हैं-- 

दश-शिवशासन प्रथमतः दश भेदो वाला है । ईशान, तत्पुरुष और सद्यो- 
जात की उद्बुभूषु अवस्था में तीन भेद, उद्भूत अवस्था में छः और इनका 
सम्मिलित एक रूप मिलाकर भेदप्रधान दश भेद माने जाते हैं। 


[ १८] प्रथममाह्निकम्‌ ४५ 


इह्‌ खलु परपराम्शंसारबोधात्मिकायां परस्यां वाचि सर्वभावनिर्भ- 
रत्वात्सवं शास्त्रं परबोधात्मकतयेव उज्जृम्भमाणं सत्‌, पश्यन्तीदशायां 
वाच्यवाचकाविभागस्वभावत्वेन असाधारणतया झहप्रत्यवमर्शात्मा अन्त- 
रुदेति, अत एव हि तत्र प्रत्यवमर्शकेन प्रमात्रा परामृश्यमानो वाच्योऽर्थोऽ- 
हन्ताच्छादित एव स्फुरति, तदनु तदेव मध्यमाभूमिकायामन्तरेव वेद्यवेदक- 
प्रपञ्चोदयाङ्किन्नवाच्यवाचकस्वभावतया उल्लसति। तत्र हि परमेश्वर एव 


अष्टादश-वामदेव और अघोर इन पाँचों के एकैक सम्मिश्रण से रुद्र के 
१८ भेद हो जाते हैं । भेदाभेद प्रधान रुद्र के ये भेद प्रसिद्ध हैं । 


वस्वष्ट--६४ भैख के भेद भी प्रसिद्ध हैं । शिवशक्तिसं घट्ट रूप योगिनी- 
वक्त्र हो दाहिना शिव का मुख है । इसमें उद्बुभूषु, उद्भूत, तिरोधित्सु और 
तिरोहितात्मक स्थिति में ४९ ४, अर्थात्‌ १६ भेद होते हैं। वाम वक्त्र में जब 
इसी प्रकार परस्पर मेलन होता है, तो १६ % ४ =६४ भेद हो जाते हैं। 


इस प्रकार दश, अठारह और चौसठ भेदमय भेद, भेदाभेद और अभेद- 
प्रधान शेव शासन की परम्परा है। इन सबका सार त्रिकशास्त्र है और मालिनी 
का सिद्धान्त उसका भी सार भाग माना जाता है । कुछ साम्प्रदायिक विद्वान्‌ 
२८, २४ आदि भेद भी मानते हैं । कुछ लोग कुलशास्त्र और कुछ लोग त्रिकशास्त्र 
और कुछ मालिनी को श्रेष्ठ मानते हैं। 

'परावाक्‌' बोधात्मक परामर्श की परम-चरम अवस्था की प्रतीकात्मक 
संज्ञा है । इसमें जितने शास्त्र अङ्‌ कुरित, पल्लवित, पुष्पित और समुल्लसित होते 
हैं, वे सभी सर्वभाव निर्भर ही होते हैं। सभी पारमार्थिक बोधसत्ता से ओत-प्रोत 
और उद्दीप्त होते हैं । 

“पश्यन्ती' अवस्था में वाच्य-वाचक विभाग की कल्पना से परे, अविभाग 
दशा की अनुभूति संभूति से संवलित, असामान्य और चिन्मय प्रतिभा से विभूषित 
अहंप्रत्यवमर्श ही स्फुरित होता है । इसलिये उस दशा का प्रत्यवमर्श करने वाला 
प्रमाता धन्य हो जाता है । उससे परामृश्यमान जो वाच्य अर्थ होता है, वह भो 
'अहन्ता' के महाभाव से हो भावित होता है। 


उसके बाद मध्यमा वाक्‌ की आन्तर अवस्था में और सूक्ष्म रूप में 
वेद्य-वेदक आदि अनेक प्रपञ्चों का उदय हो जाता है। वहीं वाच्य-वाचक भाव 
का अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार परमेश्वर ही चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया रूपों का आसूत्रण करते हैं। ये पाँचों एक प्रकार से उनके 


४६ श्रीतन्त्रालोकः 


चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियात्मकवक्रपञ्चकासुत्रणेन सदाशिवेशवरदशामधिशयान- 
स्तद्वक्त्रपञ्चकमेलनया पञ्चस्रोतोमयम्‌ अभेद-भेददशोट्ट्ड्‌कनेन तत्तद्भेदप्रभेद- 
वैचिःबात्मनिखिलं शास्त्रमवतारयति, यद्वृहिर्वेखरीदशायां स्फुटतामियात्‌, 
तथा हि-प्रथममीशानतत्पुरुषसद्योजातेरेकेकस्य उद्बुभूषुभिः साद्धिर्भेदत्रयमु- 
ल्लासितम्‌ उद्भूतैश्व--इत्येकेकभेदा: षट्‌, त्रिभिरप्येभिः संभूय उल्लासित 
एको भेदः, ईशत्ततपुरुषौ ईश-सद्योजातौ सद्योजात-तत्पुरुषौ इति द्वयात्मना 
संभूयापि एभिः त्रिभिभेंदत्रयं समुल्लासितम्‌-इत्येते भेदप्रधाना दश शिव- 
भेदाः । तदुक्तम्‌ 

'ईशतत्पुरुषाजातेरुद्भूते रQद्बुभ्‌ षुभिः 1 

एककः षडभिरेकेन त्रिकेण दयात्मकंस्त्रिभि: ॥ 

तदित्यं शिवभेदानां दशानामभवत्स्थितिः ।' 


मुख हैं। सदाशिव और ईश्वरदशा में अवस्थित रह कर इन पाँचों के मेलन से 
पाँच स्रोतों वाली शास्त्र परम्परा को सदाशिव ही अवतरित करते हैं। यह अभेद 
और भेद के अन्तर को उजागर करने वाली है। भेदों और भेदप्रभेदों के अनन्त 
वैचित्र्य के भाव से परिपूर्ण, निखिल वाङमय को उन्मीलित करने वाली यह 
भावदशा बड़ी विचित्र होती है । 


यही बाह्य अवस्था में वैखरी बनकर अभिव्यक्त होती है । यह स्फुट दशा 
मानी जाती है। सबसे पहले ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, इन तोनों में प्रत्येक 
की उद्बुभूषा को समझना चाहिये । होने की इच्छा वुभूषा कहलातो है। उत्‌ 
उपसर्ग लगा देने पर उद्धव की आकांक्षा अर्थ हो जाता है । जिसमें यह उद्बु- 
भूषा होती है, वह उद्बुभूषु कहलाता है । ईशान, तत्पुरुष और सद्योजात प्रत्येक 
तीनों उद्भूत होने की इच्छा के कारण उद्बुभूषु कहलाने लगते हैं । उस अवस्था 
में तीन भेद अपने आप उदित हो जाते हैं । 


ये जब उद्भूत हो जाते हैं, तो इनके एक-एक भेद ही रहते हें । इस तरह 
तीन उद्बुभूषु और तीन उद्भूत, अर्थात्‌ छ भेद हो जाते हें । तोनों का एक 
संघट्ट भो एक भेद पैदा करता है । इस तरह सात भेद हुए । ये तीनों अलग- 
अलग तीन यामल रूपों में भी अभिव्यक्त होते हैं। १-ईश-तत्पुरुष, 
२--ईश-सद्योजात और ३--सच्योजात-तत्पुरुष | परिणामतः ६+१+ ३ = १० 
दश शिव के भेद हो जाते हैं। ये भेदप्रधान शिव की दश अवस्थायें योगियों 


की अनुभूति के विषय हैं । 


-] १८] प्रथममाल्विकम्‌ ४७ 


इति। एषामेव च वामदेवाघोरमेलनया अष्टादश रुद्रभेदा भवन्ति। 
तथा च तत्रेककेन वामदेवाधोरात्मभेदेन भेदद्वयमेव, पञ्चविधत्वेऽपि 
ईशादेर्वकत्रत्रयस्य शिवभेदेषु उक्तत्वात्‌, उक्तस्य च रः 
तथा द्व्ात्मकत्वेन भेदत्रयस्य, तेन पञ्चानां त्र्यात्मकत्वेन भेदत्रयस्य 
शिवमेदेष उक्तत्वात्‌ । तत्पुरुष-सद्योजातयोस्तु एवं 

ताभ्यां सह असङ्गतेभेदचतुष्टयाभावादीशवामौ, ईशाघोरौ, अघोर-वामौ 
इति द्वयात्मकं भेदत्रयमेव अवशिष्यत--इति त्रयो द्विकमेदाः । तथा 
पञ्चानामपि ईशञत्तत्पुरुषाजातवामाघोराणां त्र्यात्मकत्वेन संमीलनाया- 
मीशानस्य क्रमेण इतर-वकत्रसंभेदे षट्‌, तत्पुरुषस्य त्रयः, तथा सद्यो- 
जातस्य तदवरिष्टवकत्रसं भेदेऽपि एक एव--इति दशविधत्वेःपि ईश- 
तत्पुरुष-सद्योजातात्मनः प्रथमत्रिकस्य शिवभेदेषु उक्तत्वाद्‌ ईश-वामाघोरा-. 
त्मनः शिष्टस्य त्रिकस्य व्यापारान्तरेण नियोक्ष्यमाणत्वाच्च त्र्थात्मक- 
भेदाष्टकमेवावशिष्यते-इत्यष्टावेव  त्रिकभेदाः । अत एव एककथनं 
चिन्त्यमिति न वाच्यम्‌,-तत्पुरुषजात-वामाघोराणां हि द्वयात्मकतया 
चतुरात्मकतया वा ज्ञानजनने संयोगनिषेधो विवक्षितः, त्र्यात्मकतायामपि 
तथाभावे हि बहूनां भेदानां निषेधः प्रसञ्यते--इति भेदसप्तककथनमपि । 


ऊपर की व्याख्या स्पट है और इसी का उपबृहण आगे जयरथ कर 
रहे हैं- 

इन्हीं के वामदेव और अघोर के साथ सम्मेलन से अठारह भेद हो जाते 
हैं । जेसे-वामदेव और अघोर प्रत्येक मिलकर दो भेद हैं । पाँच तरह के भेद के 
बावजूद ईश, सद्योजात और तत्पुरुष रूप तीन मुखों का ही शिवभेदों के रूप 
में भी उल्लेख है । कही बात की पुनरुक्ति अनावश्यक है । इस आधार पर दो 
यामलों में तीन भेद अथवा पाँचों की तीन भेदवादिता की स्थिति में भी 
तीन भेदों का ही पृथक्‌ पृथक्र उल्लेख है । 


तत्पुरुष और सद्योजात इन दोनों का त्र्यात्मकत्व स्वभाव विरुद्ध है । इन 
दोनों के साथ दूसरों की संगति न वेठने के कारण चार भेद नहीं हो सकते । 
इस तरह ईश-वामदेव, ईशान-अघोर, अधोर-वामदेव, यह यामल रूप तीन भेद 
ही सम्भव हैं । पाँचों ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव और अघोर भेदों का 
ईशान के अन्य शिवभेदों के सहयोग से ६, तत्पुरुष से ३, सद्योजात से १, अर्थात्‌ 
दश भेद हो जाने पर भी ईशान, तत्पुरुष और सद्योजात रूप प्रथम तीन भेदों 


४८ श्रोतन्त्रालोकः 


न्याय्यं न स्यात्‌--इत्यळं बहुना । तथा पञ्चानामप्येषां चतुरात्मकत्वेन 
संमीलनाया पञ्चविधत्वेऽपि नराजातवामाघो राणामुक्तयुक्त्या सङ्गत्यभावाच्चः 
त्वास्श्वतुर्भेदा:, सर्वेषामप्येषां संमीलनायां पञ्चकभेद एक एव--इत्येवम्‌ अष्टादश' 
भेदाभेदप्रधाना रुद्रभेदाः । तदुक्तं 

यदा त्रयाणां वक्त्राणां वामदक्षिणसंगतिः। 

तदा सप्त द्विकभेदा अष्टौ चेव त्रिकात्मकाः ॥ 

चतुष्काश्चापि चत्वारः पञ्चकस्ट्वेकरूपकः । 

इति विशतिमध्यात्तु नराजातावसंगतिम्‌ ॥ 

वामघोरद्वये यातः स्वातन्ध्यातयूवंपश्चिमो । 

ज्ञानं भजेते नवेति भेदषोडशके स्थितम्‌ ॥ 

तत्रापि वामदेवीयमेकं तदुपरि स्थितम्‌। 


के ही प्रायः विशेष उल्लेख के कारण ईशान, वामदेव और अघोर रूप त्रिक का 
दूसरी क्रियाओं में विनियोजन से तीन तीन के आठ भेद ही हो सकते हैं। 
पद्य में एकक शब्द का प्रयोग भो साभिप्राय है । तत्पुरुष, सद्योजात, वाम 
और अघोर, इन चारों का यामळ रूप से या पृथक्‌ रूप से संयोग सम्बन्धो 
वेमत्य है । इनके त्रिकों के भी पारस्परिक संयोग में अनवस्था होगी । आठ 
भेदों के स्थान पर सात भेद मानना भी उचित नहीं है। 


इस प्रकार तीन भेदों को मुख्यता के साथ पाँच भेदों की मान्यता को 
लेकर जो यह विश्लेषण उपस्थापित किया गया है, वह्‌ पर्याप्त है। इन पाँचों 
मुखों को यदि ईशान-तत्युरुष, तत्युरुष-सद्योजात, सद्योजात-वाम और वाम-अघोर, 
यह चतुरात्मकता स्वीकार की जाय, तो भी अन्य मुखों से असम्मतियाँ यथावत्‌ 
बनी रहेंगो । ईशान से संगति न होने के कारण तत्पुरुष, सद्योजात,. वाम और 
अघोर, इन चारों के चार और भेदपञ्चक के एकत्व की स्थिति में भी १+ १६+ 
१=१८ भेदप्रधान स्द्रभेद शाख्रकारो द्वारा मान्य हैं । इन्हीं विचारों का समर्थन 
उद्धृत इलोकों द्वारा जयरथ कर रहे हैं-- 


मुखों की वाम और दक्षिण संगति से सात और आठ भेद उनके द्विक 
और त्रिक भेद से चार मुखों के चार और एकीकृत पञ्चक के एकल भेद से बीस 
अवस्थाओं का आकलन योगियों के अनुभवक्षेत्र का चमत्कार है । इन बीसों में 
तत्पुरुष और सद्योजात की वाम और अघोर से असंगति सम्भाव्य है। चार 


4 १८] प्रथममाह्मिकस्‌ ४२, 


स्वरूपं भेरवीयं च तेनाष्टादशधा स्थिति: ॥ 
रुद्रभेदस्य शास्त्रेषु शिवेनेबे निरूपिता ।' 
इति । एतच्च श्रीश्रोकण्ठ्यामभिधानपू्वं विस्तरत उक्तम्‌, तद्यथा 


“स्रोतस्यू्ध्वं भवेउज्ञानं शिवरुद्राभिधं द्विधा । 
कामजं योगजं चिन्त्यं मोकुटं चांशुमत्पुनः ॥ 


दीप्त »***++*+ ५००००५५४०४४४० ५ ४४४५५०४५४५५; न्तरं पुनः ॥ 
शिवभदाः समाख्याता रुद्रभेदांस्त्विमाञ्छ्ण्‌ ॥ 


विजयं चेव निःश्वासं मद्गोतं पारमेश्वरम्‌ । 
मुखबिम्बं च सिद्धं च सन्तान नारसिहकम्‌ ॥ 
चन्द्रांशु बीरभद्रं च आग्नेयं च स्वयम्भुवम्‌ । 
बिसरं रौरवाः पञ्च विमलं किरणं तथा ॥ 
ललितं सौरभेयं च ततन्त्राण्याहुमहेश्वरि । 
अष्टाविशतिरित्येवमृध्बंत्रोतोबिनिर्गताः ॥' 
अत्र चानेनेव 
I शिवता: शिवाभिधः । 
भेदो रुद्रेश्च रुद्राख्य इति भेदो निरूपितः ।।' 


१६ भेद, १ वाम और १ भेरवीय भेद लेकर १८ भेद तो सिद्ध ही हैं। 
ये स्वयं शिव निरूपित शास्त्र के तथ्य हैं। इसमें सन्देह के लिये स्थान 
नहीं है। 

श्री श्रीकण्ठी के वचनों का उक्त विचारों के समर्थन में उद्धरण प्रस्तुत 
करते हे--“इस स्रोत अर्थात्‌ प्रवाह परम्परा में आगे चलकर शिव और रुद्र ये 
दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। शिव के कामज, योगज, चिन्त्य, मौकुट, 
अंशुमान्‌, दोप्त ( कुछ खंडित ) आदि भेद मिलते हैं । रुद्र के भेदो में विजय, 
निःश्वास, मद्गीत, पारमेस्वर, मुखविम्ब, सिद्ध, सन्तान, नारसिह, चन्द्रांशु, 
वीरभद्र, आग्नेय, स्वायम्भुव और विसर, रौरव भेद रूप विमल, किरण, 
ललित और सौरभेय भेद से तन्त्र कुल २८ हैं । ये सभी ऊर्ध्व स्रोतों से प्राप्त हैं । 
ये सभी शेव तन्त्र हैं और शिव द्वारा उक्त भी हैं। शिव द्वारा उक्त शैव और 
रद्र द्वारा उक्त रुद्र भेद हैं।'” 


८ %८=६४ भेरवों के भेद हैं। अद्वय अवस्था में शिव और शक्ति के संघट्ट 


में योगिनीवक्त्र नामक दक्षिणमुख की उत्पत्ति स्वीकृत है । ये प्रत्येक भी 
श्रीतन्त्रा० ४ 


५० श्रोलन्क्राळोकः 


वसुभिः अष्टभिर्गुणिता 'अष्टौ' चतुःबष्टिभेरवभेदाः। तथा “च अद्रयस्वभावे 
स्वरूपे शिवशक्तितत्संघट्टाख्ययोगिनीवक्त्रात्मनि दक्षिणवक्त्रे प्रत्येकमुद्बुभू- 
ब्द्भूत-तिरोधित्यु-तिरोहितात्मकतया चतूरूपत्वेन भेदषोडशात्मकमितरढक्त्र- 
चतुष्टयं यदा युगपदन्तर्लीनतामेति तदेषां परस्परमेलनया चतुःषष्टिरद्ययप्रधाना 
भैरबभेदाः। तदुक्तं 
'यच्चान्ते दक्षिणं हादं लिङ्ग हृत्परमं मतम्‌ । 
तदाप्यन्त:क्ृताशेषस्प[ सृ ]ष्टमावसुनिभरम्‌ ॥ 
सवंसंहारकत्वाच्च कृष्ण तिमिरख्पघृत्‌ । 
भेदभावक मायीयतेजोंऽशग्रसनात्मकम्‌ n 
तत्रान्तर्लोनतां याति यावद्ृकत्रचतुष्टयम्‌ । 
उद्बुभषुरतथोद्‌भूतं तिरोधित्सु तिरोहितम्‌ । 
इत्त्थं युगपढेवतद भेदषो डशकात्मकम्‌ । 
दक्षे वेसगिके हादे स्वतन्त्रेथ शिवे विशत्‌ ॥ 
अष्टाष्टकात्म तच्छास्त्रं युगपदर्भरवाभिघम्‌ ।' 
इति । एतच्च श्रीश्रीकण्ठ्यामभिधानपूर्व विस्तरत उक्तस्‌। तद्यथा 


उद्बुभूषु, उद्भूत, तिरोधित्सु और तिरोहितात्मक चार रूपों में व्यक्त होते 
हैं। १६ मेद बाले दूसरे चार मुखों का जब गुणन होता है, तब ६४ अद्वय 
प्रधान भैरव भेदों की परिकल्पना होती है । 


इस बात की पुष्टि जयरथ पुनः उदाहरण द्वारा कर रहे हैं -“हूदय” शब्द 
का प्रयोग रहस्यात्मक है । स्फुरत्तात्मक स्पन्द, चित्‌, प्रतिभा ये सभी हृदय हैं। 
एक हार्द शेव लिङ्ग ही त्रिकोण में बीज का वपन करता है। वह अत्यन्त 
सुक्ष्म है, सम्पूर्ण अभिव्यक्ति का हेतु है । वह सवंसंहारक भी है। कृष्ण वणं 
का है। तिमिर के समान आवारक है। भेद दृष्टि द्वारा श्रान्त करता है और 
मायीय है । तेज के अंश को ग्रस्त करता है। 


यदि उसमें वक्त्रचतुष्टय की अन्तर्लींनता हो जाय, तो उद्बुभूषु. उद्भूत, 
तिरोधित्सु और तिरोहित भेदों की गणना का परिणाम १६ भेदों से व्यक्त हो 
जाता है। दक्ष, वेसगिक, हार्द और स्वतन्त्र शिव में उनका अनुप्रवेश 
है। इस प्रकार ६४ भेदों का यह भैरवशास्त्र गुरुजनों के कृपाप्रसाद से जाना 
जाता है। 


[| १८] प्रथममाल्िकम्‌ 


“अस्यत्संक्षेपत्तों बक्ष्ये गीतं यत्परमेष्ठिना । 
तच्च भेदे: प्रवक्ष्यामि चतुःषष्टि विभागशः ॥ 
भरबं यामलं चेव मताख्यं मङ्गलं तथा । 
चक्राष्टकं शिखाष्टकं बहुरूपं च सप्तमम्‌ ॥ 
वागीशं चाष्टमं प्रोक्तमित्यष्टो वीरवन्दिते । 
एतत्सादाशिबं चक्रं कथयामि समासतः ॥ 
स्वच्छन्दो भेरवश्चण्डः क्रोध उन्मत्तभरवः । 
असिताङ्को महोच्छ्ष्मः कपालोशस्तथेव च ॥ 
एते स्वच्छन्दरूपास्तु बहुरूपेण भाषिताः। 
ब्ह्मयामलमित्युक्तं विष्ण्यामलकं तथा ॥ 
स्वच्छन्दश्च रुरुश्चंव षष्ठं चाथवंणं स्मृतम्‌ । 
सप्तमं रुद्रमित्युक्तं वेतालं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥ 
अतः परं महादेवि मतभेदाञ्छणष्व मे। 
रक्ताह्यं लम्पटाख्यं च मतं लक्ष्म्पास्तयंव च ॥ 
पञ्चमं चालिका चेव पिङ्कलाद्यं च षष्ठकम्‌ । 
उत्फुल्लकं मतं चान्यद्विशवाद्यं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥ 
चण्डभेदाः स्मृता ह्येते भेरवे वीरवन्दिते । 
भेरवी प्रथमा प्रोक्ता पिचतन्त्रसमु-्धवा ॥ 
सा द्विधा भेदतः स्याता तृतीया तत उच्यते । 
ब्राह्मोकला चतुर्थो तु विजयाख्या च पञ्चमी ॥ 
चन्द्राख्या चेव षष्ठी तु मङ्गला सर्वमङ्गला । 
एष मङ्कलभेदोऽयं क्रोधशेन तु भाषितः॥ 


पुनः श्री श्रीकण्ठो का वचन उद्धृत कर जयरथ अर्थ का उपबृ हण कर रहे 
है--“परमेष्ठी की उक्ति है कि भैरव, यामल, मत, मङ्गल, चक्राष्टक, शिखाष्टक, 
बहुरूप, वागोश यह ८ सादाशिव चक्र हैं। इसी प्रकार स्वच्छन्द, भैरव, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्तमेरव, असिताङ्ग, महोच्छुष्म और कपालीश, ये ८ स्वच्छन्द भैरव 


होते हैं।” 


“ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, स्वच्छन्द, रुरु, आथर्वण, रुद्र, वेताल, ये शास्त्र 
विभाग हैं--जिनमें उन विषयों का विवेचन है । इससे अतिरिक्त चण्डभेरव के 
भो अनेक भेद निदिष्ट हैं। जेसे--चण्ड, रक्त, लम्पट, श्रीमत्‌, अवलिङ्ग, पिङ्गल, 
उत्फुल्लक और विश्वाद्य, ये आठ भेद हैं । 


श्रोतन्त्रालाकः 

प्रथम ,सस्त्रचक्क तु वर्णचक्क द्वितोयकम्‌। 

तृतीयं शक्तिचक्रं तु कलाचक्र चतुर्थकम्‌ ॥ 

पञ्चमं बिन्दुचक्रं तु षष्ठं वे नादसंज्ञकम्‌ । 

सप्तमं गुह्ाचक्क च खचक्रं चाष्टमं स्मृतम्‌ ॥ 
एष वे चतक्रभेदोऽयमसिताङ्केन भाषितः। 

अन्धकं रुरुभेदं च अजाख्यं मूलसंज्ञकम्‌ ॥ 

वर्णभण्ठं विडङ्गं च ज्वालिनं मातृरोदनम्‌ । 

कीत्तिताः परमेशेन रुरुणा परमेश्वरि ॥ 
भैरवी चित्रिका चेव हंसाख्या च कदम्बिका । 

हुल्लेखा चन्द्रलेखा च विद्युल्लेखा च विद्युमान्‌ ॥ 
एते वागीशभेदास्तु कपालीशेन भाषिताः। 

भैरवी तु शिखा प्रोक्ता वीणा चेव द्वितीयिका ॥ 
बोणामणिस्तृतीया तु संमोहं तु चतुर्थकम्‌ । 

पञ्चमं डामरं नाम षष्ठ चेवाप्यथवंकम्‌ ॥ 
कबन्धं सप्तमं स्यातं शिरश्छेदोऽष्टमः स्मृतः। 

एते देवि शिखाभेदा उन्मत्तन च भाषिताः ॥ 
एतत्सादाशिब चक्रमष्टाष्टकविभेदतः ॥' 


पिचुतनत्रानुसार क्रोधेश द्वारा कथित भेरवी, ख्याता, ब्राह्मी, कला, विजया, 
चन्द्रा, मङ्गला, सर्वमङ्गला, ये भैरबी के आठ भेद माने जाते हैं। मन्त्रचक्र, 
वर्णचक्र, शक्तिचक्र, कलाचक्र, बिन्दुचक्र, नादचक्र, गुह्मचक्र, खचक्र, ये चक्र के 
आठ भेद शास्त्र स्वीकृत हैं । यह असिताङ्ग भैरब की उक्ति है । 


अन्धक, रुरु, अज, मूल, वर्णभण्ठ, विडङ्ग, ज्वाली, मातृरोदन, ये रुर द्वारा 
प्रतिपादित भैरव भेद हैं। भैरवी, चित्रिका, हंसा, कदम्बिका, हुल्लेखा, चन्द्र- 
लेखा, विद्युल्लेखा और विदयुन्मालिनी, ये आठ वाणीशक्ति के भेद कपालीश द्वारा 
उक्त हैं । शिखा, वीणा, वीणामणि, संमोह, डामर, भथर्वक, कबन्ध, शिरच्छेद, 
ये शिखा भैरवी के मेद हैं और उन्मत्त भेरव द्वारा कथित है । यह पूरा का पुरा 
सादाशिवचक्र है, जो आठ अष्टको में वणित है । यह चौसठ भैरव के भेद योग- 
सिद्ध हैं। इस प्रकार भेद, उपभेदों की विचित्रिता से भरा हुआ शिव शाश्वत 
प्रकाश मात्र है। 


न १८] प्रथममाह्लिकम्‌ ५३ 


इति । तैभिन्नं भेदोपभेदवेचित्र्यात्मना नानाप्रकारमित्यर्थ:। यत्तु श्रीश्रीकष्ठ्यां 
तत्युरुपवक्‍्त्रमुहिव्य 
'अष्टाबिशतिभंदेस्तु गारुडं हृदयं पुरा।' 
इत्यादि । तथा 
“पश्चिमे मृततन्त्राणि ॥९३०१००१९००%३०५% ००००००००००० ।" 
तथा 
“दक्षिणे दक्षिणो मागंश्वतुविशतिभेदतः ।' 
इत्यादि । तथा 
“बामदेवात्तु यज्जातमन्यत्तत्सामृ[म्प्र ] तं शृण ।' 
इत्यादि अन्यभेदोपभेदवेचित्र्यमुक्तम्‌, तदेकैकस्य वक्त्रस्य पञ्चवक्त्रात्मकत्वाद्‌ 
एतद्मेदजातोपभेदात्मकमेव--इति तत एव संगृहीतम्‌ इति न पृथगिह आयस्तम्‌ । 
तढुक्तम्‌ 
53% “एकेक पञ्चवक्त्रं च वक्त्रं यस्मात्प्रगीयते । 
दशाष्टादशभेदस्य ततो भेदेष्वसंख्यता ।।' 
इति । अतश्च भेद-भेदाभेदाभेदप्रतिपादक शिवरुद्रभेरवास्यं त्रिधेवेदं शास्त्रमुद्‌- 
भूतम्‌ इति सिद्धान्तः । तदुक्तं 
"तन्त्रं जज्ञ रुद्रशिवभेरवाख्यमिदं त्रिधा । 
वस्तुतो हि त्रिधेवेयं ज्ञानसत्तः विजम्भते ॥ 
भेदेन भेदाभेदेन तथेवाभेदभागिना ।' 


श्री श्रीकण्ठी में तत्पुरुष वक्त्र को लक्ष्य कर यह कहा गया है कि गरुड 
रचित शास्त्र के अनुसार अट्ठाइस भेद ही हैं । साथ ही साथ १--पश्चिम वक्त्र 
में भूततन्त्र, २--दक्षिण में दक्षिण मार्ग, ३--वामदेव से उतपन्न अन्य शास्त्रों 
के तीन प्रसङ्गों को भी उद्धृत किया है। इसमे भी भेद वेचित्र्य का ही आकलन 
होता है । यह तथ्य oh है कि एक एक मुख भी पञ्चवकत्रात्मक ही होते हैं। 
इनके भेद ही उपभेदों के भी उत्स हैं। इतने विस्तार से ऊत्रकर आचार्य जयरथ 
स्वयं कह रहे हैं कि इन बातों का अध्ययन उन्हीं प्रसङ्गो से और ग्रन्थों से 
करना चाहिये । 

यह भी कहा गया है कि “एक एक वत्रत्र ( मुख ) या पञ्चवकत्रों का 
एकक यह मुख्यत: दश और अठारह भेद वाले हैं और इनसे ही अनन्त भेदों का 
उल्लास होता है।” आनन्त्य ही शैव विस्तार है । इस प्रकार अभेद, भेद और 
भेदाभेद प्रतिपादक शिव, रुद्र और भेरव नामक तीन प्रकार का ही यह शेव- 
शास्त्र बना--यही सिद्धान्त मान्य है। इसे प्रमाणित करने के लिये जयरथ 
उदाहरण इलोक उद्धत कर रहे हैं- 

“रुद्र, शिव और भैरव नाम से तीन प्रकार के ही शास्त्रों को शिव ने 
उत्पन्न किया । इसीलिये यह मान्य है कि शेवागम की ज्ञानसत्ता का महाप्रवाह 
त्रिस्नोतस ही है और भेद, भेदाभेद तथा अभेद मतवादों के अमृत से विश्व को, 


द्र श्रीतन्त्रालोकः 

इति । एवं च भेदाद्यात्मकमपीदं शास्त्रं परमेइवरेशवामाघोरात्मकं षष्ठं त्रिकं 
परादिदेवोत्रयविश्रान्तिधामतया क्रोडीकृत्य, 

धुष्पे गन्धस्तिल तेल देहे जीवो जले रसः। 
यथा तथेव शास्त्राणां कुलमन्तःप्रतिष्ठितम्‌ ॥' 
इत्याद्युक्त्या परमाद्वयामृतपरिप्लावितं विदध्यात्‌, अन्यथा ह्यस्य परपद- 
प्राप्तिनिमित्तत्वं न स्यात्‌ । तदुक्तं 

'ततोऽपि संहृताशेषभावोपाधिसुनिर्भेरः । 
भरव: परमार्थोद्चद्द्रवब हितशक्तिकः ॥ 
ईशान-वाम-दक्षासु तासु शक्तित्रयं क्रमात्‌ । 
अपरादिपराप्रान्तं क्रोडीकृत्य त्रिकं स्यितः ॥ 
ऊ्ध्वंवामतदभ्यानि प्रापय्याभेदभूमिकाम्‌ ॥' 


सिक्त करता है। इस प्रकार भेदात्मक होते हुए भी यह शास्त्र वकत्रों के आठ 
त्रिकों में से छठें त्रिक ( ईश-वाम-अघोर । को और परा, परापरा और अपरा 
रूपी देवी त्रय को भी आत्मसात्‌ करता है ।” इसकी पुष्टि इस पद्य से करते हैं- 
“कूलों में सुगन्ध, तिल में तेल, देह में जीव और जल में जैसे रस 
प्रतिष्ठित रहता है, उसी प्रकार शास्त्रों का यह सारा प्रसार शिव-हृदय में ही 
प्रतिष्ठित है।” इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शेव महाभाव का जो परम 
अमृत रूप अद्वय तत्त्व है, उससे यह सारा शास्त्रविस्तार परिप्लाबित है। 
अन्यथा शिवशास्त्रों को 'परमपद प्राप्ति में ये कारण हैं' इस प्रकार की प्राप्ति 
निमित्त रूप प्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती । इसी पर यह कहा गया है कि “भैरव 
सम्पूणं भाव राशि का स्वात्म में ही उपसंहार कर अवस्थित परम तत्त्व है) 
इसमें पारमाथिक अमृत के उपयु हण की शक्ति का शाश्वत उल्लास है । ईशान, 
वाम और दक्षिण, इन तीनों की तीन शक्तियाँ अपरा, परापरा और परा स्थितियों 
को आत्मसात्‌ कर अवस्थित हैं ।” इसी आधार पर ऊर्ध्वमतबाद, वामतवाद 
और इनके अतिरिक्त कुल आदि विभिन्न तान्त्रिक मार्ग और शास्त्र, जो अपने 
मूल उद्गम की सुधासिचित भूमि पर उद्भूत हुए, वे सभी प्रायः अद्वय भूमि 
की ओर ही संकेत करते हैं । 


इस आशङ्का के लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है कि इन तथ्यों की प्रामा- 
णिकता के लिए कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। यहाँ तो गुरुपरम्परा ही सबसे 
बडा प्रमाण है। कहा गया है कि-- 


1 १८] प्रथममाह्निकम्‌ ५५ 


इति । ननु एवंविधा श्रुतिन काचिदुपलभ्यत इति कि प्रमाणम्‌ । ननु अत्र 
उक्तमेवानेन गुरुपारम्पर्यलक्षणं प्रमाणम्‌ । यदाह 
"इत्थं मध्ये विभिन्नं ततित्रकमेव तथा तथा । 
शास्त्रमस्मद्गुरुगहे संप्रदायक्रमात्स्थितम्‌ ॥।' 
इति। ननु यदेवात्र पंबुद्धिप्रभवत्वं चोद्यं तदेवोत्तरीकृतम्‌--इत्यपूर्वमिदं 
पाण्डित्यम्‌, तेनागमः कइ्चन संवादनीयो येनेतत्समाहितं स्यात्‌, नेतद्‌ अवि- 
गीतैव हि प्रसिद्विरागम इत्युच्यते, यदुक्तं 
“प्रसिद्धिरागमो लोके गयुक्तिमानथवेतरः। 
विद्यायामप्यविद्यायां प्रमाणमविगानतः ॥ 


प्रसिद्धिरवगोता हि सत्या वागेश्वरी मता । 
तथा यत्र यथा सिद्धं तद्ग्राह्मविशङ्कुतेः ॥।' 


“यह त्रिक मार्ग ही बीच में विकसित मतवादों की विभिन्नता की विभा 
से विभूषित होकर सम्प्रदाय क्रम से हमारे गुरुगृहों में अवस्थित है ।” यह जानने 
योग्य और ध्यान देने की बात है कि शङ्कालु हृदय प्रसिद्ध सत्य के विषय में 
भी सन्देह करता है। आगमशास्त्रों के लिये प्रसिद्धि ही आगम है' यह 
प्रचलित है । युक्ति सिद्ध तथ्य है कि “पुरुष की बुद्धि और मेधा की उर्वर भूमि 
से जो अनुत्तर सत्य उद्घाटित होता है, वह स्वयम्‌ उत्तर बन जाता है। ऐसा 
पाण्डित्य तो अपूर्व ही माना जायेगा । संशयात्मा तो संशयात्मा ही रह 
जायेगा ।” आगम कोई भी हो, संवादनीय भी है और समाधेय भी । समाहित 
अवस्था को ही पृष्ट करने वाली यह उक्ति है कि-'प्रसिद्धि ही आगम है'। प्रसिद्धि 
भी ऐसी, जो समीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी हो, अविगीत हो । यही तथ्य 
'प्रसिद्धिरागमो लोके' तथा 'तद्ग्राह्ममविर्शाङ्कूतैः' इन दो झ्लोको से सिद्ध है। 
इसका अर्थ भी उक्त विश्लेषण में सुव्यक्त है । 

वही आगम परम्परा में विहित है। महागुरु रूप जितने आप्त पुरुष हैं, 
उन्होंने कभो इसको निन्दा नहीं की है, वरनु इस परम्परा के समर्थन और 
विकास में योगदान ही किया है। इसलिये अतिरिक्त प्रमाणों की यहाँ कोई 
आवश्यकता हो नहीं रह जाती । 


५६ श्रीतन्त्रालोकः 


इति। सा चात्र विद्यत एवाविगानेन महात्मनां महागुरूणास्‌ इति किमत्र 
प्रमाणान्तरान्वेषणेन । यदि चार्वाग्दुशां भवादृशामेवंविधा श्रुति: कर्णगोचरं 
न गता-तावतैव एतन्नोपपद्यते, इति न वक्तुं शक्यम्‌ । नहि प्रमाणाभावात्‌ 
प्रभेयस्याप्यभावः स्यात्‌ । न चेते विप्रलम्भकाः येनेवमन्यथोपदिशेयुः, 
एतदुपदेशमूलतयेव निखिलस्य शेवशास्त्रागमार्थस्य प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन 
यथा मन्वादिस्मृतौ उत्सन्नशाखाम्‌लत्वादष्टकादियागानां मलभूता श्रुतिः 
कल्प्यते तथा इहापि ज्ञेयम्‌ । नह्ये बंविधां श्रुतिमदृष्ठा साक्षात्कृतनिखिल- 
शेबागमसतत्त्वास्त एवमुपदिशेयुः इत्यलं महागुरूणामुपदेशपरीक्षण- 
दुःशिक्षया । 


आप सदुश आधुनिक सन्दर्भो के विज्ञाता को भी यदि ऐसी कोई श्रुति 
नहीं सुन पड़ी, तो इससे कुछ नहीं बिगड़ता। जो सत्य है, तथ्य है-वही रहेगा । 
प्रमाण के अभाव में प्रमेय का अभाव कभी नहीं होता, इस सिद्धान्त पर 
पूर्वप्रश्नोपस्थाता को विचार करना चाहिये । 


ये कोई वंचक और भूलभुलेया में डालने वाले सामान्य पुरुष भी न थे, 
जिन्होंने जो जी में आया, उपदेश दे दिया । इन आगमिक उपदेशों के मूल में 
निखिल शेव शास्त्र की प्रायोजनिकता निहित है। इसलिये जैसे मनुस्मृति आदि 
अष्टक आदि यागों की उच्छिन्न शाखा वाली श्रुति की कल्पना कर लेते हैं, उसी 
उ भी प्रमेय की प्रस्तुति के आधार पर प्रमाण की कल्पना स्वयं हो 
जाती है। 


अष्टक यागों में प्रयोज्य मूल श्रुति के न रहने पर भी मूल श्रुति की 
कल्पना कर याग सम्पन्न करते हें । उसी प्रकार यह ध्रुव सत्य है कि आगम 
परम्परा-सिद्ध महामाहेश्वर मेधासमृद्ध प्रतिभा-पुरुष गुरुजन विना मूलभूत 
प्रमाण के देखे या जाने, ऐसा जीवन्मुक्तिदायक महत्त्वपूर्ण पारमाथिक उपदेश दे 
पाते । इसलिये अन्त में जयरथ कहते हैं कि बस ! बहुत हो गया, पर-रहस्यदर्शी 
गुरुजनों के प्रति ऐसी शङ्का नहीं होनी चाहिये । आगम-शास्त्रों के सम्बन्ध में 
यह कहा जाता है कि 


न १८] प्रथममाल्िक्रम्‌ ५७ 


ननु शास्त्राणां 

“यतः शिवोद्भूवाः सर्वे शिवधामफलप्रदाः ।' 
इत्यादयुक्तेरेकत्वनियामककारणफलयोरेक्यमस्ति, इह्‌ किनिबन्धनमेषामेवं 
नानात्वमुक्तम्‌ ? सत्यं-किन्तु अनुम्राह्माशयमेदादेषां नानात्वं कल्पितम्‌ । 


इति । ननु यद्येवं तत्‌ 


'वेदादिम्यः परं शेवं शेवाद्वामं च दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणाञ्च परं कोलं कोलात्परतरं नहि ॥' 


“ये सभी शास्त्र शिव से ही उत्पन्न हैं और शेव महाभाव रूपी जीवन्मुक्ति 
का महाफल प्रदान करने वाले हैं ।” इस उक्ति में कारण (शिव) और शिवधाम 
रूपी फलवत्ता में एकता ही है, तो वेचारिक स्तर पर इनके अनेक ख्पो में 
उल्लसित होने के क्या कारण और कौन से आधार हैं ? उत्तर में कहते हैं कि 
आपकी बात तो सही है; किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि- अनुग्रह करने 
वाला अनुग्रह योग्य भक्तों के आशय भी देखता है। वह उसी खूप में उसे 
अनुगृहीत करता है। इसीलिये यह अनेकता--यह अनन्तता दृष्टिगोचर होती है। 
कहा भी गया है 

“ग्रह सारा आनन्त्य और भेदवाद औपचारिक है । अधिकारी, श्रद्धालु 
श्रोताओं के अनुसार भेद स्वाभाविक हो जाता है । कहीं अर्थमेद से भेद होते 
दोख पड़ते हैं; किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि फल में भेद नहीं होता । यदि कोई 
फलमेद की कल्पना करेगा, तो वह निश्चय ही यथार्थ से दूर की बात होगी । 

पुनः शद्भ उपस्थित करते हैं कि 

“बेद आदि से श्रेष्ठ शेवशास्त्र हैं । शेव में भी वाम और दक्षिण तथा 


५८ श्रोह्नन्त्रालोकः 


इत्यादिना उक्तमेषां यथायथमुत्कृष्टत्वं युक्तं न स्यात्‌ ? नेतत्‌-द्वारद्वारिभावेन 
एषामुपायोपेयभावस्य उक्तत्वात्‌, तेन परमाद्वयोपदेशप्रतिपादकमेव शास्त्र 
शिवसरद्भावलाभैकफलम--इत्यवसेयम्ष्‌ । तदेव परमपदप्राप्ती साक्षादुपायभूतत्वा- 
दुत्कृष्टस्‌ । एतच्चानेनेव श्रीमालिनीइलोकवातिकादौ वितत्य उत्तम्‌, तत्तत एव 
स्वयमवधार्यस्‌, ग्रन्थगोरवभयात्तु प्रतिपदं न संवादितम्‌ । अत एवाह 'तत्सारं 
त्रिकशास्त्रम्‌' इति । तदुक्तं 

“बेदाच्छेबं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 

ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्‌ ॥' 
इति । अनेनेवाशयेन च 


दक्षिण से भी कौल मतवाद श्रेष्ठ है। कौलमत से श्रेष्ठ कोई है हो नहीं ।” इस 
उक्ति में क्रमशः मतवादों की श्रेष्ठता बतलाई गई है । यह बात ठोक नहीं । 


पूर्व पक्ष के इस संशय का समाधान करते हैं--कि यहाँ बुराई या 


हीनता प्रदर्शित करना लक्ष्य नहीं है, वरन्‌ यह देखना है कि परम पद की प्राप्ति 
में कौन शास्त्र साक्षात्‌ उपाय है । उसकी उत्कृष्टता साक्षात्‌ उपाय होने के 
कारण है। उक्त श्लोक में द्वार और द्वारी के आधार पर उपाय और उपेय 
भाव को प्रतिष्ठा की गयी है। यह्‌ निश्चित है कि परम अद्वय भाव के उपदेश 
का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही शैव महाभाव रूपी फल प्रदान करने में 
सक्षम हो सकता है। एक द्वार से निकल कर दूसरे द्वार के माध्यम से जब 
गृहस्वा मी सभी घरों का अवलोकन करता है, तब उसकी साजसज्जा का पता 
चलता है। उसो प्रकार क्रमशः इन शास्त्रों के स्वाध्याय से साधक को यहू 
स्पष्ट हो जाता है कि कौलशास्त्र ही परम अद्वय भाव की उपलब्धि में साक्षात्‌ 
उपाय है, तो वह स्वतः कह उठता है कि “कौलात्‌ परतरं नहि' । अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ट साक्षात्‌ उपाय है। 'श्रीमालितीहलोकर्वात्तिक' में ये सारी बातें 
विस्तारपूर्वक बतलायी गयी हैं । जिज्ञासु जन वहाँ से भी इसका अवधारण करें। 
व्यर्थ विस्तार को रोक कर नये विचार की पुनः अवतारणा जयरथ कर 


रहे हैं - 


न १८] प्रथममाह्विकस्‌ ५९, 


श्वाममार्गाभिषिक्तो$पि देशिकः परतत्त्ववित्‌ । 
संस्कार्यो भेरवे सोऽपि कुले कोले त्रिकेऽपि सः ॥' 
इत्यादि  श्रीनिशाचारादावुक्तम्‌। तच्च सिद्धा-नामकमालिन्याख्यखण्ड- 
त्रयात्मकल्वात्त्रिविधम्‌ । तत्र क्रियाप्रधानं सिद्धातन्त्रम्‌, ज्ञानप्रधानं नामकं 
तन्त्रम्‌, तदुभयमयं मालिनीमतम्‌ इति तदेव मुख्यम्‌, यदाह्‌ “तत्सारं मालिनो- 
मतम्‌' इति । एवं च, “न तदस्तीह यन्न' इत्यादि युक्तमेवो क्तम्‌ ॥१८॥ 
अतश्च सर्वसहत्वात्तदधिकारेणेव च प्रतिज्ञाया अपि निर्वाहो युक्त 
इत्याह 


एक स्थान पर 'कोलात्‌ परतरं नहि’ कहा गया है, दूसरे स्थान पर 
“तत्सारं त्रिकशास्त्र' भी है । इसका तात्पयं बया है ? 


इलोकार्थ है कि 


“बेद से शेव, उससे वाम, फिर दक्षिण, उससे कुल, कुल से मत और 
मत से भी त्रिक सर्वोत्तम और पर है” । इसी आशय का एक दूसरा इलोक भी 
जयरथ दे रहे हैं- 


“वाम मार्ग में दीक्षा लेने के बाद भी परतत्त्ववेत्ता देशिक विद्वान्‌ को 
भी भैरव तन्त्रानुसारी दीक्षा देकर संस्कार सम्पन्न करना आवश्यक होता है । 
कुल मार्ग पर जाने के लिये कुल दीक्षा की और कुल दीक्षा प्राप्त कोल को 
परमाद्रयभाव के चिर्देक्य की पराकाष्ठा पर जाने के लिये त्रिक के संस्कारों से 
संस्कृत करना परमावश्यक है ।” “यह निशाचर शास्त्र की उक्ति है । 


यह सिद्धा तन्त्र, नामक तन्त्र और मालिनी तन्त्र नाम तीन खण्डों में 
है । उनमें सिद्धा तन्त्र क्रिया प्रधान है । नामक तन्त्र ज्ञान प्रवान है । ज्ञान और 
क्रिया उभय भाव के प्राधान्य से संवलित मालिनी तन्त्र है । इन तीनों में मालिनो 
मत श्रेष्ठ है । इसीलिये 'तत्सारं मालिनीमतम्‌' की उक्ति अठारहवें पद में है। 
सत्रहवें इलोक में भी यह घोषणा की गयी है-वह कोई ऐसा विषय नहीं है, 
जो यहाँ न हो। 

ये सारी बातें क्रमिक उत्कर्ष की तात्त्विक दृष्टि से ही कही गयी हैं और 
एकात्मक रूप से सत्य पर आधारित हैं ॥१८॥ 

सबके लिये मान्य होने के कारण गुरुके ही अधिकार से अपनी कृति की 
प्रतिज्ञा का निर्वाह उचित कह रहे हैं-- 


श्रीतन्त्रालोकः 


अतोऽत्रान्त्गतं सर्वं संप्रवायोज्झिते बुधेः । 

अदुष्टं प्रकटीकुर्मो गुरुनाथाज्ञया वयम्‌ ॥१९॥ 
'अत' इति उक्तयुक्त्यास्यैव शास्त्रस्य प्राधान्यात्‌ । 'प्रकटीकुमं इति 
प्रक्रियाकरणेन। अतश्च 'प्रथाने हि कृतो यत्नः फलवान्भवति’ इति 


भावः। 'गुरुनाथाज्ञया' इति--नहि तदाज्ञां विनात्र अधिकार एव भवेदिति 
भावः ॥ १९॥ 


अन्याद्ष्टप्रकटीकरणे च स्वात्मनि भगवत्प्रसाद एव निमित्तम्‌ इति 
दर्शयितुमाह 

अभिनवगृप्तस्य कृतिः सेयं यस्योदिता गुरुभिराख्या । 

त्रिनयनचरणसरोरुहचिन्तनलब्धप्रसिद्धिरिति ॥२०॥ 


त्रिनयनप्रसादासादितप्रकृष्टसिद्धे: कि नामासाध्यम्‌ इति भावः ॥२०॥ 


'अतः' अर्थात्‌ मालिनीविजयोत्तर तन्त्र की प्रधानता के कारण उसके 
अधिकार क्षेत्र में ही इसका प्रकटीकरण हो रहा है । प्रधान में किया यत्न सफल 


होता है । गुरुदेव की आज्ञा के विना इस महात्‌ कार्य में अधिकार भी केसे 
होता ? 

गुरुदेव की आज्ञा के विना इस शास्त्र के रहस्यों का उद्घाटन नहीं किया 
जा सकता । इसलिये आप्त होने पर भी गुरु के आदेश के मिलने के उपरान्त 
ही इस अदृष्ट के प्रकटीकरण का यह कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। 
साम्प्रदायिक संकुचित दृष्टि के कारण विशिष्ट तत्त्वार्थवाद से व्यक्ति बंचित रह 
जाता है ॥१९॥ 


अब तक अविचारित तत्त्व के और अननुभूत रहस्यार्थ के उद्घाटन की 
उद्घोषणा ग्रन्थकार कर रहे हैं- 

अभिनवगुप्त की यह रचना गुरुदेव को आज्ञा से ही विरचित है । इसमें 
मनुशासनहीनता का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता । उनकी स्पष्ट आख्या 
(आज्ञा ) है कि मैं इस अप्रतिम रहस्यार्थ का प्रकाशन करूँ । 


त्रिनयन शङ्कुर की कृपा से प्राप्त प्रकृष्ट सिद्धि के बाद कुछ भी असाध्य 
नहीं है । मैंने भगवानु शंकर के चरणों की आराधना की है। उनके चरणार- 
विन्द के सुचारु चिन्तन से मुझे त्रिकशास्त्र की सिद्धि प्राप्त है । अतएव में 
इस रहस्य को खोलने में पूरी तरह समर्थ हूँ ॥२०॥ 


टे २१] प्रथममाह्मिकम्‌ ६१ 


एवं चेयं कृतिः सर्वेषामेव ग्राह्या भवेत्‌, इति प्रतिपादयितुमाह 
शरोज्ञम्भुनायभास्करचरणनिपातप्रभापगतसंकोचम्‌ । 
अभिनवगुप्तहृदम्बुजमेतद्वि चिनुत महेशपूजनहेतोः ॥२१॥ 
आदिवाक्यं 
हृदयं शास्त्रात्मसतत्त्वं महेश्वरस्य पूजनं 
“पूजा नाम न पुष्पाद्योर्या मतिः क्रियते दृढा । 
निविकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः ॥' 
इत्याद्युक्त्या  तत्तदवक्ष्रमाणज्ञपिक्रमेण स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञानम्‌ । अतश्च 


'महाबाक्यार्थेन एकमेवादिवाक्यात्मकं वाक्यम्‌ इति दर्शयितुमाह 'आदि- 
वाक्यम्‌' इति । 


ee ie र था 

यह सबको सर्वात्मना स्वीकृत हो--इसके लिये प्रस्तुत श्लोक की अवतारणा 
कर रहे हैं 

यह पूरा ग्रन्थ अभिनवगुप्त के हृदय रूपी कुसुम का मकरन्द रस ही है। 
कोई भाग्यशाली साधक, जिसके हृदय में पूजा की इच्छा का उन्मेष हो रहा हो, 
उसे इस ग्रन्थ का प्रयत्नपूर्वक, अध्ययन और मनन करना चाहिये । 

इस श्लोक में सर्वप्रथम 'हृदय' की व्याख्या जयरथ कर रहे हैं। वह 
कमल है । “महेश्वर परमशिव की पूजा के लिये ऐसे कमल की आवश्यकता है । 
इसके चयन की उत्कण्ठा स्वयं ग्रन्थकार जागृत करना चाहते हैं । 

यह आदिवाक्य है । 

ग्रन्थ का अभिधेय, प्रयोजन, प्रवृत्तिनिमित्त और लक्ष्य सभी कुछ ग्रन्थ 
के आदि में व्यक्त करने की परम्परा है। यहाँ ग्रन्थ की प्रवृत्ति का कारण 
बतलाया गया है। आदि वाक्य' शब्द द्वारा महेश्वर की पूजा का महत्त्व 
स्पष्ट किया गया है । 

पूजा भी कैसी ? वह द्वतप्रथा को प्रथित करने वालो मामूली फूलों से की 
जानेवाली पूजा ? नहीं ! परम-व्योम, जो समस्त बिकल्पो से शून्य है, उसमें 
श्रद्धापूर्वक आत्मसत्ता का विलय करना ही पूजा है।” 

'एकमेवाद्वितीयम्‌' महावाक्य की तरह यह आदि वाक्य है । 
. परमेश्वर के शक्तिपात के लिये पात्र बनना चाहिये । वह पात्रता शास्त्र के 
श्रबण-मनन-चिन्तन और आचरण से ही सम्भव है । इस शाख में प्रवृत्ति का 
यही निमित्त है। 


६२ श्रीतन्त्रालोकः 


इह यद्यपि परमेश्वरशक्तिपातमन्तरेण तच्छास्त्रश्नवणादावन्यत्‌ प्रवृत्ति- 
निमित्तं नाभ्युपेयते, तथापि - शास्त्रकाराणामियं  शेली-इत्यमिधेयप्रयोजनादि 
प्रतिपादयितुं प्रवृत्तिहेतुतया . अयमादिवाक्योपनिबन्धः। तत्र प्रथमस्लोकपञ्च- 
कासूत्रितोऽनुत्तरषडर्धार्थक्रम इत्यनेन साक्षादभिहितश्च पर-परापरापरात्म- 
तादिना बहुप्रकारर्तरकार्थस्तावदभिधेयः । तस्यै च करतुंप्रतिपादन- 
कौशलेन कौ[मौ]लागमस्य च समस्तशास्त्रप्राधान्यामिधानेन सातिशयत्वं 
प्रतिपादयितुं “श्रीभट्रुनाथ' इत्यादि श्लोकपञ्चकमुपात्तम्‌ । स च गुरु 
परम्परागतः । 


'तस्माद्युसकमायातं दिशन्नेति परं शिवम्‌।' 
इत्यादयक्तनीत्या भिजप्रयोजनकारी भवति, इत्येतदङ्गतयेव पारम्पर्य 
संदर्शनार्थं गुरुसंकीर्तमपरं इलोकसप्तकमुट्टक्कतम्‌ । अतश्चास्येव वक्ष्यमाणो- 
पायक्रमेण स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञानाज्जीवन्मुक्तिप्रदस्वं प्रयोजनं इलोकान्त- 
रासूत्रितमपि “श्रीशम्भुनाथ' इत्यादिश्लोकेन साक्षादुक्तस्‌, एतदुद्दिव्य च को 
नाम न सचेता: परमेश्वरशक्तिपातपवित्रितः प्रवर्तत इत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वम्‌, 
प्रवृत्तस्याप्येतदूपलब्धो 


शास्त्रकारों की शेली है कि अभिधेय, प्रयोजन, प्रवृत्तिनिमित्त और 
लक्ष्य के प्रतिपादन के लिये और ग्रन्थ के स्वाध्याय की प्रवृत्ति के लिये 
ऐसे आदि वाक्यो का प्रयोग करते हैं। ग्रन्थ के आदि के प्रथम पाँच श्लोकों में 
पिरोया गया अनुत्तर षडर्घमत ही अपर, परापर और पर रूपी त्रिकदर्शन है। 
वही इस ग्रन्थ का 'अभिधेय' है । 

बड़ी कुशलता से अपने कर्तव्य का उल्लेख करते हुए ग्रन्थकार ने जीवसत्ता 
और चिरन्तन सत्ता के ऐक्य का प्रतिपादन किया है । कौल आगम की प्रधानता 
और अतिशयता का कथन करने के लिये पुन: 'श्रीभट्टनाथ' आदि पाँच श्लोकों 
की रचना की । इससे गुरु परम्परा भी ज्ञात हो जाती है। 

“गुरु परम्परा से प्राप्त ज्ञान से ही परम शिवत्व को प्राप्त होता है।” 

यह उल्लेख शास्त्र में है। गुरु परम्परा की पुष्टि के लिये ही इन्होंने गुरु 
महत्त्व प्रतिपादक सात इलोकों की रचना को है। इसी क्रम में स्वात्मप्रत्य- 
भिज्ञान से ही जीवन्मुक्ति रूप 'प्रयोजन' का उल्लेख भी यहाँ स्पष्ट है। इस 
उद्देश्य से कौन ऐसा सहृदय पुरुष होगा, जो परमेश्वर शक्तिपात से पवित्र 
होकर जीवन्मुक्ति के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिये न प्रवृत्त हो जाय ? 
यहाँ प्रवृत्तिनिमित्त' का निर्देश ग्रन्थकार ने किया है। 


र्न २१] प्रथममाह्विकम्‌ ६३ 


'तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः । 
इत्यायुक्तेबिष्ना: संभबन्ति इत्येतन्निरासाय गणेशवटुकयोः स्तुति: । 'अथितो 
रचये' इति प्रतिज्ञाताया प्रक्रियायाञ्च 

“तन्मया तन्त्र्यते तन्त्रालोकनाम्न्यत्र शासने ।' 


इत्यादिवक्ष्यमाणोपजीवनेन तन्त्रालोक इत्यभिधानम्‌ । एवमभिधानाभिघेय- 
योरभिधेयप्रयोजनयोश्च वाच्यवाचकसाध्यसाधनभावलक्षणः सम्बन्धञ्चार्था- 
क्षि इत्यनेकवाक्यसंमेलनात्मकमेकमेवादिवाक्यं प्रवृत्तिहेतुतया उक्तम्‌ इति 
पिण्डार्थः ॥ २१॥ 


इह यद्यपि सर्वबादिनां मोक्ष एव उपादेयः, तत्प्रतिपक्षभूतः संसारश्च 
हेयः, तस्य च मिथ्याज्ञानं ` निमित्तं, तत्प्रतिकूलं च तत्त्वज्ञानम्‌-इति 
तत्साक्षात्कारेणेव अज्ञानापगमान्मोक्षावाप्तिः-इत्यत्राविवादः, तथापि तैस्त- 
देकनियतं ज्ञानाज्ञानयोः स्वरूपं न ज्ञातम्‌ इति 


जो भाग्यशाली साधक इस महत्त्वपूर्ण कार्य में प्रवृत्त हो और उसे यदि 
इस अनुग्रह की उपलब्धि हो भी जाय, तो भो उसे सावधान रहना चाहिये; 
क्योंकि 


“योजित करते नित अनित्य भोगों में उसे विनायक ।” 


यह गुरुजनो का कथन है। यहाँ विघ्नों की सम्भावना रहती है । इसलिये 
विघ्न निवारण के लिये गणेश और वटुक इन दोनों की प्रार्थना अपेक्षित है । 


पन्द्रहवें श्लोक में आप्तों, सहृदयों के आग्रह पर इस पूर्णार्था प्रक्रिया की 
रचना की प्रतिज्ञा ग्रन्थकार ने की है। उन्होंने कहा है--“शेवागम शासन में 
तन्त्रित, मेरे द्वारा तन्त्रालोक” । इसी उक्ति के आधार पर इस शेव विश्वकोष 
का नाम 'तन्त्रालोक' रखा गया। इस प्रकार अभिधान और अभिवेय तथा 
अभिधेय और प्रयोजन, इन दोनों में वाच्य-वाचक सम्बन्ध और साध्य-साधन 
भाव रूप सम्बन्ध है--यह स्वतः प्रतीत हो जाता है । अर्थ से यह अन्वर्थ आक्षिप्त 
हो जाता है । इस प्रकार अनेक कथ्यों का एक आदिवाक्य रूपी कथ्य तथ्यतः 
प्रकाशित हो रहा है। इसमें प्रवृत्ति का हेतु भी स्वतः अभिव्यक्त हो जाता 
है॥ २१॥ 

सभी मतवाद मोक्ष को उपादेय मानते हैं। इसका प्रतिपक्ष जगत्‌ हेय है। 
मिथ्याज्ञान संसार का कारण है। इसके विपरोत तत्त्वज्ञान है । इसके मिलते 


दड श्रीतन्त्रालोकः 


'ख्मयत्येव तान्माया ह्यामोक्षे मोक्षलिप्सया ।' 
इत्याद्युक्त्या तदभ्युपगतो मोक्षो मोक्ष एव न भवति--इति दर्शयितुं शास्त्रान्तर- 
वेलक्षण्येन तत्परीक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वात्प्राधान्यमपि कटाक्षयितुमुपक्रम एव 
बन्धमोक्षपरीक्षामुट्ङ्कूयति ग्रन्थकारः 


इह तावत्समस्तेषु झास्त्रेषु परिगीयते । 

अज्ञानं संसुतेहेंतर्ज्ञानं मोक्षेककारणम्‌ ॥२२॥ 

न चेतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌-इत्याह्‌ 
मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम । 

इति प्रोक्तं तथा च श्रीमालिनीबिजयोत्तरे ॥२३॥ 


'अज्ञानं' तिमिरं पारमेश्वर स्वातन्त्र्यमात्रसमुल्लासितस्वरूपगोपनासतत्त्व- 
मात्मानात्मनोरन्यथाभिमानस्वभावम्‌ अपूर्ण ज्ञानं, तदेव चाणवं “मल, न 
लु नवमाह्निकादौ निषेत्स्यमातं द्रव्यरूपम्र । उक्तं च 

पर ही अज्ञान दूर होने से मोक्ष होता है। इसमें किसी का कोई विवाद नहीं 
है । फिर भी ज्ञान और अज्ञान का निश्चित स्वरूप कोई नहीं जानता । “माया 
मोक्ष की इच्छा के बावजूद अमोक्ष में ही भरमा रही है ।” इसके अनुसार तो 
ज्ञात मोक्ष भी अमोक्ष है। अतः दूसरे शास्त्रों से विलक्षण परीक्षण हेतु बन्ध- 
मोक्ष स्पष्टीकरण सम्बन्धी उपक्रम कर रहे हैं-- 


दर्शन का प्रतिपादन करने वाले सभी शास्त्रों का यही कथन है कि 
संसृति (आवागमन) का मूल कारण अज्ञान है। साथ ही यह भी कहा है कि 
ज्ञान ही मोक्ष का एक मात्र कारण है ॥२२॥ 


यह बात ग्रन्थकार की स्वोपज्ञ ( मात्र अपने ज्ञान पर ही आधारित ) 
नहीं है--इसके प्रमाण में कहते हैं-- 

“'मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में यह कहा गया है कि 'अज्ञान' ही मल है 
और संसार के अंकुर का कारण है ।” 


'अज्ञान' अन्धकार है। पारमेइवर स्वातन्त्र्य की अनुभूति से प्रकाशित 
“स्व' रूप का यह गोपन करता है । आत्म और अनात्म सम्बन्धी व्यर्थ की 
उलझतों में डालने वाला है । 


1] ४२] प्रथममाह्निकम्‌ 


“स्वातस्त्र्यहानिर्बोधस्य स्वातन्त्यस्याप्यबोधता । 
द्विघाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥' 
इति । तच्च कीदुक्‌ ? इत्याह--संसार इति । 'संसारस्य' 
मभन्नवेद्यप्रथात्रव मायाख्यम्‌ `` >+ -०*०० बै" 
इत्यायुक्तस्वरूपस्य मायोयस्य मलस्य 
'संसारकारणं कर्म संसाराङ्कुर उच्यते ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या 'अङ्कुरः' कारणं कार्ममलं तस्य 'कारणम्‌' । तदुक्त 
“मलं कर्मनिमित्तं तु नेमित्तिकमतः परम्‌ ।' 
इति श्रीमालिनीबिजयोत्तरे प्रोक्तम्‌ इत्येतदधिकारेणेवायं ग्रन्थः प्रवृत्त 
इत्यूषोद्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अज्ञानस्य पौरुषबोद्धात्मकत्वेन द्वेविघ्येऽपि इह पौरुषमेव विबक्षितं 
स्यान्नान्यद्‌ इत्याहू 
विशेषणेन बुद्धिस्थे संसारोत्तरकालिके । 


संभावनां निरस्येतदभाबे मोक्षमब्रवीत्‌ ॥२४॥ 


उलझनों में डालने वाला है । वस्तुतः अपूर्ण ज्ञान ही अज्ञान है । इसे आणव मल 
भी कहते हैं । आगे के नौवें आदि आह्लिकों में इसकी द्रव्यरूपता का निषेध हे । 
कहा भो गया हैत 

'आणव मल' ( अज्ञान ) दो प्रकार का होता है। इससे अपने स्वरूप का 
बोध क्षीण हो जाता है । पहलो अवस्था में स्वास्मस्वातन्त्र्य का ही बोध नहीं 
होता । दूसरी अवस्था में बोध के स्वातन्त्र्य की हानि हो जाती है; क्योंकि 
संकोच की प्रधानता हो जाती है” 

अज्ञान कैसा होता है-इस प्रश्न का उत्तर है--'संसाराद्धुर कारण' है । 
“मायोय मल जिसमें वैद्य की भिन्नता का भान प्रमुख होता है तथा कार्म 
मल जिसके द्वारा संसार अंकुरित होता है-ये दोनों संसाराङ्कुर कारण माने 
जाते हैं । कहा है--“कर्म का निमित्त भी मल ही होता है। नेमित्तिक इसके 
अतिरिक्त है” । ये सारी बातें मालिनीविजयोत्तर तन्त्र की हैं । उसी के आधार 
पर यह ग्रन्थ प्रवृत्त है और विषय की अवता 'णा का बहो आधार है ॥२३ ॥ 

पोरुष ओर बौद्ध दो प्रकार के अज्ञानो में केवल पोरुष की ही यहाँ 
विवक्षा है, दूसरे की नहीं । इसलिये कहुते हैं-- 

संसार शरीर है। इसके उत्तरकाल में अज्ञान की संभावना नहीं है । 
उसके न रहने पर ( पोरुष ज्ञान होने पर ) मोक्ष होता है--यद्द गुरु कहते हैं ॥ 

श्रीतन्त्रा० ५ 


६६ श्रीतन्त्रालोक: 


“विशेषणेन' 'संसाराङ्करकारणम्‌ इत्यनेन' नहि दुरध्यवसायरूपं बोद्धमज्ञानं 
कर्मणः कारणम्‌; अपि तु तत्तस्य-- इति कथमेतद्विशेषणं संगच्छताम्‌, तद्धि 
सति कर्मकारणके शरीरे संभवति तस्य कार्यकरणात्मकत्वात्‌, बुद्धेश्च करणः 
वर्गान्तःपातित्वात्‌, भत एवोत्त' 'संसारोत्तरकालिक' इति, 


'शरीरभुवनाकारो मायीयः परिकोतितः ।' 


इत्याद्युक्तः संसाराच्छरीरादनन्तरभाविनि इत्यर्थः । कि तल्संभावनानिरासेन 
इत्युक्तम्‌ 'एतदभावे मोक्षमन्नवीत्‌' इति । नहि बोद्धाज्ञानमात्रनिवृत्तौ मोक्षो 
भवेत्‌ 'यत्तस्मिश्चिवृत्ते बोद्धमेव ज्ञानमुदेति' तस्य च शुद्धविकल्पात्मत्वेऽपि 


सर्वो विकल्पः संसारः | 
इति नीत्या संसाराविर्भावकत्वमेव इति कथमेतदभावेऽपि एवं स्यात्‌ । यदभिप्रा- 
यादितो बाह्ये रपि 
'वरमार्थविकल्पेऽपि नावलोयेत पण्डितः । 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाऽप्यथ वाऽशुभे ॥' 


२३ वें इछोक का 'संसाराङ्कुरकारण' शाब्द अज्ञात का विशेषण है। 
अज्ञान दो प्रकार का होता है । १- बौद्ध और २-पौरुष । बौद्ध में रहने वाला 
अज्ञान दुष्ट अध्यवसाय रूप होता है। यह कर्म का कारण नहीं होता; अपि तु 
कमं ही अज्ञान के कारण होते हें । इसलिये संसाराङ्‌कुरकारण बौद्ध अज्ञान का 
विशेषण नहीं माना जा सकता । बौद्ध अज्ञान कर्म द्वारा उत्पन्न शरीर में होता 
है। बुद्धि अन्तःकरण मानी जाती है । अतः “शरीर ही संसार है ओर मायीय 
है।” इसके न रहने पर अज्ञान की सम्भावना का निराकरण हो जाता है और 
तभी पौरुष अज्ञान के अभाव में हा मोक्ष सम्भव है--यह कहा जाता है । 


बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति से ही मोक्ष नहीं होता; क्योंकि बौद्ध अज्ञान 
के नष्ट हो जाने पर बौद्ध ज्ञान ही उत्पन्न होगा । बौद्ध ज्ञान शुद्ध विकल्पात्मक 
होता है । शाख्न का नियम है कि 

“सारा-विकल्प ही संसार रूप होता है”। फलतः बोद्ध ज्ञान भी संसार 
का ही आविर्मावक सिद्ध होता है। उसके अभाव में भी मोक्ष असंभव ही है। 

अन्य विचारको के मत भी कुछ इसी प्रकार के हैं-- 

“शुभ या अशुभ सभी विकल्प विकल्प ही हैं। विवेकशील पुरुष पार- 
माथिक विकल्प के रस समुद्र में डबने से बचे, इसी में कल्याण है ।” 


द्र २५३ प्रथममाल्विकम्‌ ६७ 
इत्याद्युक्तं, पौरुषे पुनरज्ञाने दीक्षादिना निवृत्ते सति यदि बौद्धं ज्ञानमुदियात्‌, 
तदा तस्य वक्ष्यमाणनीत्या जीवन्मुक्ति प्रत्यपि कारणत्वं भवेत्‌, केवलेन पुनस्तेन 
न किचित्सेत्स्यति इत्युक्तप्रायम्‌ । पौरुषं पुनर्ज्ञनमुदितं सत्‌ अन्यनिरपेक्षमेव 
मोक्षकारणम्‌ । यदुक्तं 

'पाशाश्च पोरुषाः शोध्या दीक्षायां न तु धोगताः । 
तेन तस्यां दोषवत्यामपि दीक्षा न निष्फला ॥' 


इति। तच्च ज्ञानमात्रस्वभावम्‌, अख्यात्यभाव एव हि पूर्णा ख्यातिः, सेव 
च . प्रकाश्ानन्दघनस्यात्मनस्तात्त्विकं स्वरूपं, तत्प्रथनमेव मोक्ष इति युक्तः 
मुक्तम्‌ -“एतदभावे मोक्षमब्रवीत्‌' इति ॥ २४॥ 


ननु अज्ञानशब्दस्य अपूर्ण ज्ञानमर्थः इत्यत्र कि निबन्धनं, -ज्ञानाभाव- 
मात्रमेवास्तु इत्याशङ्क्याह 

अज्ञानमिति न ज्ञानाभावइचातिप्रसङ्गतः । 

स हि लोष्टादिकेऽप्यस्ति न च तस्यास्ति संसृतिः ॥२५॥ 


पोरुष अज्ञान दीक्षा से निवृत्त हो जाता है। उस दशा में यदि बोद्ध ज्ञान 
उत्पन्न हो तो सम्भवतः जीवन्मुक्ति के प्रति वह कारण बन सकता है; किन्तु 
केवळ उससे भी कुछ बनने वाला नहीं । बल्कि पौरुष ज्ञान का बड़ा महत्त्व है। 
इसके उदित होने पर कुछ विचित्र घटित हो जाता है । वह स्वयं स्वतन्त्र रूप 
से मोक्ष का कारण है । कहा गया है कि 


“दीक्षा में पौरुष पाशों ( मलों ) के शोधन की आवश्यकता होती है । 
बुद्धिगत पाशों (मलों) का निराकरण तो विवेक से ही हों जाता है । दोषयुक्त 
बुद्धि यद्यपि ठीक नहीं है. फिर भी इस अवस्था की दीक्षा निष्फल नहीं जाती ।” 


मोक्ष का तो स्वभाव ही ज्ञान है। अख्याति के अभाव को ही पूर्ण ख्याति 
कहते हें । प्रकाशानन्दघन आत्मा का तात्त्विक रूप पूर्ण ख्याति ही है। इसके 
प्रथन ( संस्कार रूप से दृढ़ होने) को ही मोक्ष कहते हें । इस प्रकार यह 
कथन युक्तिसंगत हो है कि 'इस अज्ञान के अभाव में ही मोक्ष सम्भव है! ॥२४॥ 

प्रश्न है कि अज्ञान शब्द के अपूर्णज्ञान अर्थ में क्या प्रमाण है ? इसका 
अर्थ -तो ज्ञात का अमाव भो हो सकता है? इसके समाधान के लिए इस 
कारिका की अवतारणा करते हैं-- न 


६८ श्रोतन्त्रालोकः 

कोऽसावतित्रसङ्ग इत्याह--'स हि’ इत्यादि । तद्युक्तमुक्तमज्ञानशब्दस्य 
अपूर्ण ज्ञानमर्थं इति ॥ २५॥ 

तदाह 

अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्‌ । 

ज्ञानमेव तदज्ञानं शिवसूत्रेषु भाषितम्‌ ॥ २६ ॥ 

“नतो' यथोक्ताद्धेतोः 'ज्ञेयस्य' नीलसुखादेः, 

ज्ञेयस्य च परं तत्त्वं य: प्रकाशात्मक: शिव: ।' 

इस्यादिवक्ष्यमाणस्वरूपस्य 'तत्त्वस्य' 'सामस्त्येन' तस्य सर्बत्राविशेषातु 
तदेकघनाका रस्वेन “अप्रथात्मक' यद्‌ इदं नीलम्‌ इदं सुखम्‌ इति द्वेतप्रथात्मक- 
त्वादपूर्ण “ज्ञानं तदेव अज्ञान न पुनर्ज्ञनाभावमात्रम्‌ इत्येतच्छिवसुत्रेषु 
“भाषितम्‌' उक्तमित्यर्थः ॥ २६ ॥ 

तत्र चेतत्कुत्र दशितम्‌ इत्याशङ्क्याह 

चेतन्यमात्मा ज्ञानं च बन्ध इत्यत्र सुत्रयो; । 

संइलेबेत्रयोगा म्यामयमर्थ: प्रदशितः ॥ २७ ॥ 


अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञानाभाव मानने से ऐसे 
स्थानों में भी इस अर्थ का प्रसद्ध होगा जहाँ नहीं होना चाहिए । जैसे लोष्ठ 
[ ढेला ] शब्द में ज्ञानाभाव अर्थ मान लेने पर उसमें संसृति माननी पड़ेगी; 
किन्तु उसमें संसृति होतो ही नहीं । यह सहो है कि अज्ञान शब्द का अर्थ अपूर्ण 
ज्ञान ही है--ज्ञान का अभाव नहीं ॥ २५ ॥ 

शिवसूत्र का दूसरा ही सूत्र है--ज्ञानं बन्धः'। किसी वस्तु का ज्ञान 
होता है । वह वस्तु कैसी है-यह ज्ञेय है--जानने योग्य है। उसका जानने 
वाला ज्ञाता है । ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी में सारा दर्शन-विज्ञान 
समाहित है । "ज्ञेय का परमतत्त्व प्रकाशात्मक शिव ही है” वह दो प्रकार 
का है। १--वस्तु, स्थान, नाम आदि द्वैत की प्रथा पर आधारित और 
२- परतत्त्व, चिदानन्दघन परमशिव सर्वत्र समस्तता और समरसता से भरपूर 
परमतत्त्व | इस द्वितीय तत्त्व की एकान्त सत्ता के विपरीत जब नीले, पीले, 
सुख-दुःख आदि द्वेत प्रथात्मक ज्ञान होते हैं तो ये ज्ञान ही अज्ञान बन जाते हैं । 
यही अपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं । यही अपूर्ण ज्ञान बन्ध बन जाता है, 
संसार के अंकुर का यही कारण है और संसृति का हेतु है। यही शिवसूत्र 
का कथ्य है॥ २६॥ 


3 २८-३०] प्रथममाह्निकम्‌ ६९ 


“संझ्लेषेतरयोगाभ्याम्‌ इति संहितया अन्यथा च आकारप्रस्लेषविर्लेषा भ्यां, 
तेन “ज्ञानं बन्धः, अज्ञानं वन्धः’ इति चायमर्थः, इत्यज्ञानशब्दस्य अपूर्णज्ञानाः 
भिधानलक्षणः ।। २७॥ 
एतदेव व्याचष्टे 
चेतन्यमिति भावान्तः शब्दस्वातन्त्र्यमात्रकम्‌ । 
अनाक्षिप्रविशेषं सदाह _ सुत्रे पुरातने ॥ २८॥ 
द्वितोयेन तु सूत्रेण क्रियां वा करणं च वा । 
ब्र्वता तस्य चिन्मात्ररूपस्य द्वेतमुच्यते॥ २९ ॥ 
द्वेतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद्‌ बन्ध उच्यते । 
तत एव समुच्छेद्यमित्यावृत्त्या निरूपितम्‌ ॥ ३० ॥ 


वहाँ केसे यह प्रमाणित है? यही कह रहे हैं-- 

शिवसूत्र के पहले और दूसरे सूत्रों के संश्लेष ओर इतर योग रूप अन्वय 
से यह अर्थ स्पष्टतया प्रदर्शित है-- 

शिवसूत्र का पहला सूत्र है--चेतन्यमात्मा । दूसरा है--ज्ञानं बन्धः । 
इसको दो तरह से लिख सकते हैं । १-चैतन्यमारमाज्ञानंबन्धः और २--चेतन्य- 
मात्मा । ज्ञानं बन्धः। पहला ढङ्क 'संहिता' कहलाता है, अर्थात्‌ मिलाकर 
लिखना | इसमें बीच में अर्थात्‌ त्मा” और 'ज्ञा' के बीच में 'अ' का प्रइलेष 
कर सकते हैं। तब ज्ञानम्‌ अज्ञानम्‌ बन जाता है और पदों को अलग-अलग 
विइलेष के तौर पर लिखने पर ज्ञानम्‌ रहता है। संइलेष और दूसरे से योग 
अवस्थाओं में अज्ञानं बन्धः और ज्ञानं बन्धः, दो रूप हो जाते हें । यहाँ अज्ञान 
का अर्थ अपूर्णज्ञान होता है तथा ज्ञान का अर्थ भी द्वेतप्रथात्मक ज्ञान हो जाता 
है । शिवसूत्र के इन सूत्रों ने रहस्यार्थ का स्पष्टीकरण कर दिया है ॥ २७ ॥ 

यही व्याख्यायित कर रहे हैं-- 

विश्व में कुछ भी चेतनाशून्य नहीं है। सप्तशती का इलोक है-- 
चितिरूपेण या कृतस्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌' । जगत्‌ में चितिक्रिया सबमें 
सामान्यतया व्याप्त है । चैतन्य शब्द का विग्रह है--चेतयति इति चेतनः । पूर्ण 
ज्ञान वाला और पूर्ण क्रिया वाला ही चेतन होता है। “चेतनस्य भावः चेतन्यम्‌' 
इस विग्रह के अनुसार चैतन्य का अर्थ है--पूर्णज्ञाता ओर पूर्ण कर्ता को भाव 
सत्ता । यह स्थिति परम ऐब्वर्यसम्पन्नता और पूर्ण स्वातन्त्र्य की द्योतक है । 


श्रीतन्त्रालोकः 


इह न किञ्चिदप्यचेतितं भवति इति चितिक्रिया सर्वसामान्यरूपा इति। 
चेतयति इति चेतनः पूर्णज्ञानक्रियावान्‌, तस्य भावः चैतन्यं’ पूर्णजानक्रिया- 
वत्त्वं, तदेव च परमेश्वर्यस्वभावं स्वातन्त्र्यमेव केवलं स्वातन्त्र्यमात्र कम्‌, 
अत एवाह्‌ 'अनाक्षिप्तविशेषम्‌' इति, 'अनाक्षिप्ताः' स्वसहुचारिगोऽपि नित्यत्व- 
व्यापकत्वादयो 'बिशेषा' भेदा येन तत्‌ । भावप्रत्ययान्तो हि शब्दः सहुचारि- 
धर्मान्तरनिवृत्तिमेव ब्रूते, अत एव द्रव्याभिधायिनः शब्दस्य विशेषः । यदाहुः 
'धर्मान्तरप्रतिक्षपाप्रतिक्षेपो तयोद्व॑योः। 
संकेतभेदस्थ पर्द ज्ञातृवाञ्छानुरोधतः ॥ 
भेदोऽयमेव सर्वत्र द्रव्यभावाभिधायिनोः ।' 
इति। 'द्वितीयेन' इति अर्थाद्‌ द्वितीयसूत्रवतिना ज्ञानशब्देन, ज्ञप्तिः ज्ञानं, 
ज्ञायते येन इति ज्ञानं च इति व्युत्पत्त्या 'क्रियां, करणं च प्राधान्येनाभि- 
दघता 'तस्य?--चेतन्यमात्मा-इत्युक्तस्वरूपस्य, अत एव चेतयते इति 'चित्‌' 
चितिक्रियायां कर्ता, तन्मात्रमेव केवल “रूप! यस्य तस्य द्वेतमुच्यते' कर्तृ- 
कर्मणोः कर्तृकमंक्रियाणां च भिन्तानामवच्छेदकानामागूरणाद्‌ द्वेतप्रथासूत्रणं 
क्रियते, पूर्णमस्य रूपं नाख्याति इत्यर्थः । 


'चेतन्यम्‌ आत्मा' इस शिवसूत्र में केवल चैतन्य के प्रयोग को ही महत्त्व 
दिया गया है। वह नित्य भी है, व्यापक भी है। ये मेद यहाँ अनाक्षिप्त हैं। 
उनके आक्षेप की, उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। चैतन्य शब्द ही 
पर्याप्त माना गया है । भाव प्रत्ययान्त शब्द में साथ रहने वाले अन्य गुण-धर्म 
गौण हो जाते हैं । "तत्त्वार्थ प्रतिपादक शब्द हो विशिष्ट होता है ।' 

“द्रव्य और भाव वाचक शब्दों का यही भेद होता है। ज्ञाता की 
भाकांक्षा के अनुरोध के आधार पर संकेतित भर्थ का हुम आक्षेप कर भी 
सकते हैं ओर नहीं भी कर सकते हैं।” 

जहाँ तक दूसरे सूत्र “ज्ञानं बन्धः? का प्रश्न है । इसमें प्रयुक्त ज्ञान शब्द 
भी व्युत्पत्ति के अनुसार विभिन्न अर्थ व्यक्त करता है। “न्तिः ज्ञाने विग्रह के 
अनुसार जानकारी ही ज्ञान है । ज्ञायते येन ज्ञानम्‌' के अनुसार करण कारक 
का अर्थ व्यक्त है। पहले विग्रह में क्रिया की प्रधानता है, दूसरे में करण 
की । इस तरह “चैतन्य हो आत्मा है' इस सूत्रार्थ में कर्ता, कर्म और क्रियाओं 
के आकलन से प्रतीत होता है कि विभिन्न अवच्छेदक धर्मों का यहाँ समावेश 
है और उनकी ओर संकेत भी है । इससे द्वेत की प्रथा का ही आसूत्रण होता है । 
इसके पूर्णरूप का, अद्वंत का आख्यान नहीं है। चैतन्य में 'चेतयते इति चित्‌” 
इस विग्रह में चित्‌ कर्ता, चिति क्रिया और चैतन्य कर्म का आगूरण स्पष्ट है। 


डे ३१] प्रथममाह्लिकम्‌ ७१ 
“तत्‌? तस्मात्संविदद्वेतात्मनः पूर्णस्य रूपस्य अख्यानात्‌ “दतप्रथा' 
एव 'अज्ञानम्‌' अपूर्ण ज्ञानमपूर्णत्वाच्च तदेव अपूर्ण मन्यता-शुभाशुभवासना- 
शरीरभुवनाकारस्वभावविविधसंकुचितज्ञानरूपतया मलत्रयात्मा बिन्ध' इति 
उच्यते, बन्धरूपत्वादेव च तदज्ञानं 'समुच्छेद्यम्‌ 

“मलं कर्म च मायीयमाणवमखिलं च यत्‌ । 
सर्व हेयमिति a as sad [1 
इत्युक्त्या हेयमित्यर्थः। नन्वत्र ्वेतप्रथात्मकत्वादपुणं ज्ञानमेव अज्ञानम्‌ 
इत्येतत्कुतोऽवगतम्‌ इत्याशङ्क्योक्तम्‌ (इत्यावृत्त्या निरूपितम्‌’ इति । 
'आवृत्त्या' इति अज्ञानम्‌ इति संहितापाततः पुनरावर्तनेन इत्यर्थः ॥ २८-३० ॥ 
नन्वेवं मोक्षस्य लक्षणमभिधीयताम्‌ इत्याशङ्क्याह 

स्वतन्त्रात्मातिरिक्तस्तु तृच्छोऽतुच्छोऽपि कश्चन । 
न मोक्षो नाम तन्नास्य पृथङनामापि गृह्यते ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार संविद्‌ अद्वेत रूप पूर्ण ज्ञान का, उसके चिन्मात्र रूप अद्वेत 
सत्ता का प्रथन गौण हो गया है ओर द्वेत आकलन प्रधान हो गया है। वेत 
प्रथा रूप अज्ञान अर्थात्‌ भपूर्णज्ञान जिसको हम अपूर्णम्मन्यता कहते हैं, शुभ- 
मशुभ वासनाओं से जो प्रभावित है तथा शरीर, भुवन रूप भेदवाद के संकोच 
से सिकुड़ा हुआ है, यह अपूर्णज्ञान, आणव आदि तीन मलों सें युक्त रहुने के 
कारण बन्ध कहलाता है । इसीलिये इसका समूल उन्मूलन आवश्यक है। 


“तीन मल मायीय, कार्म और आणव हैं। ये सभी हेय हैं ।” 

वेत प्रथात्मक अपूर्ण ज्ञान का अर्थ तो दोनों शिवसूत्रों के संहितार्थ की 
आवृत्ति से ही स्वयंसिद्ध है ॥ २८-३० ॥ 

प्रश्‍न है कि तब मोक्ष का लक्षण क्या कहेंगे ? इसका उत्तर दे रहे हैं 

स्वतन्त्र आत्मा के अतिरिक्त न कोई तुच्छ या अतुच्छ मोक्ष है । इसलिये 
उसका नाम यहाँ अलग से गृहीत नहीं है । 

स्वातन्त्र्य के अतिरिक्त तुच्छ या अतुच्छ रूप कोई दूसरा मोक्ष नहीं है। 


यदि तुच्छ मोक्ष है, तो वह 'बन्ध' ही है । यदि अतुच्छ है, तो पारमार्थिक होने 
के कारण स्वतन्त्रात्मा मोक्ष ही है । इसी लिए-- 


७२ श्रोतन्त्रालोकः 


न कश्चिदन्योऽस्ति इति वाक्यशेषः । यदि तुच्छस्तत्पर्वोक्तनीत्या बन्ध एव 
स्यात्‌, भतुच्छक्चेत्‌ पारमाथिकत्वान्तास्य स्वतन्त्रात्मातिरेकः। यद्वक्ष्यति 
'मोक्षो हि नाम नेवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः। 
स्वरूपं चात्मनः संवित्‌ EW 
इत्यादि । किमुक्तं भवति,--इह तावदात्मज्ञानं मोक्ष इत्यविवाद, अतो यदैवा- 
त्मनो लक्षणस्तदेव मोक्षस्य इति तन्नान्तरीयकत्वादेव अस्य लक्षणसिद्धेः पृथक्‌- 
लक्षणं न कृतम । अत एव 'नामापि' इति अपिशब्देन लक्षणादेः पुनः का वार्ता 
इत्यावेदितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एवमप्यस्य तद्वेलक्षण्पं कटाक्षोकर्तु दर्शनान्तरोक्तस्य मोक्षस्य स्वरूपम- 
भिधातुमुपक्रमते 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य पुर्णपुर्णप्रथात्मकम्‌ । 


यढुत्तरोत्तरं ज्ञानं तत्तत्संसारशान्तिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यत्‌ पुनः ज्ञेयस्य' कला-तत्त्व-भुवनाद्यात्मनोऽऽ्वनः यत्‌ 'सतत्त्वम 
ऊर्ध्वोर्ध्वमन्योन्यं च भेदेनावस्थानं, तस्य “उत्तरोत्तरम्‌? उपर्युपरिभावेन 
तत्तद्भुवनाद्युल्लङ्घनक्रमेण तत्तदवच्छेदापगमाद्‌ यथायथमतिशयाद्‌ द्वेत- 
प्रथात्मकत्वात्‌ संकुचितत्वेऽपि 'पृणंपूर्णप्रथात्मकं ज्ञानम्‌’ [ उदेति] तदधरी- 
कृततत््वजालोल्लङ्घनात्‌ । 


` “स्वरूप प्रथन के अतिरिक्त कोई मोक्ष नहीं होता, आत्मा संविद्‌ रूप 


ही है 

यह शास्त्र में कहा गया है । आत्म ज्ञान ही मोक्ष है-यह निविवाद 
सह्य सिद्धान्त है । इसलिए जो आत्मा का लक्षण है, वही मोक्ष का भी लक्षण 
है । यहाँ नान्तरीयकता है । अन्तर का सर्वथा अभाव है। यहो कारण है कि 
इसकी पृथक्‌ परिभाषा नहीं की मयी है ॥ ३१ ॥ 

इतना द्वोने पर भी उसको विलक्षणता की ओर दृष्टिपात करने के लिये 
अन्य दर्शनों के अनुसार मोक्ष क्या है, इस प्रकरण की अवतारणा कर रहे हैं-- 

आगमों में ६ अध्वा प्रसिद्ध हैं। इनमें वर्ण, पद और मन्त्र वाचक हैं 
विमर्शात्मक हैं । कला, तत्त्व और भुवन अध्वा वाच्य हैं, ज्ञेय हैं। निवृत्ति, 
प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता और शान्त्यतीता रूप पाँच कलाओं से घिरे ज्ञेय मात्र 
के आकलन से एक दूसरे से ऊपर ऊपर उत्तरोत्तर भेदात्मक ज्ञान उदित होता 
है। एक के बाद एक को अतिक्रान्त करते हुए जो ज्ञान होता है, वह॒ यद्यपि 
संकुचित हो होता है, फिर भी पूर्ण पूर्ण विस्तार की जानकारी से भरा ही 
रहुता है । यह परमेश्वर का प्रकाश-विमर्शमय यामल उल्लास है । 


न ३३ ] प्रथममाद्किकम्‌ ७३ 
“चतुर्दशविधं यच्च प्रोक्तं संसारमण्डलम्‌ ।' 
इत्याद्युक्तेः 'तस्य तस्य’ चतुर्दशविधयोन्यात्मनः 'संसारस्य' 'शान्तिदं' 
तत उन्मोचकमित्यर्थः । ज्ञानस्य हि मोचनमेव धर्मः; किन्तु संकुचितस्या- 
संकुचितत्वम्‌ ॥ ६२॥ 
एतदेव दर्शयति 


रागाद्यकलूषोऽस्म्यन्तःशून्योऽहं कर्तृतोज्झितः । 
इत्यं समासव्यासाभ्यां ज्ञानं मुञ्चति तावतः ॥ ३३ ॥ 


“इत्थं? प्रथमार्घनिरूपितस्वरूपं “ज्ञानं' 'तावतः' परिमिताद्‌ बन्धाद्‌ अर्थाद्‌ 
बौद्धदीन्मुञ्चति इति सम्बन्धः। तत्र 'रागाद्यकलुषोऽहं अवामि’ इति ज्ञानं 
योगाचाराणाम्‌ । यदाहुः 
'रागादिकलूषं चित्तं संसारस्तद्विमुक्तता । 
संक्षेपात्कथितो मोक्षः प्रहीनावरणेजिनेः ॥' 
इति। 

“संसार को १४ भुवनों का एक मण्डल माना जाता है ॥” उन १४ 
भुवनों के हप में प्रतिष्ठित संसार का यह उत्तरोत्तर ज्ञान एक प्रकार की 
शान्ति ही प्रदान करता है । अर्थात्‌ उनके जान लेने पर उनसे विराग ही होता 
है, जिससे यह ज्ञान ही उनका उन्मोचक बन जाता है। ज्ञानका तो धर्म ही 
है अज्ञान से छुडाना । संकोच में विकोच उत्पन्न करना ॥ ३२॥ 

यही स्पष्ट कर रहे हैं-- 

मैं राग आदि से मुक्त हूँ- शुद्ध हूँ, आन्तरिक कब्मलों से मुक्त हूँ, 
कर्तृत्व आदि अहंभाव से मुक्त हूँ, इस प्रकार का ज्ञान परिमित बन्धन से उन्मुक्त 
कर देता है। समास और व्यास भेद से जानकारी की दो पद्धतियाँ हैं, जिनसे 
किसी तथ्य का संक्षेप या विस्तार से अवगम होता है। यहाँ संक्षेप में कुछ 
दार्शनिक दृष्टियों का स्पष्टीकरण जयरथ कर रहे हैं: -- 

योगाचार मतवाद विमशं--राग आदि के कश्मल से मैं रहित हो 
रहा हूँ--इस प्रकार का आकलन योगाचार मतवादी करते हैं । उनका ही कथन 
है-“रागादि से कलुषित चित्त ही संसार है। उनसे विमुक्ति ही मोक्ष है। 
आवरण मुक्त जन यही मानते हैं ।” उनके अनुसार चित्त स्वभावतः प्रभास्वर 
होता है। मल आगन्तुक होते हैं । ये प्रकृतिगत आवरण प्रदान करते हैं। उनके 


श्रीतन्त्रालोकः 


'प्रभास्वरमिदं चित्तं प्रकृत्यागन्तवो मलाः। 

तेषामपाये सर्वार्थं तज्ज्योतिरविनश्वरम्‌ ॥' 
इति अयमत्ार्थः-प्रकृतिप्रभास्वरस्य चित्तस्य अनाद्यविद्यावशाद्रागादि- 
भिरागन्तुकैमंलेरावृतत्वेन संसाराविभाविऽपि भावनाद्यात्मकमार्गानुष्ठानबला- 
त्तदागन्तुकमलप्रहाणेन आश्रयपरावृत्या मविनश्वरज्योतीरूपस्वरूपामि- 
व्यक्ति्मोक्ष इति तदयुक्तं,-भावना ह्यत्रभवद्धिः कारणमिष्यते, सा 
क्षणक्षयिणां चित्तक्षणानां विशेषमाधातुं नोत्सहते, तस्याः स्थिरैकाश्रय- 
गतत्वेन विशेषाधानक्षमत्वात्‌ । तथा हि--स्थायिनस्तिलादयो भावाः स्थायि 
भिरेव सुमनो भिर्वास्यन्ते, तथेयमपि स्यात्‌, अतश्च प्रतिक्षणमपूर्वत्वेन उपजाय- 
मानस्य निरन्वयविनाशिलङघनाभ्यासवद्‌ अनासादितातिशयस्य चित्तक्षणस्य 
त्रभास्वरचित्तक्षणोपजननाय भावना न प्रभवेद्‌ इत्यनया कोऽथः । 


नष्ट हो जाने पर वहु अविनश्वर ज्योति स्वतः प्रकाशमान हो जाती है। यही 
मोक्ष है । चित्त मल का आश्रय है। मलों के नष्ट होने पर प्रभास्वरता अपने 
आप आ जाती है ।” 


इसको समझें--१--चित्त स्वभावतः प्रभास्वर होता है । -२-अनादि 
अविद्या के प्रभाव से राग आदि आगन्तुक मल से चित्त आवृत हो जाता है। 
३--फलतः संसार का आविर्भाव होता है। ४--भावनाद्यात्मक मार्ग के 
अनुष्ठान से आगन्तुक मळ नष्ट हो जाते हें । ५--मल के नष्ट होने से मलाश्रय 
चित्त में परिवर्तन होता है ओर वह शुद्ध हो जाता है । ६--परिणामस्वरूप 
अविनश्वर ज्योति की अभिव्यक्ति हो जाती है । ७-यह अभिव्यक्ति ही मोक्ष है । 


इन सात विन्दुओं में समाहित योगाचार मतवाद की मान्यता को शेव 
मतवादी अयुक्त मानते हैं। वे कहते हैं--आपके मत से भावना ही कारण है। 
पर विचार करें-भावना प्रतिक्षण क्षीण होने वाले ओर क्षय को प्राप्त चित्त- 
क्षणों के विशेष आधान में अनिवार्यतः असमर्थ है। जब भावना को कोई स्थिर 
आश्रय प्राप्त होता है, तभी वह विशेष आधान में समर्थ होती है । 


जेसे तिल को फूलों से वासित करने की समस्या है । तिल आदि पदार्थ 
भी स्थायी हैं और फूल भी स्थायी हैं। यहाँ स्थिर एकाश्रयता मिल जाती है 
और पुष्पवासन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। भावना के सम्बन्ध में यह स्थिर 
एकाश्रयता प्राप्त नहीं है । 


| ३३] प्रथममाल्विकम्‌ ७५ 


समलाइच चित्तक्षणा: स्वारसिक्याः सदृश्ारम्भणशक्तेः स्वसदृशानेव 
चित्तक्षणानुत्पादयितुं क्षमन्ते, न विसदृशान्‌ प्रभास्वरान्‌ । एवं च चित्तक्षणभङ्कुरः 
त्वान्मलप्रहाणायेव भावनां न प्रगल्मेत इत्याश्र॑यपरावृत्तेः का वार्त्ता इति कृत 
क्षणिकवादिनां मोक्षेण। बन्धमोक्षो च स्थिरैकादिपक्षे युज्येते, बद्धो हि मोक्षाय 
प्रवतंते. प्राप्य च निवृत्तो भवति इति, सन्तानश्चेको न विद्यते तस्य भेदामेद- 
विकल्पोपहतत्वातु । 'अन्तः' संविद्रूपतायामपि 'शून्योऽहं भवामि’ इति ज्ञानं 
माध्यमिकानाम्‌ । ते खलु सर्वभावनेः स्वाभाव्यवादिनः संविदोऽपि 
ने:स्वाभाव्यान्मिथ्यात्वमभिदधतस्तच्छून्यतायामेव मोक्षमाचक्षीरन्‌ । यदाहुः 


चित्त के क्षण प्रतिक्षण अपूर्वभाव से उत्पन्न होते हैं। वे अन्वयविहीन, 
विनाशी, बच्चे की उछल कूद की तरह किसी अतिशयता को प्राप्त नहीं कर 
पाते और समाप्त हो जाते हैं। ऐसे महत्त्वहीन चित्त के क्षण से प्रभास्वर चित्त 
के क्षण को उत्पन्न करने में भावना कभो समर्थ नहीं हो सकती । इसलिये ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विषय में ऐसी भावना का क्या अर्थ ? 


दूसरी बात विचारणीय है कि चित्त के क्षण तो मलयुक्त भो हो सकते 
हैं। वे अपने स्वारसिक सदृश उत्पादन शक्ति से अपने समान ही मल युक्त 
चित्तक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। अपने से विरुद्ध धर्म वाले प्रभास्वर क्षणों की 
उत्पत्ति नहीं कर सकते । इस प्रकार चित्त क्षण के विनशनशील स्वभाव के 
कारण मल निराकरण में भी भावना असमर्थ ही है। इस प्रकार भावना के 
द्वारा या अनुष्ठान के द्वारा आगन्तुक मलों के नष्ट होने और मूलाश्रय परावृत्ति 
से प्रभास्वर ज्योति को बातें युक्तियुक्त प्रतीत नहों हातीं । परिणामतः क्षणिकः 
वादी योगाचार का दृष्टिकोण अमान्य ही है । 


माध्यमिक दृष्टिकोण - 


बन्ध और मोक्ष दोनों एक-एक स्थिर पक्ष पर आधारित हैं। बद्ध मोक्ष 
के लिए प्रवृत्त होता है। मोक्ष पाकर वह बन्ध से निवृत्त हो जाता है। भेद 
और अमेद विकल्पों से अपहत होने के कारण कहीं किसी परम्परा या विशिष्ट 
मान्यता का अभाव दृष्टिगोचर होता है । संविदू अनुभूति के आन्तरिक रहुस्य- 
क्षणों में 'में शून्य ही हो रहा हूँ-यहो ज्ञान स्तर माध्यमिकों का है। 


सर्वभाव के द्वारा निःस्वभाव की उपलब्धि होती है-यह सिद्धान्त मानने 
वाले ये लोग संविद शक्ति में भी निःस्वभावः की बात करते हैं। निःस्वभावता 


क 


'चित्तमात्रभिदं विश्वमिति या देशना मुनेः। 
तत्त्रासपरिहाराथं बालानां सा न तत्त्वतः ॥। 
सापि ध्वस्ता महा भागे श्चित्तमात्रव्यवस्थितिः ।” 


इति तदप्युक्त,--संविदो हि मिथ्यात्वेन स्वतन्त्ररूपापाकरणेऽपि मिथ्यात्त्वे 
सत्तेव न भवेत्‌, तस्याः नीलादिवत्‌ परतन्त्ररूपत्वाभावात्‌, नीलादीनां हि 
मिथ्यात्वेन स्वतन्त्ररूपापाकरणेऽपि संविदात्मतयाऽस््यवस्थानं, संविदि तु 
स्फुरत्तामात्रसारायां मिथ्यात्वादसत्त्वमेव स्यात्‌। इति न किचित्स्फुरेद इति 


मू्छेब स्याद इति। न च संविदः स्फुरत्तामात्रसाररूपाया अप्लवः शक्यक्रिप 
इति यत्किंचिदेतत्‌ । 


के कारण उसके मिथ्यात्व का अभिधान करते हैं तथा उसी शून्यता में मोक्ष 
की घोषणा करते हें । उनका कहना है कि-- 
“मुनि को देशना के अनुसार यह विश्व चित्त मात्र ही है । विइव के भय 


से छुटकारा पाने के लिए वे यह भी कहते हैं कि यह देशना अज्ञानियों के लिये 
तात्विक नहीं है। इस प्रकार अपनी मान्यता को स्वयम्‌ उच्छित्त करने वाले 


ये महाभाग चित्त मात्र की विश्‍वरूपता की बात को भी ध्वस्त कर देते हि!” 


इनका यह सारा दृष्टिकोण सदोष ही है । यदि संविद्‌ को मिथ्या 
मान लिया जाय और उसके स्वातन्त्रय को अस्वीकार कर दिया जाय, तो सत्ता 
कहाँ रहेगी ? नोल आदि पदार्थ परतत्त्र हैं, परप्रकाश्य हैं। संविद्‌ स्वतन्त्र हैं 
और स्वप्रकाश है । 


नील आदि पदार्थों में मिथ्यात्व मानने पर भी, उनमें स्वातन्त्र्य सत्ता की 
अस्वीकृति के बाद भी संविद्‌ रूप से उनकी सत्ता तो रहती हो है। संविद्‌ 
शक्ति को महास्फुरत्ता रूप मानते हैं। उसे ही यदि मिथ्या मान लिया जाय तो 
अनस्तित्व का संकट पैदा हो जायेगा। तब तो कहीं कुछ भी स्फुरित नहीं हो 
सकेगा ओर अस्फुरण ही तो मूर्च्छा है। इसलिये यह निश्चित है कि शाइवत 
स्पन्दनमयी, परमशिव की प्रतिभा रूपा विश्वह्ृृदया इस महास्फुरणशालिती 
सत्ता का कभी भी अपह्वव नहों किया जा सकता । संविद्‌ शक्ति को मिथ्या 
नहीं माना जा सकता । संविद्‌ शक्ति ही ध्रुव सत्य है। इस प्रकार माध्यमिक 


मतवाद स्वतः निःसार हो जाता है। उक्त दोनों बिचार महायान मतवाद 
के हैं । 


जि ३३] प्रथममाह्लिकम्‌ ७७ 


'सर्वालम्बनधमेश्च सरवेसत्वेरशेषतः । 
सर्वक्लेशाशयंः शूस्यं न शून्यं परमार्थतः ॥' 
इत्याद्यक्तयुक्‍त्या ग्राह्याप्राहकभावादिना कल्पितेन रूपेण शून्यं, न तु संविदापि 
इति चेत्‌, एवं ह्य च्यमाने विज्ञानवादे एवाभ्युपगमः स्यात्‌, सो5पि हि कल्पित- 
परतन्त्रादिरूपशून्यत्वेन 
'इत्यन्तःकरणस्येव विचित्रात्मावभासिनः । 
अविभाविततत्त्वस्य विस्फूजितमिदं जगत्‌ ॥' 
इत्यायुक्तेविज्ञप्तिमिव परमार्थसतीमभ्युपागमत्‌ इति न नवं किचिदायुष्मतो- 
त्प्रेक्षितम्‌ । 
विज्ञानवादी दृष्टिकोण में बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान को ही मान्यता 
दी जाती है। ये लोग बौद्धदर्शन में चार भावनाओं का आचार स्वीकार करते 
हैँ । पुनः यह (अनु) योग भी करते हैँ कि आन्तरिक पदार्थ में शून्यता क्‍यों ? 
इसलिये योग और आचार के कारण ये योगाचार मतवादी ही विज्ञानवादी भी 
कहलाते हैं। विज्ञानवाद में जो यहु कहा गया है कि-- 
“जो समस्त आलम्बन वर्मा से, समस्त सत्त्वों से और समस्त क्लेशाशयो 
शून्य है, वह भी परमार्थतः शून्य नहीं है ।” 


इस औचित्यपूर्ण आप्त उक्ति के अनुसार ग्राह्म-ग्राहक भाव आदि सम्बन्धों 
से कल्पित रूप से हो शून्य का आकलन होता है-'संविद्‌' से शून्यता की बात 
तो बिलकुल नहीं है- यदि यह स्थितिं मानी जाय तो विज्ञानवाद की भी यहीँ 
मान्यता है । वहु भी कल्पित परतन्त्रादि रूप से शून्यत्व को स्वीकार करता 
है-प्राह्म-ग्राहक भाव में पारतन्त्र्य अनिवार्यतः बेठा हुआ है। 

“अन्तःकरण का विस्फूर्जन ही यह संसार है। बाह्यपदार्थो को 
शून्यता के साथ अन्तःकरण को शून्यता स्वीकार करने योग्य नहीं है। स्वयं 
वेदन को स्वाकृति ता परम आवश्यक है । यही संविद्‌ का महत्त्व है।” स्वयं- 
वेदन संविद्‌ का धर्म है। यदि इसे नहीं मानेंगे तो संसार में अन्धता का 
निराकरण केसे कर सकते हैं ? इसोलिये अन्तःकरण को भाशचर्यरूप से अव- 
भासित मानना पड़ता है । वह ऐसा तत्त्व है, जिसकी विभावना, जिसको समझना 
कठिन है। इसलिये जगत्‌ को ज्ञप्ति पारमाथिक है--यह स्वीकृति कोई नई 
बात नहीं रह जाती । 


७८ श्रीतन्त्रालोकः 


तत्र चोक्तो दोषः 'अकर्ताहं भवामि’ इति ज्ञानं सांख्यानाम्‌ | ते हि 
निष्क्रियमेवात्मानमभ्युपागमन्‌, अन्यथा हि तस्य चेतन्यं न स्यात्‌ अचेतना- 
नामेव क्षीरादीनां' क्रियावस्वोपलब्धेः। अयुक्त चेतत्‌-अकतुंत्वे हि पुरुषस्य 
अनिर्मोक्षः स्यात्‌ । अकिचित्करत्वे हि पुरुषस्योत्पन्नेऽपि ` व्रिवेकदशंने स्वरूपेणा- 
वस्थानं न स्यात्‌, प्रवृत्तिस्वभावायाःः प्रकृतेरोदासीन्यायोगात्‌, तं प्रत्यपि पुनः 
संभावनायाः संभवात्‌ । न च प्रकृतेः 'दुष्टाहमनेन' इति “न पुनरतदर्थमहं प्रवते 
इत्यनुसन्धानमस्त्याचेतन्यादस्याः-त्रेक्षाकारित्वाभावात्‌ । एवं चेयं कृतेऽपि 
शब्दाद्यपलम्भे यथा पुनस्तदर्थ प्रवर्तते; तथा.कृतायामपि..विवेकख्यातो पुनरपि 
तदर्थं प्रवतिष्यते, स्वभावस्यानपेतत्वात्‌। एवमपि कृतमकृतं न भवति 
इति संकुचितमपि ज्ञानं बोद्धादीनां निजोचितामर्थक्रियां विदध्यात्‌ । तथा हि 
बौद्धाः 


सांख्यबादी कहता है कि "मैं अकर्त्ता हो चुका हूँ' इस प्रकार का ज्ञान 
(ही वास्तविक) है । वे आत्मा की निष्क्रियता मानते हैं। विना निष्क्रिय माने 
उसमें चैतन्य का आधान केसे माना जा सकता है? क्षीर आदि में भी क्रिया 
दीख पड़ती है। 


यह मान्यता ठीक नहीं । पुरुष को यदि निष्क्रिय माना जायगा, तो 
अनिर्मोक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जायगी | जब उसे कुछ करने वाला ही नहीं 
मानेंगे तो, पुरुष सम्बन्धी विवेक के जागृत होने पर भी 'स्व' रूप में स्थिति 
केसे हो सकेगी ? क्योंकि प्रकृति का स्वभाव हो प्रवृत्ति है। वह अपने उत्तर- 
दायित्व में उदासीन नहीं हो सकती; परन्तु इस तरह उसमें भी ओदासीन्य को 
सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता । 

“में इसके द्वारा दुष्ट हुँ', 'इसके लिये में प्रवृत्त होता हूँ' इस प्रकार के 
अनुसन्धान प्रकृति में नहीं होते । 

क्योंकि वह जड़ है-चेतन्य ओर प्रेक्षा की वृत्ति दोनों उसमें नहीं होते । 
कान से शब्द सुन पडते हैं। शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। पुनेः पुनः उस 
अर्थ में स्वाभाविक प्रवर्तन होता है । विवेक ख्याति हो जाने पर भविष्य में 
भी प्रवृति का क्रम चलता हो रहता है । यह सब 'स्वभाव' का हो चमत्कार है। 

ऐसा होने पर भी जो कृत है, वह्‌ अकृत नहीं हो सकता । इस नियम 
के अनुसार संकुचित ज्ञान भी बोद्धमतवादियों को अर्थक्रिया से समन्वित 
ह है भोर अपने स्तर पर इन्हें भी प्रभावित करता है। बौद्ध कहते 
हैं कि-- 


हड ३३] प्रथममाह्लिकस्‌ ७९, 
'एकमेवेदं संविद्रपं हषंबिषादाद्यनेकाकारबिवतं पश्यामः ॥' 
इत्याययुक्तयुक्‍्त्या . बुद्धिवृत्त्यात्मकं ज्ञानमेव तत्त्वं प्रतिपन्नाः इति बुद्धितत्त्व- 
प्राप्तिरेवेषां मोक्षः । तदुक्तं 

ब्रह्मा तत्राधिपत्वेन बुद्धितत्त्वे न्यवस्थितः । 
सवंज्ञ॑ च तमेवाहुबौंद्धानां परम पदम्‌ ॥' 
इति। अत एवेषां बुद्धितत्त्वाधोर्वातनः संसारस्य शान्ति: । एवं च ज्ञानं 
मुञ्चति तावतः' इति युक्तमुक्तम्‌ । सांख्याश्च सुख-दुःखाद्यात्मकप्रकृतिपृथग्भावेन 
पुंस एव स्वख्पेणावस्थान तत्त्वं प्रतिपन्नाः इति पुंस्तत्त्वप्राप्तिरेबेषां मोक्षः । 
तदुक्त 

'पौरुषं चेव सांख्यानां सुखदुःखादिबजितम्‌ । 
“एक ही संविदू रूप (ज्ञान होता है, फिरभो) हर्ष, विषाद आदि अनेक 
आकार प्रकार के विवर्तं दीख पडते हैं” । 

इस आप्त युक्ति के अनुसार बुद्धि की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले बौद्ध 
ज्ञान रूपी तत्त्व को ही ये प्राप्त कर पाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि बुद्धित्व की प्राप्ति ही इनका मोक्ष है । इसोलिये कहा गया है - 
“बुद्धि तत्त्व में स्वामित्व की भूमिका का निर्वाह ब्रह्मा करते हैं । बौद्धो 
का यहो मोक्ष है, परम पद है।” इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धि तत्त्व से भी 
इनके विमर्श स्तर निम्न है । इनकी शान्ति का भी यही स्वरूप है। इलोक में 
ज्ञनं मुञ्चति तावतः' यह उक्ति इसो अर्थ में चरितार्थं है कि बोद्धो का (प्रथम 
अर्घाली में प्रतिपादित) ज्ञान भी इन्हें परिमित बन्धन से ही-मुक्त कर 
पाता है। जिस स्तर का ज्ञान, उसी स्तर का मोक्ष । 

सांख्य के अनुसार दूसरी विचारणोय बात है--प्रकृति की परिभाषा । 
प्रकृति विकृति है । सुखदुःखात्मक है । प्रकृति से पृथक्‌ पुरुष की स्वरूपोपलग्ि 
हो इनका मोक्ष है। इसीलिये कहा गया है-- 

“सांख्यों के अनुसार सुख-दुःख आदि दन्दों से रहित पोरुष ज्ञान हो 
मोक्ष है” । 

आत्मा के अस्तित्व को अस्वोकार करने की अपेक्षा आत्मभाव को 
महत्त्व देना उत्तम है । इस दृष्टि.से सांख्यवादी बोढ़ों की अपेक्षा पूर्णप्रथा से 
प्रथित आत्मज्ञान को स्वीकार करते हैं। अनुभूति का यह स्तर बुद्धि तत्त्व से 
ऊपर है । पुरुष तत्त्व की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है । इससे स्पष्ट हो जाता है 


८० श्रीतन्त्रालोकः 


इति। नैरात्म्यदृष्टेश्चात्मदृण्टिविशिष्यते, इति सांख्यानां बोद्धेभ्यः पूर्णप्रथा- 
त्मकं ज्ञानस्‌ इत्येषां बुद्धितत्त्वोध्वर्वातपृंस्तत्त्वप्राप्ति। एवं च पूणंप्रथात्मकः 
मुत्तरोत्तरं ज्ञानम्‌, इत्यादिः पूर्वसूतरप्रतज्ञातोऽथो निर्वाहितः । एवं सांख्यः 
पातञ्जलयोः प्रकृतिपृथगभावेन ज्ञानस्य साम्येऽपि सांस्येभ्यः पातञ्जला- 
नामीश्वरप्रणिधानात्‌ तद्विशिष्यते, इति तेषां पुंस्त्त्वोध्वंवतिनियतितत्त्व- 
प्रापतिकक्ता । 


'बड्विशकं तु देवेशि योगशास्त्रे परं पदम्‌ ।' 
इति । एवं च मोसलपाशुपतादीनामपि यथायथं ज्ञानातिशयादूध्वोध्वंतत्त्वा- 
बाप्तिः परं पदम्‌ इति । तदुक्तं 

'मौसुले कारक चेव मायातरवं प्रकोतितम्‌ ।' 


इति । यथा 
“ब्रते पाशुपते प्रोक्त मेश्वरं परमं पदम्‌ । 
इति । तत्रेवं बौद्धादीनां मायोयादेव मलादंशांशिकया, मौसुलानां 


कि इलोक ३२ में “ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ अपनी पूर्ण प्रथा को 
प्राप्त कर विकस्वर हो जाता है और परम शान्ति प्रदान करता है।' इस उक्ति 
का पूर्णतः निर्वाह किया गया है। 

सांख्य और पातञ्जल योग दोनों प्रकृति से पृथक्‌ पुरुष के ज्ञान को अपना 
लक्ष्य मानते हैँ । इस दृष्टि से उनमें साम्य दीख पड़ता है । सांख्यों की अपेक्षा 
पातञ्जड योग कुछ उत्कृष्ट एवं विशिष्ट है; क्योंकि पातञ्जल योग ईश्वरप्रणि- 
घान की बात स्वोकार करते हुँ । हमारी दृष्टि से ये योग पुरुष तत्त्व के ऊपरी 
स्तर की अनुभूति रखते हैं। वह स्तर नियति तत्त्व का है। कहा गया है कि 
“योगशास्त्र में २६ वाँ परम पद का स्तर है।” इस तरह के विवेचन से यह 
साफ होने लगता है कि मोसुल ओर पाशुपत आदि मतवादों के अनुसार उत्तरो- 
तर ज्ञान की ऊध्वं तत्त्ववादिता उनके लिये मोक्ष्य का स्तर मानी जाती है। 
कहा गया है कि, 

“मोसुल और कारक मतवादो में मायातत्त्व ही उच्चस्तरीय ज्ञान है" 
तथा “पाशुपत व्रत में ईश्वर हो परम पद के रूप में मान्य है।” इस विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि बौद्ध और इनके समान विचार रखने वालों को मायीय 
मल से आंशिक आंशिक रूप से इनका ज्ञान मुक्त करता है । मौसुल मतवादियों 
का ज्ञान उन्हें कामंमर से मुक्त करता है । 


ब ३४] प्रथमाह्िकम्‌ ८१ 


कार्मादपि पाशुपतानाम्‌ अनात्मनि आत्माभिमानात्‌ आणवादपि मलान्मोचकं 
ज्ञानम्‌ इत्युक्त 'समासव्यासाभ्याम्‌ इति ॥ ३३ ॥ 

ननु स्वदर्शनौचित्येन एवं बन्धविगलनेऽपि किमिति नासौ मुक्तः 
इत्याशंक्याह 

तस्मान्मुक्तोऽप्यवच्छेदादवच्छेदान्तरस्थितेः । 

अमुक्त एव मुक्तस्तु सर्वावच्छेदवजितः ॥ ३४ ॥ 

WE: अध्वा बन्धस्य कारणम्‌ ।' 

इत्युक्तेः अध्वा तावदूबन्धकः। तत्र बौद्धादयो बुद्धितत्त्वान्तबन्धविगलनात्‌ 
तन्मुक्ता अपि तदूर्घ्ववत्यध्वान्तरावच्छेदस्थितेरमुक्ता एव, भत एवेषां पुनरपि 
सर्गारम्भे सुज्यमानत्वात्‌ संसाराबिर्भायो/बन्धकारणस्य निःशेषेणा्रक्षयात्‌ । 


पाशुपत मतवाद मानने वालों का ज्ञान अनात्म में भी आत्माभिमान 
के कारण आणव मलों से मुक्त करता है । इसीलिये कारिका में समास- 
व्यासमयी उपासना पद्धतियों का संकेत किया गया है ॥ ३३॥ 

प्रशन उपस्थित होता है कि अपने अपने मान्य दर्शनों के आधार पर 
उपासकों के बन्ध के शिथिल होने पर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती ? इसी का 
उत्तर दे रहे हैं-- 

एक अवच्छेद से मुक्त हो जाने पर भी अन्य अवच्छेद वहाँ बने ही 
रहते हैं । इसलिये वे भमुक्त ही रह जाते हैं । वस्तुतः मुक्त वही कहा जा सकता 
है, जो समस्त अवच्छेदों से मुक्त हो जाता है। 

अवच्छेद विभिन्न अध्वाबर्ग में आने वाले आणव आदि मलों को 
पुष्ट करने वाले वे आकर्षण हैं, जिनसे प्रभावित होकर पशुपति पुदूगल 
ओर पशु बन जाता है। देश और काल की शक्तियां ही अवच्छेद उत्पन्न 
करती हैं। इससे भेदवाद का विस्तार होता है। एक ही वस्तु दर्पण में दूसरी 
तरह, पानी में और तेल में विभिन्न प्रकार से प्रतिबिम्बित होती है । देश और 
काळ ही सारे अवच्छेदों के कारण हें । इनसे मुक्त, मात्र महायोगी ही हो सकते 
हैं। वर्ण, कला, पद, तत्त्व, मन्त्र और भुवन भी अवच्छेदक होते हँ । सिद्ध 
गुरुजन इनसे सर्वथा मुक्त होते हैं। 

( शास्त्र के अनुसार ) “बन्धन के कारण तो अध्वा हो हैं।” 'भध्वा' 
के बन्धक होने के फलस्वरूप 'अध्वा' के निचले स्तर तथा ऊपरी स्तर के 
अनुसार मुक्ति भी प्रभावित होगी । 'बुद्धितत्त्व' "तत्त्वाध्वा? तथा प्रतिष्ठा 

श्रीतन्त्रा०-६ 


८२ श्रीतन्त्रालोकः 


यद्वक्ष्यति 

“सांख्यवेदादिसंसिद्धान्‌ श्रीकण्ठस्तदहमंखे । 

सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यडमुक्तिरीद्शी ।।' 
इति । श्रीस्वच्छन्दशास्त्रेऽपि 

“लौकिकानां पुनः सृष्टिः पुनः संहार एव च। 

संसारचक्रमारूुढा भवन्ति घटयन्त्रवत्‌ ॥' 
इत्यादि सामान्येनामिधाय 

“मुक्त च प्रतिबन्धात्तं पुनर्बघ्नाति चेश्वरः । 

बन्धः संसारतो भूयो यावद्देवं न विन्दति ॥' इति । 

बौद्धाद्यवान्तरदर्शनमुक्तोपलक्षणपरतया बिशेषेणोक्तम्‌ । यः पुन निःशेषः 

प्रक्षीणसर्वाध्वबन्धः स एव साक्षान्मुक्तः इत्याह ' मुक्तस्तु सर्वावच्छेदर्वाजतः, इति। 
कला के अन्तर्गत है । बौद्धो का स्तर बुद्धि तत्त्व में ही समाप्त होता है। 
परिणामतः बुद्धितत्त्व से नीचे के जितने तत्त्व हैं, उनसे मुक्ति तो स्वाभाविक 
है। पर बुद्धि तत्व के ऊपर परमशिव पर्यन्त जितने अध्वा हैं, उनकी 
दृष्टि से तो वे भमुक्त ही हैं-यह निश्चित है । 

इसलिये सृष्टि के आरम्भ में ये पुन: आवागमन चक्र की क्रमिकता में 
पड़ेंगे ही-इसमें कोई संशय नहीं । संसार में इनका आविर्भाव अवश्यम्भावी है । 
वस्तुतः मुक्त तो वही है, जिसके बन्धन के सभी कारणों का निःशेष रूप से 
पूर्णतया प्रक्षय हो जाय । समस्त अध्वा की सीमाओं को पार कर स्वयं परम 
माहेश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो जाय | कथ्य है कि - 

“सांख्य ओर वेद सम्प्रदायानुसार सिद्ध पुरुषों को प्रलयरात्रि की 
समाप्ति और सूजन की आदि सन्धिवेला में स्वयं भगवान्‌ श्रीकण्ठ सुष्ट 
करते ही हैं। [ इसलिये यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ] सम्यक मुक्ति 
ऐसी नहीं होती। ( सम्यक्‌ मुक्ति को अवस्था में स्वयं शिवरूपता प्राप्त कर लेने 
पर सर्ग चक्रमें आना नितान्त असम्भव है ) । स्वच्छन्द शास्त्र का भी वचन है-- 

“लौकिक साधकों को ही सृजन और संहार का उपहार मिलता है। 
कुएँ में लगे 'रहट” के जलपात्रों को तरह उन्हें ऊपर भौर नीचे आना ही 
पड़ता है । संसार चक्र में आरूढ़ होना ही पड़ता है ।” 

सामान्यतया इतना कह कर पुनः उद्धरण से पुष्ट कर रहे हैं- 

“मुक्त को प्रतिबन्ध के कारण ईश्वर पुनः बन्धनग्रस्त करते हैं। बद्ध 
पुरुष तब तक संसार में रहेगा, जब तक साधना के बल पर स्वात्मसंविदू रूप 
चिदेक्य भाव को उपलब्ध नहीं होता ।” 


जय ३५ ] प्रथममाह्हिकम्‌ ८३ 


यदुक्त 
“सर्वाध्वनो विनिष्क्रान्तं शेवानां तु परं पदम्‌ ।' इति । तथा 
'शेबः सिद्धो भाति मुर्ध्नीतरेषां मुक्त: सृष्टौ पुनरभ्येति नाधः ।' इति ॥३४॥ 
अत्र चेवं विधमेव पूर्ण ज्ञानं निमित्तम्‌ इत्याहु 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य ज्ञानं सर्वात्मनोज्झितम्‌ । 
अवच्छेदेने तत्कुत्राप्यज्ञानंसत्यमुक्तिदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
'अवच्छेदेः'  संकोचाधायिभिरिदन्तापरामर्शेः 'सर्वात्मना' _ सर्वप्रकारं 
वासनामात्रेणापि यत्‌ 'उज्झितं’ पराहुन्तापरामर्शसारमित्यर्थः । अत एव 
च पूर्णप्रथात्मकस्वात्‌ “न ततु कुत्राप्यज्ञानम्‌' अतइच '“सत्यां' मुक्त्याभास- 


यह बात खास तौर से बौद्ध भादि भवान्तर दर्शनों के: अनुसार मुक्त 
पुरुषों को लक्ष्य कर कही गयी है। जो भाग्यशाली साधक समस्त ६ प्रकार 
के अध्वा-बन्धनों को ध्वस्त कर चुका है, वह तो साक्षात्‌ मुक्त ही है। इसीलिये 
यह कहा गया है कि “वही मुक्त है, जो सभी भवच्छेदों को उच्छिन्न कर चुका 
है । कहा गया है कि, 

“समस्त अध्वाओं की सीमा को पारकर जो पद या अवस्था आती है, 
वही शेव साधकों का परम पद है।” तथा यह भी कि 

“सिद्ध शेव अन्य मुक्तो के शीर्ष पर प्रतिष्ठित होता है। वह मुक्त है। 
वह सृष्टि के निम्न स्तर पर नहीं उत्तर सकता । अर्थात्‌ आवागमन के संसृति 
चक्र में पतित नहीं होता ॥ ३४॥ 

यहाँ अर्थात्‌ मुक्ति में पूर्णज्ञान ही निमित्त है। इसलिये नई कारिका 
की अवतारणा करते हैं-- 

अवच्छेदों से सर्वथा रहित ज्ञेय का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति देने वाला 
है। अज्ञान कभी वास्तविक मुक्ति नहीं दे सकता। इसो तथ्य की पुष्टि इस 
इलोक से की गयी है । अवच्छेद पूर्णता को तोडते हैं। संकुचित विचारों को 
जन्म देते हैं। संकोच को बढ़ाने वाले सारे सांसारिक परामर्श अवच्छेद हैं । 
मुक्ति की चाह रखने वाले साधकों के ये शत्रु हैं। साधक के लिये यह आवश्यक 
है कि, वह इनसे हर तरह से बचे। इदन्ता परामर्श का लेशमात्र संस्कार भी न 
रहे । सर्वत्र पराहन्तापरामर्श का प्रकाश उल्लसित हो । ज्ञेय रूप जितने और 
जैसे भी पदार्थ हैं, उनमें अवच्छेद बुद्धि का सर्वथा अभाव हो जाय--ऐसा 
परामर्श ही सच्चा ज्ञान है । यहो ज्ञान वास्तविक मुक्ति दे सकता है । 


चि श्रीतन्त्रालोकः 


विलक्षणां "मुक्ति" ददाति, अहपरामर्शसारप्रमा त्रेकात्म्येन स्फुरति 
इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 

इदानीमुद्दिष्टयोज्ञानाज्ञानयोरेव स्वरूपं विभजति 

नानाज्ञानस्वरूपं यदुक्तं प्रत्येक्कमप्यदः । 


द्विधा पोरुषबोद्धत्वरभिदोक्तं शिवश्ञासने ॥ ३६॥ 

"हिवश्ञासने? इति पञ्जस्रोतोरूपे पारमेइवरदईाने इत्यर्थः। एतद्धि 
सवंत्रेवाबिशेषेणोक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदेव लक्षयति 

तत्र पुंसो यदज्ञानं मलाख्यं तज्जमप्यथ । 

स्वपुर्णचिरिक्रयारूर्पावतावरणात्मकम्‌ ॥ ३७॥ 


संकोचिदुविक्रयारूपं तत्पशोरविकल्पितम्‌ । 
भथ-शन्द आनन्तयें, उद्देशानन्तरं हि लक्षणपरीक्षयोरवसरः इत्याशयः । 
'तत्र' द्विविधयोर्ज्ञनाज्ञानयोमंध्यात्‌ । "``" पुंसः प्रादुरभेबत्परम्‌ ।' 
इसके विपरीत ज्ञान अज्ञान है । अवच्छेदात्मक है । इदन्ता का परामर्श 
करने वाला है। संकोच बुद्धि को बढ़ाने वाला है । वहू सत्य सनातन आनन्दमयी 
अहं परामश्षत्मिक चिदेक्यात्मक मुक्ति नहीं दे सकता । जीवशिवेक्य संभूति की 
संभावना भी इसमें नहीं होती ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार की घोषणा करने के बाद ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप का 
विइलेषण प्रस्तुत करते हैं-- 
शिवशासन शेवदर्शन के अर्थ में प्रयुक्त है। यह दर्शन पंचस्रोतस्‌ दर्शन 
कहलाता है । ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर ओर वामदेव पाँच मुखों से 
इसका प्रवर्तन हुआ है। सामान्यतया सर्वत्र यहू तथ्य स्पष्ट रूप से व्यक्त है । 
ज्ञान और अज्ञान की चर्चा ऊपर के इलोक में है। पौरुष और बोद्ध भेद से ये 
दोनों प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं। १-पौरुष ज्ञान और वौद्ध ज्ञान तथा २-पोरुष 
अज्ञान भोर बोद्द अज्ञान ॥ ३६ ॥ 
इसी लक्ष्य से उनके लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं-- 
पुरुष का अज्ञान 'मल' है। वह शिव से ही उत्पन्न है । इससे स्व” का 
पूरा का पूरा चिदात्मक उल्लास आवृत हो जाता है। शिवता पर आवरण 
बनकर छा जाता है। परम शिव की दुक (ज्ञान) भोर क्रिया शक्तियों का 


न ३७ ] प्रथममाह्हिकम्‌ ८५ 


इत्यस्यात्मनोऽपि यत्समनन्तरोक्तस्वरूपं मलाख्यमनन्यसाधारणानवच्छिन्नज्ञान- 
क्रियायोगिपरप्रमातृरूपाच्छिवादेव जातमुद्भूतमित्यर्थ: । परमेश्वर एव हि 
स्वस्वातन्त्र्यात्पूर्णज्ञत्वकर्तृत्वाद्यपहस्तनेन अख्यात्यात्मकाणवमलाविभविन 
स्वात्मानमावृणुयात्‌ । 


'वरमं यत्स्वातस्त्यं दुर्घटसंपादनं महेशस्य । 

देवी मायाशक्तिः स्वात्मावरणं शिवस्येतत्‌ ॥ (प० सा० १५ का०) 
मायापरिग्रहवशाद बोधो मलिनः पुमान्पशुर्भवति ।'(ष०सा० १६ का०)इति। 
वक्ष्यति च' तेन स्वरूपस्वातन्त्र्यमात्रं मलविजुम्मितम्‌ ।' 

इति । तदेव पशोराणवादिमळत्रययोगिनोऽपि तस्य मातुर्देशकालाद्यवच्छिन्नत्वान्नि 
यतदुक्क्रियास्वाभासालोचनात्मकं ज्ञानम्‌। परमेश्वर एव हि सर्वज्ञताद्यपहस्तनेन 
अणुतां प्रापितस्य स्वारमनः पुनरपि कलादियोगं कृतवान्‌, येनास्य नियतं ज्ञत्व- 
कतुंत्वाद्यभियृत्तं । 


संकोच कर लेता है। पशुपति 'पशु' मात्र रह जाता है । पशु का यह अविकल्पित 
वेवइय है । 

इलोक में अथ शब्द का प्रयोग अभिप्रायपूर्वक किया गया है। पहले 
ज्ञान अज्ञान का शब्दतः कथन किया गया और अब उनके लक्षणों की परीक्षा 
का प्रारम्भ हो रहा है। तत्र शब्द ज्ञान और अज्ञान दोनों की परिवेश सीमा 
का द्योतन करता है । उद्धरण से स्पष्ट करते हैं-- 

“~= यह (परप्रमाता रूप) पुरुष से उत्पन्न हुआ ।” 

इलोक में 'तज्जम्‌' शब्द का विग्रह है-'तस्मात्‌ जातम्‌' अर्थात्‌ यह 
अज्ञान रूपी मल भी उसी शाइवत और अखण्ड ज्ञान और क्रिया से युक्त पर- 
प्रमाता रूप शिव से ही उत्पन्न है। 

अपने स्वातन्त्र्य गुण, धर्म के कारण परम शिव अपने पूर्णज्ञात्तृव 
और सर्वकत्तत्व का अपहस्तन कर देते हैं। संकोच का आश्रय ले लेते हैं 
तथा अल्पज्ञस्व और किचित्कतृत्व को अपना लेते हैं। फलस्वरूप अझ्याति 
रूप आणव मल का आविर्भाव हो जाता है। आणव मल ही उनका आवरण 
बन जाता है। कहा गया है -- 

“महेश की अघटित घटना पटीयसी 'स्वतन्त्रता' शक्ति दिव्य माया 
शक्ति ही है । वही शिव के स्वात्म को आवृत करती है। माया के प्रभात के 
कारण बोध मलिन हो जाता है । पुमान्‌ परमेइवर पाशबद्ध हो जाने के कारण 


द श्रोतन्त्रालोक: 


तदुक्तं “असूत सा कलातत्वं यद्योगादभवत्पुमान्‌ । 
जातकत्‌ त्वसामर्थ्यो विद्यारागो ततोऽसृजत्‌ ॥ 
बिद्या विवेचयत्यस्य कमं तत्कार्यकारण । 
रागोऽपि रञ्जयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि ॥। 
नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम्‌। 
कालोऽपि कलयत्येनं तुट्यादिभिरवस्थितः ।।' 
इति । ज्ञानस्वरूपस्य प्रथममुद्देशेऽपि अवश्योच्छेद्त्वप्रतिपादनार्थमादाव- 
ज्ञानस्वरूपं निरूपितम्‌ ॥ ३७॥ 


पशु बन जाता है ॥” [प० सा० १५-१६ ] आगे भी इसकी इस प्रकार पुष्टि 


करेंगे 

'स्व' रूप स्वातन्त्र्य ही मल का महाप्रसार है ।” यही भाणव, कार्म 
और मायीय नामक तीन मल हैं । इनसे युक्त पशाप्रमाता देश और काल के 
प्रभाव के कारण अपनी अखण्डता को भूल जाता है । नियत वस्तुनिष्ठ ज्ञान 
क्रिया में व्यापृत हो जाता है। उसी में रम जाता है। स्वके आभास का 
आलोचन करने वाला खण्डित ज्ञान ही उल्लसित होता है ( यह ज्ञान निश्चय 
ही अज्ञान है) । परमेश्वर के ५ गुण हैं। वहु सर्वकर्तृत्व सम्पन्न है, सर्वज्ञ है, 
पूर्ण है, नित्य है ओर सर्वव्यापक है । इन गुणों का तिरस्कार कर अणुता को 
अपना लेता है। माया के ५ सन्तानों से सम्पर्क कर लेता है। परिणामतः 
किञ्चित्कतृँत्व सम्पन्न, अल्पज्ञ, अपूर्ण, कालकवलित और ३॥ हाथ के शरीर में 
रह जाता है । इससे नियत पदार्थों को जान पाता है तथा कुछ कुछ कर पाता 
है। इसी तथ्य का समर्थन निम्न तीन इलोकों से होता है-- 

“माया ने “कला” तत्त्व को उत्पन्न किया । जिसके सम्पर्क से पुरुष कुछ 
उत्पन्न क्रियाओं को करने में समर्थ हुआ । पुनः माया ने 'विद्या' और “राग! 
तत्त्व को उत्पन्न किया । 'विद्या' कार्य-कारण भाव भावित कर्म का विवेचन 
करती है, जिससे पुद्गल को अपने कर्म की जानकारो होती है । “राग” उसका 
रञ्जन कर सीमित अशुचि सम्बन्धों को अपनाने पर विवश करता है और 
पुमान्‌ अपूर्ण बन जाता है । 'नियति' इसे उन-उन कामों में लगातो रहती है, 
जिससे इसकी व्यापकता नष्ट हो जाती है। 'काल' तुटि पल विपल आदि के 
आकलन में फॅसा लेता है ।” 

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि पहले ज्ञान के स्वरूप की प्रासङ्गिक 
चर्चा होनी चाहिये थी । पर ऐसा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि मोक्ष 


क ३८-४० ] प्रथममाह्विकम ८७ 


ननु पुंसो बुद्धिवृत्त्यात्मकं ज्ञानं निविकल्पकम्‌ इत्युच्यते’ तत्‌ कथमेतत्‌ 
बुद्ध्यंशोपनिपाति न स्यात्‌ इत्याशंक्याह 
तदज्ञानं न बुद्धयंशोऽध्यवसायाद्य भावतः ।। ३८ ॥ 
एवमपि हि बुद्धेः ‘अध्यवसायो बुद्धिः’ 
इत्याद्यु्तेरध्यवसाय एव मुख्यं रूपं, कथमस्य एतदभावे तद्धमंत्वं 
स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
अत एवाह 
अहमित्थमिदं वेदूमीत्पेवमध्यवसायिनी 
षटकञङ्चुकाबिलाणूत्यप्रतिबिम्बनतो यदा । ३९ ॥ 
धीर्जायते तदा तादु्ज्ञानमज्ञानशब्दितम्‌ । 
बौद्ध तस्य च तत्पौंस्नं पोषणोयं च पोष्टूच ॥४०॥ 
अस्याइ्चेवमध्यवसाययोगित्वे हेतुः 'षट्‌कञ्चुक' इति। षट्कञ्चुकेः 
'कालकलानियतिबलाद्‌ रागाविद्यावशेन संबद्धः । 
अघुनेव किचिदेवेदमेव सर्वात्मनेव जानामि। 
मायासहितं कञ्चुकषटकमणो रम्तरङ्ग'मिदमुक्तस्‌ ॥' 

( प० सा० १६ उ० १७ ) 
की प्रापि में जो बाधक है-उसके निराकरण को हो प्राथमिकता देनी चाहिये। 
इसीलिये पहले अज्ञान के स्वरूप का ही निरूपण किया गया ॥ ३७ ॥ 

प्रश्न है कि पुरुष का बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान तो निविकल्पक होता है। 
पुरुष का यह ज्ञान क्या बुद्धयंश पर आश्रित नहीं होता? इसका उत्तर 
देते हैं- 

वास्तव में बुद्धि अध्यवसाय रूप होती है । कहा गया है-- 


'अध्यवसाय हो बुद्धि है'। अर्थात्‌ बुद्धि का अध्यवसाय ही प्रमुखरूप 
है । अध्यवसाय के न अज्ञान में बुद्धि का धर्म नहीं आ सकता ॥३८॥ 


इसलिये कहते हैं-- 

में 'ऐसा' है यह जानता हूँ! इसमें ज्ञत्व का अध्यवसाय है । पर इस पर 
माया सहित छः कञ्चुकों से कंचुकित अणु के अणुत्व में स्थित चिन्मयल्व का 
प्रतिबिम्ब पड़ रहा है । इस प्रकार यह जानने की बुद्धि इदमात्मक वस्तु की 
जानकारी दे रही है। यह जानकारी वाला ज्ञान भी वस्तुतः अज्ञान ही है । 
यह ज्ञान उसका बौद्ध ज्ञान है। पुमान में होने से यह पौंस्न है। यह पोषणीय 
(कार्य) भो है और पोष्टर (कारण) भी है॥ 


जि श्रोतन्त्रालोकः 


इत्यादिना निरूपितस्वरूपेः 'आविलः' प्रतिनियतज्ञत्वकर्तृत्वायुत्पत्त्या म्लानप्रायो 
योऽसौ 'अणुः' परिमितात्मा, ततो जातात्‌ 'प्रतिबिम्बनात्‌' चिच्छायासंक्रमणात्‌ 
इत्यर्थः । एवं ह्यस्याः पुंबोधव्यक्तिभूमित्वादेवंस्वभावो भवेत्‌ इति भावः। 
'तादृक' इति एवमध्यवसायरूपम्‌ । अनयोश्च परस्परं कार्यकारणभावं 
दर्शयितुमाह 'तस्य' इत्यादि, 'तस्य' इति बौद्धस्य, 'पौस्नं' पुंसि भवं पौरुषस्‌ 
इत्यर्थः। “पोषणीयं कार्यम्‌ इत्यर्थः । कामशोकाद्यावेशभाजो हि तन्मयता- 
नुसंधानादिना तत्तदर्थसाक्षात्कारात्मकमविकल्पकं ज्ञानमुदियात्‌। 
यदाहुः 

'कामशोकभयोन्मादचो रस्वप्नाद्युपप्लताः । 

अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ।।' 
इति। पोष्ट इति कारणम्‌ । स्वप्नादावपि अनुभव एव हि प्राच्यो 
निमित्तं, नहि नारिकेलद्वीपवासिनो वह्मिविकल्पादाविच्छापि भवेत्‌ 
॥ ३९ ॥ ४०॥ 


बुद्धिका अध्यवसाय से योग यहाँ क्यों और केसे--इसके लिये षद्‌- 
कञ्चुक शब्द का प्रयोग किया गया है । षटकञ्चुको की पुष्टि का उद्धरण यहाँ 
दे रहे हैं- 

“काल, कला भौर नियति के बल से, राग और अशुद्ध विद्या के वश में 
पड़ने से सम्बद्ध पशु (सोचता है) 'में इसी समय यह जो कुछ है, यह 
सर्वात्मना जानता हूँ । ऊपर के ५ कंचुक 'माया' से मिलाकर छः कञ्चुक 
होते हैं । इनसे प्रभावित अणु पुरुष की अन्तरङ्ग जानकारों का यह एक 
उदाहरण है” । 

काम शोक आदि आवेशों से आविष्ट साधक तन्मयता का अनुसन्धान 
करता है। इससे उन-उन अर्थों का कभी-कभी साक्षात्कार भी होता है। 
अविकल्पक ज्ञान भो उदित हो सकता है। इस विषय से सम्वन्धित उद्धरण दे 
रहे हैं- 

“काम, शोक, भय, उन्माद, चौर वृत्ति, स्वप्न आदि से उपप्लुत अणु 
असम्भवको भी सम्भव ही नहीं मानते वरन्‌ अपने सामने ही उपस्थित की तरह 
देखने लगते हँ” । 

स्वप्न आदि में अनुभव ही पहला निमित्त बनता है । भला नारियलों से 
भरे द्वीप का रहने वाला आग की वेकल्पिकता की क्या बात करेगा? 
॥ ३९॥ ४०॥ 


| 
| 
। 
| 


३ ४१-४३ ] प्रथममाल्विकम्‌ ८९ 
एवमज्ञानं निरूप्य, ज्ञानमपि द्विविधं निरूपयितुमाह 


क्षीण तु पशुसंस्कारे पुंसः प्राप्परस्थितेः । 

विकस्वरं तद्विज्ञानं पौरुषं निविकल्पकम्‌ ॥ ४१ ॥ 

विकस्वराविकल्पात्मज्ञानोचित्येन यावता । 

तदूबौद्धं यस्य तत्पोंस्नं प्राग्वत्पोष्यं च पोष्टर च॥ ४२ ॥ 

पश्ञोराणवस्यापि वासनामात्रक्षयाभिधानात्‌ "निमित्ताभावे नेमित्ति- 
कस्याप्यभावः' इति न्यायेन कामंमायीययोरपि प्रक्षयान्निवृत्तनि खिलबन्धस्य 
*पुंस” अत एव प्राप्षपरमचिदैकात्म्यस्य 'विकस्वरं पराहन्ताविमर्शात्मकं 
'निविकल्पक' कृत्रिमाहंकारादिविकल्पविलक्षणं ज्ञानं पौरुषं भवति इतिं 
वाक्यार्थः । ड 

औचित्येन' इति तद्त्‌ पूर्णेनात्मना इत्यर्थः। अतश्च 'सव ममायं 
विभव? इत्येवंूपत्वमस्याः । 'यस्य' इति बौद्धज्ञानस्य । प्राग्वत्‌ कीन 
यथेवाज्ञानयोः परस्परं पोष्यपोषकभावस्तथेव इत्यर्थः । तथेव न 
पुनः विशेषो ग्राह्यः, अन्यथा हि ज्ञानाज्ञानयोः न 
स्यात्‌ ॥ ४१॥ २॥ 

नन्वैवंविधमज्ञानं तावदनाद्येवावस्थितम्‌ इति नास्ति विवादः, एतदः 
भवात्मकं ज्ञानं पुनः कदा समुदियात्‌, एतदभावे च कि निमित्तम्‌ ? 
इत्याशङ्क्याह 

तत्र दीक्षादिना पोस्नमज्ञानं ध्वंसि यद्यपि । 

तथापि तच्छरोरान्ते तज्ज्ञानं व्यज्यते स्फुटम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार अज्ञान का निरूपण कर ज्ञान भी दो प्रकार का होता है-- 
इसके निरूपण का उपक्रम कर रहे हैं-- 

पशु संस्कार के क्षीण हो जाने पर और ( अपनी स्वाभाविक ) परात्पर 
स्थिति प्राप्त हो जाने पर एक अनयन्त विकसित निविकल्पक विज्ञान प्राप्त 
होता है । वही पौरुष ज्ञान है । 

विकस्वर अविकल्पात्मक ज्ञान के औचित्य से जो ज्ञान होता है, वह 
बोदध ज्ञान है। उसका विमर्श हो पोस्त ज्ञान है। पहले इलोकों में उक्त 
अज्ञानों का जैसे पोष्य पोषक भाव है-उसी तरह बौद्ध और पोसन में भी पोष्य 
पोषक भाव है ॥ ४१ ॥ ४२॥ 


नपाको... 


९० श्रीतन्त्रालोकः 


यद्यप्यक्तस्वरूपं 'पौंस्नमज्ञान' 

“दीयते ज्ञानसङ्भावः क्षोयन्ते . पशुवासनाः । 
दानक्षपणसंपुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता ॥' 
इत्यायुक्तस्वरूपया दीक्षया नश्यत्येव 'तर्थाप' 'तत' अज्ञानाभावमात्ररूप- 
मात्मज्ञानं व्यक्त्युन्मुलमपि 


0००००००५००००००२ ०० "प्रारब्ध्रेक न शोधयेत्‌ १ 
इत्याद्युक्तेरिदं शरीरारम्भकस्य काममस्य सद्भावात्‌ 'तस्य' वर्तमानशरीरस्य 
“अन्ते स्फुटं व्यज्यते” | १५७११११ ७४७६७ ०१११९५ . «५ देहपाते शिवं ब्रजेत्‌ 1४ 


इत्याद्युक्त्या साक्षात्कारात्म स्फुरति इत्यर्थः । आदिशब्दाच्च शेषवृत्त्या ग्रहणं, 
न तु तीव्रतरशक्तिपातादेः, तद्धि दीक्षायां निमित्तम्‌ इति तद्वचनेनेवास्य ग्रहः 
सिद्धः, न चास्मिन्दीक्षातोऽन्यस्किचिन्मुक्तौ निमित्तम्‌ । तदुक्तं 
'तस्मात्प्रवितताद्‌ बन्धात्परस्थानविरोधकात्‌ । 
दीक्षेव मोचयत्यूर्ध्वं शेवं धाम नयत्यपि ॥! 


| इस प्रकार का अज्ञान तो अनादिकाल से ही अवस्थित है। इसमें किसी 
| का कोई विवाद नहीं । प्रश्‍न तो यह है कि यह अभावात्मक ज्ञान पुनः कहाँ से 
| उदित हो आया ? इस अभाव में कारण क्या है? इसका समाधान कर 
| रहे हैं-- 
यदपि दीक्षा आदि के द्वारा पोस्न अज्ञान नष्ट हो जाता है फिर भी 
| वर्तमान शरीरके अन्त होने पर वह अपूर्व ज्ञान व्यक्त अर्थात्‌ प्रकाशित हो 
| जाता है। यह सही है कि पौरुष अज्ञान दीक्षा से नष्ट होता है। दीक्षा से 
| सम्बन्धित प्रसिद्ध इलोक उद्धृत करते हैं-- 
| “गुर द्वारा ज्ञान-सद्भाव दिया जाता है। पशु की आवरण-विकृत वासना 
नष्ट हो जातो है । इस तरह इसमें दान ओर क्षय दो कार्य साथ-साथ होते हैं । 
इसीलिये इस क्रियातन्त्र का नाम दीक्षा रखा गया है” । 

ऐसी दीक्षा से पौरुष अज्ञान अनिवार्य रूप से नष्ट होता हो है। तथापि 
दीक्षा के बाद होने वाला आत्मज्ञान, मात्र अज्ञान के अभाव के समान ही रहता 
| है। यद्यपि वह ज्ञान व्यकत्युन्मुल होता है पर अभिक्रम का शोधक नहीं बन 
| || पाता । उस अवस्था में केवल आत्म तत्त्व की ओर उन्मुखता तो होती है पर 
॥ कठिनाई यह होतीहैकि-- 
| 'प्रारब्ध से प्राप्त शरीर के उद्रेक का शोधन वह केसे करे' ? क्योंकि 
||| कार्ममल से ही शरोर का प्रारम्भ होता है। शरीर मिलता है। शरीर के रहते 
कार्म मल तो अस्तित्व में रहता ही है। 


| ४३] प्रथमाल्विकम्‌ ९१ 


इति । तीब्रतमशक्तिपातादो  पुनरनुपायादिक्रमेण दीक्षा भवेत्‌, येनास्य 
तत्कालमेवापवर्गः । यदुक्तं 

"तत्संबन्धात्ततः कश्चित्तत्क्षणादपबुज्यते ।' 
इति दोक्षानिरपेक्षमेव पुनरेतत्‌ मुक्तौ निमित्तम्‌ इति न संभाव्यम्‌, एवं 
श्रुतिविरोधः स्यात्‌ । 

“तस्य दीक्षां विनेवात्मसंस्कारपरिणामतः । 

सम्यरज्ञानं भवेत्सबंशास्त्रेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥! 

इसलिये इस वर्तमान शरीर के न रहने पर ही अन्त में (मृत्यु के बाद 
ही) वह स्फुट रूप से व्यक्त हो पाता है । कहा भी गया है-- 

केळ: देह छूट जाने पर वह (दीक्षा के द्वारा ज्ञान होने के कारण) 
साक्षात्‌ शिव सायुज्य प्राप्त करता है' । 

इस उक्ति के अनुसार वह्‌ आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार रूप से स्फुरित होता 
है। इलोक में 'दीक्षादि' शब्द में 'आदि' के प्रयोग का क्या कारण है ? केवल 
दीक्षा से ही यह सुपरिणाम होता है-'आदि' की काई आवश्यकता नहीं । 
इसका समाधान करते हैं कि दीक्षा प्रक्रिया में अवशिष्ट व्यापारों का हो आक- 
लन आदि शब्द से करना उचित है। आदि शब्द की सीमा में “तीव्रतर शक्तिः 
पात? जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग नहीं आ सकते । वे तो तत्काल स्वात्म साक्षात्‌ कराने 
में समर्थ हैं । 

वह अज्ञानाभाव रूप ज्ञान ही दीक्षा का भी निमित्त है। बहाँ 'तद्‌' 
शब्द के प्रयोग से हो उसका ग्रहण हो जाता है । वास्तविकता यह्‌ है कि आत्म- 
साक्षात्कार में समर्थ आत्मज्ञान में दीक्षा के अतिरिक्त दूसरा कोई निमित्त हा 
नहीं सकता । इसी के समर्थन में उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 

“परम्परा से विस्तार प्राप्त कर रहा ( आवागमनका ) बन्धन; 
“परस्थान' अर्थात्‌ मुक्ति का विरोधी है । इससे मात्र दीक्षा ही मुक्त करती है । 
साथ ही शैव धाम की प्राप्ति भी कराती है ।” 

तीव्रतम शक्तिपात आदि प्रक्रिया में अनुपाय विज्ञान के क्रमानुसार 
दीक्षा होती है। उससे तत्काल अपवगं प्राप्त हो जाता है। कहा गया है— 

'अनुपाय विज्ञान के क्रमानुसार तोव्रतम शक्तिपात की अवस्था में ही 
कोई (भाग्यवान्‌) साधक तत्काल पूर्णतया विरक्त हो जाता है' । 

इसमें दीक्षा प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं रहती । दीक्षा-निरपेक्ष मुक्ति में 
तीव्रतम शक्तिपात हो निमित्त हैं। यह नहीं सोच लेना चाहिये । ऐसा होने पर 
इस आगमोपनिषद्‌ रूप श्रुति का विरोध उपस्थित हो जायेगा -- 


ड़ श्रीतन्त्रालोकः 

इत्यादौ पुनर्बाह्मक्रियादीक्षाभिप्रायेण तन्निषेधो विवक्षितः, अन्यथा ह्यत्रात्मः 
संस्कारशन्दाथं एव कथं संगच्छताम्‌ इत्यलं बहुना ॥ ४३ ॥ 
ननु यद्येवं दीक्षया देहान्त एव मुक्ति भंवेत्‌; तत्कथं ‘जीवन्नेव विमुक्तोऽसौ 
इत्याद्युक्तम्‌ इत्याशङ्क्याह 

बोद्धज्ञानेन तु यदा बोद्धमज्ञानजुम्भितम्‌ । 
विलीयते तदा जोबन्मुक्तिः करतले स्थिता ॥ ४४ ॥ 
'बोद्धज्ञानेन' इति परमेश्वराद्वयशास्त्रश्रवणाद्युद्भूतेन । 
तदुक्तं 

'गुरुणेव यदा काले संप्रदायो निरूपितः । 
तदाप्रभृति मुक्तोऽसो यन्त्रं तिष्ठति केवलम्‌ ॥' 


इति। एतच्च दीक्षिताधिकारेणेव ज्ञेयम्‌, नहि अकृतदीक्षस्य शास्त्रश्नवणे- 
ऽप्यधिकारः इति कुतस्तदवबोधनिमित्तकोऽपि तज्ज्ञानाविर्भावः स्यात्‌ । तदुक्तं 


“उस साधक की दीक्षा के विना ही आत्मसंस्कार के फलस्वरूप समस्त 
छात्रों में परिनिष्ठित सम्यग्‌ ज्ञान होता है” इस कथन में दीक्षा का जो 
विरोध परिलक्षित हो रहा है, वह निषेध, मात्र क्रियामयी दीक्षा को दृष्टि 
से है॥ ४३॥ 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि इस प्रकार की दीक्षा से मरने के बाद 
हो मुक्ति होगी तो यह केसे कहा गया है कि “वह जीते जी हो मुक्त है ? इस 
शङ्का का समाधान कर रहे हैं-- 

बोद्ध ज्ञान से जिस समय बोद्ध अज्ञान का बढ़ाव सर्वथा विलीन हो 
जाता है, उस समय साधक की मुक्ति उसके लिये हस्तामलकवत्‌ हो जाती है। 
मुक्तिं पर उसका अधिकार हो जाता है। 

बौद्ध ज्ञान पारमेइवर अद्वेत शास्त्र के श्रवण मनन से उद्भूत होता है' 
उक्ति है कि--“गुरुदेव द्वारा जिस समय सम्प्रदाय का निरूपण किया गया' 
तब से ही शिष्य मुक्त है। शरीर रूप से बहु केवल यन्त्रवत्‌ स्थित है! । 
यह सब दीक्षा प्राप्त साधक को अधिकारिता के आधार पर हो निर्भर 
करता है। जिसने दीक्षा प्राप्त ही नहीं की उसका तो शास्त्र के सुनने का भी 
अधिकार नहीं । शास्त्रज्ञान से प्राप्त बोध से जीवन्मुक्ति की तो कोई बात ही 
नहीं । कहा गया है-- 


| ३३] प्रथममाल्चिकम्‌ ९३ 


'अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवपद्धतिम्‌ ।' 
इति। न च अप्रध्वस्तपौरुषाज्ञानस्य अनेन किचिद्धवति इत्युक्तप्रायम्‌, अन्यथा 
हि प्रेक्षावतां दीक्षायां प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌-साध्यस्यार्थस्य अत एव स्रष्टुर- 
भावात्‌, अत एव दीक्षायां शिथिलास्थत्वं न वाच्यं, तस्या एव मुक्तिं प्रति 
मूलकारणत्वात्‌। एवं दोक्षादिना पौस्नं ज्ञानमभिव्यक्त्युन्मुखमपि न तदेव 
मुक्तिप्र्द--देहान्ते तदभिव्यक्तेरुक्तत्वात्‌, इदं पुनस्तदेव इति ततोऽस्य प्राधान्य- 
मपि कटाक्षितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नकेवलमेतदेवास्य ततः प्राधान्यनिमित्तं यावदन्यदपि इत्याहु 
दीक्षापि बौद्धविज्ञानपूर्वा सत्यं विमोचिका । 
तेन तत्रापि बौद्धस्य ज्ञानस्यास्ति प्रधानता ॥ ४५ ॥ 
इह्‌ 'सवंलक्षणहोनो$पि ज्ञानवान्गुरुरुत्तमः ।' 
अदीक्षित व्यक्तियों के सामने इस शैवोपनिषद्‌ का उच्चारण भी 
न करे' । 
जिस पुरुषका पौरुष अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है, उसका इस श्रवण 
से भी कुछ होनेवाला नहीं । यह तथ्य कहा जा चुका है। यदि ऐसा न होता 
तो सामाजिको की प्रवृत्ति दीक्षामे कभी होती ही नहीं । साध्य लक्ष्य की सिद्धि 
के लिये यह आवश्यक है कि एक विज्ञ सर्जक रहे, मार्गदर्शक कर्त्ता रहे । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि दीक्षा के प्रति आस्था में शिथिलता की बात भी 
नहीं होनी चाहिये । क्योंकि दीक्षा ही मुक्ति की मूल कारण है। 
इस प्रकार दीक्षा आदि के द्वारा पोरुष ज्ञान जब अभिव्यक्तिकी ओर 
अग्रसर होता है, उसी समय वह मुक्तिप्रद नहीं बन जाता । अपितु देहान्त के 
बाद ही मुक्तिप्रद होता है। तभी अभिव्यक्ति की उन्मुखता के परिणाम 
रूप मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति भी तभी हुस्तामलक बन सकती है, जव 
दीक्षा हो जाती है, तभी मुक्तिका द्वार भी खुल जाता है। यहाँ दीक्षाकी 
प्रधानतांकी ओर संकेत है ॥ ४४॥ 
केवल इसकी प्रधानता का यही कारण नहीं है। कुछ और भी कारण 
हैं उनका प्रकाशन कर रहे हैं-- 
दीक्षा भी बौद्धविज्ञान के उल्लसित करने पर ही मुक्तिप्रद होती है। 
इसलिये दीक्षा में बौद्ध ज्ञान की ही प्रधानता होती है । 
“इस उपनिषद्‌ मार्ग में अन्य सभी अपेक्षित लक्षणों से हीन होते हुए 
भी यदि पुरुष ज्ञानवान्‌ है, तो वह उत्तम गुरु है ।” इस उक्ति के अनुसार दीक्ष: 


२९४ श्रोतन्त्रालोकः 


इत्याद्युक्तेरघिगतशास्त्रार्थस्येव हि गुरोदीक्षायास्‌ अधिकारः, अत एव तस्य 
“शिवशास्त्रविधानज्ञं ज्ञानज्ञेयबिशारदम्‌ ।' 

इति लक्षणं प्राधान्येनोक्तं, अन्यथा पुनः 
“शास्त्रहीने न..सिद्धिः स्याहीक्षायां बी रवन्दिते ।' 


इन्याद्युक्त्या दीक्षा विमोचिकेव न स्यात्‌, तेन इति दीक्षायां बोद्धस्य ज्ञानस्य 
कारणत्वात्‌, नहि तेन विना तस्या निष्पत्तिरेव स्यात्‌ ॥ ४५ ।। 


न चैतदस्मदुपज्ञमेव इत्माह 
ज्ञानाज्ञानगतं चैतदृद्वित्वं स्वायंम्भुवे हरो । 
मतङ्गादौ कृतं श्रीमत्खेटपालादिदैशिकैः ॥ ४६॥ 


में उसीका अधिकार है, जो सवं शास्त्रपारंगत परिनिष्ठित ज्ञानवान्‌ हो । अत 
एवं उसका-- 


“हशवशास्त्र के समस्त (समयसिद्ध) विधानों को जानने वाले ज्ञान ओर 
ज्ञेय रहस्यों के विशारद को (गुरुत्व का अधिकार है /' यह लक्षण प्रधान रूप 
से निदिष्ट है । अन्यथा-“हे वीर दीवों से वन्दनीय प्रिये, शास्त्र हीन गुरु से मिलो 
दीक्षा सिद्ध नहीं होती ।” इस आप्तवचन के अनुसार दीक्षा मुक्ति प्रद नहीं 
हो सकती । इसलिये यह निश्चय है कि दोक्षा में बौद्धज्ञान की कारणता महत्त्व 
पूर्ण है। विना दीक्षा के मुक्ति असम्भव है।। ४५ ॥ 


यह बात केवल श्रीमद्भिनवगुप्त को अपनीबुद्धिकी उपज नहों-इसी को 
उदाहरणों से सिद्ध करने के लिये कारिका का अवतरण कर रहें हैं-- 


बौद्ध और पौस्न ज्ञान और अज्ञान से सम्बन्धित प्रकरण तन्त्रालोक के 
इस आह्विक के इलोक ३९-४० से प्रारम्भ है। यहाँ रु ओर मतङ्गशास्रो में 
इस द्वित्वके सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, सन्दर्भवश उसकी चर्चा 
कर रहे हैं। स्वायम्भुव की उक्ति है कि “आत्ममल जिमे माया कहते हैं, उसके 
प्रभाव से कर्म का बन्धन प्राप्त होता है। उससे मुक्त होने के लिये तथा शिवत्व 
की अभिव्यक्ति के लिये शैव ज्ञान प्रवृत्त होता है।' तथा “पुरुष का अनादि मल 
ही पशुत्व है। उसके प्रभाव से अज्ञान रूप पौरुष-पाश पुरुष को बन्धन देता 
है। अक्षय मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को इससे सदा सतर्क रहना 
चाहिये ! 


जी 


अलो० ४६ ] प्रथममाह्निकम्‌ 
तदुक्तं श्रीस्वायम्भुवे 


|| 
व्यक्तये च शिवत्वस्थ शिवज्ञानं प्रवतंते ॥' इति । 
“अथानादिसंलः पुंसां पशुत्वं परिकोतितम्‌ । 
तत्सद्भाववशोऽज्ञादिः पाशौघः पोरुषः स्मृतः ॥ 
तस्मात्तत्तत्त्वतो. ज्ञेयं मोक्षमक्षयमिच्छता ।' इति च । 
श्रीरुरावपि 'यजन्ति विविधेयंज्ञेमंनत्रतत््वविशारदाः । 
गुरुतन्त्राद्यनुज्ञातदीक्षासिच्छिन्नसंशया: ॥' इति । 
'न मीमांस्या विचार्या वा मन्त्राः स्वल्पधिया नंरेः । 
प्रमाणमागमं कृत्वा श्रद्धातव्या  विचक्षणेः ॥ 
सर्वे मन्त्रात्मका देवा: सवे मन्त्राः शिवात्मकाः । 
शिवात्मकमिदं ज्ञात्वा शिवमेवानुचिभ्तयेत्‌ ॥ इति च। 
श्रीमतङ्गेऽपि 'ततः स भगवानोशः स्फुरम्माणिक्यशेख्रः । 
वाक्यानलसमुत्येन ज्वालाबीयेंण मन्त्रराट्‌ ॥ 
प्रददाह मुनेः सर्वसज्ञानं तृणराशिवत्‌ इति । 
'शिववकत्राम्बुजोद्‌्भूतममरूं सबंतोमुखम्‌ ॥ 
रुद शाख में भी कहा गया है कि “मन्त्रतत्त्व विशारद विविध यज्ञों 
द्वारा यजन करते हैं। वे गुरुदेव की समर्थित पद्धति द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, 
दीक्षा लेते हैं और इसी दीक्षा रूपी तलवार से समस्त संशयो को काट डालते 
हैं। “स्वल्प बुद्धि पुरुषों द्वारा मन्त्रों की मीमांसा नहीं करनी चाहिये। 
मन्त्र के सम्बन्ध में अपने विचार नहीं थोपने चाहिये। आगमप्रामाण्य के 
आधार पर विचक्षण गुरुस्तरोय बेत्ता ही इस पर विचार करें। सभी देव 
मन्त्रात्मक होते हैं । सभी मन्त्र शिवात्मक होते हैं। यह सब कुछ शिवरूप है-- 
यह सोचकर. शिव का ही अनुचिन्तन करना चाहिये ।” 


मातङ्ग शाख्न में भी कहा गया है कि “इसके बाद माणिक्य मण्डित 
शिर भगवान्‌ शिव ने वाक्‌-अग्नि से उत्पन्न तेजस शक्ति के द्वारा मुनिके 
अज्ञान को उसी प्रकार जला डाला जेसे आग से तृण राशि जल जाती है ।” 
तथा “शिव के मुख कमल से उत्पन्न अत्यन्त निर्मल, सर्वतः प्रसरित, शिवत्त्व 
को जागृत करने वाले अज्ञान नाशक ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध उस भनामय परम 
तत्त्व का दर्शन, सरलता से करते हँ” । 


DS ESS 


1] श्रीतन्त्रालोकः 


शिवत्वोन्मोलन तथ्य ज्ञानमज्ञाननाशनम्‌ । 
अनेन सिद्धाः पश्यन्ति यत्तत्पदमनासयम्‌ ॥' इति च । 
आदिशब्देन चिल्लाचक्रेश्‍वरीमतादेग्रहणस्‌ । तदुक्त तत्र 
'बौद्धं च पौरुषेयं च द्विविधं तन्मलं स्मृतम्‌ । 
तत्र दीक्षादिना याति पोरषयं मलं क्षयम्‌ ॥ 
बौद्धमक्षयभेवास्ते तावत्ताबत्समुद्रितम्‌ । 
थावन्न बौद्धमेवास्य सजातीयविलापकम्‌ ॥ 
ज्ञानमभ्युदितं सम्यक्सारेतरविभागकृत्‌ ।' 
इति । पौस्नज्ञानाभिव्यञ्जने दीक्षा तावन्न प्रभवेद्यावदस्य बौद्ध ज्ञानं पूर्वभावि 
न स्यात्‌, येनास्य ततोऽपि प्राधान्यमुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं बोद्धमपि ज्ञानं पारमेश्वरं शाखमन्तरेण कुतः समुदियात्‌ इति तदेव 
मूलकारणत्वादिह्‌ प्रधानम्‌ इत्याह 
तथाविधाबसायात्मबोद्धविज्ञानसम्पदे । 


जास्त्रमेव प्रधानं यज्ज्ञेयतत्त्वप्रदशंकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इलोक में आदिशब्द के प्रयोग के बल पर चिल्ला चक्रेश्वर आदि मत- 
वादों का भी ग्रहण होता है। वहाँ कहा गया है कि “बोद्ध और पोस्न दो 
प्रकार के मल होते हैं । दीक्षा आदि से पोंस्न मल क्षय हो जाते हैं। बोद्ध ज्ञान 
कभी नाश नहीं होता । जब तक सजातीय विलापक बौद्ध ज्ञात का अभ्युदय 
नहीं होता, तब तक मोक्ष का महाप्रकार नहीं दीख पड़ता । 


पौरुष ज्ञान के अभिव्यज्ञन में दीक्षा तब तक समर्थ नहीं होती, जब 
तक इसके पहले बौद्ध ज्ञान की भूमिका नहीं होती । यही कारण है कि इसकी 
प्रधानता का उससे बढ़कर उल्लेख किया गया है ॥ ४६ ॥ 


बौद्ध ज्ञान भी शैव उपनिषद्‌ के स्वाध्याय के बिना केसे उदित हो सकता 
है? यह सिद्ध है कि शास्त्र का स्वाध्याय ही बोद्ध ज्ञान का मूल कारण है। 
इसलिये बही प्रधान है। 

इसी का समर्थन करते हैं-- 

ऐसे अध्यवसायात्मक बौद्धविज्ञान की ऐश्वर्यलक्ष्मी की उत्पत्ति के लिये 
शेव शास्त्र ही प्रधान कारण है, क्योंकि ज्ञेय तत्त्व का यही प्रदर्शक है। 


ह ४८] प्रथममाल्विकम्‌ ९७ 


'संपदे' इति तां जनयितुम्‌ इत्यर्थः । यतो 'ज्ञेयस्य' नोलसुखादेः “तत्व' 
प्रकाशमानत्वान्यथानुपपत्त्या प्रकाशात्मकशिवस्वभावल्वस्‌, तस्य॒ प्रदर्शकम्‌, 
पराद्वयोपदेशकारिखा तदभिघायकम्‌ इत्यर्थः । अत एव चास्य तदप्रदर्शकतया 
शास्त्रान्तरेभ्यो वेलक्षण्यमपि कटाक्षितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ननु भवत्वेवम्‌, अत्र पुनः कि निमित्तं यत्पॉस्नाज्ञाननिवृत्तौ देहान्ते 
मुक्तिः, बोद्धाज्ञाननिवृत्तौ तु तदेव इत्याशङ्क्याह 

दोक्षया गलितेऽप्यन्तरज्ञाने पोरुषात्मनि । 

घोगतस्यानिवृत्तत्वाद्विकल्पोऽपि हि संभवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

“धोगतस्य' इति अज्ञानस्य । 'विकल्पो हि’ मेदप्रथात्मकः स चेव 
अख्यातिरूपत्वादज्ञानम्‌ इति बहूक्तम्‌ ॥ ४८ ।। 


'सम्पद्‌' शब्द का यह चतुर्थ्यन्त रूप विज्ञान-श्री की उत्पत्ति के अर्थ में 
ही प्रयुक्त है । ज्ञेय का अर्थ है--द्वेत प्रथा के प्रतीक नील आदि वस्तु और सुख 
दुःख आदि इन्द्र । 'तत्त्व' से तात्पर्य है--वस्तु का स्वभाव । प्रकाशमानता विना 
प्रकाश के नहीं हो सकती । इसलिये प्रकाशातमक शिव से प्रकाशमान होने के 
कारण तत्त्व वस्तुतः शिव स्वभावत्व ही सिद्ध होता है। यही तथ्य प्रदर्शक 
शेव शास्त्र है; क्योंकि यहो शाख परात्पर अद्वयज्ञान का उपदेश करता 
है। वेखरी बाक्‌ का आश्रय लेकर उसका अभिधान भो करता है। इसलिये 
होव महाभाव का बोध करा देने के कारण इस शाख को अन्य शाखों की अपेक्षा 
बिलक्षणता भी स्पष्ट हो जाती है ॥ ४७ ॥ 

अच्छो बात है । मान लिया। फिर भी पौरुष अज्ञान की निवृत्ति हो 
जाने पर देहत्याग के बाद मुक्ति होती है-इसमें क्या निमित्त है? बोद्ध 
अज्ञान की निवृत्ति की तो वहा स्थिति होगी ? इस आशङ्का का समाधान 
करते हैं-- 

पौरुष अज्ञान के दीक्षा के द्वारा निवृत्त हो जाने पर भी यदि बोद्ध 
अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो ( भेद प्रथात्मक अख्याति रूप ) विकल्प भी उत्पन्न 
हो सकते हैं। 

बुद्धि गत अज्ञान कठिन होता है । उसके रह जाने पर विकल्प की ही 
सम्भावना रहती है । विकल्प हमेशा भेदवाद के जनक होते हुँ । इससे अज्ञान 
और बढ़ता ही है। इसे ही शाख को भाषा में अख्याति कहते हैं। अश्याति 
अज्ञान रूप ही होती है ॥ ४८॥ 

७ 


जि 
ननु धीगतमज्ञानं यदि न निवृत्तं तदात्मनः किमायातम्‌ इत्याशङ्क्याह 
देहसद्भावपर्यन्तमात्मभावो यतो धियि। 
देहान्तेऽपि न मोक्षः स्यात्पौरुषाज्ञानहातितः ॥ ४९ ॥ 


दीक्षितस्यापि हि नियतकालं बुद्धावात्मग्रहो भवेद्‌ इति तयोरमेदाद्‌ 
बौद्धमप्यज्ञानमात्मन्युपचितं संभवेद्‌ इति भावः। अत एव देहान्ते बुद्धावाल्म- 
ग्रहव्युपरमात्‌ पौरुषस्याज्ञानस्य दीक्षादिना ` पूर्वमेव प्रध्वस्तत्वान्माक्ष इति 
युक्तमुक्त 'तच्छरीरान्ते तज्ज्ञानं व्यज्यते स्फुटम्‌' इति ॥ ४९॥ 

एवं विकल्पोऽत्र संभवन्मुक्तौ व्यवधायक इति न तदेव मुक्तिः, तस्य 
पुनरसंभवे सत्यपि देहे मुक्तिः इत्याह 

बोद्धाज्ञाननिवृत्तौ तु विकल्पोन्मूलनाद्‌ ध्रुवम्‌ । 

तदैव मोक्ष इत्युक्तं धात्रा श्रीमन्निशञाटने ॥ ५० ॥ 


| न चेतदप्रमाणकम्‌ इत्याह 'इत्युक्तम्‌' इत्यादि ॥ ५० ॥ 


यदि बुद्धिगत अज्ञान नहीं भी निवृत्त हुआ हो, तो आत्मा को क्या ? इस 
आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं-- 


चूँकि देह सत्ता पर्यन्त बुद्धि में आत्मभाव रहता हे। इसलिये पौरुष 
अज्ञान के न रहने पर यदि देहान्त भो हो जाय तो भी मोक्ष असम्भव हो 
जायगा । दीक्षा लेने पर भी समय प्रभाव से बुद्धि में आत्मा का संस्कार रहता 
है । इस प्रकार दोनों से अमेदानुभूति के कारण बौद्ध अज्ञान भी आत्मा में बढ़ 
सकता है । इसलिये देह के त्याग के बाद बुद्धि में होने वाले आत्मभाव की 
समाप्ति पर तथा पौरुष ज्ञान के दीक्षा आदि के द्वारा पहले ही प्रध्वस्त होने के 
कारण मोक्ष स्वभावतः चरितार्थ हो जाता है । इस प्रकार य हकहना कि 'इस 
शरीर के अन्त हो जाने पर वह मोक्ष रूप ज्ञान स्फुरण प्रव्यक्त हो जाता है-- 
एकदम सही उक्ति है ।। ४९. ॥ 


इस तरह यदि यहाँ विकल्प हो जाता तो सम्भावित मुक्ति में वह अवश्य 
वाधक बनता । फिर देहान्त के बाद मुक्ति मिल ही नहीं सकती । पर यह ध्यान 
देने की बात है कि उसके असम्भव होने पर भी देहू की स्थिति में भी मुक्ति 
सम्भाव्य है । श्रीमन्निशाटन शास्त्र में धाता ने यह कहा है कि बौद्ध अज्ञान की 
निवृत्ति की दशा में अनिवार्यतः विकल्पों का उन्मूलन हो जाने से उसी समय 


डौ ५१] प्रथममाह्निकम्‌ ९९ 


विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ । 
इतरस्तु तदेवेति जञास्त्रस्यात्र प्रधानतः ॥ ५१ ॥ 


“इतर” इति निविकल्पः। 'तदेव' इति देहसद्भावे इत्यरथः । यदुक्तं 

तत्रेव 
'विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ ।' 
'विकल्पहोनचित्तस्तु ह्यात्मानं शिवमव्ययम्‌ ॥ 
पश्यते | भावशुद्धघा यो जीवन्मुक्तो न संशयः ।' 

इति । इदानीं प्राकप्रतिज्ञातं शास्त्रध्येव प्राधान्यं निगमयति~इति इत्यादिना, 


'इतिशब्दः' काकाक्षिन्यायेन योज्यः तेन श्रीनिशाटनग्रन्थसमाप्तौ हेतौ च 
व्याख्येयः । स च 'ज्ञेयतत्त्वप्रदर्श कम्‌' इत्यादिना प्रागप्युक्तः ॥ ५१ ॥ 


मुक्ति मिल जाती है, अर्थात्‌ मुमुक्षु जीवन्मुक्त हो जाता है। यह अपनी बात 
नहीं, अपितु प्रामाणिक बात है -इसीलिये इलोक में “इत्युक्त' शब्द का प्रयोग 
हुआ है॥ ५०॥ 


विकल्प से भरा हुआ चित्त पिण्डपात अर्थात्‌ मृत्यू के उपरान्त शिवत्व 
को उपलब्ध होता है, और निविकल्प चित्त तत्काल । इस कथन के प्रधानतः 
शास्त्र हो प्रमाण हैं। 


इतर का अर्थ निविकल्पक चित्त से है । तदेव अर्थात्‌ देह के रहते हो; 
क्योंकि वहों कथित है-- 

“विकल्प युक्त चित्त वाला पुरुष पिण्डपात के उपरान्त शिवत्व को 
उपलब्ध होता है; किन्तु विकल्पों से रहित चित्त वाला पुरुष अव्यक्त आत्मा 
शिव को तत्काल पा लेता है । इस प्रकार भावशुद्धि पूर्वक जा दार्शनिक अनु- 
भूति कर लेता है, वही निःसंशय जोवन्मुक्त है ।” 


अब पहले ही कथित शास्तन की प्रधानता का निगमन कर रहे हैं-- 
इलोक में इति' शब्द का प्रयोग दोनों अर्थो में है--ग्रन्थ की ( श्रोनिशाटन ) 
समाप्ति के अर्थ में और शाख्ज हो हेतु है-इस अर्थ में भी । यह प्रयोग काकाक्षि 
न्याय के अनुसार होता है । कौए को आँख का गोलक दायें-बायें दोनों ओर 
आता जाता रहता है। यही काकाक्षि न्याय है; क्योंकि “वह ज्ञेय तत्त्व का 
प्रदर्शक है ।' यह पहले के इलोक में कहा जा चुका है ॥ ५१ ॥ 


ह ०० 


श्रीतन्त्रालोकः 


ननु कि नाम ज्ञेयस्य तत्त्वं यत्प्रद््यमानं शास्त्रप्राधान्यावगमकमपि 
स्याद्‌ इत्यादङ्क्याह 

ज्ञेयस्य हि परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मकः शिवः । 

नह्यप्रकाशरूपस्य प्राकाइयं वस्तुतापि वा ॥ ५२॥ 

ज्ञेयस्य’ नीलादेर्नीलतेव प्रकाशमानता न तावदात्मभूता, तथात्वे हि 
सर्वदेव सर्वान्प्रति च स्यान्न तु कदाचित्कचित्प्रति इति सर्वेऽपि सर्वज्ञाः स्युः । 
अतश्च अस्य प्रकाशते, मम प्रकाशते इति प्रकाशात्मप्रमातृसंलगनेव सा युज्यते 
इति नासौ स्वातन्त्र्येण पर्यवसितस्वरूपो नीलादिः, शिव एव प्रकाश्ात्मकः 
प्रमाता, तदतिरिक्तस्य अन्यस्य मेदाभेदविकल्पोपहतत्वात्‌, अतश्च नीलादेजञेयस्य 
प्रकाशमानत्वात्‌ स एव परमार्थ इत्युक्तं 'प्रकाशातमकः शिवः परं तत्त्वम्‌’ इति । 
नन्वसो स्वयमतथाहूपोऽपि प्रकाशसंबन्धात्तया भविष्यति इत्याशङ्क्याह “नहि 
इत्यादि । प्रकाशसंबन्धेनापि हि प्रकाशमानो नीलादिः स्वयं प्रकाशरूप एव सन्‌ 


प्रश्‍न होता है कि वहू कौन-सा ज्ञेय तत्त्व है, जो प्रदश्यंमान और शाक्य 
की प्रधानता का अवगेमक भी है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

ज्ञेय का सबसे परम तत्त्व वही है, जो प्रकाशात्मक शिव है। ( यह 
सिद्धान्त है कि ) अप्रकाश रूप वस्तु का प्रकाशन नहीं हो सकता । उसकी वस्तु 
धर्मता भी सिद्ध नहीं हो सकती । 


नील-पीत आदि पदार्थ ज्ञेय हैं । इनमें नीलिमा और पीतिमा धमं हैं। 
वही उसकी प्रकाशमानता है । नील में नीलिमा प्रकाशित हो रही है । पीत में 
पीतिमा प्रकाशित हो रही है । यह ध्यान देने की बात है कि वह नीलिमा या 
पीतिमा नील पदार्थ की आत्मा नहीं है । यदि ऐसा होता तो हमेशा सबके प्रति 
या सब में यह होती, कदाचित्‌ किसी के प्रति या किसी में न होती । इस तरह 
मानने पर तो सभी सर्वज्ञ ही हो जायेंगे। इसलिये “इसको प्रकाशित हो रहा 
है ।' "मुझे प्रकाशित हो रहा है।' यह अनुभव प्रकाश रूप प्रमाता से ही सम्पुक्त 
लगता हे । यही युक्त और उचित भो है। इससे सिद्ध हुआ कि यहु नील पीत 
आदि स्वतन्त्र रूप से इस निर्णायक रूप में व्यक्त नहीं हैं । वस्तुतः प्रकाशात्मक 
शिव ही प्रमाता हैं। उनके अतिरिक्त अन्य समस्त इदमात्मक उल्लास भेदाभेद 
रूप विकल्पों के दोषों से उपहुत हैं। 

इसलिये नील आदि ज्ञेय वस्तुओं के प्रकाशक होने के कारण वही 
परम तत्त्व है। इसो तथ्य को ध्यान में रखकर कहा गया है--प्रकाशात्मक 
शिव ही परात्पर तत्त्व हैं।' इस पर शङ्का होती है कि सम्भव है कि वह स्वयम्‌ 


5] ५३] प्रथममाल्विकम्‌ १०१ 


प्रकाशते, नहि अप्रकाशरूपश्च प्रकाशते च इति स्यात्‌, नहि अश्वेत: प्रासादः 
इवेतते, न चेवं वस्तुस्वमप्यस्य स्यात्‌, नहि प्रकाशरूपतामपहाय अन्यद्वस्तु 
संभवेद्‌ इति भावः ॥ ५२॥ 


एवं च न केवलं नोलादेरज्ञयस्य भावस्य प्रकाशमानत्वासप्रकाशात्मकः 
शिवस्तत्त्वं यावत्तदभावस्यापि इत्याह 


अवस्तुतापि भावानां चमत्कारेकगोचरा । 

यत्कुडधसदृशो नेयं धोरवस्त्बेतदित्यपि ॥ ५३ ॥ 

यतो “नास्त्यत्र घट' इत्येवंरूपापि बुद्धिर्बोधस्वभावत्वात्कुङ्यादिजड- 
पदार्थविलक्षणा अत एव घटाद्यभावोऽपि बुद्ध्यमानत्वात्परमानन्देकघनबोधात्म- 
कशिवस्वभाव एव इत्यर्थः । तदाहुः 


'अबोधोऽपि बुद्‌ध्यमानो बोधात्ममूत ईश्वर एव ।' 
इति ॥ ५३॥ 


ऐसा न हो भोर प्रकाशात्मक शिव के सम्बन्ध से ऐसा हो जाता हो। इसका 
उत्तर श्लोक के उत्तरार्ध में दे रहे हैं, 'नहि' बाली दूसरी पंक्ति से । प्रकाश से 
सम्बन्ध नहीं होने पर प्रकाशमान नील आदि पदार्थ स्वयं प्रकाश रूप से कभी 
उल्लसित नहीं होते । इसी प्रकार अप्रकाश रूप पदार्थ भी क्रभो प्रकाशित नहीं 
होते । यह स्वाभाविक है । एक राजमहल है । वह्‌ अश्वेत है। चूनाकली नहीं 
हुई है। वह सफेद कभी नहीं दीखता । यह भी शङ्का नहीं की जा सकती कि 
प्रकाश रूप शिव वस्तु है; क्योंकि प्रकाशरूपता का परित्याग कर दूसरा पदार्थ 
बनने की कोई सम्भावना इसमें नहीं है ॥ ५२॥ 

ओर इस प्रकार न केवल नील आदि ज्ञेय पदार्थ सत्ता के प्रकाशक होने 
के कारण शिव तत्त्व प्रकाशात्मक है, वरन्‌ उसके अभाव का भी वहु प्रकाशक 
है । इसलिये कहते हैं - 

पदार्थों की अपदार्थता भी विशिष्ट चमत्कारों का साक्षात्कार करातो 
है। यह किसी स्थिर भित्ति सदृश नहीं होती, जिसके विषय में यहु कहा जाय 
कि यह अमुक वस्तु है । 

जेसे जब यह कहते हैं कि 'घड़ा यहाँ नहीं है' इस वाक्यार्थं का अभा- 
वात्मक अवबोध बुद्ध में हो रहा है। यह अनुभूति दीवार सदृश जड़ पदार्थो की 
भावात्मक अनुभूति से विलक्षण है । अतः घड़े आदि पदार्थो का अभाव भी बोध 
का विषय बतता है। यह बुद्धि की विषयता चमत्कार सदृश्ष ही है । परमानन्द- 


क्र ०२ श्रीतन्त्रालोकः 


ननु सिद्धे प्रकाशे भावाभावरूपस्य ज्ञेयस्य तदेकपरमार्थत्वं सिद्ध्येत्‌, स 
एव पुनः केन प्रमाणेन सिद्ध इत्याशङ्क्याह 

प्रकाशो नाम यइचायं सवंत्रेव प्रकाशते । 

अनपह्ववनीयत्वात्‌ कि तस्मिन्मानकल्पनेः ॥ ५४ ॥ 

अपूर्वार्थविषयं खलु प्रमाणम्‌ । यदाहुः 

'अनधिगतविषयं प्रमाणमत्ञाताथंप्रकाशो वा' इति। 

प्रकाशस्य अपूर्वत्वेन प्रकाशो नास्ति सर्वदेव तस्य प्रकाशमानत्वेन 
'अनपह्णवनीयत्वात्‌' इति व्यथं तत्र प्रमाणपरिकल्पनम्‌ । तथा हि तदा तस्य 
अपूर्वत्वेन प्रकाशः स्यात्‌, यद्यसौ पूर्वमनघिगतत्वेन अप्रकाशमानः स्यात्‌, 
तथाभावश्च तद्रहितपूर्वकालस्मृतौ सत्यां भवेत्‌, स्मृतिरपि एवंरूपमनुभवं 


घन, एकमात्र सर्वव्यापक तत्त्व के समान ही बोधात्मक है। अतएव शिव के 
स्वभाव के भी समान ही है । इसी आधार पर कहते हैं-- 

“अबोध भी बुध्यमान है । यह बोध रूप ईश्वर ही है” ॥५३॥ 

प्रश्‍न होता है कि प्रकाश तो सिद्ध है। भावाभावरूप ज्ञेय की भी भाव- 
रूप और अभावरूप ( एक प्रतिनियत ) परमार्थता सिद्ध हो। वही एक- 
मात्र किस प्रमाण से सिद्ध है- इस सन्देह का निराकरण कर रहे हें- 


यह जो प्रकाश है-सवंत्र (समान रूप से) प्रकाशित है। इसका स्वरूप 
गोपन नहीं किया जा सकता । यह अनपह्ववनीय है । इसलिये इसके लिये किसी 
प्रमाण की कल्पना से क्या (लाभ) ? 

'प्रमाण अपुर्वा्थविषय होता है।' अर्थात्‌ आग के जलले में घुमाँ प्रमाण 
है। विना आग के धुआँ असम्भव है । इसके अतिरिक्त इसके पहले नहीं था । 
आग जली ओर घुआं हुआ । इसलिये अपूर्व अर्थ का विषय धुआँ बन जाता है। 
और भी कहते हैं-- 

“अनधिगत विषय अथवा अज्ञाताथं का प्रकाशक प्रमाण होता है” किसी 
दूसरे विषय में वह अधिगत नहीं होता । जो अर्थ जानकारी में नहीं है, उसी 
अर्थ का प्रकाशन करता है । वही प्रमाण है । प्रस्तुत सन्दर्भ में प्रकाश प्रकाश के 
अपूवंत्व से प्रकाशित नहीं है। जेसे आग जलने के पहले धुभाँ नहीं है । प्रकाश 
शाइवत प्रकाशमान है । यहाँ पूव, अपूर्व, अज्ञातार्थ प्रकाशन अथवा विषय का 
अज्ञान आदि अनुभूति नहीं है । इसका अपह्नव नहीं हो सकता। इसे छिपाया 
नहीं जा सकता । इसलिये इस सम्बन्ध में प्रमाण को परिकल्पना व्यर्थ है । 


3 ५५] प्रथममाह्निकम्‌ १०३ 


विना नोत्पद्यते, अनुभूतविषयासंप्रमोषात्मकत्वात्तस्या:, न च प्रकाशरहित- 
त्वेन पूर्वकालमनुभवोऽस्ति, तस्येवानुभवस्य प्रकाशात्मकत्वात्‌, स एव हि प्रकाश 
इति कथं पूर्वमपि तदभावः, अतइच सर्वदास्य अवभासमानत्वेन आदिसिद्धत्वाद्‌ 
न प्रमाणसव्यपेक्षा सिद्धि:। स एव च “प्रकाश एव प्रकाशकः प्रमाता’ इति 


नीस्या परप्रमातुरूपः परमेश्वरः शिव इति युक्तमुक्तम्‌ ज्ञेयस्य च परं तत्त्वं 
यः प्रकाशात्मकः शिवः ।' इति ॥ ५४॥ 


न केवलमेतत्सिद्धो प्रमाणानामनुपयोगो यावत्मत्युत एषां तदधीना 
सिद्धिः इत्याहु 

प्रमाणान्यपि वस्तुनां जीवितं यानि तन्वते । 

तेषामपि परो जीवः स एव परमेइवरः॥ ५५ ॥ 


ऐसी स्थिति में जो पहले नहीं है (अपूर्व है), उसका विचार करे। क्या 
पहले प्रकाश नहीं था? यदि नहीं था और अब हुआ है तो प्रमाण की 
आवश्यकता पड़ेगी कि क्या प्रमाण है कि यह्‌ प्रकाश है? यदि यह पहले 
अनधिगत था--अप्राप्त था = अप्रकाशमान था तो अपूर्व माना जायेगा । 

दूसरी बात जो विचारणीय है--वह है-स्मृति। जिस समय प्रकाश 
नहीं था, उस समय को स्मृति भी मस्तिष्क में रहनी चाहिये । तभी उसका 
अभाव सही होगा । पहले धुआं नहीं था। यह तो याद ही है । अब हुआ है। 
यह भो तथ्य है कि स्मृति ऐसे भावात्मक या अभावात्मक अनुभवों के विना 
नहीं होती । स्मृति का स्वभाव है कि अनुभूत विषयों का संप्रमोष वह नहीं 
करती । उन्हें छिपा नहीं सकती, चुरा नहीं सकती । 

यह निश्चित सत्य है कि किसी ऐसे काल का अनुभव नहीं है, जिसमें 
प्रकाश न रहा हो। वह अनुभव भी प्रकाश रूप हो है। यह वहा प्रकाश है, इसका 
पहले अभाव केसा ? इत्यादि विचारों से यह्‌ सिद्ध है कि यहु अनवरत अवभास- 


मान है। आदि सिद्ध है। इसमें प्रमाण सापेक्ष सिद्धि नहीं अपितु यह स्वतः 
प्रामाण्य सिद्ध है । 


वही प्रकाश ही प्रकाशक प्रमाता भी है। इस सिद्धान्त के अनुसार पर- 
प्रमाता रूप परमेश्वर शिव ही वह॒ प्रकाश है । इसलिये यह उचित ही कहा है 
कि ज्ञेय का सर्वातिशायी तत्त्व वही है, जो प्रकाशात्मक शिव है ॥५४॥ 

न केवल इसकी सिद्धि में प्रमाण अनुपयोगो हैं, प्रत्युत प्रमाणों की सिद्धि 
भी इसी के वश में है। इसलिये कहते हैं-- 


प्रमाण भी जो वस्तु मात्र के जीवन का विस्तार करते हैं, उनसे भी परे 
जीव है --वही परमेश्वर है । 


१०४ श्रीतन्त्रालोकः 


इह वस्तूनां नोलपीतादीनां प्रकाशनिरपेक्षेण स्वस्वरूपेण तावत्स्वय- 
मन्योन्यं वा न कश्चिद्विशेषः। नहि स्वात्मनि नीलं नील पीतं वा पीतस्‌। 
यदि नाम हि स्वात्मनि नीलं पोतं स्यात्पीतं वा नीलम्‌, तल्किमिव न विरुद्ध- 
मापतेत । अथ यथेव यत्प्रकाशते तथेव तत्स्वात्मनि परिनिष्ठितं स्याद्‌ इति 
न नीलं पीतस्‌, पीतं वा नीलम्‌, इति चेत्‌-एवं तरह्मेषां स्वात्मनि विशेषो न 
कश्चिदुक्तः स्यात्‌, अपि तु प्रकाशते इति-इति प्रकाश एवेषां रूपं तत्तन्नि- 
यतस्वरूपप्रतिष्ठानिबन्धनत्वात्‌ जीवित वितनुयाद्‌ येन नीलमिदं पीतमिदस्‌ 
इति सिदृध्येत्‌। स च नीलाद्युपरागेण नियतरूपतामवलम्बमानः प्रमाण- 
शब्दव्यपदेश्या भवेत्‌ । न चास्य स्वात्मसिद्धिं प्रति अन्यदपेक्षणीयं-प्रकाश- 
ख्पश्वात्‌, प्रकाशस्य च स्वपरप्रकाशकत्वात्‌, तथा-भूतोऽप्यसौ प्रकाशो विमर्श- 
ख्पतां विना नार्थस्य आत्मनो वा प्रकांशरूपतांयां अतिष्ठास्पदं स्यात्‌, नहि 
प्रकाश इत्येवासौ स्वपरात्मनोः प्रतिष्ठापको भवेत्‌, एवं हि नीलमपि नीलम्‌ 

यहाँ वस्तु मात्र में चाहे वह नोल हों, पोत हों, प्रकाश की अपेक्षा से 
रहित उनके अपने स्वरूप में अथवा उनमें परस्पर भी कोई विशेष नहीं । स्वात्म 
स्थिति में नील बस्तु नील नहीं और पीत भी पीत नहीं । यदि स्वात्म दशा में 
नीला पीला हो जाय अथवा पीला ही नीला हो जाय, तो एक विरोध स्थिति तो 
उत्पन्न हो ही सकती है । 

सोचना यहु है कि जिस प्रकार या जैसा जो प्रकाशित होता है, स्वात्म 
दशा में भी वह वेसा ही परिनिष्ठित रहता है । इस प्रकार नोला, पीला नहीं हो 
सकता और पीला नीला । यदि यह हो तो भो वस्तुंओं की स्वात्म दशा में कोई 
विशेष बात नहीं हो सकती, वरत्‌ इतना ही कि यह प्रकाशित हो रहा है। 
इस प्रकार प्रकाश ही इनका वास्तविक रूप है। वही उनके नियत निर्धारित 
स्वरूप की प्रतिष्ठा का निबन्धन भी करता है। उनको जीवन देता है। इसी 
कारण नीळ द्रव्य नील रहता है भौर पीला पीला । यह बात तभी सिद्ध हो सकती 
है। वह द्रब्य नीलेपन और पीलेपन के आवरण से गृहीत होकर एक निश्चित 
आकार का आश्रय प्राप्त कर स्वयं प्रमाण रूप से जाना सुना जाता है। 

उसकी स्वात्मरूपता की सिद्धि के लिये किसी अन्य को अपेक्षा नहीं 
होतो; क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप है । प्रकाश अपना और दूसरे का भी प्रका- 
शक होता है । ऐसा होने पर भी यह्‌ प्रकाश विमर्श के विना न तो स्वयं का न 
द्वो पर का भो प्रकाशक होने को प्रतिष्ठा का अधिकार पा सकता है। चंकि बह्‌ 
प्रकाश है। इसलिये स्व ओर पर का अतिष्ठापक नहीं बन सकता । अन्यथा 


क 


इलो० ५६] प्रथममाह्लिकम्‌ १०५ 


इस्येव कृत्वा तथा स्यात्‌ । तस्मात्स्वपरप्रकाशतासिद्धो तस्यापि अहंपरामर्शात्मा 

जीवितभूतः प्रकाशोऽभ्युषगमनीयो-येन सवं सिद्ध्येत्‌ । यद्कतं 
'प्रकाशस्यात्मविश्वान्तिरहंभावो हि कोतितः ।' 

इति। स एव च परप्रकाशात्मा परमेश्वरः शिव इत्युक्तं तेषामपि परो जीवः स 

एव परमेश्वर: इति ॥ ५५ ॥ 


एवमादिसिद्धत्वादस्य न केवलं साधकं प्रमाणमकिचित्करम्‌, यावद्वाधकः 
मपि इत्याह 

सर्वा हवहेवाक-धर्माप्येइं हि वतंते । 

ज्ञानमात्मार्थमित्येतन्नेति मां प्रति भासते ॥ ५६ ७ 


नील पदार्थ भी “में नील नहीं हूँ'--यह कहकर ही अनील हो सकता है। इसलिये 
अपनी प्रकाशता और दूसरों की प्रकाशमानता की सिद्धि के लिये प्रकाश 
को भी अहमात्मक परामर्श रूप जीवनात्मक स्पन्दशीलंता के चमत्कार 
का अभ्युपगम करना ही होगा । उसी से सबकी सिद्धि सम्भव है। कहा 
गया है-- 

“प्रकाश की आत्म विश्रान्ति ही अहंभाव रूप से उक्त है” 

वही पर प्रकाश ख्प परमेश्वर शिव है । इसील्यि यह भी कहा 
गया है कि उन नील पीत आदि पदार्थों का भी प्राणभूत वही परमेश्वर 
शिव है ॥५५॥ 

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि प्रकाश आदि सिद्ध है। इसके 
सम्बन्ध में साधक प्रमाण तो व्यर्थ हैं हो, बाधक भी व्यर्थ ही हैं। इसीलिये 
कहते है-- 

सर्वशून्यवादी बौद्ध होता है। अपह्लव गोपन अर्थ में प्रयुक्त होता है । 

को यदि अभाव माना जायगा तो वह भी शून्यता के ही सदुश होगा । 
पर शैव शास्त्र में शिव स्वतन्त्र शक्ति से स्वरूप गोपन कर जीव बनता है । यहाँ 
अभाव है भी और नहीं भो है । हेवाक शब्द भी हिलष्ट है । खेल, आग्रह और 
शिवत्व ये तीन अर्थ इसके हैं । खेल अथं में सर्वापह्वव का अर्थ आँखमिचोनी, 
स्वरूप गोपन होगा । यही हेवाक है । क्रीडा है । आग्रह अर्थ में स्वरूप गोपन 
में उसे आनन्द आता है और उसो गोपन क्रिया का वह आग्रही है । शिवत्व 
अर्थ में हू=हार्घकला, ए योनि, वाक्‌yूवाणो का मूल । तीनों का समस्त शब्द 
हेवाक । शिव का यहू विषवमयत्व है। 


ति ०६ श्रोतन्त्रालोकः 


'सर्वेषां' ज्ञातृज्ञानज्ञेयानास्‌ ‘अपह्नवो’ निराकरणं तत 'हेवाक' एव 
धर्म? स्वभावो यस्यासौ बौद्धः । तत्र त्रयाभाववादिनो माध्यमिकाः । ज्ञातृज्ञेया- 
भाववादिनो योगाचाराः । ज्ञात्रभाववादिनो वेभाषिकाः। सोऽपि “ह्य व॑ ज्ञान- 
मात्मार्थम्‌' इत्येतद्‌ मां संवेदनस्वभावत्वाद्‌ विचारयितारं प्रति नेति भासते- 
नास्ति इति प्रतीतिरूपो वर्तते अवतिष्ठते इत्यर्थः, तेन आत्मादेनिराकरणे 
साधने वापि अवश्यमेव साधयिता पूर्वकोटावाक्षिप्तः सिद्धः । नहि साधयितारः 
मन्तरेण अर्थानां साध्यतेव स्थात्‌, स च स्वतःसिद्धः प्रकाशात्मा परमार्थरूपः 
परमेश्वरः शिव एव ॥ ५६॥ 


माध्यमक बौद्ध ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों का अभाव मानता है । 
यह सर्वून्यवादी है । यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ इनका सिद्धान्त है । ये अर्धजरतीय 
त्याय नहीं मानते । 

योगाचारी विज्ञानवादी हैं । ज्ञाता-शैय दो का ही अभाव मानते हैं। 
ज्ञाता या स्वयं वेदन को स्वीकार करते हैं। शून्य की प्रतीति देने वाली जानकारी 
(ज्ञान) ही बोद्ध न्याय का आधार है। वेभाषिक बाह्याथप्रत्यक्षवादी हैं। 
'समुदय' इनकी मान्यता का आधार है । ज्ञानम्‌ आत्मार्थम्‌ का यही अर्थ है कि 
ज्ञान स्वयम्‌ अपने स्वभाव के अनुसार होता है। 'मां प्रति भासते इति न, 
इस विग्रह के अनुसार ज्ञान स्वयं भासित है। इस प्रकार के उक्त विमशै में 
अभाववाद ओर सद्भाववाद का अन्तर स्पष्टतया स्फुरित है । 

हेवाक बोद्ध तन्त्र का एक पारिभाषिक शब्द भी है। इसके अनुसार 
शून्यता ही धर्म रूप से मान्य है । उसमें सर्व का अपह्णंब निहित है। 

बोद्ध मतवाद की दृष्टि से राग आदि ज्ञान की परम्परा वासना मानी 
जाती है। इस वासना के नष्ट हो जाने से जो स्थिति प्राप्त होती है, वही यहाँ 
मुक्ति है। इस प्रकार होने वाला ज्ञान स्वभाव वश होता है । “मैं” रूप जो संवेदन 
करने वाला प्रमाता होता है, उसके प्रति वह्‌ प्रतिमासित नहीं होता, पर “वह 
नहीं है' इस प्रतीति रूपता में तो वह होता है । 

प्रसङ्गतः यह स्पष्ट है कि बौद्ध मतानुसार आत्मा का निराकरण हुआ। 
पर संवेदन रूपा जो अभावात्मक प्रतीति है वह क्या है? वह तो प्रकाश रूपा 
है और वही प्रकाशात्मक शिव है । जहाँ निराकरण नहीं करते वहाँ साधक 
प्रमाण होते हैं । जेसे वे शिव के प्रमाण रूप में व्यर्थ सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार 
चारों बौद्धमतवादों की दृष्ट में प्रमुख निराकरणकारी बाधक प्रमाण भी 
ब्यथं हो हैं । 


च ५७] प्रथममाह्विकम्‌ १०७ 


अतश्च तत्र व्यर्थमेव बौद्धस्यापि प्रमाणस्य परिकल्पनम्‌ इत्याह 
अपह्णतो साधने वा वस्तूनामाद्यमीदृशम्‌ । 
यत्तत्र के प्रमाणानामुपपत्त्युपयोगिते ॥ ५७॥ 

'वस्तूनां' ज्ञतज्ञाज्ञेयात्मनाम्‌ 'आद्यम्‌' आइद्यसिद्धत्वात्‌ “ईदृशं 
परप्रमातृरूपं “तत्रः इति आदिसिद्धे प्रमातरि । प्रमेयं खलु प्रमिण्वतप्रमाणः 
मुच्यते, प्रमेयं च विभिन्नप्रकाशाधीनसिद्धिकमिदन्ताविमुष्यं च भवति । 
न चेवंख्यतवं प्रमातुर्येन प्रमाणपरिच्छेद्यः स्यात्‌, स हि मर्थपरिच्छेदादौ प्रवृत्तः 
स्वप्रकाशरूपत्वान्न प्रकाशाद्धिन्नो, नापीदन्ताविमुह्यः-अहग्रत्यवमर्शमयल्वात्‌, 
स च यदि प्रमाणप्रमेयः स्यात्‌, तत्रापि प्रमितिक्रियायां प्रमात्रा अपरेण भाव्यम्‌, 
तत्राप्यन्येन इत्यनवस्थानं स्यात्‌, तस्मान्नात्र प्रमाणस्य प्रवृत्तौ काचिदूपपत्तिः । 

इससे दोनों अवस्थाओं में साधक साधयिता अथवा बाधक साधयिता 
रहेंगे ही। तभी अर्थो की साध्यता सम्भव है और यह्‌ साध्यता स्वतः सिद्ध 
प्रकाशात्मा परमेश्वर शिव ही है ॥५६॥ 

इसकी सिद्धि के लिये बौद्ध प्रमाण की परिकल्पना व्यर्थ ही है । इसलिये 


चाहे अपह्लूति हो या साधन हो, ज्ञाता, ज्ञान ओर झेय रूप वस्तुओं का 
आदि (अस्तित्व) ऐसा ही (परप्रमाता रूप ही) है कि उसमें (यहु देखना पड़ता 
है कि) प्रमाणों की उपपत्ति क्या है और उपयोगिता क्या है? 


बस्तु तो तीन प्रकार के ही हैं। १- ज्ञाता, र-ज्ञेय और ३-ज्ञान | 
इनका आद्य रूप क्या था ? सृष्टि के आदि में केवल पर प्रमाता ही उल्लसित 
था । इसलिये समस्त वस्तुओं का आदि मूल वही है यह आदयसिद् है । ऐसी 
स्थिति में अर्थात्‌ आदि सिद्ध पर प्रमाता की स्थिति में उसके साधन के लिये 
प्रमाण की बात तो निरर्थक ही होगी । 

प्रमेय को प्रमाणित करने वाला ही प्रमाण होता है। सारे प्रमेय भी 
अनन्त हैं और उनकी सिद्धि प्रकाश के अधीन ही होती है। प्रकाश से ही वे 
4 पु हो सकते हैं अन्यथा नहीं । समस्त प्रमेयों का विमर्श इदमात्मक 

ता है। 

पर प्रमाता किसी अवस्था में भी प्रमाण के द्वारा परिच्छेद्य नहीं होता । 
पदार्थ पदार्थ के पार्थक्य के कारण वहाँ तो अवच्छेद या परिच्छेद होता है; 
क्योंकि अलगाव ही परिच्छेद है । प्रमाणों से प्रमेय परिच्छेद्य होते हैं, पर एक- 
मात्र प्रमाता में यह असम्भव है। संविद स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण वह अनन्त 


१०८ श्रीतन्त्रालोकः 


यस्तु भावतोपदेशादौ 'सकृद्विमातोऽयमात्मा प्रमाता’ इत्यादिरिदन्तया व्यवहारः 
स न वास्तवः-तत्र तस्य साक्षादप्रतीतेः, भहन्ताव्यवधानेन हि तत्रासो प्रतीयते 
इस्थास्तास्‌, एतद्धि पदे पदे वितनिष्यते । प्रमाणानुपयोगस्स्वादिसिद्धत्वात्‌ 
समनन्तरमेव दशितः, इति न पुनवितानितः ॥ ५७ ॥ 

न केवलमत्र थुक्तिरेवास्ति यावदागमोऽपि इत्याह 

कामिके तत एवोक्तं हेतुवादविर्वाजतम्‌ । 

तस्य देवातिदेवस्य परापेक्षा न विद्यते ॥ ५८ ॥ 


अर्थो में, सर्व के सर्वात्मक अनन्त अनन्त प्रमेयोल्लास में प्रवृत्त रहता है । स्वः 
प्रकाश रूप होने से प्रकाश से वह भिन्न हो ही नहीं सकता । न वहू इदन्ता 
विमशे की परिधि में ही आता है; क्योंकि उसका स्वभाव ही अहंप्रत्यवमर्शा- 
त्मक होता है । 

यदि उसे प्रमाणों से प्रमेय कोई मानेगा ता उसे यह भी सोचना होगा 
कि प्रमिति की क्रिया तो प्रमाता में होती है । यहाँ कौन होगा जिसमें प्रमिति 
क्रिया का प्रकल्पत किया जाय ? इस प्रकार अनन्त प्रमाता मानने पड़ेंगे और 
एक अनवस्था का दोष भो आ खड़ा होगा । इसलिए यहाँ किसी अवस्था में 
प्रमाण की प्रवृत्ति -था उपपत्ति नहीं हो सकती । 

भावना के कारण या किसी के उपदेश के आधार पर यदि किसी साधक 
को ऐसा अनुभव हो कि 'एक बार यह आत्मा मुझे अवभासित हुआ है' और 
वही प्रमाता है तो उसका यह अनुभव भी इदमात्मक हो माना जायेगा । इस- 
लिये यह अवास्तविक अनुभूति मानी जायेगी; क्योंकि उसकी साक्षात्‌ प्रतीति 
वह नहीं होती । इस प्रकार की अनुभूतिय्रों के समय अहन्ता का व्यवधान स्वा- 
भाविक है । इस समय जो भो अनुभव होगा वह भवास्तविक हो होगा । यदि 
उसे प्रतीति हुई भोर उस पर पूर्वपक्ष का बल है तो उसे यह भी सोचना पड़ेगा 
कि आत्मा के आनन्त्य के भवजाल में वहु फंस कर ही न रह जाय? 

प्रमाण की अनुपयोगिता तो आदि सिद्ध ही है। यहु तथ्य तो पहले 
ही ब्यक्त किया जा चुका है। इसलिये इसके अधिक विस्तार की अत्र 
आवश्यकता नहीं ॥५७॥ 

यह केवल युक्तिसिद्ध तर्क नहों अपितु आगम भी इसको पुष्टि करते हैं । 
वही इलोक में व्यक्त है-- 

कामिक तन्त्र में भी यही कहा गया है कि उस पर प्रमाता के विषय में 
अमाणों की उपपत्ति और उपयोगिता दोनों व्यर्थ हैं। साथ ही हेतुवाद अर्थात्‌ 


नजि ५९-६०] प्रथममाह्लिकम्‌ १०९ 


परस्य तदपेक्षत्वात्स्बतन्त्रोऽयमतः स्थितः । 


तत इति तत्र प्रमाणानामुपपत्त्युषयोगयोरभावात्‌, हेतोः भनुमानस्य 
वादेन विवजितम्‌ । अत एवाहन्तस्य इत्यादि, परस्य प्रमाणादेः, अत इति 
परानपेक्षत्वलक्षणाद्धेतोः ॥ ५८ ।। 


एवमस्य परानपेक्षत्वाद्यथा न प्रमाणान्यवच्छेदकानि, तथा प्रमेयाण्यपि 
इत्याहु 


अनपेक्षस्य वशिनो देशकालाक्ृतिक्रमाः ॥ ५९ ॥ 
नियता नेति स बिभुनित्यो विश्वाकृति: शिव: । 


वशिनः स्वतन्त्रस्य इति विशेषणद्वारेण हेतुः । अत्रापोति परानपेक्षस्य, 
प्रकाशात्मनः शिवस्य हि देशकालाकारेर्भेदामेदविकल्पोषहृतत्वादवच्छेदाधा- 
नमशक्यम्‌ इत्युक्तं नियता न इति । अत एव च स एवंविधः इत्याह-बिभुनित्यो 
विश्वाकृति: इति । विभुः इति देशाबच्छेदशून्यत्वात्‌ । नित्य इति अतीतादि- 
कालावच्छेदविगलनात्‌ । विश्वाकृतिः इति चिदचिदाद्याकारवेचित्र्योल्लास- 
कत्वात्‌ ॥ ५९॥ 

एतदेव प्रपञ्चयति 

विभुत्वात्सवंगो नित्यभावादाह्यन्तर्वाजतः ॥ ६० ॥ 


अनुमान इत्यादि से भो वह्‌ रहित है । बहु देवाधिदेव स्वतन्त्र निरपेक्ष तत्त्व है । 
प्रमाण को ही उसकी अपेक्षा हो सकती है, उसको प्रमाण की नहीं । अतएव बह्‌ 
परमेश्वरतत्त्व स्वतन्त्र रूप से ही उल्लसित है । 

इलोक में ततः का अर्थ है-प्रभाणों की उपपत्ति और उपयोगिता के 
अभाव का कारण । वहु हेतुवाद से विबजित है । अतः परानपेक्षता के कारण 
वह स्वातन्त्र्य सम्पन्न परमेश्वर ही सर्वत्र अवस्थित है ॥५८॥ 

इस प्रकार उसकी परानपेक्षता के कारण जेसे अवच्छेदक प्रमाण ब्यथ हैं, 
उसी तरह प्रमेयों के आनन्त्य भी उसके अवच्छेदक नहीं हो सकते। इसलिये 
कहते हैं-- 
शिव को किसी को अपेक्षा नहीं । वह स्ववशी स्वतन्त्र है। उसमें देश, 
काल, आकार के क्रम नियत नहीं हैं। वह विमु है, विश्‍्वाकृति है । 

वह्‌ शिव वशी है । वश स्वतन्त्र का विशेषण शब्द है । स्वातन्त्र्य उसका 
गुण है । परानपेक्षता भी उसकी स्वतन्त्रता ही है । प्रकाश रूप होने के कारण, 


श्रीतन्त्रालोकः 
विइवाकृतित्वाच्चिदचित्तद्वेचित्र्यावभासकः ॥ ६१ ॥ 


अत एवास्यागमेषु नानारूपत्वमुच्यते इत्याह 

ततोऽस्थ बहुरूपस्वमुक्तं दीक्षोत्तरादिके ॥ ६२ ॥ 
तदेवाह 

भुवनं विग्रहो ज्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च। 
बिन्दुनादादिसंभिन्न: षडविधः शिव उच्यते ॥ ६३ ॥ 


भुवनं तत्तदुभुवनाधिष्ठेयं भोगाधारख्पमु । विग्रहशब्देन उपचाराद्वि- 
अहिणो लक्ष्यन्ते। तेषां च रुद्रक्षेत्रज्ञादिनानारूपत्वेषपि तत्तत्सिद्धिदानसामर्थ्यादिह 
रुद्रादीनि कारणान्येव । ज्योतिः बिन्दुः 
'कदम्बगोलकाकारः स्फुरत्तारकसन्निभः ।' 


इत्यादिनास्य ज्योतीरूपत्वेनामिधानात्‌ । खं शून्यं-शक्ति-व्यापिनी-समनालक्षणस्‌ । 
झब्दो नादात्मा । मन्त्रः अकारोकारमकारात्मा । अस्य विशेषणं बिन्दुनादादि- 
संभिन्न इति । 


शिव में देश, काल, आकार रूप भेदवादिता रूप विकल्पों के न रहने के कारण 
किसी प्रकार की पार्थकय प्रथा का आधान नहीं किया जा सकता । इसीलिये 
नियतत्व का निषेध करते हैं। सर्वशक्ति और ऐश्वर्य से सम्पन्न होने के कारण 
बह विमु है । नित्य है। देशावच्छेद शून्य है । भूत, अतीत आदि विभाजक 
काल की कलाओं से वह अकलित है | चिद्‌ और अचित्‌, चेतन और जड़ आदि 
आकारों के वैचित्र्य से शोभित उल्लसित है। वही इस वेचित्र्य का उल्लासक 
भी है। इससे देणावच्छेद, कालावच्छेद और आकारावच्छेद शून्यता का 
समर्थन हो जाता है ॥५९॥ 
इसी तथ्य का विस्तार कर रहे हैं-- 


विभु है। इसलिये सर्वव्यापक है। नित्य है। इसलिये अनादि और 
अनन्त है । विक्वाकृति है । अतएव चिद्‌ रूप, अचिद्रप भी है। इनकी समस्त 
बिचित्रताओं का अवभासन भो वही करता है। इसी अर्थ का अवबोधक यह 
पद्य भी है -- 

स्वात्म फलक पर स्वात्म तूलिका से रचता नव चित्र निराला । 

नित्य सर्वेविभु सूयां को भी सदा प्रकाशित करने वाला ॥६०-६१॥ 
इसीलिये आगमों में इसकी अनेक रूपता वणित है-वही कहते हैं-- 


-] ६३] प्रथमाह्विकम्‌ १११ 


'बिन्दुर्नादस्तथा व्योम मन्त्रो भुवनविग्रहो । 
षड्वस्त्वात्मा शिवो ध्येयः फलभेदेन साधकः ॥” इति । तथा 
'उन्मना तु परो भावः स्थलस्तस्यापरो मतः । 
पुनः शुन्यं च व्योमात्मा संस्पशं च ततः परम्‌ ॥ 
शब्दो ज्योतिस्तथा मन्त्राः कारणा भुवनानि च।' इति । तथा 
ब्योम-विग्रह-बिन्दर्ण-भुवनाऽ्वविभेदतः । 
लक्ष्यभेवः स्मृतः षोढा" 7" ॥' इत्यादि ॥ ६१-६३ ॥ 
भुवन, विग्रह, ज्योति, आकाश, शब्द ओर मन्त्र भेद से शिव 
छः प्रकार के माने जाते हैं। विन्दु और नाद से संवलित होना मन्त्र के लिये 
आवश्यक है । 
भुवन भोग के आधार होते हैं । निवृत्ति कला में १०८, प्रतिष्ठा कला में 
५६, विद्या कला में २७, शान्ता कला में १८ और शान्त्यतीता कला में मात्र 
शिव तत्त्व । यह अध्वा का एक अङ्ग है । भुवनाध्वा में रेभव, ब्राह्म, देवयोनि, 
बुद्धि, राक्षस, ओम, गान्धर्व और सुचारु आदि अनन्त भुवनों का उल्लेख है । 
स्वच्छन्द तन्त्र १०६८४-९७४ में कहा है कि अनन्त भुवनो का समूह भी शक्ति 
तत्त्व में शाश्वत वत्तंमान है । 
विग्रहं का अर्थ शरोर होता है । रुद्र ओर क्षेत्रज्ञ आदि सिद्धिप्रद और 
कारण रूप भी हैं। इसे शास्त्र को भाषा में मूत्ति कहते हैं। स्वच्छन्द तन्त्र 
१०९७६ में पश्चाष्टक' संख्या का उल्लेख है । विग्रह से विग्रहो का भी ग्रहण हाता 
है । ज्योतिष्‌ तत्त्व भी अनन्त हैं । मूल ज्योति तो विन्दु ही है। कहा गया है-- 
कदम्बपुष्प के गोलक सदृश तथा नवोदित तारा के सदृश विन्दु होता है । 
इसीलिये इसे ज्योति शब्द से व्यक्त किया है । 
आकाश भो शिव स्वरूप हो है। यांग को दृष्टि से शक्ति-व्यापिनी 
ओर समना के सहस्रार क्षेत्र में यह अवस्थित है। शब्द नाद रूप हो है। मन्त्र 
मूलत: अ+ऊ+म्‌. का संघट्ट है। 
इस प्रकार शिव छः प्रकार के हैं ।,विन्दु और नाद से शाश्वत समन्वय 
रहता है । यह विन्दुनादादि संभिन्न शब्द मन्त्र शब्द का विशेषण है । मन्त्र हमेशा 
बिन्दु नाद समन्वित है। यह शब्द शिव का भी विशेषण हो सकता है । विन्दु 
और नाद दोनों का अलग से भी कथन होता है । जेसे--“विन्दु, नाद, व्योम, 
मन्त्र, भुवन ओर विग्रह इन छः वस्तुओं में रूपायित शिव फल भेदानुसार 
साघकों द्वारा ध्येय हैं ।” 


१. मालिनीवि० तन्त्रे-५।१५ । 


श्रोतन्त्रालोकः 


अत्र च 
थ्यो यत्राभिलषेड्भोगान्स तत्रेव नियोजितः । 
इति न्यायेन यस्य यत्र निष्ठा तस्य तत्याप्तिर्भवति इत्याह 
यो यदात्मकतानिष्ठस्त-द्भावं स ` प्रपद्यते । 
व्योमादिशब्दविज्ञानात्परो मोक्षो न संशयः ।। ६४ ॥ 
यः साधको, यस्य भुवनादेः, आत्मकतायां तद्रूपतायां निष्ठितः, स 
तद्भाबं-तत्तद्भुवनादिरूपत्वेन नियतां सिद्धिमेति इत्यर्थः । तदुत्त 
'भुबनं चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणकरूपकम्‌ । 


इस उद्धरण में मूल इलोक में पठित ज्योति और शब्द का ग्रहण 
नहीं है। ज्योति के लिये 'बिन्दु' और शब्द के लिये 'नाद' का प्रयोग किया 
गया है । तथा-- ' 

“उन्मना पर ( सर्वातिशायी ) भाव है । अपर भाव स्थूळ भाव है। 


फिर शून्य तो व्योम रूप हो है। इसके बाद संस्पर्श ( व्योम की अपेक्षा स्थूल ) 
है। फिर शब्द, ज्योति ओर मन्त्र, आकार और भुवन" यह सभी शिव रूप 
ही हैं ।” तथा-- 

व्योम, विग्रह, बिन्दु, वर्ण, भुवनाध्वा ( ओर मन्त्र ) यह ६ प्रकार का 
लक्ष्य रूप शिव का भेद ( प्रतीत होता ) है । इत्यादि ॥६२-६३॥ 

“जो साधक जहाँ जिस भोग का अभिलाष करता है, वहीं नियोजित 
होता है भोर सिद्धि प्राप्त करता है ॥” 

इस भ्राप्ततचन के अनुसार जिसकी जहाँ निष्ठा होती है, उसको उसकी 
प्राप्ति होती ही है। इसलिये कहते हैं-- 

जो साधक जिस भुवन आदि ६ भेदो में से किसी की प्राप्ति में निष्ठा 
रखता है, बहू उन उन रूपों की सिद्धि अव्य प्राप्त करता है। आकाश आदि 
शब्द, विज्ञान परविमशंरूप स्पन्दानुभूति हो--या उनका अनुभव हो, 
उससे पर अर्थात्‌ शिबेक्य रूप मुक्ति की प्राप्ति में किसी प्रकार का 
संशय नहीं । 
९. मा० बि» तन्त्रे-५।३३ 


न ६४] प्रथममाल्विकम्‌ ११३ 


भुवन॑ चिन्तयेद्यस्तु इत्याद्युपक्रम्य 

ब्रह्मादिकारणानां तु विग्रहं यः सदा स्मरेत्‌ । 

ूर्वोक्तलक्षणं यच्च तन्मयत्वमवाप्नुयात्‌ ॥ 

मन्त्रश्च मन्त्रसिद्धिस्तु जपहोमाचंनाजूबेत्‌ । 

पुर्वोक्तरूपकध्यानात्सिद्धघत्यत्र न संशयः॥ 

ज्योतिर्ध्यानात्तु योगीन्द्रो योगसिद्विमवाप्नुयात्‌ । 

तन्मयत्बं तदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत्‌ ॥ 

शून्यध्यानात्तु शून्यात्मा व्यापी सर्वमतिभंवेत्‌ । 

समना ध्यानयोगेन योगी सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌ ॥ 

इति । येषां षण्णामपि शिवात्मकत्यात्‌ । 

€0९९००००००००००५०००.०००००००५००००००० ०, शिवं ध्यात्वा तु तन्मयः i 
इत्याद्युक्तः शिवेकमयतयेकेकानुप्रवेरोऽपि शिवात्मकस्वरूपलाभो भवेद्‌ 
इत्याह “व्योमादि शब्दविज्ञानात्‌’ इत्यादि । व्योमादीनाम्‌ एषां षण्णां शब्दानां 
शब्दनं शन्दः-परो विमर्शः, तदात्मकतथा यद्‌ विज्ञानम्‌-भनुभवः, तस्मात्‌ परो 
विमर्शेकसारशिवेकातम्यापत्तिलक्षो मोक्षो निःसंशयं भवेद्‌ इति वाक्यार्थः । 


'यः' शब्द साधक के लिये सर्वनाम है । यदातमकता भर्थात्‌ जिस भुवन 
भादि रूप में निष्ठित है-आस्थावान्‌ है, वह उस भाव को अर्थात्‌ भुवन आदि 
रूप को नियत रूप से पा लेता है। इसीलिये कहा गया है-- 

“जो साधक भुवन का चिन्तन करता है ( जो वक्ष्यमाण भी है ) बह 
भुवनेशत्व की प्राप्ति करता है ।” यह उपक्रम करके 

“ब्रह्मा आदि देवों के कार9रूप विग्रह का जो सदा स्मरण करता है, 
अवश्य ही वहु तन्मय होने के कारण उसे पा लेता है । मन्त्रों से मन्त्र की सिद्धि 
होतो है । इसमें जप, होम ओर अर्चन आवश्यक है । पूर्वोक्त इप से ध्यान करने 
पर ध्येय की अवश्य प्राप्ति होती है। ज्योति के ध्यान से योगी योग 
की सिद्धि प्राप्त करता है भोर तादात्म्य के द्वारा योगियों के चक्र का चूडामणि 
बन जाता है। शून्य ध्यान से शून्य रूप सर्वव्यापक और सर्वत्र गतित्व की 
शक्ति पा लेता है। समना के ध्यान से सर्वज्ञ बन जाता है। 

उक्त सभी छः रूप शिवात्मक हैं । इसलिये 

LR शिव का ध्यान करने पर तन्मय हो जाता है ॥” 

इस प्रकार शिवमयता के कारण एक एक रूपों में अनुप्रवेश होने पर 
भी शिवात्मक पर-रूप का लाभ भी मिलता रहेगा। 

श्रीत०--८ 


| १४ श्रीतन्त्रालोकः 


व्योमादिषट्क इति पाठे तु व्योमादेः षट्कस्य विशिष्टादनवच्छिन्नाज्ज्ञानाद्‌ 
इति व्याख्येयम्‌ । न च अत्र भूवनादीनां क्रमो विवक्षित इतीह व्योमादि इति 
प्रयुक्तम्‌ ॥। ६४ ॥ 
ननु यद्ययं विश्वाकृतिस्तत्कथमस्य षड्विधत्वमेवोक्तम्‌ इत्याशङ्क्याह 
विइवाक्कृतित्वे देवस्य तदेतच्चोपलक्षणम्‌ । 
अनवच्छिन्नतारूढाववच्छेदलपेऽस्य च।। ६५ ॥ 
उपलक्षणम्‌ एव भवति, अनेनेव निखिलविश्वसंग्रहसिद्ध: । केवलमेत- 
द्विइवाकारतायामेवास्योपलक्षणं यावदन्यत्रापि इत्याह--अनवच्छिभ्नताख्ढौ 
इत्यादि । अवच्छेदलये इति अव च्छेदानां संकोचाधायिनां भुवनादीनां लये 


विद्वोत्तीर्णतायाम्‌ इत्यर्थः । 


इसीलिये दलोक की भर्धाली में कहते हैं-- 

'व्योमादिशब्दविज्ञानात्‌' अर्थात्‌ व्योम आदि ६ रूपों का शब्दन अर्थात्‌ 
विमर्श रूप से ध्वनन, अर्थात्‌ शिवात्मक विमर्श के विज्ञान से ( अनुभव से ) पर 
विमर्श हो जिसका परमार्थ है, ऐसा जो शिवैक्य भाव, उसकी प्राप्ति हो जाती 
है । यह शिवेक्य भाव ही तो मोक्ष है। यह मोक्ष अवष्यंभावी है । 

कई पुस्तकों में 'व्योमादि शब्द' की जगह “व्योमादिषट्क' पाठ है। 
इसके अनुसार विशिष्ट अनवच्छिन्न शाश्वत ज्ञान अर्थ में विज्ञान शब्द का 
प्रयोग है । इन छः शिव रूपों का जो क्रम इलोक में है--वही क्रम साधना 
आदि में भी हैं-यहू बात नहीं । यहाँ किसी क्रम की क्रमिकता का प्रन 
ही नहीं । इसीलिये अर्घाली में “व्योम आदि' शब्द में पढ्ले व्योम ही कथित 
है--भुवन नहीं ॥६४॥ 

प्रश्‍न है कि शिव तो विश्वमय है । विश्वाकृति शब्द ( $लोक ६१ ) का 
उसके लिये प्रयोग भी है । ऐसे शिव के लिये 'छ: प्रकार का है।' यह्‌ कथन 
बयों ? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं-- 

«छः प्रकार के शिव हैं' यह कथन तो विष्वाकार होने का उपलक्षण मात्र 
है। इससे उसके समस्त विश्व ब्रह्माण्ड में व्याप्ति का भाव संगृहीत हो जाता 
है। इस कथन से तो उसकी निरन्तरता भी उपलक्षित होती है। जितने भी 
अवच्छेदक वेद्य हैं, जो संकोच के प्रतीक हैं, उनके लय हो जाने से परमेश्वर की 
विष्वोत्तीणंता हो जाती है। उस अर्थ का भी यह उपलक्षण है। आशय 
यह कि विद्वमयता में भी उसके स्वरूप में किसी प्रकार का संकोच नहीं 


होता है। 


है ६६ ] प्रथममाह्विकम्‌ ११५ 


विश्वमयत्वेऽप्यस्य स्वस्वरूपान्त प्रच्याव इत्याशयः । नन्वेवमुभयथापि अस्य 
नियतात्मक्त्वावगमादवच्छेद एवोक्तो भवेद्‌ इत्याशङ्क्योक्तम्‌ अनवच्छिन्नता- 
ख्ढाविति। अस्य हि विशवमयल्वे बिइवोततीर्णत्वादनवच्छिन्नतायामेव प्ररोहो 
भवेत्‌, एक एव हि स्वतन्त्रो बोधस्तथा तथा प्रस्फुरेद इति ॥ ६५॥ 

ननु कथमेकदेव एकस्य बिइ्वमयत्वेऽपि विङ्वोत्तीणंत्वं संगच्छते इत्या- 
शङ्काशान्त्यर्थमागमं संवादयति ¬ 


उक्तं च कामिके देवः सर्वाकृतिनिराकृतिः । 
जलदर्षणवत्तेत सवं व्याप्त चराचरम्‌ ।। ६६ ॥ 


दर्पणाद्न्तःप्रतिबिम्बितं घटादि यथा दर्पणादिव्यतिरेकेण प्रकाशमान- 
मपि दर्पणाद्यनतिरिक्तमेव, अन्यथा दर्षणचटयोरन्योन्यं वैविक्त्येन भानं स्यात्‌ 
तथेव प्रकाशात्मना शिवेनापि स्थावरजङ्गमात्मकमिदं विश्वं स्वेच्छया 


इलोक में परमेश्वर की तीन अवस्थाओं का आकलन है। १-विश्वा- 
कृतित्व, २-अनवच्छिन्नता को रूढि और ३-अवच्छेद लय दशा । छः प्रकार के 
शिव के कथन से इन तीनों अवस्थाओं में कोई अन्तर नहीं पड़ता । प्र्न होता" 
है कि आपने छः प्रकार को जो गणना की, उसमें नियतात्मकता की अनुभूति 
तो होती ही है । कभी वह भुवनारमक, कभी विग्रहात्मक, कभी ज्योतीरूपात्मक 
आदि । इससे उसमें अवच्छेद भी प्रतीत होता है। इसका उत्तर स्पष्ट है। 
छः रूप के कथन से बह विश्वमय मालूम होता है, पर इससे कोई अन्तर नहीं 
आता। चूंकि वह विश्वोत्तीण भी है। इसलिये इससे उसके शाश्वत 
निरवच्छिन्न रूपत्व की अनुभूति का ही अंकुर फूटता है। निष्कर्ष रूप से यह 
कह सकते हैं कि एक ही स्वतन्त्र शेव बोध उन-उन ख्पों में प्रस्फुरित होने के 
कारण वह प्रतिनियत रूपों वाला, पार्थक्य प्रथा से प्रथित तो लगता है, पर 
बास्तव में वह एक ही है ॥ ६५ ॥ 

क्या एक समय में ही शिव का विश्वमयत्व और विद्वोत्तीर्णल्व उचित 
है? इस आशङ्का के समाधान के लिये अन्य आगमिक विचार प्रस्तुत कर 
रहे हैं - 

कामिक तन्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि देवेश्वर शिव सर्वाकृति विश्व- 
मय और निराकृति विश्वोत्तीर्ण ( उभय रूप में भो एक हो) हैं । शीशे में जल 
या घट की तरह ( जल से अलग रहते हुए भी शीशे में प्रतिबिम्ब की तरह ) 
उससे सारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है। 


११६ श्रीतन्त्रालोक: 


रूपातिरिक्तायमानस्वेन अवभासितं सद्‌ व्याप्तं प्रकाशमानतान्यथानुपपत्त्या 
स्वस्वरूपानतिरेकेणेव क्रोडीकृतम्‌ , अत एवायं विशवमयत्वेऽपि विष्वोत्तीर्णस्तदुत्ती- 
त्वेऽपि तन्मय इत्युभयथापि न कश्चिद्दोषः । भत एवोक्तं सर्वाकृ्तिनिराकृति- 
रिति। सर्वाकृतिः विश्वमयः, निराकृतिः विश्वोत्तीर्णः। आवृत्त्या तत्त्वेऽपि 
तदृत्तीर्ण इति च । तदेवमयमेक एव प्रकाशात्मा परमेश्वरः सर्वतो जुम्भते 
इतीवराद्वयमेव परमार्थतः ॥ ६६ ॥ 

ननु भावानां तदपेक्षया पृथक्‌ प्रकाशानुपपत्तर्मा नाम तदतिरेकेण 
सत्ताऽभूद्‌ इति भावापेक्षया प्रकाशात्मक एक एवेश्वर इत्यास्तां तावदेतत्‌ । 

यत्पुनविभुत्वादि धर्मजातं तस्योक्तम्‌, तदपेक्षया धर्मध्मिणोधंर्माणां च 
परस्परभेदस्य अनपल्लवनीयत्वाद्‌ योऽयं भेद उल्लसितः, स कथं वायते, येन 
एक एवेश्वर इत्यद्वयवादनिर्वाहः स्याद्‌ इत्याश ङ्कुयाह 

न चास्य विभुताद्योऽयं घर्मोऽन्योन्यं विभिद्यते । 

न च विभुताद्योऽयम्‌ अस्य स्वरूपा्तिरिक्तस्तदतिशायकः कह्चिद्‌ धमं 

अपि तु स्वरूपमेवेतत्‌ । विभुत्वं हि व्यापकत्वमुच्यते, तच्च स्वव्यतिरिक्तं व्याप्ये 


सति स्यात्‌। न च परं प्रकाशमपेक्ष्य दिगादि किचिल्संभवेद्‌ इति कि नाम 
व्याप्नुयात्‌ । 


दर्पण अलग वस्तु है। घडा अलग वस्तु है। दर्पण में भी घडा प्रति- 
बिम्बित है । शीशे में भासित घड़ा और अलग रखा घडा दोनों में क्या अन्तर 
है ? शोशे में भासित घडा शीशे के अतिरिक्त कुछ नहों है । दर्पण और घड़े का 
अलग भान नहीं है। अन्तर मानने पर पृथक भान होना चाहिये, जो नहीं होता । 

उसी तरह प्रकाशात्मक शिव भी स्थावर जङ्गमात्मक इस विश्व को 
स्वेच्छा से अपने रूप के अतिरिक्त लगने वाले की तरह प्रतिभासित करते हैं। 
पर वस्तुतः शिव के स्व स्वरूप के अतिरिक्त बह्‌ नहीं है। इसलिये शिव विइवमय 
होते हुए भी विशवोत्तीणं है और विश्‍्वोत्तीर्ण होते हुए भी यह विशवमय है । इन 
दोनों रूपों में उल्लसित शिव के स्वरूप में किसी प्रकार के विकार की सम्भावना 
ही नहीं है । 

इलोक में इसीलिये लिखा है-सर्वाकृति विश्वमय और निराक्कृति विइवो- 
त्तीर्ण ( वह दोनों है) ।' आवृत्ति से तदात्मक भी और तदृत्तीर्ण भी वही है। 
इस प्रकार वह परमेश्वर एक रहते हुए भी प्रकाशरूप से सर्वत्र उल्लसित है । 
उक्त विचार के अनुसार पारमाथिक रूप से 'ईक्वराद्वयवाद' सिद्धान्त की ही 
प्रतिष्ठा यहाँ हो रही है ॥ ६६ ॥ 


[ ६७] प्रथममाह्विकम्‌ ११७ 


नित्यस्वमपि नास्य धर्मः, तस्य कालत्रयानुगामिरूपस्वात्‌, अस्य चाकाल- 


कलितस्वात्‌ । यदभिप्रायेणेव 'सकृद्विभातोऽयमात्मा' इत्याद्युक्तम्‌ । एवं विइवा- 
कृतित्वमपि । 


नहि एतदपेक्षया विइवं नाम किचिदस्ति, यदाकारल्वमप्यस्य स्यात्‌। 
एवं चेषां परप्रकाशापेक्षया कथंचि द्भेदायोगात्पारस्परिकोऽपि भेदो नास्ति, 
इत्युक्त 'न चान्योन्यं विभिद्यते’ इति । 


ननु यद्येवं तत्कथमस्य विभुनितयो विष्वाकृतिः इत्यादिधर्मभेद उक्त 
इत्याश ङ्कूघाह 


एक एवास्य धर्मोऽसौ सर्वाक्षेपेण बर्तते ॥ ६७॥ 
लेत स्वातन्त्रयशक्त्यैव युक्त इत्याञ्जसो विधिः । 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि भाव मात्र का उसकी अपेक्षा पृथक प्रकाशन 
अनुपपन्न माना जाता है। इससे उसके अतिरिक्त उस वस्तु की सत्ता हो ही 
नहीं सकती । भाव की अपेक्षा से एक ही प्रकाशात्मक परमेश्वर है--यहू तथ्य 
मान्य है। पर उसको तो विभु भी कहा गया है। अन्य विशेषणविशिष्ट भी 
वह है ही । यहाँ धमं ओर धर्मी भाव है। धर्मी में परस्पर भेद होता है, 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । यहाँ धर्मगत भेदवाद का उल्लास तो 
हो ही रहा है । इसका निवारण केसे किया जाय, ताकि एक ही ईदवर है-इस 
अद्वयवाद को प्रतिष्ठा को जा सके ? इस आशङ्का का समाधान कर रहे हैं । 

परमेइवर की विभुता उसका आद्य धर्म है । यह धर्म धर्मी से पृथक्‌ नहीं 
है । अतः ( परमेश्वर के अन्य धर्म ) एक दूसरे से अलग नहीं है। 

परमेश्वर की विभुता उसके स्वरूप के अतिरिक्त नहीं। या उसमें 
अतिशयत्व उत्पन्न करने वाला कोई अलग गुण नहीं अपितु यह तो उसका 
स्वरूप ही है। विभु का अर्थ सर्वव्यापक होता है। व्याप्य-व्यापक भाव तिल 
और तैल में है। तिल व्याप्य है। तेल ब्यापक है । यहाँ तेल के अतिरिक्त तिल 
व्याप्य है । दिक्‌ को व्याप्य नहीं माना जा सकता; क्योंकि परम प्रकाश की 
अपेक्षा दिक्‌ का कोई अस्तित्व ही नहीं। फिर वह्‌ कहाँ व्याप्त होगा । प्रकाश 
तो स्वयं सर्वत्र भरा हुआ है । 


जज, 


११८ श्रोतन्त्रालोकः 


अस्य खलु एक एवासो अहंप्रत्यवमर्शाख्यो हि स्वभावभूतो धर्मोऽस्ति, 
यः सवं विभुत्वादिधर्मजातमाक्षिपेत्‌ । अत्रायमर्थः- अयं हि नाम प्रकाशस्य 
भहंप्रत्यवमर्श उच्यते यदयं स्वस्य परस्य वा प्रकाशने परं नापेक्षते इति। 
भत एवास्य स्वातन्तव्यरूपं तत्तद्रेशकालाद्यवभाससहस्नोल्लासनसामथ्यँ 
स्यात्‌, येनास्य स्वसमुल्लासितोऽपि संकुचितः प्रमातृवर्गः स्वापेक्षया व्याप- 
कस्वनित्यत्वादि व्यवहरेत्‌, वस्तुतः पुनरप्यहंप्रत्यवमर्शाख्या स्वातन्त्र्य- 
शक्तिरेवास्यास्ति येन 
'स्वातन्तरपमेतम्मुर्यं तदेश्‍वयं परमात्मनः ।' (प्र०१अ०५ आ० १३ इलो०) 
इत्याद्युक्तम्‌ । अत एवाह्‌ तेन इत्यादि॥ ६७ ॥ 


नित्यता भी परमेश्वर का धर्म नहीं है। परमेश्‍वर प्रकाश रूप से शाश्वत 
सवंत्र अनुगमन कर रहा है। और अकाल कलित है । काल से अकलित है । 
इसी अभिप्राय से कहा गया था--'सकृत्‌ विभात यह आत्मा इत्यादि ।' इसी 
प्रकार उसका विश्वाकार होना भी है। उसकी अपेक्षा विश्व नाम की कोई चीज 
है ही नहीं, जिसका कोई अलग आकार भी हो। 


इस प्रकार विभुता, नित्यता, सर्वाकाररूपता आदि शब्दों से कथित अर्थ 
के परःप्रकाश की अपेक्षा किसी प्रकार के भेद की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । न हो इन धर्मों में कोई पारस्परिक भेद ही कल्पित है। इसीलिये कहा 
गया है कि ये परस्पर भो अभिन्न हैं। 

प्रश्‍न है कि यदि ऐसी बात है तो फिर अलग-अलग शब्दों से उसके धर्म 
भेद की बात ही क्‍यों ? इस पर कहते हैं-- 

परमेइवर शिव का एक ही स्वभावभूत धर्म भहंप्रत्यवमर्श है । यह धर्म 
सभी अनन्त धर्मों का आक्षेप कर लेता है । इससे यह स्पष्ट है कि वह स्वातन्त्र्य 
शक्ति से युक्त है । यही इसकी तात्त्विक विधि या आज्ञस विधि है। 

परम शिव का एक ही अहप्रत्यवमर्श रूप धर्म है। यह सभी विभुत्व 
आदि धर्मों का आक्षेप कर लेता है । तात्पर्य यह कि प्रकाश का यही स्वभावभूत 
धर्म है। वह अहं का शादवतु प्रत्यवमर्श करता है। यह अपने या दूसरे अर्था 
के प्रकाशन में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। इसका स्वातन्त्र 
ही पृथक्‌-पृथक्‌ देश, काल आदि अनन्त-अनन्त अवभासों को उल्लसित करने 
की शक्ति से संवलित है। परिणामतः इससे ही समुल्लासित संकुचित 
प्रमाता वर्ग अपेक्षित व्यापकता, नित्यता आदि का व्यवहार करता है । वस्तुत: 


पड ६८] प्रथममाह्निकम्‌ ११९ 


ननु सर्वत्रवास्य इच्छाद्यनन्तशक्तियोगित्वमुक्तमिति तत्कथमिहैकयेव 
स्थातन्त्र्याख्यया शक्त्या योग उच्यते ? इत्याशङ्क्याह 
बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता ॥ ६८ ॥ 
स्वातन्त्र्यशक्तिरेव हि तत्तदेषणीयाद्युपाधिवशान्नानात्वं न व्यर्वाह्मयते 
इति तच्छक्तियोगितेवास्यानन्तशक्तित्वम्‌। यदुक्तम्‌ 
'या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 


एकापि सस्यनेकत्बं यथा गच्छति तच्छणु।' 
इत्याद्युपक्रम्य a 
'एवमेषा द्विरूपापि पुनर्भेदेरनम्तताम्‌ । 


अर्थोपाधिबशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ॥' इति ॥ ६८ ॥ 


अहंप्रत्यवमर्शाह्मिक स्वातन्त्र्य ही इसकी शक्ति है, जिसके आधार पर-- 

“परमात्मा का स्वातन्त्र्य ही उसका मुख्य ऐश्वर्य है ।” 

[ प्र० १ अ० ५ आ० १३ इलो० ] 
इत्यादि कहा गया है । वह स्वातन्त्र्य शक्ति से संवलित परमेश्वर स्वयं 
समुल्लसित रहता हुआ सर्व को भो उल्लसित करता है--यह आञ्जस अर्थात्‌ 
तात्त्विक प्रक्रिया है । अञ्जसा शब्द से शीघता और तात्त्विकता दोनों अर्थो का 
बोध होता है ॥ ६७ ॥ 

शिव के सम्बन्ध में इच्छा आदि अनन्त शक्तियों से वह समन्वित है-यह 
सभी आगमों में कहा गया है। तो यहाँ क्यों एक स्वातन्त्र्य शक्ति से ही उसका 
योग है-ऐसा उक्त है ? इसका समाधान करते हैं-- 

स्वातन्त्र्य शक्ति से युक्त होना ही उसकी अनन्त शक्तिमत्ता का द्योतक है । 

क्योंकि परमेश्वर की स्वतन्त्रता रूपो शक्ति ही समस्त एषणीय ज्ञेय 
कार्यादि उपाधियों से अलंकृत होकर अनन्त प्रार्थय प्रथा से प्रथित और 
व्यवहृत होती है। इससे यह कहना उचित है कि उस स्वातन्त्र्य शक्ति का योग 
ही उसकी अनन्त शक्ति का चमत्कार है। कहा गया है— 

'जगत्‌ के विधाता की जो शाश्वत शक्ति कही जाती है, हे देवि ! उस 
सृष्टि के सर्जन करने की वहु इच्छा शक्ति ही है । वहू यद्यपि एक है फिर भी 
अनन्त रूप केसे ग्रहण करती है ? तो यह्‌ सुनो।' इसी उपक्रम में आगे कहा 
है कि “इस प्रकार यह्‌ दो रूपों वाली होकर भी अनन्त भेदों से भिन्न-भिन्न भी 
दीख पड़ती है । चिन्तामणि की तरह सर्वशक्तिमतो यह इच्छा शक्ति अर्थो की 
उपाधि के भेद के कारण इन ख्पों में परिवर्तित होती रहुती है! ॥ ६८ ॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


ननु एवमपीइवराद्वयवादो न निव्यूढस्तदतिरिक्ताया: स्वातन्त्र्यशक्तेर- 
प्यभिधानाद्‌ इत्याशंक्याह 

शक्तिइच नाम भावस्य स्वं रूपं मातुक्कल्पितम्‌ । 

तेनादयः स एवापि शक्तिमत्परिकह्पने ॥ ६९॥ 

यतो भावस्य यस्य कस्यचन सतः पदार्थस्य स्वमेव रूपं फलभेदाद्‌ 
भेदारोपेण शक्तिः इति प्रमातुभिः परिकल्प्यते, न त्वसो वस्तुतः पदार्थान्तरं 
किचित्‌, अतः शक्तिशक्तिमत्परिकल्पनेऽपि क्रियमाणे, स एव अद्वयमयो विभुः- 
न काचिदइयखण्डना इति यावत्‌ । तदुक्तं 

'कलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्ति इति ॥ ६९॥ 

नन्वेवमस्तु, यन्न शक्तिशक्तिमतोर्भेद इति, शक्तीनां पुनः परस्परं भेद 
एव भवति इति पुनः स दोषस्तदवस्थ एव इत्याशङ्क्याह 

मातृक्लूप्ते हि देवस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌ । 

को भेदो वस्तुतो वल्लेदेग्धुपक्तुस्वयोरिव ॥ ७० ॥ 


इस तरह भी ईश्वराद्वयवाद सिद्ध नहीं हुआ; क्योंकि उसके अतिरिक्त 
उसकी स्वातन्त्र्य शक्ति का अस्तित्व तो मान ही रहे हैं। इस भाशङ्का का 
समाधान कर रहे हैं-- 

पदार्थ का प्रमाता द्वारा कल्पित उसका अपना रूप ही शक्ति है। इसलिये 
शक्ति और शक्तिमान्‌ की परिकल्पना के बावजूद शक्तिमान्‌ की अद्वय स्थिति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

क्योंकि भाव में अर्थात्‌ किसी पदार्थ में फल भेद से आरोपित भेद 
सदृश उसका अपना रूप ही शक्ति है। यह परिकल्पना प्रमाताओं द्वारा की 
जाती है। वस्तुतः यह कोई पृथक पदार्थान्तर नहीं है। इसलिये शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ की परिकल्पना के बाद भी यहाँ कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
स्वातन्त्र्य शक्ति संवलित वही आनन्दघन अद्वेत तत्त्व रूप विभु परमशिव 
अखण्डरूप सै उल्लसित रहता है । यहाँ खण्डता को कोई स्थान ही नहीं प्राप्त 
है। कहा गया है— 

“फलभेद से आरोपित भेदरूप से पदार्थात्मा ही शक्ति है” इति ॥६९॥ 

ठीक है कि शक्ति और शक्तिमान्‌ का भेद नहीं है; किन्तु शक्तियों में तो 
परस्पर भेद होता ही है। इस प्रकार भेदवाद का दोष तो ज्यों का त्यों बना 
ही रह जाता है। इसका उत्तर दे रहे है-- 


I TS 


इलो ० ७१ ] प्रथममाल्विकम्‌ १२१ 


यथा वह्लेः दाह-पाकादिफलमैदाद्‌ दाहिका पाचिका च शक्तिर्भेदेन 
कल्पितापि, वस्तुतः शक्तिमदेकस्वभावत्वान्न परस्परस्य स्वरूपं भेत्तुमलम्‌ । 
पृथक्सिद्ध हि वस्तु वस्त्वन्तरं भिनत्ति, नहि शक्तेः शक्तिमदतिरेकेण पृथक्सिदि- 
रेवास्ति इति कि केन भेद्यम्‌, वह्ले रेव हि दाहादिसमर्थं स्वरूप तथा परिकल्पितम्‌। 
एवं परमेइवरस्य परिकल्पितेऽपि शक्तीनामानन्त्ये न कश्चिद्मेद इति न कदाजि- 
दीहवराद्वयबादक्षतिः ।। ७० ॥ 

ननु एवं-परिकल्पितोऽपि जक्तीनां मेदो भासत एव इति कथं तदपह्नव 
इत्याशंक्याह 

न चासो परमार्थेन न किचिदूभासनावुते । 


नह्यस्ति किचित्तच्छक्तितद्वद्भेदोऽपि वास्तवः ॥७१॥ 


दिव्य विभु के मातृकल्पित शरीर में कल्पनानुसार वहाँ वहाँ वस्तुतः 
कोई भेद नहीं । आग के दाहक धर्म और पाचक धर्म में क्या भेद है? 

जैसे आग में दाह भो है और पाचक धर्म भी है। यहाँ फल भेद है । 
दाहिका शक्ति ओर पाचिका शक्तियों की भेदात्मक परिकल्पना भी है। पर 
विना दाह क्रिया के पाक क्रिया का अर्थ ही क्या है? इसलिये इन शक्तियों से 
सम्पन्न अग्नि में और इन शक्तियों में कोई अन्तर नहीं । इनका पारस्परिक 
अभेदत्व तोड़ा नहीं जा सकता । 

यह नियम है कि 'पृथक्‌ सिद्ध वस्तु दूसरी वस्तु को भेदभिन्न करती 
है।' यहाँ शक्तिमान्‌ के अतिरिक्त शक्ति की पृथक्‌ सिद्धि ही नहीं है । इसलिये 
केसे भेद हो ? अग्नि का दाहुक स्वरूप पृथक्‌ परिकल्पित है । पाचकत्व पृथक्‌ 
परिकल्पित है । पर दोनों में वस्तुतः कोई भेद नहीं । 

इसी तरह परमेश्वर की अनन्त शक्तियों की परिकल्पना के बावजूद 
उनमें कोई भेद है ही नहीं । निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ईस्वराद्वयवाद में 
कोई विकृति नहीं ॥ ७० ॥ 

उक्त परिकल्पना के होने पर भी दाहुकत्व पाचकल्व आदि को तरह 
शक्तियों में भेद तो भासित हो हो रहा है। इस भेद का अपह्नव केसे हो ? 
इसका समाधान कर रहे हैं-- 

आभासन के अतिरिक्त कोई पारमाथिक भेद नहीं होता, पर भासनात्मक 
भेद तो पारमार्थिक है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में भो कोई वास्तविक भेद नहीं 
होता, ऐसी बात नहीं । भासनात्मक भेद है। 


१२२ श्रीतन्त्रालोक: 


भानमन्तरेण अन्यत्किचिन्नास्ति इत्यसौ भेदोऽपि भासमानत्वाइस्तुतो 
न न किचित्‌, अपि तु परमार्थसन्तेव इति शक्तीनाँ तद्वतच भेदोऽपि 
पारमाथिक एव इति वाक्यार्थः | एवं भेदस्य भानेकस्वभावत्वान्न ततोऽतिरेक इति 
नाद्वयवादक्षतिः, नापि शक्तीनां तद्वतश्च भेदेन स्थितस्य व्यवहारस्यापह्वव इति 
सवं सुस्थम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ननु परमेश्वरस्य स्वातन्व्याख्या शक्तिरेकेवास्ति इत्युक्तम्‌, इच्छादयस्तु 
कि तद्विस्फूजितमात्रम्‌, उत स्वतन्त्राणि शबत्यन्तराणि ? इत्याशङ्क्याह 

स्वशक्त्युद्रेकजनकं तादात्म्याद्वस्तुनो हि यत्‌ । 


शक्तिस्तदपि देव्येवं भान्त्यप्यत्यस्वरूपिणी ।। ७२ ॥ 


यह प्रकाश का एक चमत्कार ही है। न रहने पर भासित होता, पर 
वास्तव में कुछ न होना ही आध्चर्यजनक तथ्य है । भासित होता है पर होता 
नहीं । भेद भासित होता है पर भेद होता ही नहीं । इसका अर्थ है कि यहु भेद 
है पर भासनात्मक स्तर तक ही होता है। कह सकते हैं कि भेद भी पारमाथिक 
है। भेद का स्वभाव ही भासनात्मक होता है। भासना के अतिरिक्त उसमें 
कोई भी रूपातिरेक नहीं होता । 

इस मान्यता के अनुसार अद्वयवाद में कोई अन्तर नहीं होता । इसी 
तरह शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की भेदात्मक स्थिति का भी गोपन नहीं किया जा 
सकता । भेदात्मकता भासमानता के स्तर तक तो पारमार्थिक है, पर अभेद 
सत्ता में इससे कोई विकार नहीं भा सकता ॥ ७१ ॥ 

परमेइवर की स्वातन्त्र्य नामक शक्ति एक ही है। यह उक्त है। इच्छा 
आदि नया उसका विस्फूजित रूप मात्र है या स्वतन्त्र अन्य शक्तियां हैं? इसका 
उत्तर दे रहे हैं-- 

( अग्नि आदि ) वस्तुओं की जो स्वयम्‌ अपनी शक्ति की उद्रेक जनक. 
( दशा है-वह्‌ ) तादात्म्य से ही ( अवभासित ) है। इसी तरह अन्य रूपों में 
भासमान शक्ति देवी का हो यह ( इच्छादि शक्तियों का ) उच्छलन है। 

यत्‌' शब्द अपनी शक्ति को उच्छलित करने वाळे बल के लिये प्रयुक्त 
है । यही भवान्तर शक्ति की अचरजभरो अवस्था है। विचित्रता है। अग्नि 
आदि वस्तुओं में भो यह वेचित्र्य होता है । पदार्थ में एक ऐसो शक्ति होतो है. 
जिसको प्रवृत्ति का कुछ निमित्त होता है । उसी के अनुसार उसका नाम पड़ता: 
है। वह क्रियात्मक होती है । सामान्यतया वह उसमें रहती ही है । 


न ७२] प्रथममाह्लिकम्‌ १२२ 


यद्‌ नाम हि अवान्तरशक्तिवेचित्र्यं वह्ल॒यादेः वस्तुनः - स्वस्याः ह्वक्तेः 
इति व्यपदेशप्रवृत्तिनिमित्तभताया निविशेषक्रियामात्रनिष्ठायाः सामध्यंलक्ष- 
णायाः शक्तेः उद्रेको दाहपाकादिविशेषछपशक्त्यन्तरात्मतयोच्छलन॑ तस्य 
जनकम्‌ अवभासकम्‌, तदपि तादात्म्याद्‌ एवं-विधस्वशकत्येक रूपत्वाद्यथोक्तरूपा 
स्वेव शक्तिः इति संबन्धः । समर्थो हि वहिः सवं दाहादिकार्यजातं कुर्याद्‌ 
इत्यभिप्रायः। एवं परमेश्वरस्यापि इच्छाद्यवान्तरशक्तिरूपतयावभासमानापि 
शतितर्देवी तत्तद्मेदोल्लासेऽपि परप्रकाशाभिन्नस्वभावत्वाद्‌ द्योतमानावभासा 
स्वातन्त्र्याष्येव इति युक्तमुक्तम्‌~'एक एवास्य धर्मोऽसौ सर्वाक्षेपेण वर्तते ।' 
इति । एवमेकेवास्य स्वातन्त्याख्या शक्तिस्तथा तथा सृष्टेन भेदेन भायाद्‌ इति 
सिद्धम्‌ ॥ ७२॥ 


उससे वस्तु के सामर्थ्य का द्योतन होता है। वह पदार्थ की शक्ति मानी 
जाती है । उसी का उद्रेक या उच्छलन या अभिव्यंजन या उल्लास होता है। 

आग को ही ळें । इसमें जलाने की शक्ति है। इसमें ज्वाला का उद्रेक 
होता है । ज्वाला सामान्य क्रिया है । यह अग्नि की शक्ति है जो उच्छलित हातो 
है। गर्मी से परिपाक होता है । पकाना भी सामान्य क्रिया है । पकाने की शक्ति 
उल्लसित होतीं है । उच्छलन होता है। इस प्रकार के उच्छलन का जनक कोन 
है ? यह सब केसे होता है ? उत्तर देते हॅ-'तादात्म्यात्‌' । तादात्म्य से होता 
है। इस प्रकार का बल उसमें है। उसी से उद्रेक होता हे । वह बल ही उछलता 
रहता हे। वह पदार्थ की तदात्मक शक्ति है। कहू सकते हैं कि आग स्वयं 
ताकतवर हे । वही जलाती हे-वही पकाती हे । वह वही हे। 

इसी तथ्य को परमेश्वर पक्ष में भीं चरितार्थ करें । अन्य अवान्तर रूपों 
में स्वयं भासमान वह देवी शक्ति ही हे । वहीं इच्छा रूप में उछलतीं हे। क्रिया 
रूप में स्वयं सक्रिय रहती हे । ज्ञान रूप से विज्ञान का उपहार अपित करती 
हे । यह्‌ उसका स्वयमात्मक मेदोल्लास हे। पर वह परम प्रकाश रूप परमेश्वर 
से सदा अभिन्न स्वभाव वाली भीं हे । शाइवत द्योतमान हे। सदा अवभासमान 
हे तथा उसका अवभासन भी सदा विद्योतित होता रहता हे । उसकी इन शक्तियों 
को ही स्वातन्त्र्य शक्ति कहते हैं। वह उसकी स्वेच्छा शक्ति हे। स्वतन्त्रता 
हे। उसका यह्‌ अपना तन्त्र हे । इसीलिये पहले कह आये हैं-“एक ही 
उसका यह स्वातन्त्र्य रूप धर्म हे जो सब कुछ का आक्षेप कर लेता हे ।” यही, 
ऐसी ही, समस्त आश्चयों की आधार भूमि यह 'स्वातन्त्र्य. नामक शक्ति हे । 
सर्जन के समस्त भेदोल्लास में वह स्वयंप्रभा शक्ति दीप्तिमन्त रहती हे। यह 
निविवाद सिद्ध सत्य हे ॥ ७२ ॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


न केवलं शक्तिरेवास्यैवंकल्पितेन भेदेनावभासते यावस्स्वयमपीत्याह 
शिवइचालुप्रविभवस्तथा सृष्टोऽवभासते । 
स्वसंविन्मातुमकुरे स्वातन्त्र्या-्भावतादिषु ॥ ७३ ॥ 


शिवश्च स्वा संकुचिता संवित्‌ लक्षणं यस्यासौ बुद्धथादौ गृहीतात्मग्रहः 

परिनिष्ठितः प्रमाता स एव स्वच्छत्वास्प्रतिबिम्बसहिण्णुत्वेन मकुरः तस्मिन्‌ 
भावनोपदेशादो स्वस्वातन्व्यात्‌ तथा भाव्यमानत्वादिना कल्पितेन भेदेन सृष्ट: 
प्रमेयतामापादित इव अवभासते, न चेवमप्यसौ प्रमात्रेकरूपत्वात्‌ तथा भवति 
इत्यक्तम्‌ -अलुतबिभव इति, अपरिहृतप्रमातुभाव इत्यर्थः । तदुक्तं 

'स्वातन्त्र्यादद्वयात्मान स्वातन्त्या-द्कावनादिषु । 

प्रभुरीशादिसंकल्पंनिर्माय ब्यबहारयेत्‌ ॥' (ई०9० १-५-१६) 
इति ॥ ७३॥ 


न केवल शक्ति ही इस प्रकार प्रकल्पित ( पर अकल्पित ) भेद से अव- 
भासित होती हे; अपितु स्वयं परमेश्वर भी इसी तरह भासमात्‌ हे। इस तथ्य 
को कह रहे हैं-- 


अपनी ( संकुचित ) संवित्‌ बुद्धि में स्वयं को प्रमाता ( स्वीकार करता 
हे। इसो प्रमातृता ) के दर्पण में भावना आदि स्थितियों में अपनी स्वतन्त्रता 
के कारण ( अपने ही ) सृष्ट के समान भासित होता हे । ( ऐसा होता हुआ भी 
वह्‌ ) शिव अलुप्त विभव ही रहता हे । एक मात्र पर प्रमाता की उसकी ऐश्वर्य 
शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती हे । क्षीण नहीं होती । 

शिव की स्वातन्त्र्य शक्ति बड़ी विचित्र हे। उसकी संवित्‌ शक्ति भी 
संकुचित हो जाती हे। संवित्‌ रूपी बुद्धि में एक आग्रह उत्पन्न होता हे--'मैं एक 
प्रमाता हुँ।' यह संकुचित चमत्कार उसमें नयी भावनाओं को जन्म देता हे। 
चूकि शिव स्वच्छ होता है । उसमें प्रतिबिम्ब ग्रहण की शक्ति भी होती है। 
इसलिये उसकी प्रमातृता ही दर्पण बन जाती है । वह भावनाओं में बहने लगता 
है। स्वतन्त्रता शक्ति के कारण अपने को कल्पित भेदभिन्न निमित प्रमाता 
मानने लगता है। उसे आभास होने लगता है कि में सृष्ट हुँ-सष्टि रचना का 
एक अङ्ग हूँ। एक सत्य ध्यान देने योग्य है कि इतना होने पर भी वह वेसा 
होता नहीं, अपितु स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण उसका विभुत्व विलुप्त नहीं होता । 
बह शिव शिव ही रहता है। ईशवरप्रत्यभिज्ञा १-५-१६ कारिका में यही तथ्य 
इस तरह कहा गया है 


कु ७४] प्रथममाह्निकम्‌ १२५. 


एतदेवोपसंहरति 

तस्माद्येन मुखेनेष भात्यनंशोऽपि तत्तथा । 

शक्तिरित्येष वस्त्वेव शक्तितद्वत्क्रमः स्फुटः ॥ ७४ ॥ 

तस्माद्‌ उभयोरपि शिवशक्त्योस्तथा सृष्टेन भेदेन अवभासनोपपत्तेहेतो- 
रपि शिवः प्रकाशमात्रेकरूपत्वाद्‌ अनंशोऽपि येन भुवनाद्यन्यतमांशलक्षणेन मुखेन 
भावनादो भासते तद्‌ मुखं 

fesse ress sense sense rennet शंबी मुखमिहोच्यते + 
इत्याद्युक्त्या तथा शिवग्राप्त्युपायतया शक्तिरेव, नहि एतदवगमादौ उपायान्तर- 
मस्ति उपपद्यते वा । भतशच शक्तिशक्तिमतोसुपायोपेयभावातमा क्रमः सम्यगेब 
स्फुटः, न कश्चिदत्र संशय इत्यर्थः ।। ७४ ॥ 

अतइच भनयोरसावुपायोपेय भावस्तत्र तत्र आगमेषु उद्घोष्यते इत्याहृ 


“स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण अद्वय रूप स्वात्म को स्वतन्त्र भावनादि 
ब्यापारों में बहु सर्वसमर्थ विभु ईश आदि संकल्पों के द्वारा उसी रूप में अपने 
को ढालकर सारा व्यवहार सम्पन्न करता है ।” ॥ ७३॥ 

इस तरह उक्त विमर्श का उपसंहार कर रहे हैं-- 

( शिव और शक्ति के सृष्ट भेद ) के कारण जिस मुख से अनंश होते 
हुए भी वह (अंश रूप ) भासित होता है, वहु मुख भी शक्ति ही है। यही 
वस्तुतथ्य है । शक्ति और तद्वत्‌ अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ का यह क्रम (मुख या उपाय 
रूपो क्रम) स्पष्ट हो है । अर्थात्‌ शक्ति उपाय है और शिव उपेय है । 

शिव ओर शक्ति दोनों में ध्रकल्पित भेदमय अवभासन की योग्यता 
है । इसके फलस्वरूप संकोच स्वीकार करता है । फिर भी शिव का प्रकाश मात्र 
एक ही रूप है। इसलिये वहु अनंश अखण्ड है। ऐसा होते हुए भी वह्‌ 
भुवन, विग्रह, ज्योति और आकाश आदि पृथक्‌ पृथक्‌ अंशरूप से भी भावना 
आदि द्वारा भासित होता है। इन भुवन आदि को शास्त्र की भाषा में मुख 
कहते हुँ 

OT शास्त्र में उन्हें शेवीमुख कहते हैं।” इस कथन से यह सिद्ध 
होता है कि शिव की प्राप्ति की उपायख्पा शक्ति हो है । इस प्रकार के अवगम 
के लिये किसी उपायान्तर में योग्यता नहीं है। इस कथन से यहु भी स्पष्ट हो 
जाता है कि शक्ति और शक्तिमान्‌ में उपायोपेय भाव रूप क्रम है। 
इसमें किसी प्रकार की संशीति का लेशमात्र भी नहीं है ॥ ७४॥ 


१२६ श्रीतन्त्रालोक: 


श्रीमत्किरणशास्त्रे. च तत्प्रशनोत्तरपूर्वकम्‌ । 
अनुभावो विकल्पोऽपि मानसो न मनः शिवे ॥ ७५॥ 
अविज्ञाय शिवं दीक्षा कथमित्यत्र चोत्तरम्‌ । 
तद्‌ इति शिवागमे शक्तेरुपायत्वमुक्तम्‌ इति वाक्यशेषः । एतदेव च 
शब्दार्थरूपत्वेन शास्त्रस्य द्वेविध्येन प्रवृत्तेरथंद्वारेण दर्शयति अनुभाव इत्यादिना । 
तत्र गरुडेन 
“शिवतत्त्वं कथं शुन्यं तच्छून्यं नाक्षगोचरः। 
प्रत्यक्षं चाक्षविज्ञानं तदतोतं न किचन’ ॥ 
इति प्रत्यक्षागोचरत्वाच्छिवतत्त्वं न किचिद्‌ इति पृष्टे, भगवता 
“साया हेया शिवो ग्राह्यो ग्राहक: पुरुषः स्मृतः । 
में: शिवः शून्य ॥४ इत्यादिना 
इसलिये इनमें यहू उपायोपेय भाव स्थान स्थान पर आगमों में घोषित 
किया गया है । यही कह रहे हैं - 
श्रीकिरण शास्त्र में भी शक्ति का उपायत्व वर्णित है। यह प्रश्नोत्तर 
सरणी में है। गरुड भी अनुभाव को विकल्प से उत्पन्न मानते हैं। विकल्प 
मानस होता है । शिव तत्त्व में मन का अनुप्रवेश ही नहीं होता । ( इसलिये 
मानस विकल्प उसके ज्ञान में उपाय नहीं )। जो इस ( अमनस्क अरूप ) 
शिव को नहीं जानता बह्‌ दीक्षक गुरु नहों हो सकता । ( इसलिये शक्ति ही 
उपाय है ) यहाँ उत्तर है। 
यह शलोक कई सन्दर्भों को समाहित करता है। अपनी बात को 
प्रमाणित करने के लिये उनकी चर्चा यहाँ की गयी है। ग्रन्थकार का कहना है 
कि शिवरूप उपेय की जानकारी में शक्ति हो उपाय है । पहुले प्रश्‍न उपस्थित 
है, फिर उत्तर दिया गया है। 
शास्त्र की दो तरह से प्रवृत्ति होती है--१. शब्दतः ओर २. भर्थतः। 
यहाँ अर्थ को माध्यम बनाकर दूसरी भर्धाली प्रवृत्त है । गरुड प्रश्‍न करते हैं-- 
“( भगवन्‌ ) शिव तत्त्व (है क्या ) ? वह्‌ तो शून्य है । जो शून्य है, 
उसका इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता जो प्रत्यक्ष है वही इन्द्रियजन्य ज्ञान 
का विषय हो सकता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता।” इस तरह 
प्रत्यक्ष रूप भगोचर होने के कारण शिव तत्त्व कुछ नहीं होता । इस प्रन के 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं-- 
“माया हेय है । शिव ही उपादेय है । ग्राहक ही पुरुष होता है। शिव 


डं ७५] प्रथममाह्विकम्‌ 


'अतीन्द्रियं च यद्वस्तु तश्राप्यनुभवो न किम्‌ । 

अनुभावो मनोऽध्यक्षः प्रसिद्ध: क्षुद्यया च तृट्‌ ॥' 
इत्यन्तेन शिवतत्त्वस्य बाहरयेन्द्रियाप्रत्यक्षत्वेपपि मानसप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ किचि- 
त्वेन प्रतिसमा हितम्‌ । एतच्च पुनरप्यागूर्य गरुडेन 

'अनुभावो विकल्पोत्थो विकल्पो मानसः स च। 

समनस्कं च तज्ज्ञेयममनस्कमरूपकम्‌॥ 

अज्ञात्वा देशिकस्तत्त्वं कथं दीक्षा करोत्यसो । 

ज्ञेयः सर्वात्मनंवार्थ: स ज्ञेयो नेव सर्वथा ॥' 
इत्यादिना पृष्टम्‌ । एतत्प्रब्नार्थ एव ग्रन्थकृता संक्षेपचिकीर्षया स्ववचसोप- 
निबद्धः । अत्रायमर्थः-यन्नाम बुभुक्षादिन्यायेन शिवस्य मानसप्रत्यक्षविषयत्व- 
मुक्तं तत्र मानसोऽनुभवः 

'संकल्पकमत्र मनः” ७७०० ००७ ७००००११११०१०००११००' 


माया के समस्त भवच्छेदों से शून्य है, अर्थात्‌ रहित है ।” यहाँ से शुरूकर-- 

“जो वस्तु अतीन्द्रिय होती है, वहाँ भो क्या अनुभव कुछ नहीं हाता ? 
अनुभव तो मन द्वारा इन्द्रियप्रत्यक्ष होता है । यह बात प्रसिद्ध है। जेसे भूख 
ओर प्यास ।” यहाँ तक को उक्ति द्वारा शिव तत्त्व को बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
न मानते हुए भी मानस प्रत्यक्ष का विषय स्वीकार करते हैं। भूख ओर प्यास 
का उदाहूरण देकर उसको ( कुछ अनुभूत सा है ) यह कहकर गरुड का समा- 
श्वान करते हैं । 


इन बातों को अपने मन में रखकर गरुड पुनः पूछते हैं-- 


“अनुभाव विकल्प से उदित होता है। विकल्प मानस अर्थात्‌ मनसे 
उत्पन्न होते हैं। ऐसा जो वेकल्पिक मानस प्रत्यक्ष है, वह समनस्क है । वही 
ज्ञेय है। जो अमनस्क है-अरूप है ( वह ज्ञेय नहीं है) उसे न जान कर 
देशिक गुरु केसे दीक्षा देते हें ? जो सर्वातमना ज्ञेय अर्थ है ( उसकी दीक्षा दी 
जा सकती है ) पर वह तो सर्वथा अज्ञेय तत्त्व ही है ।” 

इस प्रश्‍न का अर्थ सुव्यक्त करने के लिये ग्रन्थकार ने संक्षेप की 
इच्छा से अपनी वाणी में यह्‌ तथ्य उपनिबद्ध किया है । अर्थात्‌ भूख भोर प्यास 
के अनुभव के आधार पर यहाँ शिव का मानस प्रत्यक्ष विषयस्व वणित है-- 
बह्‌ मानस अनुभव “यहाँ मन संकल्पक है sess ven ०००० १५११५९१९१५ षे 


१२८ श्रीतन्त्रालोक: 


इति नीत्या संकल्पात्मकल्वादु विकल्पः तस्य चार्थासंस्पाशित्वं रूपस्‌ इति मनः 
तावत्‌ शिवे न प्रमाणम्‌, यत्र च न प्रमाणं प्रवर्तते, तन्न ज्ञातं भवेद्‌ इत्यज्ञाते 
शिवतत्त्वे कथं दीक्षा स्यात्‌, देशिको हि परं तत्त्वं ज्ञाल्वा तत्र दीक्षया दीक्ष्यं 
योजयेत्‌ । अत एव “गुरौ ज्ञानम्‌' इत्याद्युक्तम्‌ । इति शब्दः प्रश्‍नसमाप्तो । अत्र 
इति गरुडोक्ते प्रइने। उत्तरम्‌ इति भगवदुक्तं प्रतिसमाधानम्‌ ॥ ७५॥ 

तदेवाह्‌ 

क्षुधाद्यनुभवो नेव विकल्पो नहि मानसः ॥ ७६ ॥ 

न.शब्दो भिश्चक्रमः, तेन प्रश्‍ननिषेधविषयत्वेन योज्यः, नायं प्रन इति। 
हिःशब्दो हेतो यतो बुभुक्षादीनां विकल्पात्मक एव मानसोऽनुभवो न भवति 
इत्यर्थः। आसां हि प्रथममविकल्पकमानसप्रत्यक्षविषयल्वमप्यस्ति, अन्यथा 
तत्पृष्ठभाविनो बुभुक्षेयस्‌ इति विकल्पस्योदयो न स्यात्‌ । सविकल्पकमानस- 
्रह्यक्षविषयल्वेऽप्यासां न कषिचिद्दोषः, तस्य वस्त्वाश्रयत्वेन प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌। 
एवं शिवोऽपि मानसप्स्यक्षगोचरो भवत्येव, कि तु दाक्तिद्वारेण इति विशेषः । 
यदुक्तं तत्रेवोत्तरप्रन्थे 


इस नियम के अनुसार संकल्पातमक है। विकल्प संकल्प के अर्थ का 
स्पर्श भी कर पाने वाला रूप है। इस तरह संकल्प विकल्पातमक मन 
शिव में प्रमाण नहीं हो सकता । और जहाँ प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते, वदद तत्त्व 
जाना नहीं जा सकता । इसलिये अज्ञात शिव तत्त्व की दीक्षा का कोई प्रएन ही 
नहीं उठता । 

जो देशिक गुष होता है । वह तो उस परम तरव को तत्त्वत: जानकर 
ही दीक्षा देकर दीक्ष् शिष्य को (शिवस से) योजित करता है। इसीलिये कहा 
गया है कि ज्ञान गुद में ही रहता है' उसी से ज्ञान मिल सकता है । इस प्रकार 
गरुड के प्रदन के उत्तर प्रस्तुत किया गया है । यह उत्तर भी सामान्य उत्तर 
नहीं अपितु भगवान्‌ द्वारा किया हुआ गरुड का समाधान है॥ ७५॥ 

इसी बात को इस इलोक में कहते हैं-- 

क्षुधा आदि का भनुभव केवल विकल्प ही नहीं है । क्योंकि पहले इतका 
बिकल्पात्मक मानस अनुभव ही नहीं होता । 

“न! का प्रयोग यहाँ क्रम भिन्नता के द्योतन के लिये है। इस तरह का 
क्रमिक प्रश्‍न यहाँ नहीं बनता । हि शब्द का प्रयोग हेतु अर्थं में हैं । भूख प्यास 
आदि का केवल विकल्पात्मक मानस अनुभव ही नहीं होता । अपितु इनका पहले 
अविकल्पक मानस प्रत्यक्ष होता है । अन्यथा उसी के पीछे यदद भूख है ऐसे 


| ७६३ प्रथममाह्निकम्‌ १२९ 


'क्षुधाद्यनुभवो यत्र विकल्पस्तत्र नो भवेत्‌ । 

वस्त्वाक्षयो विकल्पोऽपि तद्वस्तु घटवन्न च ॥ 

विकल्पो मानसः सूक्ष्मः शुन्यशक्तिलयं गतः । 

तद्गतस्त्वन्यविच्छिन्नस्तेनासो चित्तवजितः॥ 

ज्ञानं चात्मेन्द्रियाश्लेषात्कर्ता ह्यात्मा मनः क्रिया । 

शिव: साध्योऽत्र मन्तव्यो विभुरप्येकधमंत: ॥” इति । 

यत्तु भस्य शून्यत्वमुक्तं तन्मायाक्षयोपचारेण तद्धर्मैः परिणामित्वादिभिः 

शून्यत्वाच्छून्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । अन्यापेक्षया तु तदशून्यमेवेत्यर्थावाप्तम्‌ । अतश्च शिवं 
शक्तिद्वारेण ज्ञात्वा देशिकस्तत्र दीक्षया दीक्ष्यं योजयति इति न काचित्क्षतिः॥७६॥ 


मानस विकल्प का उदय केसे होता है? यदि कोई इन्हें मानस प्रत्यक्ष का 
भी विषय माने तो इनमें कोई अन्तर नहीं पड़ सकता; क्योंकि सविकल्पक 
मानस प्रत्यक्ष केवल वस्तु के ही आश्रित होते हैं। वस्तु ही इसमें प्रमाण है। 
इसी प्रकार शिव का भी मानस प्रत्यक्ष होता है; किन्तु यह गोचरता 
शक्ति के द्वारा होती है । यही बात भागे के ग्रन्थ में इस तरहु वणित है-- 


“जहाँ क्षुधा-पिपासा ( भूख-प्यास ) की अनुभूति होती है, वहाँ विकल्प 
नहीं होता । विकल्प वस्तु के ही आश्रित होता है । जेसे घडा । घडा देखकर 
उसका अनुभव प्रत्यक्ष गोचर है। पर भूख-प्यास की स्थिति में वस्तु की 
भाश्रयता की तरह स्थिति नहीं होती । विकल्प यदि मानस है, तो बह्‌ सूक्ष्मता 
की ही स्थिति है। शून्य में व्याप्त शक्ति सत्ता के माध्यम से ही वहु तल्लीन 
मानस अनुभूति ( पीछे ब्यक्त होती ) है। शक्ति गत है। दूसरे विकल्पों से 
विशिष्ट है। इसलिये ( कह सकते हैं कि) वह मानस नहीं है। ज्ञान सदा 
आत्मा ओर इन्द्रियों के मिलन से होता है। आत्मा कर्ता है। मन उस कर्ता 
की क्रिया है। शिव हवी परम साध्य है। वही विभु है। वहू शाक्त ओर एक 
रूप है । शक्ति के माध्यम से बहू भी अनुभूति का विषय बनता है ।” 


शिव की शून्यता की जो बात की जाती है, वह माया के प्रभाव के 
समाप्त होने के ही अर्थ में है ओर केवल उपचारात्मक उक्ति है। माया परिणामो 
है। यह उसका धमं हे। सुजन, कुछ समय का मध्यावस्थान ओर फिर संहार । 
इस परम्परा में भी संहार रूप शून्यता का उल्लास तो शाश्वत हे हो । इसी 
अर्थ में शून्य शब्द का प्रयोग यहाँ हे । दूसरे की अपेक्षा तो उसकी शून्यता का 
सर्वथा अभाव ही हे। 
श्रीतन्त्रा०-९ 


१३० श्रीतन्त्रालोक: 


ननु सर्वात्मनार्थो ज्ञातो भवति न तु अंशेन, विकल्पश्च सर्वात्मना 
अथ॑ ज्ञातुं न शक्नोति -नियतांशाभिनिवेशित्वात्‌ तस्य, अतः शिवस्तेन शक्ति 
द्वारेण विषयीकृतोऽपि सर्वात्मना तद्गोचरीभावाभावान्न ज्ञात इति प्रइनशेष- 
माशङ्क्याह 

रसाद्यनध्यक्षत्वेऽपि रूपादेव यथा तरुम्‌ । 

विकल्पो वेत्ति तइत्त नादबिन्द्वादिना शिवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


विकल्पः अत्र निविकल्पकपृष्ठभावी ग्राह्मः। तेत स तरं रूपरमाद्या- 
स्मकमपि खूपाद्याल्मनेव गृह्णाति न रसाद्यात्मनापि नियतल्वात्तदुप्रहणस्थ, नहि 
सर्वात्मत्वेन अगृहीतस्वाद्‌ अगृहीत एवासौ इति वक्तुं युज्यते, अनुभवविरोधात्‌ । 
तद्वद्‌ नादबिन्द्राद्यात्मकशक्तिद्वारेण शिवोऽपि ज्ञात एव भवति इति सिद्वाम्तः। 


अत: ऐसे अशून्य शिव को शक्ति के द्वारा साक्षात्कार करने के उपरान्त 
ही देशिक गुरु दीक्षा देता हे । शिष्य के जीवत्व को शिवत्व से योजित करता 
हे। इस प्रकार उसकी स्थिति में, अनुभूति में या दीक्षा में किसी प्रकार की 
कोई त्रुटि नहीं होती ॥ ७६ ॥ 

यहाँ पुनः शङ्का उत्पन्न होती है । कोई विषय ज्ञात है-तभी कह सकते 
हें, जब वह सर्वात्मना ज्ञात हो जाय। आंशिक जानकारी को जानकारी नहीं 
कह सकते । विकल्प भी सब तरह वस्तु को जानने या जनाने वाला नहीं होता; 
क्योंकि वह वस्तु के किसी खास अंश के रूप पर ही आश्रित होता है। 

उसी तरह शिव भी शक्ति के द्वारा जब ज्ञान के विषय बनते हैं, तो वह 
सर्वात्मना गोचर नहीं होते । इसलिये “शिवः ज्ञात यह कथन आंशिक सत्य 
हो सकता है- पूरा नहीं । इन आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं - 

रस का रसना के द्वारा इन्द्रिय प्रत्यक्ष रहने पर भी जेसे सभो रूप के 
आधार पर हो यह वृक्ष है-ऐसी विकल्पजन्य जानकारी हो जाती है, उसी 
प्रकार नाद और विन्दु आदि के द्वारा शिव को भी जान लेते हें । 

यहु ध्यान देने की बात है, भूख लगने की अनुभूति निविकल्पक अनुभूति 
होती है। उसके पीछे ही ऐन्द्रयिक अनुभूति का विकल्प उत्पन्न होता है। इसी अर्थ 
में यहाँ विकल्प शब्द का प्रयोग किया गया है । इसी तरह पेड यद्यपि रूपवान्‌ 
भी है और रसवान्‌ मी है । उसमें अन्य गुण भी हैं। पर पेड़ को ख्पात्मक रूप 
से ही ग्रहण कर लेते हैं। इसका ज्ञान हो जाता है। उसके खट्टे-मीठेपन की 
जानकारी की जरूरत ही नहीं होती । वास्तव में इनका ग्रहण भी नियत ह है । 


र ७७] प्रथममाल्विकम्‌ १३१ 


तदुक्तं तत्रेव 
प्रत्यक्षेण यथा वृक्षो रूपमात्राद्विगृह्यते । 
रसादयो गृहीता नो तथेशो ज्ञानशक्तित:॥ 
गृह्यते तत््वभावेन वस्तुभावविवजंनात्‌ ।' 
इति । तथा 


'बिन्दुर्नादस्तथा शक्तिः शून्यत्वे परिकल्पिताः । 
चेतसः स्थितिहेत्वथं पुननित्यं स्थिरं भवेत्‌ ॥ 
अतीन्द्रियः सुसुक्ष्मत्वाल्सुक्ष्मा शक्तिः स तद्गतः। 
ज्ञानशक्तिमंता सापि तज्ज्ञानाज्ज्ञात एव सः॥ 
इति । एवं शक्तिरेव परतत्त्वाधिगमे परमुपाय इति सिद्धस्‌ । सा च भुवनादि- 
रूपतया अनन्तप्रकारा इत्युक्तप्रायम्‌ ॥ ७७ ॥ 


रस का ज्ञान रसना ही कर सकती है । रूप का ज्ञान केवल नेत्र ही कर 
सकते हैं। वहाँ रूपात्मक ग्रहण तो है पर पुरे तरु का ज्ञान सम्भव हो जाता है। 
जबकि सर्वात्मना यह ग्रहण नहीं होता । ऐसा होने पर हम यह कह सकते हैं 
कि पेड का ग्रहण तो हुआ ही नहीं । पर ऐसा हम नहीं कहते । अनुभव में तो 
पेड़ आ हो जाता है । यदि ग्रहण न मानेंगे तो अनुभव का ही विरोध होने 
लगेगा । इसी प्रकार नाद शक्ति के द्वारा या विन्दु आदि शक्तियों के द्वारा शिव 
ज्ञात हो जाते हैं--यह सिद्धान्त स्वीकृत है। इस तथ्य को उसी जगह यों 
कहते हैं 

“प्रत्यक्ष रूप से जेसे वृक्ष-रसादि के गृहीत न होने पर भी रूप मात्र से 
ही इन्द्रियगोचर हो जाता है, उसो तरह शिव भी ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभूत 
हो जाता है। यह अनुभूति तात्त्विक होती है। यहाँ अनुभूति में वस्तु भावना 
का सर्वथा अभाव होता है।” ओर भी 


“बिन्दु, नाद ओर शक्ति तीनों शून्य रूप में परिकल्पित हैं। चित्त की 
स्थिरता के लिये ही वह (शिव ) नित्य और स्थिर ( वस्तु ) होता है। 
आत्यन्तिक सूक्ष्मता के कारण वह इन्द्रिय जगत्‌ को अतिक्रान्त करता है। 
इन्द्रियों से परे है । शक्ति (भी) सुक्ष्म (तत्त्व) है । शिव उसी शक्ति में रमण 
करता है। वही ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति के ज्ञान से वह परम पुरुष ज्ञात हो 
जाता है।” 


टि ३२ श्रीतन्त्रालोकः 


एवं यत्किचन जडाजडात्मकविश्ववेचित्रम्‌, यच्च तद्विषयं सृष्ट्यादि 
जाग्रदाद्यवस्थादि वा तत्सवं परमेश्वरस्य शक्तिस्फार एव इत्याह 


बहुशक्तित्वमस्योक्त॑ शिवस्य यदतो महान्‌ । 

कलासत्वपुरार्णाणुपदादिभेंदविस्तरः ॥ ७८ ॥ 

सृष्टिस्थिततिरोधानसंहारानुग्रहादि च। 

तुयंमित्यपि देवस्य बहुशक्तित्वजूम्भितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रान्यतदतोतानि यार्न्याप । 

तान्यप्यमुष्य नाथस्य स्वातन्त्र्यलह्रीभरः ॥ ८० ॥ 

महामन्त्रेशमन्त्रेशमन्त्राः शिवपुरोगमाः । 

अकलो सकलइचेति शिवस्यैव विभूतयः ॥ ८१ ॥ 

पदादि इति आदिशब्देन भूतभावग्रहणम्‌ । सृष्टिस्थिति इत्यनेन कृत्य- 
मेद उक्तः । तुर्यमित्यन्यच्छन्दवाच्यं सृष्ट्यादीनामन्तर्वति पूणं हपम्‌ । अनेन 
चतुष्टयार्थस्यापि आसूत्र्ण कृतम्‌, तेन स्थितौ संहारे तिरोधानानुग्रहयो रन्तर्भावः 


कार्यो येनेतत्स्यात्‌, भन्यत्तुयंम्‌, जाग्रतस्वप्न इत्यनेन अवस्थाभेद उक्त: । अकलो 
इति विज्ञानाकलप्रलयाकलो । अनेन प्रमातृभेद: ॥ ७८-८१ ॥ 


इस प्रकार (यह्‌ सिद्ध होता है कि) शक्ति हो परम चरम तत्त्व परम 
शिव की अधिगति में सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह शक्ति “भुवन, आकाषा, मन्त्र 
आदि अनन्त रूपों में अनन्त प्रकार से अवस्थित है' ॥ ७७ ॥ 


इस मान्यता के अनुसार जो कुछ जड-चेतन रूप यह विश्व वैचित्र्य है 
तथा जो यह विचित्रताओं से भरी सृष्टि रचना है, जाग्रतू-स्वप्न सुषुप्ति 
आदि भवस्थाये हैं, ये सभी उसी परमेश्वर परम शिव के स्फार रूप ही हैं। 
उसी आधार पर कहते हैं-- 

शिव की अनन्त शक्तियों का (शास्त्रों में) कथन है। यह (आनन्त्य) 
उससे निष्पन्न कला, तत्त्व, भुवन, वर्ण, अणु (मन्त्र) और पद नामक षडध्व 
और पन्च महाभूतात्मक महा विस्तार है ॥ ७८॥ 

सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह नामक उसके पाँच कृत्य 
हैं। स्थिति में तिरोधान का और संहार में अनुग्रह का अन्तर्भाव कर देने पर 
तुय॑ अर्थात्‌ चतुर्थ प्रकाशक रूप कृत्य का महान्‌ उज्जृम्भण उसी की शक्ति का 
(चमत्कार) है ॥ ७९ ॥ 


| ८२] प्रथममाह्लिकम्‌ १३३ 


तदेवं वेचितर्यभाजः षट्त्रिशत्तत्त्वात्मकस्य जगतश्चिदानन्देकघनः 
परमार्थः शिव एवानुप्राणकतया वर्तत इत्याह 


तत्त्वग्रामस्य सवंस्य धर्म: स्यादनपायवान्‌ । 
आत्मैव हि स्वभावात्मेत्युक्तं श्रीत्रिशिरोमते ॥ ८२ ॥ 


द्विविधो हि धर्म: पदार्थस्य - प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्च । आद्यो यथा 
सामान्यम्‌, नहि गोत्वमन्तरेण गौः गौरेव भवति । द्वितीयो यथा गुणः, शुक्लादिहि 
लब्धसत्ताकं वस्तु विशिनष्टि। एवमिह आत्मेव तत्त्वसमूहस्य प्राणप्रदत्वात्‌ 
स्वभावभूतो धर्मः, अत एव अनपायवान्‌ नित्यावियुक्त इत्युक्तम्‌ । हि शब्दो 
हेतौ । नन्वत्र कि प्रमाणम्‌ इत्याणङक्योक्तम्‌ ‘इत्युक्तं त्रिशिरोमत' इति ॥८२॥ 


जाग्रत, स्वप्न, सुषु और तुर्यं नामक चार अवस्थायें और इनके परे 
की अतीत अवस्थायें -ये सब उसी सर्व शक्तिमान्‌ की शक्ति रत्नाकर के अमर 
लहराव हैं ॥ ८० ॥ 


महामन्त्रेश्वर, मन्त्रेश्वर, और मन्त्र नामक प्रमाताओं के भी महा- 
प्रमाता शिव हैं। अकळ (विज्ञानाकल-प्रलयाकल) और सकल ये कुल सात 
प्रमाता हैं । (शिव के अतिरिक्त छः) उसी की विभूतियाँ हैं ।।८१ ॥ 

आदि शब्द से भूत भाव का ग्रहण किया गया है। ७९ शलोक में कृत्य 
भेद वर्णित है । तुर्य शब्द का अलग उल्लेख सृष्टि आदि के अन्तर्गत पूर्णरूपता 
का अर्थ बतलाने के लिये है। तुर्य शब्द से पुरुषार्थ चतुष्टय का भी बोध होता 
है। जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुसि के बाद एक चोथी अवस्था का भी इससे अर्थ 
निकल रहा है । अकल शब्द से विज्ञानाकल और प्रलयाकल दोनों का ग्रहण 
किया गया है । यहु प्रमाताओं के भेद हुँ ॥ ७८-८१ ॥ 

इस प्रकार विचित्रताओं से भरे छत्तीस तत्त्वात्मक इस जगत्‌ का वही 
चिदानन्दघन परमेश्वर शिव ही परम पुरुषार्थ है। वही सबका अनुप्राणन करता 
है । इस तथ्य को व्यक्त कर रहे हैं -- 

इस छत्तीस तत्त्वात्मक विश्व का अविनइवर धर्म आत्मा ही है। वही 
सबका 'स्व' भाव है । त्रेशिरस्‌ शास्त्र का भी यही मत है ॥ 

पदार्थों के दो प्रकार के धर्म होते हैं । १-प्राण प्रदान करने वाला धर्म 
ओर २-विशेष आधान करने का कारण रूप धर्म । पहला सामान्य धर्म है । 
जैसे गाय में मोत्व ( गायपन ) धर्म | गोत्व के विना गाय गाय नहीं हो सकती । 
दूसरा जैसे गुण । गाय उजली है, लाल है या काली है। उसमें सफेद होना 


१३४ श्रीतन्त्रालोकः 


तत्रत्यमेव ग्रन्थं शासनस्य शन्दार्थरूपतया द्वेविध्येन प्रवृत्ते्भयथाप्याहू 

हृदिस्थं सवंदेहस्थं स्वभावस्थं सुसूकष्मकम्‌ । 

सामूह्यं चेव तत्त्वानां ग्रामहाब्देन कोतितम्‌ ॥ ८३ ॥ 

समूह एव सामूह्वाम्‌ । ग्रामशब्दो हि समूहार्थवृत्तिः । 

'कबलीकृतनिःशेषतत्वग्रामस्वरूपकम्‌ ।' 

इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ । तच्च सर्वत्र बाह्ये देहे चान्तः साधारणासाधारणतया 
्वेविध्येन वर्तमानम्‌ इत्यर्थः । भत एव स्वभावे स्थावरजङ्गमाद्यात्मनि नियते 
खूपे स्थितम । एवमपि हृदि बोधे स्थितम्‌, तदेकात्म्येन परिस्फुरद्‌ इति यावत्‌, 
अत एव सुसूक्मम्‌ अपरिच्छेद्यस्‌ ॥ ८३॥ 


घवलत्व, लाल होना गोरत्व या काली होना कृष्णत्व धर्म हैं। ये एक दूसरे को 
अलग करते हैं। गाय की विशेषता का कथन करते हुँ। विशेष आधान 
(आरोपण या कथन) के ये गुण ही कारण हैं। 

इस प्रकार प्रस्तुत प्रसङ्ग में आत्मा ही समस्त तत्त्वग्राम को प्राण प्रदान 
करने वाला धर्म स्वयंसिद्ध है। वह तत्त्व समुदाय का स्वभाव है, अपना धर्म 
है। इसीलिये वह अपाय ( नश्वर ) नहीं, भनपायवान्‌ है-शाइवत धर्म है । 
वह्‌ कभी किसो अवस्था में पदार्थ से वियुक्त नहीं होता । 

"हि! शब्द इलोक में हेतु अर्थ में प्रयुक्त है । इस मान्यता का क्या प्रमाण 
है-इस प्रषन का उत्तर भी इलोक में देते हैं-त्रेशिर शास्त्र में इसका उल्लेख है । 
त्रिशिरा सिद्धान्त भी इसी का पोषक है ॥ ८२॥ 

शब्द ओर अर्थ दो माध्यमों से शास्त्र प्रवृत्त हैं। इसलिये दोनों दृष्टिकोणों 
से उसी ग्रन्थ को उद्धुत कर रहे हैं-- 

हृदय में, सभी देहं में, स्वभाव में भी वहु ( ऐकात्म्य भाव से ) भव- 
स्थित है। ओर ( अनुत्तर ) सूक्ष्म है। सभी तत्त्वों का सामूह्य ( राशि 
या गण भाव ) है-इसी समूहता को 'ग्राम' शब्द से कहा गया है। ग्राम का 
अथं होता हे, वृन्द, झुण्ड, समूह या सन्दोहु । तत्त्वग्राम का तात्पर्य विक्वरूपता 
में है। 

र सामूह्य शब्द का विग्रह है--'समूह एव सामूहहमम्‌' ग्राम शब्द समुदाय 
अथं में ही प्रवृत्त होता है । 

“सम्पूर्ण राशि राशि तत्त्वों को स्वरूपतः आत्मसात्‌ करने वाले को” 
ऐसे प्रयोगों से भी यही सिद्ध होता है । वह सर्वत्र विद्यमान है। बाह्य शरीर में 
भी है भौर अन्दर भी वही है। वह सामान्य भी है ओर असामान्य भी है। 


कु ८४-८५ ] प्रथममाह्निकम्‌ १३५ 


तत्त्वग्रामस्य चास्य न संकुचित आत्मा धर्मः, अपि तु पर इत्याह्‌ 

आत्मैव धमं इत्युक्तः शिवामृतपरिप्लुतः । 

शिवामृतपरिप्लुत इति परानन्दचमत्का रमय इत्यर्थ: । एवं स एव 
परमुपेय इति तत्रेवावधातव्यम्‌ इत्यपि सूचितम्‌ । 

कश्च अत्र उपायो, येनेतस्साक्षात्कारो भवेद्‌ इत्याह 

प्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाभावादिमध्यतः ॥ ८४ ॥ 

स्वस्थाने वेनं ज्ञेयं व्रष्टूत्वं विगतावृति । 

विविक्तवस्तुक्थितशुद् विज्ञाननिर्मलः ॥ ८५ ॥ 

ग्रामधमंवृत्तिरुक्तस्तस्य सबं प्रसिद्धधति । 

आदिशन्दा-द्भावोऽपि, तेन भावाभावयोः भावयोर्वा यद्‌ मध्यम्‌ अन्तरालं 
तदवलम्ब्य प्रकाशे स्वात्मन्येव, न पुनर्भावाभावादिस्वरूपे अवस्थितं यद्‌ ज्ञानस्‌, 


दोनों रूपों से ( सबको अपने में स्थित कर वर्तमान है )। 

सभी स्थावर और जङ्गमो के नियत निर्धारित रूपों में वही शोभमान 
है। वह बोध रूप से भी उल्लसित है। इस प्रकार अन्दर और बाहर सर्वत्र 
ऐकात्म्य भाव से अवस्थित परम तत्व है। शाश्वत परिस्फ्रित है। 

जहाँ वह देहों में स्थूलभाव से स्फुरित है--वहीं अत्यन्त सूक्ष्मता से भी 
सब में ओत प्रोत है। कभी भी उसका परिच्छेद नहीं किया जा सकता । 
वहाँ पार्थक्य प्रथा का प्रवेश नहीं हो सकता; क्योंकि वह शाश्वत रूप से 
अपरिच्छेद्य तत्त्व है ॥ ८३ ॥ 

इस समग्र तत्व समुदाय का संकुचित आत्मा धर्म नहीं है अपितु परम 
आत्मा है । इसी तथ्य को इलोक के माध्यम से कह रहे हैं - 

शिवत्व के अमृत से सराबोर स्वयं तन्मय आत्मा ही इस समस्त तत्त्व 
राशि का 'धर्म' ( स्वभाव ) है। 

शिवामृत शब्द समझने योग्य सत्य है। अनुत्तर तत्त्व का आनन्दमय 
परम उल्लास ही शिवत्व की सुधा है। इसमें एक रहस्यात्मक चमत्कार होता 
है। वहो चमत्कारमयता साधक को इस सुधा से सराबोर कर देती है। इस 
कथन से यह सिद्ध है कि वही परम उपेय धर्म है। 

वह कोन सा उपाय है, जिसके द्वारा उसका साक्षात्कार हों? इसका 
उत्तर दे रहे हैं-- 

दो भावों और भावाभावों के मध्य में प्रकाश रूप स्वात्म में अवस्थित 


श्रीतन्त्रालोकः 


तस्य स्वस्य आत्मनः स्थाने स्थितौ वर्तनं ज्ञेयं--ग्रामधर्मविषये वृत्तिज्ञातव्या 
इत्यर्थः। इदमत्र तात्पर्यम्‌-भावद्गयस्य भावाभावयोर्वा प्रतीतिकाले मध्यं 
तद्द्वयावच्छेदहेत्‌ं शून्यमुपलम्य तदभावाभावादि युगपत्त्यकत्वा तत्रेव सावधानस्य 
परमोपेये शिवामृतपरिप्लुते परमात्मनि वृत्तिर्जायते इति । तदुक्तं 
'उभयोर्भावयोज्ञाने ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥ 
भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन्नेव भावान्तरं ब्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥' 
इति । ज्ञेयम्‌ इति काकाक्षिन्यायेन योज्यम्‌ । तेन वर्तनमपि परमार्थंसाक्षात्कार- 
रूपं द्रष्ठ्टूवं ज्ञेयम्‌, तच्च विगतावृति विगता निवृत्ता भावाभावाद्यात्मकबाह्मरूपा 
आवृतिः यस्य तत्‌, बाह्यदेशाद्यवच्छेदशून्यम्‌ इति यावत्‌ । अथ च विगता 
परापरात्मना कालेन रहिता कलनात्मिका आवृत्तिः यस्थ तत्‌, अकालकलितम्‌ 
इत्यर्थः । तदुक्तं 
स्वात्म का स्वयं अपने स्थान में वर्तन ज्ञेय ( जानने योग्य ) है। ( वह वर्त्तत ) 
्रष्टा-साक्षी ( रूप से होता ) है । ( उस अवस्था में ) भावाभावादि स्पर्श रूप 
( इधर-उधर स्थानों पर भटकन रूप ) आवृत्ति नहीं होती। वह विविक्त अर्थात्‌ 
अवच्छेद शून्य ( महासत्ता और स्फुरणशीलता रूप ) वस्तु ( सभी आगमो में ) 
कथित है । 
वह ( अत्यन्त ) शुद्ध ( पराहन्तापरामर्शमय ) विज्ञान है। इस प्रकार 
के विज्ञान से निर्मल यह ग्रामधमं वृत्ति है। ( यह श्रीकण्ठ सदुश महागुरुजनों 
द्वारा ) उक्त है । उसके अन्तःप्रवेश से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। 
इलोक में “मावाभाव' के साथ आदि शब्द का प्रयोग है। यह शब्द केवल 
भाव दशा का द्योतक है। अभाव, भावाभाव ओर भाव, इन तीनों में अभाव 
का कोई अर्थ नहीं, भाव रूप ओर भावाभाव रूप वस्तुओं में साधक को अपनी 
साधना सम्पन्न करनी होती है । इन दोनों का मध्यावस्थान ही स्वात्म स्थिति 
की प्रकाश-विश्रान्ति दशा है। दोनों के अन्तराल में स्व प्रकाश रूप परम ज्ञान 
शाश्वत उल्लसित है । उसो आत्म स्थान में आगमिक साधक का वर्तन (साधना 
की पराकाष्ठा) ही ज्ञेय है । साधक इसे ही ग्रामधर्मवृत्ति कहते हैं । 
तात्पर्यं यह. कि भाव-भाव के बीच में या भावाभाव और भावाभाव के 
बीच में जब यह अनुभूति होने लगे कि यह उन दोनों के प्रभाव से रहित शून्य 
दक्षा है, तो उन दोनों को छोड़कर सावधान साधक मध्य में ही एक परम प्राप्तव्य 


१३६ 


र बल 


इलोकः ८४-८५ ] प्रथमाह्लिकम 


“अपर: षोडशो यावत्कालः सप्तदशः परः। 

परापरस्तु यः कालः स प्रियेऽष्टादशः प्रभुः ॥ 

प्राण एकं त्रिधा कालं कृत्वा चेव त्यजेत्पुनः ।' इति। 

तथा विगता पदैकादशकात्मिका आवृतिः यस्य तत्‌, तत्प्रतिनियततत्तद्‌- 

र्माद्याकारोज्झितम्‌ इति यावत्‌ । यदुक्तं 

'पदेकादशिका सा च प्राणे चरति नित्यशः । 

अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च॥ 

अर्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च। 

शक्तिश्च व्यापिनी चेव समनेकादशी स्मृता ॥' 
इति । अत एव च उन्मनाभिन्नप्रमातुछ्पं परमार्थसाक्षात्कारलक्षणमेतद्धवति 
इति पिण्डार्थः । तदुक्तं 

“उग्मना तु ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ ।' 
इति । अत एव तत्तद्वेशकलाकारेः विविक्तम्‌ अवच्छेदशून्यं यद्‌ वस्तु महा- 
सत्तात्मपरं तस्वम्‌, तत्र कथितं सर्वागमेषु अविगानेन उक्तं यत्‌ शुद्धं पराहंपरामर्श- 
मयं विज्ञानं तेन निर्मल: तदेकातम्यापत्या खिलीकृतनिखिलबन्धो ग्रामधमं वृत्तिः 


सेवसुधा से सराबोर परःप्रकाश रूप स्वातम में - वर्तन करने लगता है । उसी में 
उसकी वृत्ति हो जातो है, यही बात यहाँ कही गयी है-- 

“दोनों भावों का ज्ञान हो जाने पर ( अच्छी तरह ) जानकर 'मध्य' 
का समाश्रय करना चाहिये । एक साथ ही दोनों को छोड़कर मध्य में रमण 
कर जाय । उसी मध्य में परम तत्त्व प्रकाशित होता है । भावों से सम्पर्क टूटते 
ही अब तक ( वासनावृत एवम्‌ ) अवरुद्ध चित्‌ शक्ति (प्रज्वलित हो उठती है)। 
कभी दूसरे भावों में उसका अनुप्रवेश नहीं होता। उस समय उस मध्यावस्थान 
में समस्त वासनावासित भावनाओं को अतिक्रान्त करने वाली ( पराहुन्तापरा- 
मशंमयौ ) चिदेकय संवित्‌ विकसित हो जाती हे ।” 

काकाक्षिन्याय से ज्ञेय शब्द दोनों ओर अपना अर्थ चरितार्थ करता हे। 
इससे वर्तन भी परमाथ साक्षात्कार रूप द्रष्ट्त्व के सदृश ज्ञेय हो जाता हे । साथ 
ही विगतावृत्ति भी होता हे। अर्थात्‌ भावात्मक या भावाभावात्मक जो बाह्य 
जगत्‌ का वर्त्तन हे वह निवृत्त हो जाता हे और साक्षी भाव सिद्ध हो जाता हे। 
इससे देश, काल, आकार रूप अवच्छेद नहीं रह जाते । पर-अपर, पूर्व-पर आदि 
समय सम्बन्धो आकलन समाप्त हो जाता हे और एक अकाल कलित अवस्था 
की उपलब्धि हो जाती हे । कहा गया हे-- 


१३८ श्रीतन्त्रालोक: 


'भेरवाद्भरवों प्राप्तः" ४ 
इत्याद्युक्तेरस्मद्गुरुभिरप्युक्त इति श्रीकण्ठस्येयमुक्ति:। तदुक्तं तत्र 
चतुर्थ संप्रवक्ष्यामि प्रामधमंविभेदतः ।' 
इत्याद्युपक्रम्य 
“हूदिस्थं सवंदेहस्थं स्वभावस्थं सुसुक्ष्मकम । 
सामृह्यं चेव तत्त्वानां ग्रामशब्देन कोतितम्‌ ॥ 
आत्मा वे धमं इत्युक्तो ग्रामधर्म: प्रकोतितः । 
प्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाभावादिमध्यत: ॥। 
स्वस्थाने वर्तनं ज्ञेयं वर्तनं वृत्तिरुच्यते। 
बृत्तिस्तु स्वपदं ज्ञात्वा व्रष्टुत्वं परिपठ्घते ॥ 


“काल तीन प्रकार से कलित होता है। १-अपर १६ कलात्मक, 
२-परापर १७ कलात्मक ओर ३-पर १८ कलात्मक होता है । यह प्रभु शक्ति 
वाला है। काल एक ही है। प्राण इसे तीन प्रकार का बना देता है । साधक इस 
त्रिप्रकारता का परित्याग करने की साधना करे।” 


इस आधार पर विगतावृति शब्द से एकादश पदों पर आने जाने की 
आवृति की समाप्ति भी सूचित होती है। यह भावृति प्राणाचार में सम्पन्न होती 
हैं। साधक सामान्य प्राणचार से कुण्डलिनी की ओर भपनी यात्रा जब शुरू 
करता है तो चक्रों को पारकर आज्ञा में पहुंचता है। वहाँ 'अ' से समना तक की 
एकादश पदात्मिका महायात्रा साधना का विषय है। इस यात्रा के ११ पड़ाव 
प्रतिनियत विभिन्न देवों के रूप में प्रतयक्ष होते हैं। साक्षी साधक इन सबको 
पार करता है। तब यह आवृति समाप्त हो जाती है। जेसा कि कहा 
गया है — 

ग्यारह स्थानों वाली आवृति प्राण में ही नित्य चरितार्थ होती है। अ, 
उ, म्‌, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति व्यापिनी ओर समना । 
यहो एकादश पद हैं।” 

इसलिये यह कह सकते हैं कि यह स्वात्मवत्तन उन्मना से भिन्न होता 
है। इसके प्रमाता अलग होते हैं । उनके लिये यह परमार्थ का साक्षात्कार रूप 
ही होता है। कहा गया है 

उन्मना दशा तो इस एकादश पदारिमिका आवृति से अतीत पद है। 
उन्मना से भी अतीत निरामय तत्त्व है।” 


हद ८४-८५ ] प्रथममाल्विकम्‌ १३९ 


प्रबुद्धं तद्विजानोयाद्बाह्यावरणवजितम्‌ । 
परापरवि नियुक्तमेकादशपदोज्झितम्‌ n 
स्वात्मन्यात्मनि यज्ज्ञानं शिवामृतपरिप्ल्‌तम्‌ । 
बिविक्तवस्तुकथितशुद्धविज्ञाननिर्मलः ॥ 
ग्रामधर्मवत्तिरुक्तस्तन्त्रेऽस्मिन्सवंथोदितः ।' इति । एतदेव च 
“अथवा शिवमन्विच्छेत्साधकः परतत्त्ववित्‌ ।' इत्यादि । 
“स्थितिः कार्या तु तत्त्वस्था मध्यशक्तिप्रभान्विता ।' 
इत्यन्ततत्रत्यग्रन्थार्थंगर्भीकारेण ग्रन्थान्तरमुपक्षेप्तुकामो ग्रन्थकारः स्वोक्त्या 
योजयति 'तस्य सव प्रसिद्धघति’ इति -तस्य ग्रामधर्मवृत्ते: प्राणापानगतित्रोटनेन 
मध्यधामानुप्रवेशात्‌ प्राप्तपरशक्तिसामरस्यस्य सवं बाह्ममाभ्यन्तरं च प्रकर्षेण 
शिवाभेदमयत्वेन सिद्धयति प्रथते इत्यर्थः । तदुक्तं 


इससे सिद्ध हो जाता है कि उन उन सीमाओं को, उन उन कालखण्डों 
और अनन्त अनन्त रूपों से अतीत, समस्त प्रथा के प्रभाव से प्रक्षीण जो वस्तु 
तत्त्व है वही महासत्तात्मक परम तत्त्व है । यह सिद्धान्त विना किसी क्षोदक्षेम 
के विना दुर्लोचना किये ही सभी आगमों में कथित है । यह शुद्ध पराहन्ता- 
परामर्श का विज्ञान है । इसलिये अत्यन्त निर्मल है । चिदैक्यदाढर् की संस्कृति 
द्वारा साधक समस्त जागतिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है। ग्रामधमंवृत्ति के 
क्रम में यह सब घटित होता है -- 

“भैरव भाव से भैरवी भाव को प्राप्त करता है।” इत्यादि कथन के 
द्वारा हमारे पूर्व गुरु श्रीकण्ठ की भी यही मान्यता है। यह सिद्ध होता है। 
वहाँ कहा गया है-- 

“मैं ग्रामधमं के भेद से चतुर्थ ( सिद्धान्त का वर्णन कर रहा हूँ )” से 
से लेकर 

तत्त्वों के “हृदयस्थ, सर्वदेहस्थ, स्वभावस्थ, सुसूक्ष्म और सामूह्य भाव 
'ग्राम' शब्द से कथित हैं। आत्मा ही निश्चय रूप से धमं है । यही ग्रामधर्म है । 
प्रकाश रूप स्वात्म में विद्यमान ज्ञान ही स्वात्मतत्त्व है। भाव-भाव और भावा- 
भाव तथा भावाभाव के बीच से (निकलकर) उक्त स्वात्म स्थान रूप पराहुन्ता- 
विमशं में वर्तन ही वस्तुतः ज्ञेय है। यह ग्रामधमंवृत्ति है। वृत्ति का 
बर्थ है स्वात्म अवस्थान को समझकर द्रष्ट्त्व अर्थात्‌ द्रष्टा भाव को प्राप्त 
करना । 


१४० श्रीतन्त्रालोकः 


“शिवभावनयोषध्या बद्धे मनसि संसृते । 
काष्ठकुड्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥' इति ॥ ८४-८५ ॥ 
| आह 
ऊध्वं त्यक्त्वाधो विशेत्स रामस्थो मध्यदेशगः ॥८६॥ 
ऊर्ध्वस्‌ इति अष्वंवाहित्वाप्राणम्‌, अध इति अधोवाहित्वादपानम्‌, 
स्यक्स्वा इति तद्गति त्रोटयित्वा, स ग्रामधर्मवृत्तिरर्थात्‌ मध्यनाडी प्रविशेत्‌ । स 
च कीदृशः मध्यदेशगः मध्यनाडिकाया अपि यद्‌ मध्यं तत्रस्था या बिससूत्राकारा 
शक्तिः तस्या देशः अन्तर्व्योमरूप एकदेशस्तम्‌ गच्छति जानाति यः स:--तदेक- 
तानतया तद्निष्ठ इति यावत्‌ । तदुक्तं 
“मध्यनाडी - मध्यसंस्थबिससूत्राभरूपया । 
ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ॥।' 


बही साधक प्रबुद्ध है, जो बाहरी वासनात्मक आवरण से विमुक्त हो। 
परापर रूप से ऊपर तथा एकादश पदात्मक वृत्ति से भी ऊपर स्वात्म तत्त्व में 
अवस्थान का जो ज्ञान शेव सुधा से शाश्वत मोत-प्रोत है, वही सर्वावच्छेद शून्य 
वस्तु है। सभी आगमों में वह प्रतिपादित है। शुद्ध पराहुन्तापरामर्शं रूप 
विज्ञान के द्वारा अत्यन्त निर्मल है। इस तन्त्र परम्परा में सब तरहू से 
प्रमाणित, व्यक्त, सिद्ध और समर्थित यह सिद्धान्त हे । यह सब ग्रामधमं- 
वृत्ति हे 1 

यही बात--“परमतस्ववेत्ता साधक शिव की ही आकांक्षा करे” तथा 
“मध्यावस्थान की शक्ति के चमत्कार से परम तत्त्व में स्वात्म स्थिति 
( सुदृढ ) करनी चाहिये ।” इस उक्ति से भी सिद्ध है। यहाँ तक के उद्धरण से 
ग्रन्थकार ने समस्त कथनीय विषयों का अपने कथन में अन्तर्भाव कर लिया हे । 
अब दुसरे ग्रन्थ के उद्धरण देना नहीं चाहते । इसलिये अन्त में अपनी बात “तस्य 
सव॑ प्रसिद्धयति” कहकर पूरी कर ली है। उस ग्रामधर्मवृत्ति की प्राण-अपान 
गति को तोड़ देने से मध्य धाम में अनुप्रवेश हो जाता है। इससे बड़ी शक्ति 
मिलती है। परम शक्ति-शिव रूप सामरस्य की अनुभूति साधक को हो जाती 
है। ऐसे साधक को सारा बाहर भीतर, पूरी तरह शिव महाभावमय रूप से 
सिद्ध हो जाता है। परमशिव की ऐकात्म्यप्रथा प्रथित हो जाती है। कहा 
गया है--“जागतिकता के बन्धन से बँधे, रुग्ण तथा काष्ठ और कुड्य में 
प्रक्षिप्त, जंग लगे लौह 'मन' के लिये पारस स्पर्श के समात है, जिससे 
मन का लोहा भी स्वर्ण बन जाता है ॥ ८४-८५ ॥ 


डं ८६] प्रथममाह्निकम्‌ १४१ 


TTT एकाको न रमाम्यहम्‌ १ 
इत्याद्युकत्या रमते तत्तज्जडाजडात्मना विश्ववेचित्र्यात्मना क्रीडति इति 
रामः परमात्मा, तत्र तिष्ठति तद्रपतया परिस्फुरति इत्यर्थ:। तदुक्तं 
त्रिशिरोभैरवे 
'सेव्यमानमधोध्वं तु प्राणापानोत्थरूढधीः । 
ऊर्ध्वं त्यक्त्वा तु प्रविशेद्रामस्योऽत्रात एव च ॥' 
तत्रेवागूरणेन भगवत्या 
“रामः किमुच्यते देव योऽत्रस्थः स च कः प्रभो । 
तस्याम्यासः कथं नाम ब्रूहि सवं महेश्वर ॥।' 
इति पृष्टे, भगवता 
'रामस्थं परमेशानि योगं यत्की तितं मया । 
कथयामि यथातथ्यमम्यासस्तस्य योगतः ॥' 
इत्यन्तेन प्रतिज्ञाय, तत्समाधानं बहुना ग्रन्थेन कृतम्‌ ॥ ८६॥ 
इसीलिये कहा गया है-- 
प्राण रूपी ऊध्वं तथा अपान रूपी अधोगति को तोड़कर साधक मध्य 
नाड़ी में अनुप्रवेश करे ( उसमें भी नाडीगत सुक्ष्म नाड़ी कुण्डलिनी के ) 
मध्य में अवस्थान करे। ऐसा सिद्ध साधक ही (विश्व वेचित्र्य में 
रमने वाले ) राम में अवस्थित है, अर्थात्‌ परम शिव भाव में प्रतिष्ठित 
रहता है ॥ ८६ ॥ 
ऊर्ध्वं वाहु करने के कारण 'ऊर्ध्व' शब्द का अर्थ 'प्राण' और अधोवाही' 
होने कारण अधः शब्द से 'अपान' अर्थ लिया गया है । त्यक्त्वा का अर्थ छोड़ 
कर होता है; किन्तु यहाँ प्राण और अपान की गतियों को तोड़कर अर्थ होना 
चाहिये । स का अर्थ वह साधक जो ग्राम धर्म वृत्ति अपना चुका है। बहु मध्य 
नाडो में प्रवेश करे । उसी का विशेषण शब्द है “मध्यदेशगः” मध्य नाड़ी का भी 
बिचला भाग । वहाँ कमलनाल में उल्लसित बिसतन्तु के समान, शक्ति रहती है । 
उसी का वह (अन्तर्व्योमरूप) देश हे । उसमें साधक की गति हो जाती है। इस 
गति से वहु उस देश का ज्ञाता बन जाता है । ऐसा वह साधक एकनिष्ठ भाव 
से उसमें स्वयम्‌ उल्लसित हो जाता है। कहा गया है-- 
“शक्ति मध्य नाडी के बीच में बिस तन्तु के समान शोभमान रहती है। 
ध्यातकर्त्ता उसका ध्यान करता है। अन्तर्व्योम रूपिणी उस देवी के द्वारा ही 
बहु परम देव शिव प्रकाशित होता है ।” 


१४२ श्रीतन्त्रालोक: 


इह्‌ च तदेव ग्रन्थकारः शब्दार्थद्वारेण पठति 

पतिः स्थानं स्वप्नजाग्रदुन्मेषणनिमेषणे । 

धावनं प्लवनं चेव आयासः शक्तिवेदनम्‌ ॥ ८७ ॥ 

बुद्धिभेदास्तथा भावाः संज्ञाः कर्माण्यनेकशः । 

एष रामो व्यापकोऽत्र जिवः परमकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

स्वप्नः विकल्पः, जाग्रत्‌ ज्ञानम्‌, उन्मेषणम्‌ ईश्वरदशा, निमेषणं सदाशिव- 
दशा, आयासः 'अय गतौ' गत्यर्थो ज्ञानार्थः तेन भयः अयनं ज्ञानं तस्यासः 
क्षेपो निवृत्तिः¬अज्ञानम्‌ इत्यर्थः। धर्माद्या-अष्टौ बुद्धिधर्मा:, संज्ञाः-- 
यादृच्छिक डित्थादयः, कर्माणि-व्यापाराः । अनेन च गत्यादिना चतुर्द॑शकेन 
सकलविकवस्वीकारः कृतः । यच्चेतद्गत्यादि एष राम:-सकलविश्वावभासन- 
'क्रीडापरः परमात्मा परमेश्वरः, अत एवोक्तं “व्यापकोऽत्र शिवः परमाकारणम्‌' 
इति, अत्र इति गत्यादयुपलक्षिते विश्वस्मिन्‌, शिवस्यैव हि अयमशेषविश्वात्मा 
स्फार इति भावः । तदुक्तं 


यही ध्यान में रखकर मूल इलोक में 'रामस्थः' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। ( उसका स्वभाव है । ' ”*''में अकेले रमण नहीं करता ।' इस तरह 
को उक्ति से ( यह अर्थ निकलता है कि ) जड़-चेतन रूप से विश्व को विचित्र- 
ताओं का आधार और भाकार बनकर वही खेल रहा है। ऐसा रमण करने 
वाला परमात्मा शिव ही है | उस राम में वह स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता 
है। तद्रप होकर उल्लसित होने लगता है। त्रिशिरो भैरव शास्त्र में भी यह्‌ बात 
इस तरह कही गयी हे-- 

“प्राण और अपान की ऊपर ओर नीचे की स्वीकृत गतियों से ऊपर 
उठकर स्थितप्रज्ञ साधक व-्त्रिणी, चित्रिणी ओर कुण्डलिनी के मध्य में प्रवेश 
कर जाता हे । इसलिये उसे ही रामस्थ कहते हैं ।” 

वही माँ परमाम्बा भगवती शक्ति आगूरण ( आक्षेप ) पूर्वक शिव 
से प्रश्‍न करती हे कि “हे देव राम किसे कहते हैं ? वह कोन तत्त्व हे जो यहाँ 
अवस्थित हे, उसे बया कहते हैं? उसका क्या नाम हे। हे स्ंशक्तिमान्‌ 
परमेदवर ! आप यह बताने की कृपा करें कि उसकी प्राप्ति का अभ्यास केसे 
किया जाय ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 

“हे देवि ! हे परमेश्वरी ! मैंने जिस रामस्थ योग की चर्चा की हे, 
में इसे यथातथ रूप से स्पष्ट करता हूँ । साथ ही अभ्यास योग का भी निर्देश 


छ ८९] प्रथममाह्िकम्‌ १४३ 
विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितः । 
यत्र यत्र निङप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥' इति ॥ ८७-८८॥ 
कथं चात्र तदेकात्म्यापत्तिलक्षणा स्थितिर्भवति इत्याह 
कल्मषक्षोणमनसा स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ । 
ध्यायते परमं ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
परं शिव तु ब्रजति भैरवाख्यं जपादपि। 


येन क्षीणं कल्मषं तत्तद्भेदावभासकालुष्यं यस्य तादृशं मनो, मनुते इति 
मनो विमर्शात्मावबोधो यस्य तेन 


सर्वो विकल्प: स्मृतिः ११ 


करता हूँ ।” आदि से इस इलोक तक इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर उसका 
समाधान भी बहुत ग्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हे ॥ ८६ ॥ 


ग्रन्थकार यहाँ वही तथ्य शब्द और अर्थ के माध्यम से कह रहे हैं- 

गति, स्थान, विकल्प रूप स्वप्न, ज्ञान रूप जाग्रत्‌, उन्मेषण, निवेषण; 
धावन, प्लवन, आयास, शक्तिवेदन, बुद्धि ओर उसके भेद, भाव, सारी संज्ञायें, 
ओर सारे कमं ये चौदह (शब्दतः भोर अर्थतः दोनो दृष्टियों से) राम ही हैं। इस 
रूप में भी परम कारण रूप शिव ही व्यापक हैं । 

जगत्‌ तो निरन्तर गतिशील है । स्थान देश है। यहू गति के विपरोत 
है। गति भी राम और अगति भी राम । संसार के सारे विकल्प जो स्वप्न 
बनकर आते हैं। जानकारी तो जागृति में ही होतो है । चाहे वह भोतिक हो 
या अभौतिक । भौतिक जानकारी अज्ञान ही है । आत्मिक जागृति ही वास्तविक 
ज्ञान है । तभी इस स्तर से उन्मेषण होता है। उन्मेष में ही पारमेशवर भाव 
उपलब्ध होते हैं। निमेषण में शिव सदाशिव दशा अपना लेते हैं और अस्फुटता 
वहाँ अपना घर बना लेती है। आयास शब्द 'अय' धातु से बनता है। अयका 
अर्थ है 'गति' । गति का अर्थ ज्ञान भी होता है । अय से अयन दाब्द बनता है । 
यह ज्ञानाथंक भी है। इसका आस (असु क्षेपणे धातु) अर्थात्‌ क्षेपण अर्थ है। 
ज्ञान का क्षेपण अज्ञान बन जाता है। धर्म आदि ८ बुद्धि के भेद हैं। ये सभी 
बुद्धि भेद शब्द से आकलित हें । भाव अर्थात्‌ क्रिया अथवा उत्पत्ति के प्रतीक 
वस्तु । उनकी संज्ञायें अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं के नाम । सारे कर्म जागतिक 
व्यापार । ये सभो गति से लेकर कर्म तक चोदह वस्तुएँ भी राम हैं । 


१४४ श्रीतन्त्रालोक: 


इति नीत्या स्मृतिरेव केवला स्मृतिमात्रं शरोरमुखहस्ताद्यात्मक विकल्पनम्‌, 
तस्य निरोधनमु--आकारादुल्लेखशून्यत्वेन प्रतिहुननं तदबलम्ब्य, तत्तन्नियता- 
कारसंकोचाभावात्‌ परमं ध्येयं शिवलक्षणं परमकारणं ध्यायते स्वात्माभेदेन 
परामुष्यते । यदुक्तं 

“ध्यानं या निश्चला बुद्धिनिराकारा निराश्चया। 

न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना ॥' 
इति। एवंविधो ध्याता, गमो गमनं गतिः, अगमश्च अगतिः स्थानम्‌, 
ताभ्यामुपलक्षिते पदे समनन्तरोक्ते चतुर्ददाविधे आश्रये स्थितम्‌, अत एव 
परं पूर्णम्‌, अत एव च भैरवाख्यं शिवं ब्रजति-तत्समावेशमाप्नोति इतर्थः । 
न केवलमयं ध्यातादेव शिवं व्रजति यावज्जपादपि इरयुक्तं--जपादपि 
इति ॥ ८९॥ 


इन चोदहों में सारा विश्व समाया हुआ है । यह सारा प्रसार ही 'राम' 
तस्व है। यह प्रसार क्या है ? विइव को आभासमान करने की एक क्रीडा । 
इस क्रीड़ा को, खेल को, इस कोतुक को करने वाला भी वही राम है, रमने 
बाला है। वही परमात्मा परमेश्वर है। गति आदि से उपलक्षित इस विश्व में 
सम्पूर्ण विषवात्मक यह्‌ विस्फार भी उसी का चमत्कार है । इसीलिये कहा गया 
है कि 'वही व्यापक परशिव इस विस्फार का परम कारण भी है। कहा गया है-- 

“समस्त इन्द्रियार्थ रूप विषयों में अवस्थित (बही परम तत्त्व है) । 
जितनी ही इसकी विवेचना करते हें-इसे निरूपित करने का प्रयत्न 
करते हैं--वहाँ वहाँ वही मिलता है। शिव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी 
नहीं । ॥ ८७॥ 

उसमें ऐकातम्य रूप तादात्म्य को लक्षित करने वाली स्थिति केसे होती 
है--इस तथ्य को कह्‌ रहे हैं-- 

निर्मल मन से विकल्पों को निर्मूल कर अभेद भाव से परम 
ध्यातव्य शिव का ध्यान करने से, संसृति में ओत प्रोत, सर्वत्र अबस्थित उस 
भैरव रूप परम शिव में गति हो जाती है-समावेश हो जाता है। न केवल 
ध्यान से ही अपितु जप से भी भैरव समावेश अवश्यम्भावी है । 

समस्त विइव भेद के भवभासों से भरा हुआ है। यह भेद बुद्धि हो 
कालुष्य है । कल्मष है। साधक इस दोष से रहित होते हैं वे क्षीणकल्मष मन 
वाले होते हैं । उनको विमर्श रूप बोध हो जाता है। शरीर में मुख हाथ आदि 
की स्मृति के विकल्प से सारा विइव प्रस्त है। “सारा विकल्प हवी स्मृति है।” 


जर ९०३ प्रथममाह्निकम्‌ १४५ 


कोऽसौ जपो नाम इत्याशङ्क्याह 
तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्यृतः ॥ ९० ॥ 
तस्य शिवस्य, स्वरूपं परावाकस्वभावम्‌ आत्मरूपम्‌ भर्थाद्‌ भूयो भूयः 
परामृश्यमानं जपः, अत एव भावाभावपदच्युतः--पर्वोक्तनीत्या तन्मध्यस्फुः 
रत्संवित्परामर्शमात्रसार इत्यर्थः । तदुक्तं 
“भूयो भयः परे भावे भावना भाव्यते हि या। 
जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ॥' 
इति । एवं ग्रामधर्मवृत्तिरेव रामस्थ इत्युक्तं स्यात्‌ । तदुक्तं शरीत्रिशिरोभैरवे 


इसके अनुसार स्मृति मात्र का अर्थात्‌ इय विकल्पात्मक संस्कार का निरोधन 
आवश्यक है । जेसे श्यामपट पर लिखी लकीर मिटा देने पर कुछ नहीं 
रहता है, उसी प्रकार भेदात्मक विकल्प को मिटा देने पर साधक निर्मल हो 
जाता है। 


अब वहु रूपादि नियतःप्रतिनियत संकोचों से रहित होकर दिव रूप 
परम कारण भगवान्‌ के ध्यान में रम जाता है । रामस्थ हो जाता है। स्वात्म 
से अभिन्न परमात्म में स्थित होना उसका 'स्व'भाव बन जाता है । इसी परामर्श 
में वह लीन रहता है । कहा गया है-- 

“ध्यान निश्चल बुद्धि है। इसमें आकारात्मक (संकोच) समाप्त 
रहता है। वह निराश्रित अर्थात्‌ स्वतन्त्र और पराश्रय निरपेक्ष होता है। 
( अनेकानेक इष्टों और उनके चित्रों में ) मुख हाथ इत्यादि अंगों की कल्पना 
ध्यान नहीं है ।” 

इस प्रकार का ध्यान करने वाला साधक गति रूप (गत्यात्मक) ओर 
अगति रूप (स्थित्यात्मक) पूर्वोक्त १४ स्थानों में (एक प्रकार से व्याप्त सा) रहने 
की स्थिति बना चुका होता है । वह्‌ भैरव रूप शिव समावेश में स्थिर हो जाता 
है। यह ध्यान देने की बात हे कि यह भैरव समावेश केवल ध्यान से ही नहीं 
अपितु जप से भी होता है ॥ ८९॥ 

यह्‌ जप नामक क्या पदार्थ है ? इसका उत्तर दे रहे हैं- 

उस परम कारण शिव का आस्म रूप ही जप है। भावाभाव (प्राणा- 
पानादि गत्यात्मक) पद की सोमा को पार कर जाने की दशा जहाँ चिदेक्य 
परामर्श हो-वही जप है। 


श्रीतन्त्रा०-१० 


श्रीतन्त्रालोकः 


'गच्छंस्तिष्ठन्स्वपञजाग्रवुन्मिषञ्निमिषंस्तथा । 
धावनं प्लवनं चेव आयासः शक्तिवेदनम्‌ ॥ 
बुद्धिभेदास्तया भावाः संज्ञाः कर्माण्यनेकशः । 
एतच्चतुदेशविधं रामं तु परिकीतितम्‌ ॥ 
इयापितं देवदेवेन शिवेन परमात्मना । 
सर्थभावान्त रस्थेन अनेकाकारलक्ष्मणा ॥ 
कल्मषक्षीणमनसा स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ । 
ध्यायते परमं ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥ 
परं शिवं तु ब्रजति भेरवाख्यं जपादपि। 
तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्युतः ॥।' 


इति ॥ ९०॥ 


शिव का स्वात्मरूप वस्तुतः परावाक्‌ है । परावाक्‌ का शाश्वत परामर्श 
ही जप है। इस परामर्श दशा में भावाभावात्मक पद में स्थिति नहीं 
रहुती; अपितु मध्यावस्थान की दशा प्राप्त हो जाती है। भाव ओर भावाभाव 


दोनों की स्थिति संकोचातमक होती है । साधक इसका त्रोटन करता है भोर 
बीच में विराजमान हो जाता है । वहीं पर संवित्‌ का अमृत परामर्श होता है । 
वही जप है। कहा गया हैं-- 

बारम्बार उस परम भाव में जो भावना भावित की जाती है-वही 
जप है। एक प्रकार से यह स्वयं नाद है। यह मन्त्रात्मक होता है । ऐसा 
परामर्श ही या नाद ही जपने योग्य है। जप्य की जगह जप पाठ भी है। वहाँ 
ऐसा ही जप होता हे-यह अर्थ होगा ।” 

उक्त विचार से यह निष्कर्ष निकलता हे कि ग्रामधमं-वृत्ति साधक ही 
रामस्थ हे। यही बात त्रिशिरोभैरव ग्रन्थ में यों प्रतिपादित है-- 

“गति, स्थान, स्वप्न, जाग्रत्‌, उन्मेष, निमेष, धावन, प्लवन, आयास, 
शक्तिवेदन, बुद्धि व उसके भेद, भाव, संज्ञायें और सारे कर्म ये १४ राम कहे 
गये हैं। यह सारा प्रसार, सभी भावों के अन्तर में स्थित, सर्वाकार देवदेव, 
परमातमा शिव से व्याप्त हे क्षीण कल्मष मन से विकल्पात्मक अंशांशिक कल्पनाओं 
के निरोध से और मध्यावस्थान के माध्यम सें वह परम शिव घ्यातब्य हे। न 
केवल ध्यान से ही; अपितु जप से भी भैरव रूप शिव में समावेश होता है। 
आवाभाव पद से ऊपर उठकर उसका परामर्श करना ही जप है"॥ ९० ॥ 


ळं ९१] प्रथममाल्विकम्‌ १४७ 


ननु प्रायः सवंत्रेव ध्यानस्य व्यतिरिक्तसाकारध्येयविषयत्वं, जपस्य 
विकल्पात्मकवाचकवाच्यजप्यनिष्ठत्वं चोक्तम्‌, इह्‌ पुनः स्वात्माभेदेन परामर्श- 
मात्रमेवोभयो रूपम्‌ इति किमेतद्‌ इत्याशंक्याह 

तदत्रापि तदीयेन स्वातत्त्र्येणोपकल्पितः । 

वूरासब्लादिको भेवश्चित्स्वातन्त्रयव्यपेक्षया ॥ ९१ ॥ 

इह्‌ पराहंपरामर्शमात्रसारस्वात्‌ स्वतन्त्रप्रकाशात्मा परमेष्वर एव 
परमार्थं इति तत्प्राप्तौ उपदेश्यमेदेन तदुपकल्पितमेव उपायानां नानात्वमु, तेन 
चित्स्वातन्त्र्यप्रधानतया उल्लसित उपाय आसन्न इत्युच्यते, अन्यथा तु इतर 
इत्याह दुर इति । एवमपि उपेयासन्नतया कस्यचिदेव उपायत्वसु॒ इति 
नाशड्क्यम्‌--उपायोपेयभावस्य द्वारद्वारिभावेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥९१॥ 


प्रश्‍न है कि ध्यान का विषय साकार ध्येय हे । ऐसे जप में विकल्पात्मक 
वाच्यवाचक जप्यनिष्ठता ही मुख्य हे किन्तु यहाँ स्वात्माभेद परामर्श 
मात्र ही ध्यान और जप दोनों का रूप है, यह कथित हे। यह क्‍यों ? इसका 
उत्तर दे रहे हैं-- 

उपासना की इस प्रक्रिया में उस ( स्वतन्त्रात्मा ) परमेश्वर के स्वातन्त्र्य 
के कारण ही दूर ओर आसन्न आदि भेद उपकल्पित हैं। पराहन्ता परामशझं रूप 
चित्‌ के स्वातन्त्र्य की अपेक्षा से ही (ये भेद हो जाते हैं)। 

अत्रापि शब्द से ध्यान और जप उपासना की प्रक्रिया का संकेत हे । 
इस प्रक्रिया में जो भेद होंगे, वे स्वातन्त्र्य शक्ति के कारण ही सम्भव हैं। 
यह सत्य हे कि स्वतन्त्र प्रकाशात्मक परमेश्वर ही परमार्थ तत्त्व स्वीकृत 
हे । वह पराहन्तापरामर्श रूप से शाश्वत उल्लसित है। उसकी प्राप्ति के 
लिये शिष्य साधक को गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है । गुरु, शिष्य की 
योग्यता के अनुसार ही उपदेश देता हे। उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाता 
हे। जिस उपाय में चित्‌ स्वातन्त्र्य की प्रधानता होती हे, वह उपाय आसन्न 
उपाय होता हे । इसके विपरीत दूरगामी उपाय होता हे। यही उपायों का 
नानात्व हे । दूर और आसन्न आदि इसके मेद हैं । यह उपाय सम्बन्धी भेद हैं। 
उपेय तो चित्स्वातन्त्रय संवलित परम-परमार्थ शिव ही हे। 


उपेय जहाँ आसन्न हैं, वहाँ किसी-किसो को ही उपायता कल्पित की 
जा सकती है। यहु सन्देह निराधार है क्योंकि उपायोपेय भाव में द्वार और 
द्वारो भाव-सम्बन्ध होता है। यहाँ उपेय परमार्थ की प्राप्ति में शिष्य की योग्यता 


ares. 


१४८ श्रोतन्त्रालोकः | 


एतदेवोपसंहरति 

एवं स्वातन्त्र्यपूर्णत्वादतिदुघंटका्ययम्‌ । 

केन नाम न रूपेण भासते परमेइवरः ॥ ९२ ॥ 
रूपेण इति तत्तत्स्वशवत्यात्मना इत्यर्थः ॥ ९२ ॥ 

अत एवाह 

निरावरणमाभाति ात्यावृतनिजात्मकः । 
आवृतानावृतो भाति बहुधा भेदसंगमात्‌ ॥ ९३ ॥ 
इति शक्तित्रयं नाथे स्वातन्त्र्यापरनामकम्‌ । 
इच्छादिभिरभिख्याभिर्गुरुभिः प्रकटीकृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


विषय है ॥ ९१ ॥ 
|| इसी विषय का उपसंहार कर रहे हैं-- 
इस प्रकार स्वातन्त्र्य स्वभाव और पूर्ण स्वभाव परमेश्वर बह्‌ भघटित 
घटना पटीयान्‌ (स्वयं सिद्ध) है । ऐसा (आइचर्य जनककर्तृत्वसम्पन्न) परमेश्वर 
किस रूप से नहीं भासित हो रहा है? भर्थात्‌ सर्वरूपों में वही भासमान है ॥ 
“ख्पेण' इस शब्द के माध्यम से ग्रन्थकार यह कहना चाहते है कि जिन 
जिन रूपों में वह भासित है, उन उन रूपों में भासित होने की शक्ति उसमें 
||| है । उसी शक्ति रूप से वह भासित होता है। यही उसका स्बातन्त्र्य है । रूपों 
| रूपों में भासमान होने पर भी वह अंशांशिक नहीं होता क्योंकि वहू सदा पूर्ण 
| है॥ ९२॥ 
। इसीलिये कहते हैं-- 
| 
1 


| ` की अपेक्षा होती है। गुरु ही इसमें प्रमाण होता है। यह तथ्य विष्लेषण का 


१-वह निरावरण रूप से भासमान है । २-वह स्वयम्‌ आवृतात्मक रूप 
| से भासित है और ३-वह आवृतानावृत रूप से भी भासित होता है। क्योंकि 
||| उसमें नानात्व का संगम है ॥ 
| इन तीन शक्तियों का वह प्रतीक है । इन तीनों शक्तियों का उसमें होना 
| | ही उसका स्वातन्त्र्य है । इन तीनों शक्तियों को ही गुरुजनो ने एषणीय आदि 
॥ 


नामों से अभिहित किया है-- 
निरावरण कहने का तात्पर्य है कि वह शुद्ध प्रकाश रूप है। आवृत 
कथन यह सिद्ध करता है कि भेद की कलुषता का उसमें जब उदय रहुता है, 


न ९४] प्रथममाह्लिकम्‌ १४९ 


निरावरणम्‌ इति शुद्धप्रकाशमयत्वात्‌, आवृत इति भेदकालुष्योदयात्‌, 
आवृतानावृत इति शुद्धज्ञानमयत्वेऽपि भेदकालुष्यासूत्रणात्‌, अत एवं परापर- 
परापरत्वं बहुधा इति एषणीयादिनानात्वाद्‌ अनेकप्रका रम्‌ इत्यर्थः । निरावरण- 
स्वेऽपि हि निषेध्यमानत्वाद्‌ भेदस्य वासनामात्रेणावस्थानम्‌ । इति शाब्दः स्वरूप- 
परामर्शकः, तेन एतदेव अवभासमानं निरावरणत्वादि परादिरूपं शक्तित्रयं 
गुरुभिः एतच्छाख्रावतारकेः इच्छादिसंज्ञाभिः परमेश्वरविषयतया उन्मीलितमपि 


स्वातन्त्र्यशक्त्यभिधानमेव इति 'बहुशक्तिस्वमप्यस्य तच्छक्स्येवावियुक्तता' 
इति निर्वाहितम्‌ ॥ ९३-९४ ॥ 


तब भी वह भासित होता है । आवृतानावृत का अथं है कि शुद्धज्ञान मय होने 
पर भी वह भेदवादिता की प्रार्थक्य प्रथा से प्रथित होता हुआ भासमान है। 
इसीलिये उसे पर, अपर और परापर तीनों रूपों से भासित मानते हैँ । 


“बहुधा' प्रयोग से भेदवाद की अनम्तता सूचित होती है। वहु एषणीय 
भी है। वह ज्ञेय भी है। वह कार्य भी है। इन रूपों में बह एक होते हुए भी 
अनेक है, यह सिद्ध हो जाता है। प्रश्‍न उपस्थित होता है कि निरावरण भास- 
मानता में तो भेद को कल्पना भो नहीं की जा सकती ? इसका उत्तर यह 
है कि जिस समय वह निरावरण भासित होता है, उस समय भी वासना मात्र 
से भेद विद्यमान है । यह ध्यान देने की बात है कि निषेध वहीं होता है, जहाँ 
प्रवृत्ति की वासना विद्यमान रहती है। निर्‌ उपसर्ग आवरण की वासनात्मक 
उपस्थिति को सूचना भो देता रहता है । इससे भेदवादिता से सदा सावधान 
रहते हुए उस परमार्थ का साक्षात्कार करना श्रेयस्कर हे॥ ९३॥ 


इति शब्द यहाँ शिव के स्वरूप का परामशंक हे । इसी प्रत्यवमर्श से यह 
प्रतीत होता हे कि शिव में यह तीनों शक्तियाँ शाश्वत समुल्लसित हैं । जहाँ 
वह निरावरण भासमान हे, वहाँ पर हे। यहाँ अपर हे। परम शिव में यह 
तीनों शक्तियां हैं । यह सुनिश्चित हे । 


इस शाख्न के संवर्धक गुरुजनों ने यह प्रकटित किया हे कि इच्छा आदि 
तीन रूपों में उन्मीलित शक्तियाँ हो इन तीन रूपों में प्रोल्लसित हैं। इन्हें वे 
दूसरे शब्दों में स्वातन्त्र्य कहते हें। इस कथन से इस उक्ति का भी निर्वाह हो 
जाता हे, जिसमें कहा गया हे कि 'इस परमेश्वर की अनन्त शक्तिमत्ता भी वहीं 
हे । उसकी शक्तियों में शाश्वत अभिन्नता हे ॥ ९४ ॥ 


१५० श्रीतन्त्रालोकः 
बहुशक्तित्वमेव च एतदभिधायकातां भ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ इत्याह 
देवो ह्यन्वर्थशास्त्रोक्तेः शब्देः समुपदिइयते । 
महाभेरवदेवोऽयं पतियंः परमः शिवः ॥ ९५ ॥ 
अन्वर्थः व्युत्पन्नेः निङक्तैः, शाञ्रोक्तेः सामयिकेः ॥ ९५ ॥ 
तदेवाह 
विइवं बिभति पुरणधारणयोगेन तेन च श्रियते । 


सविमश्ंतया रवरूपतश्च संसारभीरुहितकुच्च ॥ ९६॥ 
संसारभीतिजनिताद्रवात्परामङंतोऽपि हृदि जातः। 
प्रकटोभूतं भवभयविमर्शनं शक्तिपाततो येन ॥ ९७॥ 


इस कथन का प्रवृत्ति-निमित्त उसका बहुदाक्तित्व ही हे--यही कर रहे 
हैं--वह दिव्यशक्ति सम्पन्न शिव अन्वर्थ शाखं में उक्त शब्दों द्वारा ही समु- 
पदिष्ट होता हे । वही महाभेरव देव भी है । वही ( सवका ) पति है। वही 
परमशिव हे। 

अन्वर्थं शाम्न व्युत्पत्तिपरक निरुक्त शास्त्र होते हैं। उनकी व्युत्पन्न 
व्याख्याओं में प्रयुक्त शब्दों के द्वारा हो उसका उपदेश होता हे। ये सारी 
शाख्रोक्त चर्चायें सामयिक होती हैं। सामयिक का दो अथं हैं । १-तातकालिक 
ओर २-समय अर्थात्‌ दिष्य के द्वारा चरितब्य मान्य नियम संयम पूर्ण सिद्धान्त 
से समन्वित । निष्कर्षतः गुरुजनों से उपदेश ग्रहणकर नियम संयम पूर्ण भाव से 
महाभैरव देव रूप परमशिव का साक्षात्कार करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

इसी बात को कह रहे हैं-- 

पुरण धारण योग से वहू (महाभेरव देव) विश्व का भरण पोषण करता 
है। विश्व के द्वारा वह धारित और पोषित भी होता है । विमर्श स्वभाव के 
कारण मौर रव (शब्द) रूप होने के कारण वह संसार से भीत ( साधकों ) 
का हितकारक भी हैं। 

चिदाकाशमय स्वात्मभित्ति में विश्वरूपी आलेख के उल्लास का विधा- 
यक यह महाभेरव देव है । अत एव यह विश्व का स्वात्मरूप से ही भरण करता 
विश्वमय होने के कारण वह सर्वत्र स्फुरित भी हैं। परिणामतः विश्व के द्वारा 
बह्‌ स्वयं पोषित भी होता है भोर भरण भावित भी होता हैं। विमर्श तो उसकी 
बाक्ति ही हैँ । स्वभावतः उसमें विश्व संभरण का प्रत्यवमर्श शाश्वत स्फुरित होता 


इलोकः ९८-९९ ] प्रथममाल्विकम्‌ १५१ 
नक्षत्रप्रेककालतत्त्वसंशोषकारिणो ये च। 
कालग्राससमाधानरसिकमनःसु तेषु च प्रकटः ।। ९८ ॥ 
संकोचिपशुजनभिये यासां रवणं स्वकरणबेवोनाम्‌ । 

अस्तर्बहिश्चतुविधखेचर्यादिकगणस्यापि ॥ ९९ ॥ 
तस्य स्वामी संसारवृत्तिविघटनमहाभोमः । 
बिभति-धारयति पोषयति च स्वात्मभित्तिसंलग्नस्वेत तदुल्लासनात्‌ । 
तेन इति विश्वेन, श्रियते इति धार्यते पोष्यते च-तस्य विशवमयश्वेनेव सर्वत्र 
स्फुरणात्‌ । रवरूपतः इति शन्दनस्वाभाग्यात्‌, तेन भरणाद्रवणाच्च भैरवः 


इत्ययं निरुक्तम्‌ । भीरूणाम्‌ अयं हितकृद इति भेरवः, भीरुत्वे च निमित्तं संसारः 
तेन संसारिणामभयप्रद इत्यर्थः । भयं भोः संसारत्रासः, तया जनितो योऽसौ 


रहता हैं। इसी से 'भरण' का व्यापार प्रवत्तित होता हें । रव रूप होने से 
सदेव “रवण' भी करता हैं। निष्कर्षतः भरण और रवण के कारण वह्‌ 'भेरव' 
हे- यह व्याख्या निरुक्त सिद्ध है । विग्रह हे-भरणात्‌ रवणात्‌ च भैरवः । 

संसार में बडा भय भी हे । श्रुति कहती हे 'महद भयं वच्ञमुद्यतम्‌' 
उससे डरने वाले 'भीर' कहलाते हैं। ऐसे भीरु ( सकल पुरुषों ) का यह्‌ 
हित चिन्तक ही नहीं कल्याणकारी भी हे। भीरुत्व का निमित्त भी यह 
संसार ही हे। संसार में रहने वाले प्रत्येक संसारी को यहू अभय प्रदान करने 
बाला परम कृपालु महाभैरव देव सर्वदा उपास्य हे। भीरूणां हितकृत्‌ इति 
भैरव: यह नेरुकत प्रक्रिया समर्थित विगृह हे ॥ ९६ ॥ 

संसार के भय से उत्पन्न क्रन्दन के परामर्श से भी ( बहु) हृदय में 
उत्पन्न होता है। संसार के भय से ग्रस्त साधक के हृदय में जो विमं 
स्फुरित होता है, वह भी शक्तिपात से ही होता है। यह सब उसी के द्वारा 
सम्भव है । 

संसार का भय एक प्रकार का त्रास ही है । इस आर्तभाव रूप त्रास 
से भगवद्‌ विषयक करुण पुकार फूट पड़ती है । साधक क्रन्दन कर उठता है। 
यही शास्त्र की भाषा में 'रव' है। हुक से उठा रुदन है। चाहे बह पपीहे 
की पुकार वाला हो या परामर्श भूमि पर उपास्य की चिदेक्य चिन्ता करने 
वाला हो--दोनों के हूदयों की पारमाथिक आधारशिला पर वही भैरव देव 
स्फुरित होता हे । इसका विग्रह हे--भिया जातः रवः भीरवः । ततो जातः 
भेरवः ॥ 


१५२ श्रीतन्त्रालोकः 


रवो भगवद्विषय आक्रन्दः परामर्शो वा ततो जात इति भैरवः, तेताक्रन्दवतां 
परामर्शवतां च हृदि परमार्थभूमो स्फुरित इति यावत्‌ । भवाद्भयं भीस्तस्य 
रवो विवेचनं विमर्शनं तस्य शक्तिपातमुखेन अयं कारणम्‌ इति भेरवः, संसारः 
चेमुख्येऽपि अयमेव निमित्तम्‌ इति भावः। भानि नक्षत्राणि ईरयति प्रेरयति 
इति भेरः कालः, तस्य तत्वं क्षणाद्यात्मकं स्वरूपम्‌, तस्य सम्यङ्‌ निःशेषेण शोषम्‌ 
अभिभवं कुवन्ति इति कालं वायन्ति इति भेरवाः-कालग्राससमाधिरूढा- 
वधाना योगिनः, तेषु अयं स्वामो तत्त्वेन प्रकटः स्फुरितः इति भेरवः। 
संकोचिनो मेदप्रथामयस्य पशुजनस्य भिये तत्तत्सुखदुःखाद्युपजननत्रासाय 
रवणं शाब्दराशिसमुत्थकादिकलाविमशंमयो रवो यासां ताः स्वकरणदेव्य 
इन्द्रियशक्तयः, तथा अन्तर्बहिः प्रमातृप्रमेयाद्यात्मा चतुविधः चतुष्प्रकारः 


भवसे भीतिका विमर्शन भी एक प्रकार का रव हे। एक प्रकार का 
मध्यमावाक्‌-विकसित विवेचन हे। ऐसे विवेचकःविमर्शक साधक पर शाक्तिः 
पात हो जाता हे । उस शक्तिपात में भी यही कारण हे। शक्तिपात के द्वारा 
स्फुरण में भी वही कारण हे। इस तरह संसार के वेमुख्य में भी और स्वात्म 
परामर्श में भी वही कारण हे--यहू स्वतः सिद्ध हो जाता हे । विग्रह है-- 
भियः रवात्‌ जातः भेरवः। ऐसा यह भैरव हे ॥९७॥ 

नक्षत्रों का यह प्रेरक हे । वही कालतत्त्व हे । उसका सम्यक्‌ शोष करने 
वाले 'भेरव' कहलाते हैं । काल को ग्रास बनाकर समाधि में आनन्द लेने वाले 
योगियों के उन मनो में यह ( महाभैरव तत्त्व ) स्वतः प्रकट हे ॥ 

नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द भ हे । उनको प्रेरणा देने वाला काल हे। 
भानि नक्षत्राणि ईरयति इस विग्रह्‌ के अनुसार निष्पन्न भेर' शब्द काल अर्थ 
व्यक्त करता हे। काल के तत्त्व तुटि से युगकल्प पर्यन्त हैं। ऐसे काल का 
अच्छी तरह शोषण करने वाले योगी होते हैं। अब विगूह बनेगा--'भेरं कालं 
बायन्ति इति भेरवाः योगिनः।' भेरवेषु प्रकटः इति भेरवः।' इस विगूहु के 
अनुसार यह्‌ सिद्ध हो जाता हे कि परमेश्वर साक्षात्‌ योगियों को प्रत्यक्ष हैं। 
उनके प्रकट होने के स्थान का निर्देश दूसरी पक्ति में कर रहे हैं । श्‍वास साधना 
के माध्यम से योगी लोग ऊर्ध्व और अधः श्वास की गति को समाप्त कर 
सुषुम्ना के माध्यम से कुण्डलिनी को जागृत कर सहस्रार में अवस्थित हो जाते 
हैं। यह उनकी समाधि होती हे उसका रस लेने के कारण वे समाधि रस- 
रसिक कहे जाते हैं। साम्मनस्य दशा में वे मन में और भौन्मनस दशा में 
विमर् में स्फुरित होते हैं। ऐसे परम देव ही महाभेरव हैं ॥९८॥ 


| १७०] प्रथममाह्विकम्‌ १५३ 


खेचर्यादिको गणः खेचरी-गोचरी-दिक्चरी-भूचर्यो भीरवास्तासामयं स्वामी 
भैरव: | महाभीम इति भीषणः, तेनात्र भेरवशब्दः संकेतितः इति भावः| ९६-९९ 
एतदेवोपसंहरति 
भैरव इति गुरुभिरिमैरन्वर्थेः संस्तुतः शास्त्रे ॥ १००॥ 
गुरुभिः तत्तच्छाञ्जावतारकैः, इमेः एभिः समनन्तरोक्तेः अन्वर्थेः अर्थानु- 
गतेर्वाचकेः, संस्तुतः परिचितः शाल्ने विशेषानुपादानात्‌ सवंत्रेव अर्थादुक्तः । 
अथ च अन्वर्थः सम्यक्‌ सकलजगद्भरणादिसामर्थ्यप्रतिपादनद्वारेण स्तुत 
इत्यर्थः, यदुक्तं 
ˆ भञ्रियात्सर्वं रवयति सबंदा व्यापकोऽखिले । 
इति भेरवशब्दस्य सततोच्चारणाच्छिवः॥' इति । 


संकोच से प्रभावित पशुओं के भय के लिये जिन अपनी कारण देवियों 
का रवण होता हे, यहु स्वाभाविक हे । चार प्रकार की खेचरी-गोचरी आदि 
देवियों के गण रूप ( “भीरव' के स्वामी ) भैरव का भी खतरा होता है । 

कंचुकों के प्रभाव से भावित शिव, भेदप्रथासे प्रथित होकर पाशबद्ध 
पशु ( अणु ) बन जाते हैं। इन पशु रूप सामान्य मानवों के ( ही नहीं अपितु 
समस्त जीव समुदाय ) के नाना प्रकार के सुख दुःख आदि, नाना योनि 
समुत्पन्न स्थिति तथा नाना क्लेश राशि के त्रास के लिये ( या इनके निरा- 
करण के लिये ) उन संसारियों की करण देवियाँ ( इन्द्रियां ) ही रवण करती 
हैं। इन्द्रियों के रवण का विशिष्ट तात्पर्यं हे । यह सृष्टि ही शब्दमयी मानी 
जाती हे। 'सकलशब्दमयो किल ते तनुः' उक्ति से यही ध्वनित हे। शब्द के 
माध्यम से ही मन ओर इन्द्रियां अपने विषय का विमर्श कर पाती हैं । इसमें 
माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति जन्य परीशानियों का विमर्शा- 
हमक स्पन्दन अनुभूति रूप से स्फुरित होता ही हे यह अनुभूत्यात्मक विमर्श 
ही इन्द्रियों क्रा “रव' हे । उक्त भाव समुदाय का विगूहु बनेगा । भिये रवणं 
भीरवः । इन्द्रियों को करण देवियाँ भी कहते हैं। विश्व के दो रूप ध्यान देने 
योग्य हैं। १--आन्तरिक ओर दूसरा २--बाह्य । ये दोनों रूप प्रमाता, प्रमेय, 
प्रमा और प्रमाण भेद से चार प्रकार के होते हैं । चार प्रकार का हो खेचरी, 
गोचरी, दिक्चरी और भूचरी नामक शक्तियों का गण भो है। इस प्रकार 
आन्तरिक और बाह्य रूप से वितत ये सारे रूप 'भीरव' हें । दोनों पंक्तियों से 
नेदक्त प्रक्रिया व्याकृत नया विग्रहु होगा--( “उपर्युक्तानां ) भीरवाणां स्वामी 


भेरवः। करण देवियों का ओर चतुविध शक्तियों का 'रवण' भीरव तथा 
इनका स्वामी 'भेरव' है ॥९९॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


तथा ॥,५५५१५५५५५१५१५१११*९१९९१*१*११* ९ भरणाद्धरितस्थितिः 1५ 
इति इमैः इति चिन्त्यस्‌। गुरुगदितैरिति तु श्रेष्ठ: पाठ: ॥ १००॥ 
हेयेत्यादिना देवशब्दस्य निर्वचनमाह 
हेयोपावेयकथाविरहे स्वानन्दघनतयोच्छलनम्‌ । 
क्रोडा सर्वोत्कर्षेण वर्तनेच्छा तथा स्वतन्त्रत्वम्‌ ॥१० १॥ 
व्यवहरणमभिन्नेशप स्वात्मनि भेदेन संजल्पः । 
निखिलावभासनाच्च द्योतनमस्य स्तुतियंतः सकलम्‌ ॥ १०२॥ 


उक्त चार इलोकों में प्रतिपादित विचार का उपसंहार कर रहे है - 

उक्त गण के स्वामी संसार की वृत्तियों के विघटन ( विनाश भोर 
बिशिष्ट रचना ) के कारण भहाभीम हैं। शाल्न में गुरुजनों ने इन्हीं नेरुक्त 
अन्वर्था के माध्यम से उनकी संस्तुति की है । वहो भैरव हैं । 

सांसारिक इन्द्रात्मकता के त्रास और वन्तर्बाह्य पार्थक्य के कारण 
इस भैरव शब्द से 'महाभीम' है, अत्यन्त भोषण है, इस प्रकार नेरुक्त 
प्रक्रिया के आधार पर 'मेरव' रूप का विश्लेषण किया गया है । वही पूर्वोक्त 
गणों का स्वामी है, अर्थात्‌ सर्वसमर्थ है । 


उन उन शाक्षों के रचयिता तत्त्ववेत्ता माहेश्वर आचायों के द्वारा इन 
निरुक्त समथित भर्थो के अनुगत (वाचक) संकेतों द्वारा वह महाभैरव देव यहाँ 
व्याख्यायितहै । शास्त्र में विशेष रूप से इसका उपादान नहीं है । परिणामतः 
वह्‌ अर्थ के माध्यम से ही कथित है। भर्थानुगत वाचक शब्दों के द्वारा जो 
अर्थ किया गया है, उससे ही वह प्रतिपादित है । अन्वर्थों के माध्यम से यह भी 
ज्ञात होता है कि वह महाभेरव विइवं के भरण करने ओर पोषण की शक्ति 
से संवलित है । सारा शास्त्रीय प्रतिपादन यही संस्तुति करता है कि वह्‌ इन 
विशेषताओं द्वारा ही उपास्य है। कहा गया है- 


“वह सर्वका (अस्तित्वमात्रका, विइवका) भरण-पोषण करता है। वह्‌ 
रवण प्रक्रिया का प्रवर्तक है । भरण और रवंण के कारण बहु भेरव है। वह 
सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। जो भरण कर सकता है-बही सब कुछ दे 
भी सकता है । वहु इस स्थावर जंगम, जड़ चेतन, दृ्यादृष्य और सूक्ष्म-स्थूल 
सब में समान रूप से व्यापक है। ऐसा वह भैरव है । इस भेरव शब्द के सतत 
उच्चारण से, जप से अथवा कीर्तन से कल्याण ही कल्याण है। अर्थात ऐसा 
साधक स्वयं साक्षात्‌ शिव (ही हो जाता है ।)” तथा (ओर भी कहा गया है ।)- 


न १०३] प्रथममाल्विकम्‌ १५५ 


तखवणमात्मलाभात्प्रभृति समस्तेऽपि कतंब्ये । 

बोधात्मकः समस्तक्रियामयो द्क्क्रियागुणश्च गतिः ॥१०३॥ 

स्वस्वातन्त्र्यमाह्वातम्यात्‌ शिवादिक्षित्यन्ताशेषविशवात्मनोल्लासनमेव 
अस्य क्रीडा सर्वोरकर्षेण वर्तनेच्छा, तथा स्वतन्त्रत्वं ब्यवह्रणम्‌ इति अभि- 
न्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन संजल्पः, क्रीडेति देव्यति क्रीडति इति देवः। न चात्र 
क्रीडातिरिक्तं निमित्तम्‌ इत्याह हेय इस्यादिना । नहि किचिदुपादातुं हातुं वा 
जगत्सर्गादो ईश्वरः प्रवर्तते, अत एब स्वानन्दनघनस्वमेवात्र हेतुरुपात्तः अत एव 
चास्य स्वतन्त्रस्वमेव, सर्वोत्कर्षेण वत॑नेच्छा विजिगीषुता, विजिगीषोहि कथं 


“““*“बहु भरण करता है। इससे यह सिद्ध है कि वह (शाइवत) 
भरण करने वाला है अर्थात्‌ सर्वदा सर्वथा परिपूर्ण है ।” 

इलोक में इमे शब्द प्रयोग व्याकरण दृष्ट्या भशुद्ध प्रतीत होता है । 
ऐसी स्थिति में भी गुरुगदित है। गुरुदेव द्वारा इलोक में प्रयुक्त है । गुरुदेव के 
मुखारविन्द के मकरन्द से मनोज्ञ होने के कारण इसे श्रेष्ठ पाठ मान कर ही 
इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता ! ॥१००॥ 

क्रीडा और उसके स्वातन्त्र्य को परिभाषा कर रहे हैं-हेय 
ओर उपादेय की अनुभूति का लेश मात्र भी वहाँ नहीं होता । स्वात्म 
में सार्वारम्यानुभूति रूप आनन्दका शाश्वत स्फुरण उसका स्वभाव है। 
स्वातन्त्र्य और अनुत्तर उत्कर्ष में भी (विशवमयत्वरूप) वर्तन का अभिलाष 
अर्थात्‌ विव प्रत्यवमशं रूप क्रीडा करने में वह समर्थ है। शिव से लेकर क्षिति 
पर्यन्त ३६ सत्वों के उल्लास में सदा तत्पर है । यही उसका देवत्व है। दिव 
धातु से निष्पन्न देव शब्द में क्रीड़ा का अर्थ निहित है। 

अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति के महाप्रभाव के कारण शिव तत्त्व से पृथ्वी 
तत्त्व पर्यन्त निखिल विइव का स्वात्मरूप से उल्लास करना हो उसका स्वभाव 
है। यही उसकी क्रीडा है। क्रीडा का तात्पर्य है-सर्वातिशायी रूप से सबसे बढ़ 
कर वर्तन का अभिलाष । स्वातन्त्र्य का अर्थ है “स्वतन्त्रता पूर्वक व्यवहार ! 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिन्न रहते हुए भिन्न की तरहु व्यवच्छेदात्मक 
आनन्दानुभूति पूर्ण विश्वमयता में स्वात्म अभिव्यक्ति करना उसके स्वातन्त्र्य का 
ही माहात्म्य है । 

स्वतन्त्र ब्यवहार का तात्पर्य है कि स्वात्म में यद्यपि अद्वय भाव से “सरव' 
की अवस्थिति है पर भेदमयता रूप पार्थक्यप्रथा का भी प्रथन यहाँ हो रहा है । 


श्रीतन्त्रालोकः 


नु नाम सर्वानेवाभिभूय अहं वर्ते इतीयमेव इच्छा भवति। तथा-शब्दः पूर्वा- 
पेक्षया समुच्चये तेन दीव्यति विजिगीषते इति देवः देवशब्दस्य सर्वस्मात्‌ 
अभिन्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन 'अहमिदं जानामि’ इति योऽयमस्य संजल्पः 
तद्वयवहुरगम्‌ अपारमार्थिकेन रूपेण स्फुरणम्‌ इत्यर्थः, तेन दीव्यति व्यव- 
हरति इति देवः। निखिलस्य प्रमातृप्रमेयास्मनो निखिले चास्य यत्‌ 
अवभासनं ततु द्योतनं, तेन दिव्यति द्योतते द्योतयति इति वा देवः। यतः 
सकलमिदं जगत्‌ स्वख्पलाभात्प्रभृति समस्तेतिकर्तव्यतायां तदायत्तप्रवृत्ति 
इत्यस्य स्तुतिः। सर्वे हि शिवमन्त्रमहेश्वरादयः तत्परतन्त्रवृत्ति त्वादुन्मुखतया 
प्रह्वा एव इति भावः। अस्य इति कर्मणि षष्ठी, तेन दीव्यते स्तूयते इति 
देवः । समस्ता पूर्णा विमर्शलक्षणा क्रिया प्रकृता यस्यासौ, दृक्क्रिये गुणः शक्तियं- 
स्यासौ, यतोश्यमेवंविधः ततोऽस्य गतिः-विशेषानुपादानात्‌ सर्वत्र ज्ञानं प्रसरणं 
च इति सर्वज्ञः सर्वव्यापकश्च इति सिद्धम्‌, तेन दिव्यति, जानाति, प्रसरति च 
इति वा देवः | १०१-१०३ ॥ 


जहाँ तक क्रीडा का प्रश्न है, वह तो देव शब्द से व्यक्त हो जाता है। देवु धातु 
देवन अर्थ में प्रयुक्त है । भ्वादि दिवादि भौर चुरादि प्रकरणों में भी क्रोडाथंक 
प्रेरणार्थक या पूजनार्थक दिवधातुए' प्रयोग में आती हैं। यह ध्यान देने की 
बात है कि क्रीडा के अतिरिक्त इस जगत्‌ का कोई कारण नहीं है। १०१ वें 
इलोक में हेय और उपादेय मात्र के विरह की चर्चा इसी लिये की गयी 
है । यह सिद्धान्त है कि इस सर्ग के सुजन भादि व्यापारों में ईश्वर कुछ 
छोड्ने के लिये या कुछ ग्रहण करने के लिये प्रवृत नहीं होता ! अपि तु 
स्वात्मानन्द घनत्व ही इसका एक मात्र कारण है। यही इसका स्वातन्त्र्य है । 

में सबसे आगे सबको अतिक्रान्त कर अत्यन्त उत्कर्ष संवलित हो कर 
जीवन का सानन्द उपभोग कहूँ, समस्त शत्रु समुदाय को परास्त कर विजय 
का उल्लास प्राप्त करू, यह इच्छा अत्यन्त स्वाभाविक है। में सबको अपने 
चश में कर आत्मभिमान पूर्वक व्यवहार करूँ-यह इच्छा किसी के हृदय में क्यों 
होती है ? यह इस सन्दर्भ में विचारणीय है । शलोक का “तथा” शब्द भी 
कुछ संकेत करता है। वह कहता हे कि पूर्व की अपेक्षा ही, समाहार 
है । यहाँ पहले कही हुई बातें भी एकत्र कर अर्थं की योजना होनी चाहिये । 
इस तरह दिव धातु में क्रीडा के साथ विजगीषा भो ग्राह्य है। सबसे 
बढ़ कर सबको अपने वश में रखकर स्वयम्‌ का विजयाभिलाष ही विजिगीषा 
है। ओर विजिगीषु ही देव हो सकता है। 


छि १०४] प्रथममाल्विकम्‌ १५७ 


एतदेवोपसंहरति 
इति निर्वेचने: शिवतनु-शास्त्र गुरुभिः स्मृतो देवः । 
गुरुभिः इति बृहस्पतिपादेः स्मृत इति 
(एवं वामो देवः स दीव्यति क्रोडति प्रभूर्यस्मात्‌ ।' 
इत्यादिना 
'अविहतगतिः स॒ यस्माहदवस्तस्मात्सदाशिबो गोतः ।' 
इत्यन्तेन ग्रन्थेन व्यावणितः इत्यर्थः ॥ 


'देव' शब्द का तात्पर्य सबसे अभिन्नता के साथ स्वात्म में बीज रूप 
से बिळगाव के संस्कार को विद्यमानता भी है । यहू भेद है-'में यह जानता 
हुँ । इस अनुभूति के समान ही ज्ञाता का संजल्प भर्थात्‌ व्यवहार होता 
है । स्वयम्‌ पारमार्थिक रहते हुए भो यह अपारमाथिक स्फुरण ही पृथकता का 
बीज है । इसी लिये 'दीव्यति' से व्यवहार करता है-यह्‌ अर्थ स्फुरित होता हे। 
निखिल प्रमातृ वर्ग और समग्र प्रमेय वर्ग का निखिल में ही भवभासन उसके 
देवत्व के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसका द्योतन भी यही सिद्ध करता है। 
फलतः दीव्यति, द्योतते, द्योतयति आदि क्रियाओं का कर्ता ही देव है-यह्‌ 
स्पष्ट है । क्योंकि यह्‌ सारा संसार स्वात्म स्वरूप की उपलब्धि से लेकर सारो 
इतिकत्त॑व्यता में जो प्रवृत्त है, वह उसके अधिकार में रह कर ही है । यही उसकी 
स्तुति है। उसकी आयत्तता परवशता की स्वीकृति ही स्तुति है। इस लिये 
यह कहना सर्वथा उचित है कि समस्त तत्त्ववाद के प्रतिनिधि प्रमाता शिव, 
मन्त्र; मन्त्रमहेश्वर आदि सभी परतन्त्र वृत्ति के परिवेश में ही उल्लसित हैं । 
ये सभी उसी परम प्रकाश परम शिव की ओर ही उन्मुख हैं-उसके प्रति ही 
प्रवण हैं, प्रह्व है, विनोत भाव से उल्लसित हैं । 

'अस्य' शब्द 'इदम्‌' शब्द से षष्ठी विभक्ति लगा कर बनता है। हिन्दी 
व्याकरण में विभक्त्यर्थं का विचार अभी प्रारम्भिक अवस्था में हे। संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार यहाँ षष्ठी विभक्ति अर्थात्‌ सम्बन्धकारक कमं में हे। 
इससे परस्मेपद को जगह 'य' लगाकर आत्मनेपदी विग्रह होगा-'दोव्यते 
यः सर्वेः सः देवः’ । इस प्रकार देव शब्द के माध्यम में सारा रहस्यार्थं अभिः 
व्यक्त करने के उपरान्त आचार्य जयरथ उसके बोधात्मक ओर सर्वव्यापक 
स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं । 


बह्‌ बोघ रूप ही हे। प्रकाशमय ज्ञानात्मकता का वह्‌ भालोक-ललाम विग्रह्‌ 
हे । इसलिये वह्‌ सर्वज्ञ हे। इच्छा रूप क्रीडा का कोतुकी भी वही, ज्ञान रूप 


श्रीतन्त्रालोकः 


शासनेत्यादिना पतिणिवषाब्दयोनिवचनमाहू 
शासनरोधनपालनपाचनयोगात्स सर्वमुपकुरुते । 
तेन पतिः श्रेयोमय एव शिवों नाशिवं किसपि तव ॥१०४॥ 


शासनं शास्त्रोपदेशादिना बोध्यानां बोधनं । रोधनं संसारिणां विलय- 
झाबत्या आश्चातत्वात्‌ तत्रेवावस्थापनं । पालनं यथास्थितस्य विशवेचित्र्यस्य 
नियतनियन्त्रणया तथेव स्थापनात्मकं संरक्षणं । पाचनं कर्मणां किणः प्रति 
फलदानौन्मुख्यजननम्‌ -- 
प्रकाश का प्रतीक सर्वश भी वही और समस्त क्रियामय भो वहो (देव) हे । 
समस्त का तात्पर्य पूर्णता से हे। क्रिया तो विमर्श ही है । यह विमर्श ही उसका 
स्वभाव है । परम शिव की दो शक्तियाँ हैं । १-दूक्‌ (ज्ञान) ओर २-क्रिया (विमर्श) 
ये दोनो उसके गुण हें । शक्तियाँ हैं । इस प्रकार चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया मय वह परम शिव हे, यह सिद्ध हो जाता है । 


तीनो इलोकों में वणित विषय बया सिद्ध करते हें? इसका निष्कर्ष 
क्या है ? इनके उत्तर में केवल एक शब्द में दे रहे हैं 'गतिः से ज्ञान, गमन, 
प्राप्ति ओर मोक्ष ये चारों गति के अर्थ यहाँ परम शिव देव में चरितार्थ हैं । केवल 
गति सामान्य षाब्द का ही व्यवहार यहाँ किया गया है । किसी विशेष शब्द से 
कथन नहीं है। इस लिये गति से सामान्य अर्थ रूप ज्ञान मान लेने में कोई 
हर्ज नहीं । ज्ञान प्रकाश रूप होता है । अपनी किरणें फेलाता है। इस लिये 
किरण जाल का प्रसार भी अर्थ की परिधि में आ जाता है। इससे उसकी 
सर्वज्ञता भौर सर्वव्यापकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसलिये दीव्यति 
क्रीडा की (इच्छा करता है), जानाति (जाता है) और प्रसरति (विइवमयता का 
उल्लास करता है) इन तीनों का कोतुकी 'वहो देव है। 'देव शब्द पर आधृत 
इस व्याख्या में उसके पंचक्ृत्यों की ओर भी संकेत है ॥ १०१-११३ ॥ 

इसी विषयका उपसंहार कर रहे हैं-- 

'शिबतनु' शास्त्र में गुरुवर्य वृहस्पति ने उक्त निर्वंचनों के आधार 
पर ही (उस सर्वशिक्तमान्‌ को) 'देव' कहा है । 

“इस तरह वहू वामदेव” क्रीडा करता है, (विजिगीषा करता है, 
व्यवहार करता है, द्योतित होता है भोर मोदमग्न रहता है। स्वात्म में 
विश्व को विवश रखता है, कान्ति का प्रसार करता और गतिशील रहता है। 

इस लिये वहु प्रभु है ।” इत्यादि । ओर भी कहा है- 


| १०४] प्रथममाल्विकम्‌ १५९ 


उक्तं हि 

“स्षापे$प्यास्ते बोधयन्बो धयोग्यान्‌ रोध्यान्रुन्धन्पाचयन्कमिकमं । 

सायाशक्तीय्यंक्तियोग्याः प्रकुर्वन्‌ सवं पश्यन्‌ यद्यथावस्तुजातम्‌ ॥' 
इति। तेन इति रक्षणार्थपर्यवसाथिनोऽपि पतिशब्दस्य शासनादिकारकत्वेन 
हेतुना इत्यर्थः । अत एव पाति रक्षति इति पतिः। श्रेयोमयः पराद्वयस्व- 
भावल्वात्‌ । भशिवम्‌ इति द्वेतम्‌ ॥ १०४ ॥ 


“वह भविहुत गति है । इस लिये उसे सदा शिव कहते हैं ।” यहाँ तक 
उक्त विषय का विवेचन निगमन और विइलेषण उस ग्रन्थ में किया गया है ॥ 

शासन इत्यादि श्लोक के माध्यम से पति शब्द का विमर्श कर रहे हैं- 

शासन, रोधन, पालन, पाचन योग से वह सबको उपकृत करता है। 
इससे वह पति है, रक्षक है ओर श्रेयः साधक है । इसलिये वह शिव है। उसके 
महापरिवेश में अशिव कुछ भी नहीं है ॥ 

शासन का अर्थ शास्त्रका उपदेश और उसके द्वारा साधकों का उद्बोधन 
है। विषय ग्रस्त अणु रूप सकल पुरुष विलय शक्ति द्वारा मानों सू'घ लिये 
जाते हैं। जेसे सुरभि सू'घने से हृदय में अवस्थित सी हो जातो है, वेसे ही 
स्‌ंघे हुए अणु उसी विलय में अवस्थित हो जाते हैं । विश्व वेचित्र्य जेसा है, उसे 
उसी रूप में नियति के द्वारा नियन्त्रित कर उसी प्रकार रखना और उसको 
संरक्षण देना “पालन” है । कर्म को परम्परा में विषयोन्मुख प्राणी फलाकाँक्षा 
से सदा कर्मॉन्मुख रहता है। फल देने की ओर अणु जनों को यह उन्मुखता हो 
पाचन है। क्योंकि यही कहा गया है-- 

“मोह निद्रा में मुग्ध अणु रूप सकल पुरुष समुदाय में जितने वे सभी हें 
बोध के (उपदेश के या माग दर्शन के) अधिकारी हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश 
देते हुए (उन्हें कृतार्थ करता है। यह उसका बोधन या शासन है।) रोध्यों का 
रोधन, कमं में फल को आशा से लगे लोगों को कर्म फल प्रदान, मायात्मक 
शक्तियों को अभिव्यक्ति योग्य बना कर सबका पालन, जा जिस रूप में है, उस 
समस्त वस्तु समुदाय को रखते हुए उपकृत करता है। 


इलोक में प्रयुक्त 'तेन' शब्द शक्ति समुच्चय की ओर संकेत करता है । 
इन सब रक्षण, रोधन, पालन आदि समथ्यं से संवलित होने के कारण वहु 
शक्तिमान्‌ पति है। वह शासन आदि सभी काम करता है । इसलिये 'पाति 
(रक्षति) इति पतिः विग्रह्‌ के अनुसार वह्‌ पति है। उसका स्वभाव पराद्य 
भावात्मक है। इस लिये वह स्वयं श्रेयस्‌ रूप ही है। परम अद्वेत भाव में 


श्रोतन्त्रालोकः 


ननु एवमपि कि विशेषणयोगेन, इत्याशङ्क्याह 
ईदुग्र्पे कियदपि रुद्रोऐन्द्रादिषु स्फुरद्येन । 
तेनावच्छेदनुदे परममहत्पदविशेषणमुपात्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ईदृक्‌ इति भेरवादिशब्देष्वन्वर्थगत्या दशितम्‌ । कियत्‌ इति किंचिदेव, 
न तु सर्वम्‌, एतत्‌ हि अंशांशिकया सर्वत्रेव संभवेत्‌ इति भावः। अत एव 
अन्यव्यवच्छेदैन सर्वातिशयभ्रतिपादनाथं परममहत्पदलक्षणं विशेषण- 
मुक्तम्‌ ॥ १०५॥ 
ननु अज्ञान संसृतौ निमित्त, ज्ञातं च मोक्षे, स्वस्वरूपास्यातिशचाज्ञानं- 
तत्ख्यातिङच ज्ञानं, स्वात्मनइच स्वरूपं परः प्रकाशः, स एव च स्वं रूपं स्वेच्छया 


समाहित होना ही सर्वोत्तम श्रेय है । यही शिवत्व है। शिवत्व का साधक है। 
इसलिये 'णिव' है। वहाँ 'अशिव' कुछ भी नहीं है। द्वेत और इन्द्र ही अशिव 
है। शिव में अशिवत्व की कल्पना भी नहीं को जा सकती उपयुक्त विवेचन से 
यह स्पष्ट है कि शिव का 'स्व' भाव ही सर्वत्र उल्लसित है ॥१०४॥ 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि ऐसे सर्वातिशायी तत्त्व के लिये विशेषण 
की क्या आवश्यकता ? इस आशङ्का का निराकरण कर रहे वे 

चूकि ऐसा रूप कुछ कुछ अंशों में दद्र और उपेन्द्र आदि तत्व प्रति- 
निधियों में स्फुरित हो सकता है । इसलिये अवच्छेदों के निराकरण के उदेश्य 
से परम महत्‌ पद रूप विशेषण का प्रयोग किया गया है। 

“ईदुग्‌' शब्द उसी प्रकार के सादृश्य से संवलित अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। यहाँ पहले 'भेरव' और देव शब्दों का निर्वचन किया गया है। अन्वर्थं 
दृष्टि से उनका व्युत्पत्ति परक और पारम्परिक अर्थ दिखलाया गया है। उसी 
प्रकार के अन्वर्थ 'रुद्र' या 'उपेन्द्र' आदि अन्य छाब्दों में भी हो सकते हे । 
हाँ, ये अर्थ उनमें सर्वांशतः नही हो सकते । अंशांशिक रूप से तो हो ही सकते 
हैं। इस लिये यह आवश्यक था कि अन्यान्य स्थलों को अलग करके ही निर्वचन 
किया जाय । इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिये विशेषण शन्दो के प्रयोग किये 
गये । समस्या थी उस सर्वातिश्षायी सर्वोत्कृष्ट स्वरूप के निगमन की । अतः 
उसके लिये परम और महत्‌ सरीखे विशेषण चुनकर प्रयोग किये गये जिनसे 
उसकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध हो जाय ॥१०५॥ 

संसृति में अज्ञान ही कारण है। मोक्ष में ज्ञान को कारण मानते हैं । 
“स्वः स्वरूप की अख्याति को अज्ञान कहते हैं और “स्व' रूपकी ख्याति को 


विन १०६] प्रथममाह्निकम्‌ १६१ 


प्रच्छाद्य विदवरूपतामवभासयेत्‌ । एवमपि तदधिगमे तच्छक्तिरेवोपायो, येन 
स्वख्मख्यातिभंवेत्‌ इयदेव च ज्ञातव्यम्र॒यस्सर्वेषामेव शास्त्राणां प्रतिपाद्यं तच्च 
इह उक्तप्रायम्‌ इत्यत एव विरन्तव्यम्‌ इत्याशङ्क्याह 

इति यज्ज्ञेयसतत्त्वं दइर्यते तच्छिवाज्ञया । 


मया स्वसंवित्सत्तर्कपतिश्ञास्त्रत्रिकक्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 
'इत्युपोदूघातः' । इति-उक्तेन प्रकारेण यत्‌ ज्ञेयस्य बन्धमोक्षादेः शास्त्रा- 
न्तरदृष्टत्वात्‌ सतत्त्वं पारमाथिकं रूपम्‌ अर्थादिह्‌ संक्षेपेण उट्टङ्कितम्‌, तन्मया 
शिवाज्ञया स्वसंबिदादि भवलम्ब्य च ददर्यते-विस्तरेण उच्यते इत्यर्थः । 
शिवो$त्र गुरु: । 
“यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः । 
उभयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि शिवस्य च॥' 
इति, नहि अत्र तदादेशमन्तरेण अधिकार एव भवेत्‌ इति भावः । 


ज्ञान । परप्रकाश ही स्वात्म का स्वरूप है। वही अपने रूप को स्वेच्छा से 
आच्छादित कर विइवरूपता को अवभासित करता है। ऐसा होने पर भो 
उसकी प्राप्ति में उसकी शक्ति ही उपाय बनतीहै । तभी 'स्व' रूप की ख्याति 
होतीं है । इतना ज्ञातव्य है कि समस्त शास्त्रों का प्रतिपाद्य वही है । 

यहाँ तक प्रायः सारा तत्त्ववाद कहा ही जा चुका है। भब आगे कहने 
की कोई आवश्यता नहीं। ग्रन्थ यहीं रोक देना उचित है। इस कथन का उत्तर 
दे रहे हैं-- 

यह कथन एक तरह से ठीक लगता है पर ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि ज्ञेय का विषय असीम है। बन्ध अज्ञान जन्य और मोक्ष ज्ञान जन्य होता 
है। इतना कहकर रुक जाने से बात नहीं बन सकती । इन विषयों पर विभिन्‍न 
शास्त्रों के विभिन्न मत हैं । उनके अनेकानेक परम उपयोगीं पारमार्थिक दृष्टिः 
कोण हैं। यद्यपि मेंने यह सब संक्षेप से लिखने का प्रयास किया है (पर इतना ही 
पर्याप्त नहीं) अब मैं शिव की आज्ञा के अनुसार अपनी संवितु शक्ति और अपने 
सत्तक आदि का अबलम्बन कर इस रहुस्य-गर्भ आगमोपनिषद का विस्तार 
पूर्वक विवेचन करने जा रहा हूँ। शिव की आज्ञा का अर्थ यहाँ गुरुदेव की 
आज्ञा है। यहाँ शिव गुरु अर्थ में हो प्रयुक्त हे-- 

“जो गुरु हे, वही शिव हे और जो शिव हे, वही गुर हे। इन दोनों में 
अन्तर नहीं हे । न गुरु में और न शिव में ।' 

श्रीत०--११ 


= ESV SMT... 


१६२ श्रोतन्त्रालोकः | 


स्वसंवित्‌ स्वानुभवः । सत्तर्को युक्ति: । पतिशास्त्रं भेदप्रधानं शैवम्‌ । त्रिकं 
परादिशक्तित्रयाभिधायकं शास्त्रम्‌ । क्रम: चतुष्टयार्थ: । समाहारे$य़ं द्वन्द्व: । इह॒ 
सर्वमेव स्वानुभवेन युक्त्या सामान्यागमेन विशेषागमेन च सिद्धमुपदिइयते 
इस्थागमः। उपोद्घात इति उप--आशु संक्षेपेण ऊध्वमादो हन्यते टंक्यते 
दोनार इव राजाभिधानं शास्त्रार्थो यस्मिन्‌ स तथा ॥ १०६ ॥ 
तदेवं प्रतिज्ञाय शास्त्राथंगर्भीकारेण संप्रति अवतारयितुमाह 
तस्य शक्तय एबेतास्तिस्रो भाग्ति परादिकाः । 


सष्टौ स्थितो लये तुर्ये तेनेता द्वादशोदिताः ॥ १०७ ॥ 


वास्तव में गुरुदेव के आदेश के विना शास्त्रार्थ प्रकाशन का अधिकार | 
हो ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त अपनो संवित्‌ शक्तिका प्रयोग भी 
आवश्यक हे । 'संवित्‌ पर-विमर्श को कहते हैँ । अपनी संवित्‌ का तात्पर्य अपने 
स्वयं के अनुभवों से हे। शुद्ध विकल्प को सत्तर्क कहते हें । भेदवाद के वृक्ष को 
काटने वाला कुठार ही सत्तर्क हे । पाशबद्धता पर गिरने वाला वेचारिक वज्र 
ही सत्तर्क हे । इसे युक्ति भी कहते हैं गुर के भादेश, आत्म संवित्‌ और सत्तर्क 
के अतिरिक्त मैंने भेद प्रधान शैव मतवाद-प्रतिपादक 'पतिशास्त्र' का, 
'त्रिकसिद्धान्त का और 'क्रम' का भो अवलम्बन आवश्यक माना हे । 'त्रिक' 
परा, अपरा और परापरा शक्तियों का प्रतिपादक नय हे । 'क्रम' शब्द 
क्रमिकता ओर 'क्रम' दर्शन पक्ष दोनों अर्थो को ओर संकेत कर रहाहे। 
क्रमिकता अर्थ में व्याकरण दृष्ट्या यहाँ समाहार द्वन्द्व समास हे । 

यहाँ सब कुछ सारा का सारा प्रतिपादन अपने अनुभव के आधार पर 
तो किया हो गया है । युक्ति द्वारा सामान्य भोर विशेष आगमिक दृष्टिकोणों 
का आश्रय लेकर जो सार निष्कर्ष रूप सिद्ध वस्तु है-उसका भी उपदेश किया 
गया है । यही आगम' की परम्परा का रूप है । उपोद्धात शब्द में उप+ उद्‌ + 
घात तीन अंश हैं। उप समोप अथवा शोश्न अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग है। 'उद्‌' 
का ऊपर अर्थ है और ज्ञात का अर्थ घन की जोरदार चोट से उभरा हुभा 
ठप्पा है । मुद्राओं में जेसे ऊपर शासन की मुहर या शासक के चित्र भादि के 
ठप्पे साँचे द्वारा उभार दिये जाते है, उसी तरहु अब तक का सारा उल्लेख 
आगमिक साँचे के ठप्पे का ऊपरी उभार है। शासन द्वारा वह मुद्रा तभो मान्य 
हो सकती है ॥ १०६॥ 

इस प्रकार प्रतिपादन को प्रतिज्ञा के उपरान्त इस समय शास्त्र के 
रहस्य गर्भ अर्थो का अवतरण कर रहे हैं-- 


वि १०७] प्रथममाह्विकम्‌ १६३ 


तस्य परमेकवरस्य भेरवादिशब्दामिधेयस्य, एताः निखिलशक्त्यन्तर- 
गर्भीकारेण प्रधानतया प्रतिपादिताः परादिकास्ति्तः शक्तयः, सृष्टो; स्थितौ 
लये संहारे, तुर्ये, भनाख्ये च भान्ति-सर्वमर्वात्मकेन रूपेण स्फुरन्ति इत्ये 
केकस्याः चातूरूप्येण श्रोसृष्टिकाल्याद्यात्मकतया द्वादशधोदय इति वाक्यार्थः । 
तदु तं 
“धाम्ना त्रयाणामप्येषां सृष्ट्या दिक्रमयोगतः । 
भवेच्चतुर्धावस्थानमेवं द्वादशधोदितः ॥ 
स्वसंवित्परमादित्यः प्रकाशवपुरव्ययः ।' इति ॥१०७॥ 


ननु एक एव परप्रकाशात्मको भैरवादिशब्दव्यपदेश्यः परमेदवर: 
समस्ति, तस्य चाभिन्ना एकेव स्वातन्त्र्या व्या शक्तिः इत्युपपादितं, तत्कथ- 
मस्य इह द्वादशधोदय इत्युक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


उस परमेश्वर की ही 'परा' आदि तीन शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति, संहार 
ओर चोथी (अनाख्य) दशा में (शाइवत) उल्लसित हैं। ( परिणामतः ) ये १२ 
बारह प्रकार से उदित होती हैं। 

इन तीनों के उल्लास के ४ क्षेत्र हैं। १-सृष्टि, २-स्थिति, ३-संहार 
ओर ४-तुर्यं (अनार्य दशा)। इससे एक एक के चार €प हो जाते हैं। 
सृष्टि काली आदि बारह रूपों में इनका उदय होता है। यही इस प्रकार 
गया है 

“इन तीन प्रकाश प्रतीकों का मुष्टि आदि के क्रमिक योग से चार चार 
प्रकार की स्थिति बनती है। इस तरह इनका ३५४१२ द्वादशधा 
उदय होता दै । (जिनकी ये शक्तिया हैं) वे स्वात्म संवित्‌ प्रकाश के उत्स परमा- 
दित्य प्रकाश शरीर अब्यय (परम शिव) हैं''॥ १०७ ॥ 


इम प्रतिपादन से एक समस्या उत्पन्न हो गयी । वस्तुतः एक ही पर प्रकाश- 
रूप भेरव आदि शब्दों के द्वारा अभिहित परमेइवर अस्तित्व में उल्लसित है । 
वह स्वयम्‌ एक है और उसको स्वातन्त्र्य शक्ति भी एक ही है, जिसका प्रतिपादन 
पहले किया जा चुका है । यहाँ, उसका द्रादणधा उदय होता है-पह कहा गया 
है । ऐसा क्यों ? इसका समाधान करते हैं- 
(उन १२ शक्तियों का एकाश्रय) वह पूर्ण स्वभाववान्‌ प्रभु ही है। उसे 
“परम शिव' कहते हँ । इसी लिये सारे उपासक साक्षात्‌ परम शिव में ही अपनी 
निष्ठा रखते हैं । 


श्रीतन्त्रालोकः 


तावान्पूर्णस्वभावोऽसौ परमः शिव उच्यते । 
तेनात्रोपासकाः साक्षात्तत्रेव परिनिष्ठिताः ॥ १०८ ॥ 


तावान्‌ इति-द्वादश शक्तयः परिमाणमस्य, स तथा, अत एव पूर्ण- 
स्वभावः इत्युक्तं । पूर्णे सर्वमस्ति, सर्वत्र पूर्णमस्ति, अन्यथास्य पूर्णतेव न 
स्यात्‌ । अत एव अत्र द्वादशात्मके चक्रे ये उपासकाः ते तत्र परमशिवे एव 
परिनिष्ठिताः-तदेकात्म्यभाजो भवन्ति इत्यर्थः । एतच्च बहुभ्रघट्रकवक्तब्यम्‌, 
इति शाक्तोपायाह्विक एव वितत्य विचारयिष्यते, इति नेहायस्तम्‌ ॥ १०८॥ 

ननु कथमेतद्युक्तं-यतोऽत्र संख्यायाः तत्र तत्र न्यून्वमाधिक्यं च 
संभवति ?, इत्याशङ्क्याह 

तासामपि च भेदांशन्यूनाधिक्यादियोजनम्‌ । 


तत्स्वातन्त्र्यबलादेव शास्त्रेषु परिभाषितम्‌ ॥ १०९॥ 


उक्त बारह शक्तियों का परिवेश उसी का परिवेश है। ये शक्तियां उस 
पूणं परमेश्वर की परिमाण हैं। तभी तो उसे पूर्ण कहते हैं पूर्णता इनको 
लेकर ही है। जो पूर्ण है, उसमें सब कुछ समाहित होता है। साथ ही सर्व में 
भी पूर्णता परिव्याप्त है। बिना इसके उसकी पूर्णता चरितार्थ केसे हो 
सकती है ? 

इसी लिये इस द्वादशात्मक चक्र में (गुरु परम्परानुकूल) उपासना करने 

वाले सभी उपासकों की आत्यन्तिक निष्ठा परम शिव में हो है । उसो में ऐकाम्य 
भाव से साधक ओत प्रोत रहते हैं। यह्‌ प्रसङ्ग विविध रहस्यों से भरा होने के 
कारण इसके उद्घाटन के लिये बहुत स्थान को अपेक्षा होगी । इस लिये उचित 
यहो होगा कि शाक्तोपाय भाह्लिक में विस्तार पूर्वक इस पर विचार किया 
जाय । भतः यहाँ विस्तार नहों किया जा रहा है ॥१०८॥ 

संख्या के त्यूनत्व और आधिक्य की संभावना के बावजूद यहु द्वादशधा 
निर्देश क्यों ? इसका उत्तर दे रहे हैं - 

उन शक्तियों की भेदात्मक न्यूनाधिकय आदि की योजना भी उनके 
स्वातन्त्र्य के आधार पर ही होती है । यह भागमिक शास्त्रों में परिभाषित है । 
इसी बात को कह रहे हैं- 

वही एक वीर है ओर यामल शक्ति से युक्त है। वह तीन शक्तियों से 
सम्पन्न है। चार रूपों वाला है । पंचमृत्ति है । इसी तरह क्रमशः वह भेरव १२ 
अरों वाळे चक्र का नायक है । 


क ११०-१११ ] प्रथममाह्लिकम्‌ १६५ 


तदेवाह 

एकवीरो यामलोऽय त्रिशक्तिइ्चतुरात्मक: । 
पश्चमूतिः षडात्मायं सप्तकोष्टकभूषितः ॥ ११० ॥ 
नवात्मा दशदिक्छक्तिरेकादशकलात्मक्ः । 
द्वादशारमहाचक्रनायको भेरवस्त्विति ॥ १११ ॥ 


यथा एकवोरो मृत्युजिति प्रथमध्याने । यामलः तत्रेव । कुलप्रक्रियायां 
तिर: शक्तयः पराद्याः। चतुरात्मा जयादिभेदेन । पञ्चमिः सद्योजातादिः 
तया । तदुक्तं 
“सिद्वान्ते पञ्चकं सारं चतुष्कं वामदक्षिणे । 
त्रिकं तु भरवे तन्त्रे TT +०० Ny 


इति। षडात्मा इति, यद्वक्ष्यति 


“बिश्वा तदीशिका रोद्री वोरका शयम्बिका तथा । 
गुर्वति षडरे देव्प bas नन ८००० कक se ७ 
इति । सप्तक: इति, यदुक्तं 


वह एक है। वीर भाव युक्त है। 'शिवः परमक्रारणाम्‌' के अनुसार 
मृत्युंजय रूप से प्रथमतः ध्यातञ्य है। शित्र और शक्ति के संघट् से विश्व का 
निर्माण होता है। इस रूप में वह यामल भाव सम्पन्न है। परा, अपरा और 
परापरा इन तीन शक्तियों से संवलित है । जया आदि शक्तियों से तथा जाग्रत्‌ 
स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुर्य अवस्थाओं से चतुरात्मक है । सद्योजात, ईशान, तत्पु- 
रूष, वामदेव ओर अघोर रूपों से यह पंच मूर्त्यात्मक है । कहा गया है-- 


“सिद्धान्त मतवाद के अनुसार पांच की ही मान्यता है। वाम दक्षिण 
तन्त्र में चतुष्क रूप ही मान्य है ओर मेरव तन्त्र में त्रिक की ही मान्यता है ।..... 
“|” बह्‌ षडात्मा है । षड़ात्मत्व को चर्चा आगे भी करेंगे-- 
“विश्वा, विश्वेशी, रौद्रो, वोरका, त्र्यम्बिका तथा गुर्वी ये छः अरे देवी 
चक्र के ह oer । 


वह सप्तरूपों में रूपायित है । कहा गया है-- 


श्रीतन्त्रालोकः 


'ज्ञाह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा । 

बाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा चेति मातरः ॥' 
इति । अष्टकेन अघोरादिना । स एव एतदष्टकमध्यवरत्ती नवात्मा । दशदिक्छक्तिः 
इति, यदुक्तं 

“उमा बुर्गा भद्रकाली स्वस्ति स्वाहा शुभङ्करी । 

श्रीश्च गोरी लोकधात्री वागीशी दशमो स्मृता ॥' 
इति। एकादश इति खण्डचक्रोक्ता। इयदन्तं न्यूनसंख्यास्वीकारः भेरवः इति 
त्रयोदशः । अनेन अधिकसंख्यासुत्रणम्‌ ॥ ११०-१११ ॥ 
तच्च भधिकसख्याकत्वं निरवधि, इत्याह 

एवं याबत्सहत्नारे निःसंख्यारेऽपि वा प्रभुः । 


विइवचक्रे महेशानो विइवशक्तिविजुम्भते ॥ ११२॥ 


“ब्रह्माणी, माहेद्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा 
ये सात मातृ शक्तियाँ हैं ।” इनसे बहु शाश्‍वत संवित है। भतएवः 
सप्तात्मक है । 


अष्टक भूषित है। अघोर भेरव की आठ कलायें शास्त्रों में 
प्रतिपादित हैं। वह नव रूपों में भी व्यक्त है। प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, 
माया, विद्या, ईश, सदाशिव और शिव इन नव सूक्ष्म रूपों में उल्लसित है । 
मातृका के आठ वर्ग भी उन्हीं के रूप हैं । 

इस अष्टक में रहने के कारण वह्‌ नवात्मा भी है। दिशाओं की दश 
शक्तियों का आश्रय वही है। कहा गया है-- 

“उमा, दुर्गा, भद्रकाली, स्वस्ति, स्वाहा, शुभदूरो, श्रीः, गोरी, छोक- 
धात्री ओर वागीशी ये दशा दिशाओं की दश शक्तियाँ हँ ।'" 

भरव एकादश कलात्मक है । 'एकादशपदिका देवी' इस उक्तिके 
अनुसार भ,उ,म्‌, विन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, मादान्त, व्यापिनी, शक्ति, 
आर समना ये पर-भेरव शक्ति के सूक्षमावस्थान हैं। ये उनकी कलागें भी हैं। 
वस्तुतः भेरव की ३८ कलागें मुख्य हैं। साधक की दृष्टि से इन ११ ग्यारह 
कलाओं का महत्व है। उन्मना को ग्रहण कर लेने पर चक्र के १२ अरे 
पूरे हो जाते हैं। यह द्वादशार महा चक्र है। इसका नायक भैरव देव ही है। 
यह १३ वाँ तत्व यहाँ परिगणित है। इस निर्वचन में कम से कम अधिक 
संख्या का भासूत्रण संकेतित है । ११०-१११॥ 


न्न ११३] प्रथममाल्विकम्‌ १६७ 


सहस्रारे इति त्रिशिरोभे रवप्रथमपटलोक्ते । ग्रन्थविस्तरभयात्तु न 
प्रतिपद्येन संवादितम्‌ । निःसंश्यारे इति भुवनादीनामानन्त्यात्‌ । एवमपि 
एतस्मान्न व्यतिरिक्तम्‌, इत्याह विश्वशक्ति: इति । तदुक्तं 

‘शक्तिश्च शक्तिमांश्चेव पदार्थद्वयमुच्यते । 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।।' 
इति॥ १९२॥ 

ननु विश्वेषामपि चक्राणां यदि प्रभुरेव परमार्थः तदेकेनेव कार्तार्थ्यात्‌ 

प्रतिशास्त्रं बहुनि किमुक्तानि ?, इत्यादाङ्कूयाह्‌ 


तेषामपि च चक्राणां स्ववर्गानुगमात्मना । 
ऐक्येन चक्रगो भेदस्तत्र तत्र निरूपितः ॥ ११३ ॥ 


अधिक संख्याओं की तो सीमा ही नहीं है। बह्‌ तो भनन्त है ही। 
इसी तस्य को स्पष्ट कर रहे हैं-- 


अधिक संख्याओं की सीमा में उसे नहीं बांधा जा सकता। वह्‌ सर्व 
शक्तिमान्‌ विष्व-चक्र में स्वात्म विस्तार करता है। इसी लिये वह महेशान 
है । उन्मना के नीचे सहस्रार चक्र है। इसमें १००० अरे हैं । निखिलविजुम्भ- 
माण ब्रह्माण्ड विस्तार तो निःसंख्य अरों का चक्र है। (इस लिये सीमा की 
उपलब्धि में असीम भो उपलक्षित है) । 

सहस्रार चक्र का वर्णन रुद्रयामल से लेकर विभिन्न आगमिक ग्रन्थों में 
है। यहाँ त्रिशिरो भैरव का नाम भौर उसके प्रथम पटल का भी उल्लेख 
आचार्य जयरथ ने किया है । विस्तार भय से इसका अधिक प्रतिपादन नहीं 
किया गया है । निः संख्य अर्थ के अनन्त अरों वाळे चक्रों की कल्पना अनन्त 
अनन्त भुवनों के कारण की गयी है । असीम भनन्तता के बावजूद वहू भैरव- 
प्रभाव को सीमा से अलग नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रख कर “विश्व 
शक्तिः शब्द का प्रयोग किया गया है । कहा गया है-- 

“शक्ति और शक्तिमान्‌ दो पदार्थ माने जाते हैं। शक्तिमान्‌ की शक्तियाँ 
ही यह सम्पूर्ण संसार है । और शक्तिमान्‌ तो महेश्वर ही हैं ॥११२॥ 

समस्त चक्रों का परमाथ यदि प्रभु ही है, तो बस एक से ही कृतार्थता 
हो जाती, फिर अनेकानेक शास्त्रों द्वारा इस कथन की क्या आवश्यकता ? 
इस आशङ्का का समाधान कर रहे हैं-- 


श्रीतन्त्रालोकः 


ऐक्येन तत्तत्सृष्टयाद्यात्मनियतकृत्यकारिल्वादिना साजात्येन । तच्च 
नियतकृत्यकारित्वादेव अस्य स्वर्गानुगमात्मकत्वमुक्तम्‌, अत एव चक्रगो भेद 
इति शास्त्रेषु चक्राणामानन्त्यस्‌ ॥ ११३॥ 

तदेव दर्शयति 

चतुष्षड्द्विद्विगणनायो गात्त्रेजिरसे मते । 

षट्चक्रेशवरता नाथस्योक्ता चित्रनिजाकृतेः ॥ ११४ ॥ 

चतुर्णा द्विगणनायोगेन अष्टो, पुनस्तथात्वेन षोडश, षण्णां द्विगणना- 
योगेन द्वादश, पुनस्तथाल्वेन चतुर्विंशतिः इति षण्णां चक्राणामीब्वरता, तत्त 
त्समुल्लास्य चक्रायुपाधिवेचित्र्याच्चित्रा—नानाकारा, तदतिरिक्तस्य अन्यस्य 
भनुपलम्भात्‌ निजाकृतिः यस्य, अत एव नाथस्य स्वातन्त्यशालिवः तत्तच्च- 
क्राधिष्ठातुः प्रभोः त्रेशिरसे मते त्रिशिरोभैरवे उक्ता अभिहिता इत्यर्थः । 


उन चक्रों के भी स्वर्गीय अनुरूप साजात्य के कारण अनन्त मेद 
सम्बन्धित शास्त्रों में वणित हैं । अनन्त सृष्टि की अनेक रूपता स्वाभाविक है । 
सर्वत्र विभिन्न नियत निर्धारित कृत्यों की प्रक्रिया में साजात्य रूप एकता भी 
अवश्यंभावी है । 

ऐक्य का कारण नियत व्यापारं की समान क्रियाशीलता ही है। 
निर्धारित कृत्यकारिता के सादृझ्य से वर्गो की कल्पना को गयी है। जहाँ 
जहाँ वर्गो की सदृशता अनुभूत हुई-उसी को ध्यान में रख कर चक्र सम्बन्धो 
भेद भी निरूपित किये गये हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में वर्गो के साजात्य 
की दृष्टि से चक्रों की असीमता का निरूपण किया गया है ॥११३॥ 

वही आनन्त्य स्पष्ट कर रहे हैं- 

चार ओर छः के दो-दो बार “वर्ग! करने पर ४,८,१६ और ६,१२,२४ 
संख्याओं की ६ राशियाँ होती हैं। ये छः चक्र हैं। इनकी ईश्वरता वही 
सर्वसमर्थ स्वामी करते हैं। चित्र विचित्र रचना रूप अपनो आकृति में सक्षम 
प्रभु की चक्रेश्वरता त्रेशिरस शास्त्र में स्पष्ट उल्लिखित है । 

द्विगणना योग का अर्थ संख्याओं का वर्ग है। ४ का वर्ग आठ और 
आठ का पुनः वर्ग करने पर १६। इसी तरह ६ की वर्ग संख्या १९ ओर १२ की 
वर्ग संख्या २४ होती है । इस तरह ६: चक्र होते हैं। प्रश्न है कि इन चक्रों का 
ईष्वर कौन है ? स्वामी सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होता है । 'नाथ' भेरवदेव स्वातन्त्र्य 
शक्ति सम्पन्न हें । वे आश्चर्यजनक रूप से स्वात्म भित्ति में ही आकृतियों 


१६८ 


ज्‌ ११५] प्रथममाह्लिकम्‌ १६९ 


तदुक्तं तत्र 
“चतुष्कं षट्काष्टकं द्वादशारं षोडशारकम्‌ । 
चतुविंशारकं देवि प्रविभक्त्या सुसंस्थितम्‌ ॥' 
इत्यादि ॥ ११४॥ 
बहुप्रकारत्वं चक्राणां भेदनिमित्तमपि त्रिशिरोभेरव एवोक्तम्‌, इत्याह 
नामानि चक्रदेवीतां तत्र कृत्यविभेदतः । 
सौम्यरोद्राकृतिध्यानयोगोन्यन्वर्थकल्पनात्‌ ॥ ११५ ॥ 
उक्ता इति पूर्वशलोकाल्लिङ्गादिविपरिणामाद्‌ योज्यम्‌ । एक एव हि 
परमेश्वरः तत्तत्साधककामानुसारं नियतां सौम्यरोद्रादिख्पास्‌ आकृतिमाभास्य 
तां तां सिद्धि नियच्छेत्‌ । तदुक्तं 
म्येन येन हि रूपेण साधकः संस्मरेत्सदा । 
तस्य तन्मयतां याति चिन्तामणिरिवेश्वरः ।।' 


का उल्लास करते हैं। वे स्वयम्‌ उनके अधिष्ठाता हें । चक्र आदि औपाधिक 
वैचित्र्य से जो आकृति उल्लसित होती है, वेसी आकृति दूसरी नहीं 
होती । इस लिए वह पदार्थ की निजाकृति भी कहलाती है। वह निजा कृति 
भी उसी सर्वाधिष्ठाता प्रभु की ही आकृति होती है । यह सव त्रेशिरस्‌ शास्त्र में 
उल्लिखित है-- 

“हे देवि चार, आठ और सोलह अरों से समन्वित तथा छः बारह 
तथा चौबिस अरों वाले चक्र अलग-अलग विभक्त रूप से तथा सम्यकतया 
अवस्थित हैं ।” इत्यादि ॥११४॥ 

चक्रों की अनन्तता का कारण भी त्रिशिरो भैरव शास्त्र में ही उक्त 
है। वही कह रहे हैं- 

त्रिशिरो भैरव में चक्रदेवियों के नाम कृत्य-मेद के अनुसार ही रखे 
गये हैं। साधक के सोम्य ध्यान के अनुसार सोम्य नाम ओर रौद्र ध्यान के 
अनुसार अन्वर्थ नामों की कल्पना की गयी है। 

साधक अपनी सिद्धिकी कामना से उपासना मैं प्रवृत्त होता है । यदि 
उसने इष्ट के सोम्य रूप का ध्यान किया तो भगवान्‌ उसी रूप आकृति को 
स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करते। इसी प्रकार खूद्रघ्यान पर रोद्र रूप 
ग्रहण कर लेते हैं। आकृतियों को उन्हीं रूपों में आभासित करते हुए ययेच्छ 
सिद्धि प्रदान करते हें । कहा गया है-- 


श्रीतन्त्रालोकः 
इति। श्रीत्रिशिरोभेरवप्रथमपटलाच्च अयमर्थः स्वयमेवाधिगन्तब्यः । 
अस्माभिस्तु ग्रन्थविस्तारभयात्‌ न प्रातिपद्येन संवादितम्‌ ॥११५॥। 
तदेवाह 
एकस्य संबिन्नाथस्य ह्यान्तरी प्रतिभा तनुः । 
सौम्यं वान्यन्मितं + विदूमि चक्रमुपास्यते ॥११६। 
आन्तरी प्रतिभा स्वातन्त्र्यशक्ति: । अन्यत्‌ इति रोद्रम्‌। अत एव 


तत्तत्सम्य रोद्रादिनियताकारावच्चछिक्नत्वात्‌ मितम्‌ ॥११६॥ 
एतदेव विभज्य दर्शयति 


एकस्य संविशज्लाथस्य ह्यान्तरी प्रतिभा तनुः । 

सौम्यं वान्यन्मितं संविद्मिचक्रमुपास्यते ॥ ११६ ॥ 
अस्य स्यात्पुष्टिरित्पेषा संबिह्देबी तथोदितात्‌ । 
ध्यानास्संजल्पसंमिश्षाद्‌ व्यापाराच्चापि बाह्यतः ॥ ११७॥ 


“जिस जिस रूप से साधक अपने इष्ट का स्मरण करता है, ईश्वर 
चिन्तामणि के समान तद्रूप हो जाता है ।” ॥ ११५ ॥ 

वही कह रहे हैं- 

एक मात्र स्वात्म संविद्‌ प्रसार के अधीव्वर परमेश्वर का शरीर उनकी 
आन्तरिक प्रतिभा है । इसी लिये सोम्य, रोद्र या मित संविद्रमिचक्र की उपा- 
सना की जाती है । 

आन्तरी प्रतिभा उनकी स्वातन्त्र्य शक्ति है । सौम्य का दूसरा पक्ष रोद्र 
ही होता है। इस प्रकार कभी सौम्य और कभी रोद्र आकार ग्रहण कर लेने के 
कारण एक सीमित परिवेश आ जाता है । यही नियताकार की स्वीकृति 
है। यही संबिद का उमिचक्र है । यही उपास्य है॥ ११६ ॥ 

इसी को विभक्त कर प्रदर्शित कर रहे हैं-- 

इस तथ्य की पुष्टि हो इसी हेतु यह संबिद्‌ देवी उसी रूप में उदित होती 
है । संजल्प से मिश्रित ध्यान से ओर बाह्य व्यापार से भी संवित्‌ स्फुट हो जाती 
है । साधक के लिये वह उसी रूप में फल प्रदान करती हैं। उसीको पुष्टि होती है। 
सूखे तालाब का जल से भराव ही पुष्टि भाव है। स्थिरता में जल इवेत 
हो जाता है । इसी तरह ध्यान का अनुगम करना चाहिये । पुष्टि में ध्यान हो 
प्रधान है। 


| । ११८-१२२ ] प्रथममाल्विकम्‌ १७१ 


स्फुटीभूता सती भाति तस्य तादुक्फलप्रदा । 
पुष्टिः शुष्कस्य सरसीभावो जलमतः सितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अनुगम्य ततो ध्यानं तत्प्रधानं प्रतन्यते । 
ये च स्वभावतो वर्णा रसनिःष्यन्दिनो यथा ॥ ११९ ॥ 
दन्त्यौष्ठघदन्त्यप्रायास्ते कोश्रिद्वर्णेः कृता सह । 
तं बीजभावमागत्य संविदं स्फुटयन्ति ताम्‌ ॥ १२० ॥ 
पुष्टि कुरु रसेनैनमाप्याययतरामिति। 
संजल्पोऽपि विकल्पात्मा कि तामेव न पुरयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अमृतेयमिदं क्षोरमिदं सपिबंलावहस । 
तेनास्य बोजं पुष्णोयामित्येनां पूरयेतिक्रयाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


इन पद्यों में साधना का एक क्रम बताया गया है। साधक ध्यान में 
बेठता है। ध्यान में उसे एक अपूर्व सुख मिलने लगता है। इस सुख को शास्त्र 
“पुष्टि' कहता है । ध्यान में संवित्‌ शक्ति भनुरूप आकार ग्रहण कर उदित होती 
है । अन्य व्यापारों में भी यही होता है । संविद्‌ देवी ध्यान और बाह्य व्यापारों 
के अनुरूप स्फुट हो जाती है । 


साधक 'पुष्ट' की आनन्दानुभूति प्रप्त करता है। तालाब ग्रीष्म 
में सूख जाता है। उसका तल प्रदेश फट ज!ता है। बरसात में वह भर जाता 
है । उसका जल भी स्वच्छ हो जाता है। जल आप्यायक भी होता है। यहो 
दशा साधक पुरुष की होती है। पहले कञ्चुक कलङ्की के आतङ्क से ग्रस्त 
रहता है । वहों साधना में आनन्दानुभूति के अमृत से ओतप्रोत हो उठता है। 
यहो 'पुष्टि' दशा है। इस लिये ध्यान की प्रधानता ही सर्वमान्य है। क्यों कि 
ध्यान हो पुष्टि का प्रयोजक है । 


संजल्प दो प्रकार का होता है । १-अलोकिक व २-लोकिक । संजल्प 
विकल्पात्मक होता है । इसको चर्चा इलोक १०२ में भी है । जो वर्ण स्वाभाविक 
रूप से रसामृत स्रावो हैं, वे दन्तोष्ठ हैं अथवा दन्त्य हैं ये कुछ अन्य वर्णो के 
साथ 'बीज' बन जाते हैं। परिणामतः पुष्टि रूप संविद्‌ को स्फुट बना देते हैं ! 


श्रीतन्त्रालोकः 


ध्यानाद्येव क्रमेण निखूपयति-पुष्टिरित्यादिना । ततः इति समनन्त- 
रोक्ताद्वेतोः । अतः इति पुष्टेः शुष्कस्य सरसीभावापादानलक्षणत्वात्‌ । 
जलं हि आप्यायकं तत्प्रधानं पुष्टिप्रयोजकम्‌ पूर्णमित्यादिरूपम्‌ । संप्रति 
संजल्पमपि लोकिकालौकिकमेदेन द्विधा व्याचष्टे-ये च इत्यादिना । ते 
इति दन्त्योष्ठ्यदन््यप्राया वर्णाः। तां संविदं पुष्टिपां । बीजभावं 
मन्त्रभावम्‌ । अत एवास्य संजल्पस्यालौकिकत्वम्‌ । दन्त्योष्ठ्या वकारा- 
दयः। दन्त्या अमृतबीजादयः। केश्चिद्वर्णेरिति अदन्त्योष्ख्यप्रायादिमिः । यदुक्तं 
इति । तथा 


‘वकारस्य दन्त्यौष्ठयम्‌' के अनुसार 'व' का उच्चारण स्थान दांत ओर 
ओठ दोनों है । दन्त्यवणं लू तवर्ग ल ओर स हूं। ये कुछ वर्णो के साथ मिल कर 
बीज भाव को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ मन्त्र बन जाते हैं। 


उकार उन्मेष है । भकार अनुत्तर है। उन्मेष रूप 'उ' जब अनुत्तर 
'अ' से मिलता है तो 'व' की उत्पत्ति होती है । इसका अर्थ है-परमशिव से 


समुत्पन्न अजर अमर शाश्वत सर्ग। यह अमृत है। यह आनन्द रसका 
श्रन्नवण करने वाला तत्त्व है। इसी तरह के दन्त्य वर्ण भी कुछ अदन्त्य 
वर्णो के संयोग से मन्त्रात्मक हो जाते हैं। उनमें अलौकिक शक्ति की ऊर्जा 
शाश्वत स्फुरित होती है। यह ज्ञान साधक गुरुजनों से प्राप्त किया जा 
सकता है। मन्त्रों का स्फुरिताथं है-जापक की पुष्टि करो' । 'साधक को 
अमृतत्व से आप्यायित करो ।' कुछ संजल्प लौकिक होते हैं, विकल्पात्मक होते 
हैं फिर भी वे साधक की पुष्टि करते ही हैं ॥११९-१२०-१२१॥ 


संजल्प मिश्रित ध्यान के अनन्तर बाह्य व्यापार के सम्बन्ध में अपना 
दृष्टिकोण ग्रन्थकार व्यक्त कर रहे हैं। बाह्य व्यापार भी तुष्टि कारक हें । 
अतएव सारी क्रिया हो अमृतमयी होती है। इसमें हवन की विधि का बड़ा 
महत्त्व है। दूध से बने, सने पदार्थों, दही और घी से हुवन किया जाता है। 
सपिष्‌ शब्द घी वाचक है। दही के लिये कहा गया है- 


१ --अदन्त्यअन्यवणों में वषट्‌ और वोषट्‌ या फट्‌ की गणना की जाती है। ये भी 
आप्यायक होते हैं । “घ' 'ट्‌' इनमें मूर्धन्य हैं । आदि शव्द में फट्‌ नमः स्वाहा 
आदि की गणना हो सकती है । 


क १२३ ] प्रथममाह्िकम्‌ १७३ 


इति । एवं मूधेन्यादीनामपि ग्रहणम्‌ । विकल्पात्मा इत्यनेन अस्य लौकिकत्वं 
दशितम्‌ । तामिति पुष्टिरूपां संविदम्‌ । इदानीं बाह्यमपि होमादिरूपं व्यापारं 
विभजति अमृता इत्यादिना । क्षीरं दधि । तदुक्तं 


इति । बलावहुशब्देन प्रत्येकं संबन्धः। तेन इति गड्च्यादिना द्रव्यजातेन । 
बीजम्‌ इति शरीरकारणभूतं शुक्रशोणितादि धातुव्रातम्‌ । एनाम्‌ इति पुष्टिख्पां 
क्रियाम्‌ ॥११७-१२२॥ 

एतदेव प्रमेयान्तरमुपक्षिपन्‌ उपसंहरति 

तस्माद्विइबेशरो बोधभेरबः समुपास्यते । 


अवच्छेदानबच्छिद्भ्यां भोगमोक्षाथभिर्जनः ॥ १२३ ॥ 


“दधि होमसे आत्यन्तिक पुष्टि (होती है)” ।” 
सपिष, के हुवन से बल की वृद्धि होती है। इसमें ओषधियों का हवन भी लाभ 
दायक होता है । जेसे गुडुचि, बिल्व आदि । 'तेन' से इन्हीं का भाव संकेतित 
है। इनसे शरीर के कारण रूप वोर्य की पुष्टि होती है। साथ ही साथ शुक्र 
ओर रक्तादि धातुओं में भो शक्ति का संचार होता है। अतः ध्यान साधना में 
लगा हुआ साधक पहले संजल्पों को मन्त्रात्मक भलोकिक, फिर उसके लौकिक 
भोर व्यावहारिक विकल्पात्मक और इसके बाद बाह्य व्यापारादि ( हुवन 
आदि ) कार्यों का सम्पादन करे । इस प्रकार पुष्टि दशा की उपलब्धि होती 

॥ १२२॥ 

इसी तथ्य का प्रमेयान्तर के उपक्षेप पूर्वक उपसंहार कर रहे हैं- 

अत एव विश्वेश्वर बोध-भेरव भोग्य के उपभोग की इच्छा वाले और 
मोक्ष की इच्छा वाले साधकों के भवच्छेद विधि द्वारा ओर अनवच्छेदात्मक 
रूप से भी उपासना के आश्रय बनते हैं । 

उपासक दो प्रकार के होते हैं। १-भोगेच्छु ओर मोक्षेच्छु। भोग में 
जागतिक वासनाओं की पुत्तिका आनन्द भी मिलता है और उपासना के 
माध्यम से इष्ट की स्मृति भनुभूति का भी वातावरण बना रहुता है। मोक्ष 
विधि के अनुरूप यह नहों होता । अवच्छिन्नता इसमें बनती रहती है । साधक 
ध्यान की नियत विधियों को अपनाता है भौर उन्हीं नियत विधियों से नियंत्रित 
भो होता रहुता है। 


श्रीतन्त्रालोकः 


अवच्छेदानवच्छिद्म्याम्‌ इति, अवच्छेदः समनन्तरोक्तनोत्या 
च्यानादिनियतविधिनियन्त्रितत्वं, तदन्यथाल्वमनवच्छेदः । यद्वक्ष्यति 
'साधकानां बुभक्षूणां विधिनियतियन्त्रितः। 
मुमुक्षणां तत्त्वविदां स एव तु निरगंलः ॥' 
इति । भगवतश्च एतत्सावच्छेदमपि रूपम्‌ अनवच्छि्षपरस्वरूपानुप्राणितमेव, 
नहि ततस्वरूपानुप्रवेशं विना किचिदपि सिद्धचेत्‌ ॥१२३॥ 
एतदेव शब्दार्थद्वारक गीताग्रन्थेन संवादयति 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता इत्यतो गुरुरादिशत्‌ । 


इत्यतः-इत्येवमादिकात्‌ वाक्यकदम्बकादित्यथंः। गुरुरिति तात्वि- 
कार्थोपदेष्टा भगवान्वासुदेवः । तत्र हि 


इसके विपरीत मोक्ष की आकांक्षा से प्रतिक्षण विलक्षण आनन्द से ओत- 
प्रोत साधक किसी तियत विधि का आश्रय नहीं लेता । किसी आंशिकता का 
सहारा नहीं लेता, अपि तु निरंशात्मक उपासना करता है। यह निरगंल 
रागात्मक उपासना होती है । इस प्रकार विशवाधिपति बोधमय भगवान्‌ भैरव 
की उपासना उपासकों में अनवरत रूप से चली आ रही है। समुपास्यते 
का कमंवाच्यात्मक वर्तमान इसी ओर संकेत कर रहा है। यही तथ्य इन 
शब्दों के द्वारा व्यक्त करेंगे- 

“भोगेच्छु साधकों की विधि नियति से नियन्त्रित है । मोक्ष की आकांक्षा 
वाळे मुमुक्षु साधकों की प्रक्रिया विधि-निषेध द्वारा रहित होती है ।” 

यह ध्यान देने की बात है कि भगवान्‌ के अवच्छेद युक्त रूप भो अन- 
वच्छिष्न निरंश परात्पर रूप से ही अनुप्राणित रहते हैं। यह धुव सत्य तथ्य है 
कि उस स्व' रूप में अनुप्रवेश के बिना कुछ भी हाथ लाने वाला नहीं है। इस 
लिये उपासक को सतंत जागरूक रहकर साधना प्रक्रिया का परिष्कार करते 
रहना चाहिये॥ १२३॥ 

गीता का उद्धरण देकर शब्द और अर्थ दोनों माध्यमों द्वारा उसी तथ्य 
को प्रमाणित कर रहे हैं- 

'येऽप्यन्य देवता भक्ता' ये शब्द गीता के हैं" । इन शब्दों और इनके 
अतिरिक्त अन्य वाक्यों द्वारा ( यही तथ्य ) गुरुप भगवान्‌ कुष्ण ने ( गीता 
में ) कहा है ॥ 


१. श्रीमद्भगवद्गीता ९।२३ । 


बु २३३ प्रथममाल्विकम्‌ १७५ 


“विद्या मां सोमपा: पूतपापा यज्ञेरिष्ट्या स्वर्गात प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेश्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि वेवभोगान्‌ ॥' 


इत्यादिना । 
क्षीण पुण्ये मत्यलोकं विशम्ति।' 
इत्यादिना च भोगाथिनाम्‌, 
'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तातां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥' 


इत्यादिना च मोक्षाथिनाम्‌, भवच्छेदानवच्छेदाभ्यां क्रमेण स्वरूपमभिधाय 
पुनः सावच्छेदेऽपि रूपेऽनवच्छिन्नं रूपम्‌ अस्त्येव इत्यभिधातुम्‌ 


उक्त उद्धरण से वाक्यों के समूह का भी अध्याहार करते हें । “गुरु 
शब्द भी यहाँ गीता का उपदेश देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिये प्रयुक्त है । 
क्योंकि वहाँ ( कहा गया है )-- 


“'श्रयीवेदविद्या के अनुयायी, सोमतत्त्व या सोम रस का पान करने वाळे 
विगतकल्मष याज्ञिक, यज्ञ द्वारा हो यजन कर स्वर्गति को प्रार्थना करते हैं" । 
वे पुण्यात्मा पुण्य प्राप्त कर सुरेन्द्र लोक में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग 
करते हैं॥ तथा— 


“पुण्य क्षीण हो जाने पर पुन: मर्त्यलोक में परावत्तित होते हैं* ॥ 
इन वाक्यों द्वारा भोगवादियों को संसृति का कथन किया गया है । तथा -- 
“जो साधक्र जन अनन्य भाव से चिन्तन करते हुए अच्छी तरह 
उपासना करते हैं, वे नित्य और सब तरह से ( मुझमें ) युक्त रहते हैं । में स्वयम्‌ 
ऐसे उपासकों का योग क्षेम वहन करता हूँ? ॥ 


इस इलोक में भगवान्‌ द्वारा मोक्षार्थी उपासकों के उत्तरदायित्व 
वहन करने की बात कही गयो है। उपर्युक्त दो उद्धरणों में अलग अलग 
अवच्छेदक सन्दर्भो के द्वारा यह बताया गया है कि भोगाथियों की गति नियति- 
नियन्त्रित होती है । तोसरे उद्धरण द्वारा यहु कहा गया है कि अनवच्छिन्न गति 
भगवदाश्रित रहती है। नीचे के चोथे उद्धरण से यह स्पष्ट कर रहे हें कि 
अवच्छेदमय विकल्पों में जीने वाले लोगों में भी एक अवच्छिन्न स्वरूपापत्ति की 
सम्भावना रहती ही है— 


१. श्रीमद्भगवद्गीता-९।२०, २. वही ९२१, ३. बही ९।२२, 


१७६ श्रीतन्त्रालोकः 


'गरेष्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥४ 
इत्यादिना तेनोपदिष्टम्‌ ॥ 
एतदेव व्याचष्टे 
चे बोधाद्वयतिरिक्तं हि किचिद्याज्यतया विदुः ॥ १२४ ॥ 
तेऽपि वेद्यं विविश्वाना बोधाभेदेन मन्वते । 
ये याजका बोधाद्‌ वेदित्रेकस्वभावात्‌ स्वाल्मरूपाद्ठयतिरिक्तमन्यत्‌ 
तत्तन्नियताकारमिन्द्रादिदेवतं याज्यतया विदुः जानीयुः, ते विच्छिन्ननियता- 
_कारवतवात वैद्यमपि इन्द्रादि देवतं श्रद्धातिशययोगान्‌ गाढगाढं विमृशन्तः 


“जो भक्त श्रद्धा से युक्त भाव से अन्य देवताओं का यजन करते हैं, वे 
भी विधि-पूर्व के विपरीत करते हुए भी वस्तुतः भेरी ही भक्ति करते हैं" ।' यह 
सब श्रोमद्भगवद्‌ गीता में परम गुरु द्वारा उपदिष्ट किया गया है ॥ 

इसी सन्दर्भ को व्याख्यायित कर रहे हैं-- 

जो साधक बोध के अतिरिक्त याज्य के रूप में ( किसी देवता आदि 
को ) स्वीकार करते हैं, वे भी वेद्य को बोध से अभिन्न ही मानते हैं । 

बोध का स्वरूप वेदिता का अपना रूप ही होता है। इसके अतिरिक्त 
वेद्य इन्द्र आदि हैं। उनके आकार आदि नियत हें। वहाँ अवच्छेदकता 
है, फिर भी उपासक उन्हें यजनीय मानता है । श्रद्धा की अधिकता के कारण 
बह ऐसे वेद्य को भी बोधमय स्वीकार कर लेताहै। ऐसे विमर्श में रत 
साधक के लिये 

वद्य भी वेदक होता है। वेदक संवित्‌ स्वरूप हो जाता है। संवित्‌ 
तो ( हे भगवन्‌ ! ) तुम्हारा रूप ही है। इस प्रकार यह सारा विश्व ही 
तुम्हारा रूप है ( यह सिद्ध हो जाता है ) ।” 

इत्यादि मान्यता के अनुसार साधक उसको बोध से अभिन्न ओर 
परप्रमाता रूप स्वात्म सदृश ही मानता है॥ १२४ ॥ 

प्र्न उपस्थित होता है कि देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग को यज्ञ 
कहते हैं। अतः देवता वही है जिसको उद्देश कर द्रव्य का त्याग किया जाय। 
बोध स्वरूप स्वात्मतत्त्व को उद्देश्य कर ऐसा कभी नहीं किया जाता । फिर 
इसमें याज्यत्व केसे ?- इसी आणा का उत्तर दे रहे हैं-- 


१. बही ९।२३ । 


हन १२५-१२६ ] प्रथममाह्निकम्‌ १७७ 


'वेद्यो वेदकतामाप्तो वेदक: संविदात्मताम्‌ । 
संवित्त्वदात्मा चेत्सत्यं तदिदं त्वन्मयं जगत्‌ ॥' 
इत्यादिन्यायेन बोधाभेदेन- परप्रमात्रेकरूपस्वात्ममयत्वेन अवबुध्यन्ते 

इत्यर्थः । 

ननु देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो याग इत्युक्तेः द्रव्यत्यागाथंमुद्दिष्टेव देवता 
भवति, न च बोधेकरूपस्य स्वात्मतत्त्वस्य तथात्वेन उद्देशोऽस्ति, कथमस्य 
याज्यत्वम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


तेनाविच्छिन्नतामर्शरूपाहुन्ताप्रथात्मनः ॥ १२५॥ 
स्वयंप्रथस्य न विधिः सृष्ट्यात्मास्य च पूर्वगः । 
वेद्या हि देवतासृष्टिः शक्तेहेतोः सधृत्यिता ॥ १२६ ॥ 
अहंरूपा तु संवित्तिनितया स्वप्रथनात्मिका । 


तेन बोधात्मत्वेन हेतुना, अस्य- स्वात्मतत्त्वस्य, 'सकृद्विभातोऽयमात्मा' 
इति भ्यायेन भअनवक्छिन्नतया . प्रवृत्ताविरतेन रूपेण पराहंभ्रकाशपरामर्ष- 
मयस्य, अत एव स्वयंप्रथस्य-प्रमाणादिनेरपेक्ष्ेण स्वतःसिद्धस्य, विधिः- 
अप्रवृत्तप्रवतंनात्मा, पूवंभावी, तथा सुष्ट्यात्मा-तत्तत्सिद्धिसाधनस्वभावो 
न भवतीत्यर्थः । 


बोधात्मक होने के कारण वह अविच्छिन्न पराहुन्तापरामर्श स्वरूप 
परमेश्वर स्वयं प्रथित है । उसके पूर्व-भावो सृष्टि आदि कोई विधि नहीं है । 
देव सृष्टि वेद्य है। शक्ति के द्वारा ही वह उल्लसित है; किन्तु अहुमात्मक 
संवित्‌ नित्या शक्ति है एवं स्वप्रथात्मिका है । 


नित्य बोधात्मक होने के कारण बोधरूप स्वात्मतत्त्व के पूर्व सृष्टि की 
कोई विधि नहीं होती । इस बोध भैरव के दो वैशिष्ट्य यहाँ वणित हैं। १- वह 
अविच्छिन्न परामर्श रूप अहन्ता की प्रथा से प्रथित है। २-वह स्वयं सिद्ध है । 
श्रुति वाक्य “आत्मा सकृत्‌ विभा से विभास्वर है” के अनुसार अनवच्छिन्न रूप 
से शाइवत प्रभामय और परामर्शमय आत्मा है। इसको सिद्ध करने के लिये 
किसो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 

यह निश्चित है कि बोध ही उसका 'स्व' भाव है। वह स्वातमतत्त्व है । 
वह किसी अवस्था में विधि का विषय नहीं बन सकता; क्योंकि उसमें विधि 
की परिभाषा चरितार्थ नहीं होती । 

श्रीत ०--१२ 


१७८ श्रीतन्त्रालोकः 


न खलु बोधस्वभावं स्वान्मतश्वं विधिविषयतामापद्यते- तस्य 
विधिप्राप्त्यभावात्‌, यावदप्राप्त॑ हि विधेविषयः, न च स्वात्मनः कदाचित्‌ 
अप्राप्तिरस्ति-आदिसिद्धतया सर्वदेव स्फुरणात्‌ । 

ननु विधेनियोगभावनाद्यात्मतया बहुविधत्वमुक्तम्‌, स्वात्मा पुनः कस्य 
विघेविषयतां न भजते ? इत्याशङ्क्याह 

विधिनियोगस्त्रयंशा च भावना चोदनात्मिका ॥ १२७॥ 

विधिः भप्रवृत्तप्रवर्तको, न पुनरज्ञातज्ञापकः। यदाहुः 

“विधर्लक्षणमेतावदप्रवृत्तप्रव्तनम्‌ । 

अतिप्रसङ्गदोषेण नाज्ञातज्ञापनं विधिः ॥।' 
इति । स्वगंयागयोश्च साध्यसाधनभावमवबोधयतोऽस्येव विधेः तावत्प्रवरत- 
कत्वं -यत्‌ सप्रत्ययस्य पुंसः 'प्रवृत्तोऽहम्‌' इति ज्ञानजननम्‌ । स च 'नियोग' 


अप्रवृत्त का प्रवर्तन ही विधि है। कभी अप्रवृत्त नहीं अपितु अनवरत 
प्रवृत्त है । अप्राप्त ही विधि का विषय होता है। स्वात्म को कभी अप्राप्ति 
नहीं थी, न है, न होगी । यह आदि सिद्ध है ओर संवित्‌ शक्ति द्वारा शाश्‍वत 


स्फुरित है । 

जहाँ तक देव सृष्टि का प्रश्न है, यह वेद्य है! शक्ति से स्फुरित है, 
किन्तु संवित्त नित्य है, अहं-विमर्श-रूपा तथा स्वयं सिद्ध तत्त्व है ॥१२५-१२६॥ 

विधि नियोग भौर भावना आदि भेदों से अनेक हैं । स्वात्मा फिर किस 
विधि विषयता को प्राप्त नहीं होता ? इसका उत्तर दे रहे हे-- 

विधि अप्रवृत्त का प्रवत्तक होता है । अज्ञात का ज्ञाफ नहों होता । 
नियोग नित्य अनुष्ठेय ध्म है । क्रिया को प्रवत्तिका प्रेरणा ही भावना है । 

विधि के सम्बन्ध में उक्ति है - 

“विधि का यहो लक्षण है क्रि यह अश्रवृत्त का प्रवर्त्तत करता है। 
यह अज्ञात का ज्ञापक नहीं होता; क्योंकि ऐसा मानने पर गतिप्रसङ्ग दोष 
होता है ।” 

'स्वर्गकाम व्यक्ति यज्ञ करे' इस वाकय में स्वर्ग और यज्ञ इन दोनों में 
साध्य-साधन भाव सम्बन्ध है। इस बोध को प्रवतिका ही विधि है । जिसे यह 
प्रत्यय है, उस श्रद्धालु पुरुष को ज्ञात होता है कि, मैं इसमें प्रवृत्त हू । इस 
जानकारी से काम में लगना ही 'नियोग' है । 


| १२७ ] प्रथममाल्विकम्‌ १७९ 


इति प्राभाकरेरुक्तः, 'भावना' इति भाट्टेः । तत्र तिङादिप्रत्ययवाच्यः 
'प्रवतितोऽहम्‌' इति प्रेरणाल्मकः कार्यात्मा अनुष्ठेयो धर्मो नियोगः। स च 
इत्यादावनुबन्वद्वयावच्छिन्नः प्रतोयते । याज्यादिना 

'दार्श-पौणमासास्यां यजेत स्वर्गकामः ।' 


हि अस्य विषयानुबन्ध उच्यते । 'स्वर्गकामः' इत्यनेन च अधिकारानुबन्धः, अत 
एव च द्वचनुबन्धबान्धवो “नियोगः' इत्युद्घोष्यते । कंचित्‌ क्वचिभ्नियुंक्तं इति 
नियोगस्वरूपम्‌ इति । 'भावना' च भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारः, भाव्यं स्वर्गादिः 
फलं, तन्निष्ठस्तदुत्पादकः पुरुषव्यापारो भावना । पुरुषो हि भवन्तं स्वर्गा- 
दिकमथ॑ स्वव्यापारेण भावयति इति भावना इत्पुच्यते। सा च द्विविधाः 
शब्दभावना अर्थभावना च इति। तस्याइच कि, केन, कथं भावयेद्‌ इति 
अंशत्रयापेक्षत्वात्‌ त्र्यंशत्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 

“सा धातोः प्रत्ययाद्वापि भावनावगता सती । 

अपेक्षतेंऽशत्रितयं कि केन कथमित्यदः ॥' 


यह “प्रभाकर' मतवादी मीमांसक मानते हैं। “भट्ट मतवादी इसे 
काम में लगने को भावना मानते हैं । 

उक्त श्रुति वाक्य में 'यजेत' “यज्ञ करे” यह क्रिया शब्द है । यज्‌ धातु 
है । इसमें प्रयुक्त प्रत्यय, विधि अर्थ में मध्यम पुरुष में है। यह विधि लिङ्‌ का 
लिङ, प्रत्यय है । “मं प्रवत्तित हुँ' इस वाक्यांश में एक प्रेरणा झलकती है। 
इसमें यज्ञ कार्य है । यह यज्ञ सम्पन्न करने योग्य धर्म है । यह भाव ही 'नियोग' 
है। यह 

“दर् और पौर्णमास ( विधियों द्वारा स्वर्ग का अभिलाषी यज्ञ करे” 
इत्यादि वाक्य दो अनुबन्धों में बेधा प्रतीत होता है । जेसे-१--विषय भोर 
२-अधिकार। विषय और अधिकार ये दो अनुबन्ध जिसे परिबारित 
करते हैं--वहो “नियोग' हे । किसी को कहीं नियुक्त करना ही नियोग का 
स्वरूप हे । 

“भाव्य' में निश्चय रूप से रहने वाले “भावक” व्यापार को 'भावना' 
कहते हें । भाव्य अर्थात्‌ स्वर्ग आदि । इन भवनीय विषयों को कर्त्ता अपनी 
बुद्धि को सक्रियता से भावित करता हे । यह वृत्ति हो भावना कहलाती हे। यह 
दो प्रकार की होती हे । १-शाब्दी भावना ओर २--आर्थी भावना । ये दोनों 
कि, कथं और केन ? अर्थात्‌ क्या भावित करती है ? क्‍यों भावित करती है ? 


१८० श्रीतन्त्रालोकः 


इति। श्र्यंशा इति, तत्रार्थभावनायां 'किस! इत्यपेक्षायां स्वर्गः, 'केन” 
इत्यपेक्षायां यागः, 'कथम्‌' इत्यपेक्षायां च ब्रीह्मादि संबन्धनीयम्‌ । एवं 
शब्दभावनायामपि, 'किम्‌' इत्यपेक्षायां भाव्या पुरुषप्रवृत्तिः, 'केन' इत्य- 
पेक्षायां शब्दः, 'कथम्‌' ` इत्यपेक्षायाम्‌ अथंवादवाक्यव्यापारः संबन्धनीयः । 
चोदना वेदिकं विधायक वाक्यम्‌ । यदाहुः 
'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तक वचनम्‌ ।' 
इति । एतच्चोभयत्रापि संबन्धनीयम्‌ । तच्च प्रमाणान्तरःप्रतिपन्नमेव अर्थ- 
मभिदधत्‌ भ्रमाणतां लभते, तं चाथं साधयति । 
'ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्षेपेत्‌ ।' 

इत्यादो निर्वपणादिवदुद्दिष्टा इन्द्राद्या देवता अपि विघेया:-द्रव्यदेवता- 
संबन्धस्येव साक्षात्प्रतिपाद्यत्वात्‌ ॥ १२७ ॥ 


भोर किसके द्वारा भावित करती है ? इन तीन प्रकनांशों की अपेक्षा के कारण 
श्यंश रूप मानी जाती है । कहा गया है-- 

“वह 'धातु' से या 'प्रत्यय' से भी अवगत होती हुई तीन अंशों की 
अपेक्षा करती है। ये तीनों कि, कथं भोर केन रूप हैं।” 

यही भावना का त्यंशरूपत्व है। इसमें अर्थभावना की दृष्टि से 
“कि' (क्या) का उत्तर 'स्वर्ग' है। केन (किसके द्वारा) का उत्तर 'याग' है ओर 
कथं (क्योंकर) का उत्तर यज्ञ-हविष्य है। इसी तरह शब्दभावना में भी 'कि' 
से पुरुष की भाव्या प्रवृत्ति, 'केन' से 'शब्द' और कथं से अर्थवादी वाक्य का 
व्यापार अपेक्षित है। चोदना के विषय में कहते हैं-- 

“क्रिया का प्रवर्तक वचन ही चोदना है” । 

यहु शाब्दी और आर्थी दोनों पक्षों में योजित की जाती है। यह 
अन्यान्य प्रमाणों से सिद्ध अर्थो को व्यक्त करती हुई स्वयं प्रमाण बन जाती 
है ओर उस अर्थ को सिद्धि की ओर अग्रसर कर देती है । 

“इन्द्र और अग्नि सम्बन्धी ११ कपालों का निर्वपण करे” इत्यादि 
वाक्यों के अनुसार निर्वपण आदि के समान इन्द्र आदि देवता भी विधेय होते हैं; 
क्योंकि द्रव्य भोर देवता का सम्बन्ध ही साक्षात्‌ प्रतिपाद्य है । 

प्रभाकर के अनुसार यजेत इस वाक्य में याग विषयक नियोग के 
आधार पर वाक्य में अन्वय होने के बाद कायं का व्युत्पन्न अथ पृथक्‌ प्रतीत 
होता है। इसलिये वे अन्विताभिधानवादी कहलाते हैं। वहीं कुमारिळ मानते 


न] १२८-१२९ ] प्रथममाह्विकम्‌ १८१ 


तदेवाह * 

तदेकसिद्धा इन्द्राद्या विधिपूर्वा हि देवताः । 
अहंबोधस्तु न तथा ते तु सवेद्यरूपताम्‌ ॥ १२८ ॥ 
उन्मग्नामेव पश्यन्तस्तं विदन्तोऽपि नो विदुः । 

तदुक्तं न विद मां तु तत्वेनातश्चलन्ति ते ॥ १२९ ॥ 


विधिपूर्वाः - विधिरेव पूर्व पूर्वभावि अनधिगतार्थभ्रकाशनात्मकं प्रमाणं 
यासां ताः तथोक्ताः, स्वात्मव्यतिरिक्ता हि देवताः वेद्यप्रायाः प्रमाणान्त- 
राप्रतिपन्नाः शास्त्रेण साध्यन्ते इति युक्तः पक्षः । भहंबोधेकरूपः पुनः 
स्वात्मा पूर्वोक्तयुक्त्या सदेव प्रकाशमानत्वाद्‌ न स्वसिद्धौ प्रमाणं किचिद- 
पेक्षते इति युक्तमुक्तम्‌-- 


हैं कि आकांक्षा, योग्यता आदि के आधार पर “स्वर्गकामी यज्ञ करे' इसका बोध 
होता है । इसलिये ये अभिहितान्वयवादी कहलाते हैं । 

बोध की विधि से सम्बन्धित यह विश्लेषण मोमांसा शास्त्र पर आधारित 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि बोध किसी विधि विषयता को प्राप्त नहीं 
होता । बहु स्वयं सिद्ध तत्त्व है॥ 

इसी का समर्थन कर रहे हैं-- 

इस विष्लेषण से यह सिद्ध है कि इन्द्र आदि देवता विधि पूर्व हैं ओर 
शास्त्र विधि से ही सिद्ध भी है। अहं बोध ऐसा नहीं होता । (जो देवताओं का 
यजन करते हैं) वे तो वेद्य रूपता को देखते हैं। उस अहमात्मक बोध को वे 
जानते हुए भी नहीं जान पाते। इसी आधार पर भगवान्‌ वासुदेव कहते हैं कि वे 
मुझे नहीं जानते । इसलिये तत्त्वज्ञान से वे विचलित हो जाते हैं'। 

इन्द्रादि देवता नियत आकार वाले हैं। इनके पहले, अर्थ के प्रकाशन 
का प्रमाण प्राप्त नहीं होता विधि ही इनके पहले अप्रवृत्त का प्रवर्तन करती 
है। ये स्वात्मतत्त्व नहीं हैं, वेद्य हैं। इनकी सिद्धि दूसरे प्रमाणों से नहीं होती । 
ये केवल शास्त्र द्वारा ही प्रमाणित हैं। 

स्वात्म तत्त्व तो केवल अहं बोध रूप ही होता है । यह शाश्वत प्रकाश- 
मान है । अपनी सिद्धि में इसे किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होतो । 
श्रीमद्भगवद्गीता में (९।२३) इसो आधार पर कहा गया है कि वे अविधि पूवक 
मेरी ही उपासना करते हैं। 


१-श्रीमद्भगवद्गीता, ९।२४। 


१८२ श्रीतन्त्रालोकः 


मविधिपूर्वकमिति । तदेवाह भहंबोध इतिः। तथा इति विधिपूर्वं इत्यर्थ: । 

ननु यदि प्रमाणादिनेरपेक्षयेणेव स्वात्मा स्वयं प्रकाशते किमिति 
न सर्वदेव सर्वेषाम्‌ ? इत्याशङ्क्याह-ते तु इत्यादि। त इति 
स्वात्मव्यतिरिक्तेन्टरादिदेवतायाजकाः, तं सवंदेव प्रकाशमानं स्वबात्मानं- 
वेदयवेदनान्यथानुपपत्त्या तदतिरिक्तस्य च अन्यस्य देवतात्वानुपपत्तेः, वस्तुतो 
बिदन्तोऽपि न विदुः-वेद्यताया एव प्राधान्येन दर्शनाद्‌ वेदित्रेकरूपतया न 
जानोयुः इत्यर्थः । अतश्च नियततत्तद्वेवतादिरूपग्रहृणेन च्यवन्ते इत्यर्थ: । 
तदुक्तं तत्र 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवस्ति ते ।' 

इति ॥ १२८-१२९॥ 


तदेव व्याचष्टे 
चलनं तु व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिरेव या । 


अहंबोध विधिपूर्वं नहीं? अपितु भविधि पूर्व; ही होता है। 'भहं 
बोधस्तु न तथा' का यही तात्पर्यं है । 

प्रन उपस्थित होता है कि यदि विना प्रमाणों की अपेक्षा के ही स्वात्मा 
स्वयं प्रकाशित होता है, तो क्यो नहीं समान रूप से सबको सदेव प्रकाशित 
होता? इसका उत्तर है कि, स्वात्म के अतिरिक्त देव पूजन की आस्था वाले 
दो बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। प्रथमतः देवताओं की उपपत्ति वेद्य-वेदन 
भाव से होती है, अन्यथा उनकी उपपत्ति नहीं हो सकती । दूसरे वेद्यता के 
अतिरिक्त किसी दूसरे की देवता के रूप में उपपत्ति नहीं होती । वे वेद्यता की 
प्रधानता स्वीकार करते हैं। वेदिता के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते । परिणामतः 
वेदना रखते हुए भी संवेदन नहीं कर पाते ओर नियत निश्चित उन उन देवों 
की स्वीकृति के प्रभाव से स्वात्म बोध की समरस महानुभूति से च्युत हो जाते 
हैं। गीता में ठीक ही कहा है--“मुझे वे नहीं जान पाते । अतः तत्त्व (बोध) 
से च्युत हो जाते हैं” ॥ १२८-१२९ ॥ 

उसी को व्याख्यायित कर रहे हैं-- 

चलन अर्थात्‌ अपने स्तर से स्खलन क्या है? (वह) तो व्यवच्छिन्न 
रूपता की स्वीकृति मात्र है । स्वात्म विस्मृति से अंशांशिक अनन्तवेद्यात्मक 
रूपों की मान्यता ही ऐसी स्थिति ला देती है । 


ह १३०] प्रथममाह्लिकम्‌ १८३ 


एतदपि तत्रत्येन ग्रन्थेनेव संवादयति 
देवान्देवयजो यान्तोत्यादि तेन न्यरूप्यत ॥ १३० ॥ 
तेन इति व्यवच्छिन्नख्पतापत्तिलक्षणेन हेतुना इत्यर्थ: । यदुक्तं 


'यान्ति देवव्रता देवान्पितन्यान्ति पितृव्रताः । 


भूतानि यान्ति सूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥' 
इति ॥१३०॥ 


ननु यद्येबं कथमन्यदेवताभक्ता अपि यजन्ति इत्युक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
निमज्ज्य बेद्यतां ये तु तत्र संविन्मयीं स्थितिम्‌ । 

विदुस्ते ह्यनवच्छिन्नं तड्भक्ता अपि यान्ति माम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तत्र इति स्वाल्मव्यतिरिक्तायां देवतायाम्‌। तद्भक्ताः स्वात्मव्यति- 


इस तथ्य को भी वहीं के उद्धरण से स्पष्ट कर रहे हैं-- 

देव याजक देवों को जाते हैं इत्यादि आंशिक सोच के निम्नस्तर को 
प्राप्त करने के आधार पर ही निरूपित किया गया है। गीता को उक्ति है-- 

“देवताओं में निष्ठा रखने वाले देवपूजक देवलोक को ही प्राप्त करते 
हैं। 'पितृ' नामक (देव समान पूज्य मृत पूर्वज जो “स्वधा' से सुप्त होते हैं और 
पितृलोक में निवास करते हैं) आत्माओं को पूजा करने वाले पितृलोक में ही 
जाते हैं। भूत प्रेत की व्रत निष्ठा से प्रभावित लोग प्रेतत्व प्राप्त करते हैं। 
किन्तु मेरा यजन करने वाले (भाग्यशाली) लोग मुझको प्राप्त करते हँ” 
(गीता ९२५) ॥१३०॥ 

यदि ऐसी बात है तो अन्य देवों के भक्त भी यज्ञ करते हैँ-यह क्यों 
कहा ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

वेद्यता की (प्रधानता देने वाले उसमें) निमग्न रहते हुए भो उस देवता 
की संविद्‌ रूप स्थिति को भी (यदि) अनवरत (उल्लसित) जानते रहते हैं, तो 
ऐसे भक्त भी मुझे प्राप्त करते हैं । 

स्वात्मतत्त्व के अतिरिक्त वेद्यता के प्रतीक देवता की आस्था में डूबा 
हुआ व्यक्ति भी भक्ति करता है। वह उस देवता का भक्त होता है। ऐसे लोग 
भी परम स्वबोध रूप आत्मतत्त्व को प्राप्ति कर लेते हैं। उसमें शर्त है। यदि 
भाग्य से उनकी जानकारी के स्तर में उस देवता में भी संविन्मयता का उल्लास 
हो जाय । यदि बह्‌ यह समझने लगे कि इसमें भी अनवच्छिन्न स्वाल्मतत्त्व द्दी 
सर्वात्मना उल्लसित है। 


१८४ श्रीतन्त्रालोकः 


रिक्तदेवतायाजिन इत्यर्थः । माम्‌ इति परबोधैकस्वभावम्‌ आत्मानम्‌ । 
अस्मिन्‌ परमाद्वयमये संविन्मयतयावस्थानमेव यागः, तत्समापत्तिरेव च 
फलम्‌ ॥१३१॥ 


ननु भगवद्वासुदेवेन उक्तस्य 'माम्‌' इति अस्मच्छब्दस्य तदेकवाचकत्वात्‌ 
कथं बोधमात्राभिधायकत्वमुच्यते ? इत्याशङ्क्याह 

सवंत्रात्र हाहंशब्दो बोधमात्रेकवाचकः । 

स॒ भोक्तृप्रभुशब्दाभ्यां याज्ययष्ट्तयोदितः ॥ १३२ ॥ 


अत्र इति गीताग्रन्थे अनवच्छिन्नस्येव बोधमात्रस्य प्रतिपिपादयिषि- 
तत्वात्‌, अत एव केवलस्यैव बोधस्य वाचकः पराम्रष्टा इत्युक्तस्‌। नहि 
प्रकाशादद्वितीयस्प अपोह्यस्य प्रतियोगिनः संभवोऽप्यस्ति-तस्य प्रकाश- 
मानस्वाप्रकाशमानस्वविकल्पोपहुतत्वात्‌ । यस्तु शरीरादो 'क्ृृशोऽहस्‌' 
इत्यादिः अहंविमर्शः स विकल्प एव-शरीराद्यपेक्षा परस्य अपोह्मस्य 
प्रतियोगिनः संभवात्‌ । 


इस परम अद्वयनय में संवित्मयता में अबस्थान को 'याग' मानते हैं। 
उस अखण्ड बोधमयता में अवस्थिति ही सर्वोत्तम श्रेय है। उसकी प्राप्ति 
ही इस स्थिति का फल है ॥१३१॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने 'अस्मद्‌' शब्द के कमं एकवचन 
“माम्‌ पद का प्रयोग किया है। यह एक का वाचक है। इससे कृष्ण को छोड़कर 
बोधमात्र का अभिधान केसे किया जा सकता है । इसका उत्तर दे रहे हैं- 

श्रीमदभगवद्गीता में सर्वत्र 'अहं' शब्द का प्रयोग बोध मात्र को 
ब्यक्त करता है | भोक्ता भोर प्रभु शब्दों के माध्यम से वही बोघ याज्य और 
यष्टा रूप से स्फुरित होता है । श्रीकृष्ण बोध महाप्रकाश के हीं प्रतीक हैं। 

श्रीमद्भगवद्गीता में अखण्ड बोध मात्र के प्रतिपादन को इच्छा ही 
प्रधान है । इसलिये उसमें प्रयोग किया गया 'अहं' शब्द बोध का हो अथं प्रकट 
करता है। वस्तुतः प्रकाश (बोध) के अतिरिक्त इसके जोड़ का कोई ऐसा 
पदार्थं या तत्त्व नहों है, जो इसका प्रतियोगी बन सके। प्रकाशमानता और 
अप्रकाशमानता दोनों के विकल्प सभो पदार्थो को प्रभावित किये हुए हैं। 
अतः सभी परतन्त्र हैं। जेसे भें कृश हूँ” वाक्य में अपने में कृशता सम्बन्धी 
विचार व्यक्त है। यहाँ में' शब्द में शरीर आदि को अपेक्षा है। इस तरह एक 
अन्य प्रतियोगी की वेकल्पिक सम्भावना है । 


| १३३] प्रथममाह्विकस्‌ १८५ 


ननु यदि बोध एव अप्रतिपक्ष एकोऽस्ति, तत्कथं 'मां यजन्ति' इत्यादो 
याज्ययष्ट्तया भेदः पारमाथिकः स्यात्‌ ? इत्याशशडक्याह--स मोक्तु 
इत्यादि । बोध एव उभयात्मना स्फुरित इति भावः । तदुक्तं तत्र 
'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
इति ॥१३२॥ 
ननु एकश्च उभयात्मा च इति कथं संगच्छताम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


याजमानी संविदेव याज्या नान्येति चोदितम्‌ । 
न त्वाकृतिः कुतोऽप्यन्या देवता न हि सोचिता ॥ १३३ ॥ 


संविदेव याज्या इति उदितं प्रतिज्ञातम्‌ । न पुनः कुतोऽपि हेतोः 
अन्याकृतिः इन्द्रादिख्पा, सा च संविद्‌ याजमान्येव, न पुनः अन्या-भिश्ना, 
याजमानी संविदद्वयमयी इत्यर्थः। सा हि एवं विधाकृतिः, आङृतिमती 
बा संविहेवता नोचिता-संबिदि भेदानुपपत्ते:, संविदतिरिक्तस्य च 


प्रन है कि बोध ही एक मात्र ऐसा तत्त्व है, जिसका कोई प्रतिपक्ष 
नहीं होता । तो क्या “मां यजन्ति’ (मेरे लिये यज्ञ करते हैं) ऐसे प्रयोगों में याज्य 
ओर यज्ञकर्ता का भेद पारमाथिक नहीं माना जायगा ? इसका उत्तर ही तो 
इस शलोक की द्वितीय अर्धाली है । उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोध 
ही भोक्ता है । बोध ही प्रभु है। वही यजनीय है ओर वही यज्ञकर्ता भी हैं। 
बोध का ही यह सामर्थ्य है कि वह उभय रूपों में स्फुरित है। गीता का 
वचन है--“मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी में ही हूँ” ॥१३२॥ 


वह एक भी है और उभयात्मक भी । यह बात जँचती नहीं। इस 
आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं- 

याजमानी संविद्‌ ही याज्या होती है, दूसरी नहीं । वह्‌ कोई देवतात्मक 
आकृति या कोई भिन्न देवता है-यह कहना भी उचित नहीं । 

गीता में या सर्वत्र सिद्धान्त रूप से मान्य है कि 'संविद्‌' ही याज्या है । 
कोई दूसरा ऐसा कारण प्रतीत नहों होता, जिसके आधार पर यहु कहा जाय 
कि इन्द्र आदि रूपों में स्फुरित कोई आकृति ही संविद्‌' है। वह तो मात्र 
“याजमानी' है । किसी अवस्था में दूसरी नहीं; क्योंकि वह अद्वयमयी होती है । 
“संविद्‌! की आकृति नहीं होतो है। वह आकृति वाली कोई देवता भी नहीं 
है । संविद्‌ में मेदवाद को गुंजायश नहीं। संविद्‌ के अतिरिक्त अन्य सभी 


१८६ श्रीतन्त्रालोकः 


जाड्यात्‌ । न च जडस्य द्योतमानत्वाद्येकस्वभाबं देवात्वं युज्यते इति 
स्वप्रकाशा संविदेव एका तत्तदात्मना स्फुरति इति युक्तमुक्तं 'स एव 
याज्ययष्ट्तयोदितः, इति ॥१३३॥ 

अत एव च आदिसिद्धत्वात्‌ संविदि न किंचिद्विध्यादि सिद्धिनिमित्त- 
मुक्तम्‌ इत्याह 

विधिश्च नोक्तः कोऽप्यत्र मन्त्रादि वृत्तिधाम वा । 


इह खलु वेदवाक्यानि मन्त्रब्राह्मणरूपत्वेन द्विधा । ब्राह्मणवाबयान्यपि 
विध्यर्थवादनामघेयात्मकत्वेन त्रिधा । तत्र विधिवाकयानां तावत्‌ संविदि 
व्यापारो नास्ति इत्युक्तप्रायम्‌ । एवं मन्त्रादेरपि तत्र नास्ति व्यापारः। यतो 
मन्त्रादिः वृत्ते: विधिव्यापारात्मनः क्रियाया धाम आश्रयः-तेन विना क्रियाया 
असंपत्तेः। न च संविदि वाच्यवाचकयाज्ययाजकभावाद्यात्मकः कञ्चिद्धेदः 
संभवति, एक एव आदिसिद्धो बोध इति सिद्धम्‌ । 

ननु यद्येवं तत्क्रथमयं जडाजडात्मा विश्वप्रसरः ? इत्याशङ्क्याह 


सोऽयमात्मानमावृत्य स्थितो जडपदं गतः ॥। १३४ ॥ 


जाड्यधर्म से ग्रस्त होते हैं। जो जड है, उसमें द्योतमानता नहीं हो सकती। 
अतः स्वप्रकाशात्मिका एक संविद्‌ ही उन-उन रूपों में स्फुरित होती है । “याज्य 
और यष्टा के रूप से वही स्फुरित है ॥ १३३॥ 

'संविद' आदि सिद्ध है। उसमें विधि आदि किसी सिद्ध निमित्त की 
स्थिति नहीं है । यही तथ्य प्रतिपादित कर रहे हैं-- 

संविद्‌ में कोई विधि नहीं है। न वृत्ति के धाम मन्त्र आदि के व्यापार 
हो हैं । 

वेदवाक्य मन्त्र भाग ओर ब्राह्मण भाग से दो प्रकार के तथा ब्राह्मण 
भाग भी विधिवाद, अर्थवाद और नामधेय भेद से कुल तीन प्रकार के 
होते हैं । इनमें विधिवाक्यो का संविद में कोई व्यापार नहीं है। मन्त्र आदि 
का भी कोई व्यापार नहीं है; क्योंकि मन्त्र आदि विधि व्यापारात्मक क्रिया के 
आश्रय होते हैं। इसके विना क्रिया की पूर्ति हो नहीं हो सकती । 

संविद्‌ में वाच्य-्वाचक, याज्य-्याजक भादि किसी भाव भेद की 
कल्पना भी नहीं को जा सकती । वह्‌ आदि सिद्ध बोध है। 

यदि ऐसी बात है तो यह जड्चेतनात्मक विश्व का प्रसार केसे हुआ है ? 
इस आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं-- 


| १३५ ] प्रथममाल्विकम्‌ १८७ 


आवृतानावृतात्मा तु देवादिस्थावरान्तगः । 
जडाजडस्याप्येतस्य द्वेरुप्यस्यास्ति चित्रता ॥ १३५ ॥ 


आवृत्य इति स्वस्वरूपगोपनात्मिकया मायाशक्त्या संकोचवत्तामा- 
भास्य इत्यर्थः । जडपदम्‌ इति परप्रकाश्यभावराशिस्वरूपताम्‌ इत्यर्थः । 
विश्वनिर्माणेच्छुहि परमेश्वरः प्रथमं स्वाव्यतिरिक्तमेव विश्वं प्रकाशयेत्‌', 
अयमेव च आदिसर्ग: तत्र तत्रागमेषु उच्यते, अनन्तरं च यदास्य मायया 
सर्गचिकीर्षा भवति, तदा स्वस्वातन्त्र्यात्‌ स्वात्मदर्पणे अनन्तग्राह्मग्राहुक- 
द्वयाभाससन्ततीराभासयति, स्वाङ्करूपभावराशिमध्यादेवि विदेहप्राणबुद्धि- 
शून्यानि स्वगताहन्तात्मककतृ तापंणेन ग्राहकोभावयति, तदपरं शब्दादि च 
इदन्ताविषयतया चिद्रूपतातिक्रमणेन ग्राह्मतामापादयति, अत एव च देवादिः 
कर्तुतां ज्ञातृतां च स्वात्मनि धत्ते, तदितरच्च कायंतां ज्ञेयतां च। अत एव 
चैषां जडाजडव्यपदेशः, तदाह 'आवृतानावृतात्मा' इति । एवमपि चास्य 


वह परमेश्वर स्वात्म को आवृत कर माया के प्रभाव से संकुचित हो 
जाता है । उसका रूप आवृतानावृत होता है। देव योनि से लेकर स्थावर तक 
जड़चेतन रूप इस प्रसार का कहने के लिये दो भेद है; किन्तु इनके अनन्त 
भेद हैं। 

स्वात्म का आवरण, स्वरूप-गोपन करने वाली माया शक्ति से होता 
है । उसी के प्रभाव से संकोच का आभास होता है। माया के द्वारा संकोच के 
भासित होते ही वह जड़ भाव को स्वीकार कर लेता है । वस्तुतः परमेइवर विइव 
के निर्माण की इच्छा होते ही सर्वप्रथम ऐसे विश्व का प्रकाशन करता है, जो 
उससे अतिरिक्त नहीं होता । उससे अनतिरिक्त उस सर्ग को आगमों में “आदि 
सग्र' कहा गया है । 

उसके बाद जब माया के माध्यम से सर्जन की आकांक्षा होती है, तब 
स्वातन्त्र्य शक्ति के द्वारा स्वात्मदर्पण में अनन्त-अनन्त ग्राह्मनग्राहक रूप द्वेत 
भाव भासित हो उठते हैं। पहले अहन्ता की दृष्टि से ग्राहक भाव ओर फिर 
इदन्ता की दृष्ट से ग्राह्य भाव उत्पन्न हो जाते हैं। 

परिणामतः देह, प्राण और बुद्धि समो अपने में कत्तृत्व और ज्ञातुत्व 
धारण कर लेते हें । इसके अतिरिक्त कार्यता और ज्ञेयता को भी स्वीकार कर 
लेते हैं । इसीलिये इन्हें जड़ चेतनात्मक कहते हैं । इलोक में आवृतानावृतात्म' 
शब्द का यही तात्पर्य है । इस तरह भेदभाव पनप उठता है। विचित्रता का 


१८८ श्रीतन्त्रालोकः 


प्रकारवेचिव्येण आनन्त्यम्‌ इत्याह 'जड' इत्यादि, चित्रता इति तत्र जडस्य 
तावच्छन्दादिमेदेन, तस्यापि तारमन्द्रादिभेदेन बहुप्रकारत्वम्‌, अजडस्यापि 
सन्तान भेदेन भानन्त्येऽपि बन्धत्रयस्य तारतम्यादिभेदेन नानात्वम्‌ । संकुचिता 
प्रमातारो हि तत्तत्कर्माशयानुसारेण प्ररिश्राम्यन्तः तत्तदवस्थासु एकमपि 
स्वात्मानं धर्माधर्मादिबुद्धिभावरहितत्वेन तत्तदिच्छापरिषक्ृतत्वेन च 
नानाकारतया-वैचित्र्येण जानते, जडं च विषयं सुखदुःखादिकारितया 
नानात्त्रेन परिविन्दन्ति इति ॥१३४-१३५॥ 


एबं वेचित्र्यस्य कि निमित्तम्‌ इत्याशङ्क्याह 
तस्य स्वतन्त्रभावो हि कि कि यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
तदुक्तं त्रिशिरःश्षास्त्रे संबुद्ध इति वेत्ति यः ॥ १३६ ॥ 


अनन्त चमत्कार सृष्टि को चमत्कृत करने लगता है। यही जड्‌-चेतनात्मक जगत्‌ 
की चित्रता है । 


आणव, कार्म और मायीय बन्धनों का क्रम इस चित्रता को विस्तार 
प्रदान करता है। सभी संकुचित प्रमाता अपने-अपने कर्मविपाक के अनुसार 
इस भ्रमात्मक इन्द्रजाल में फंस जाते हैं। अपनी उन प्राप्त अवस्थाओं में रहते 
हुए वस्तुतः एक ही स्वात्म-तत्व को अनेकता के वैचित्र्य के अनुसार अनेक 
रूपों में जानने लगते हैं । उनमें धर्माधर्म का विवेक नहीं रहुता। विभिन्न 
इच्छाओं के परिष्कार से प्रभावित इनकी वह दृष्टि विषयाभिमुख हो जाती 
है। जड विषय को सुखातमकता और दुःखात्मकता के आकलन में स्वता को 
सदा विस्मृत कर अज्ञता के अभिशाप से अभिशप्त हो जाते हैं ॥१३४०१३५॥ 


इस प्रकार के वैचित्र्य का निमित्त क्‍या है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 


ऐते बे कौन रहस्याथं हें, जिनके वेचित्रय का विमर्श परमेश्वर का 
स्वतन्त्र भाव नहीं कर सकता ? त्रिशिरोभैरव ग्रन्थ में लिखा है कि जो इस 
रहस्य को जान जाते हैं, वे 'संबुद्ध हैं' । 

विशव के वेचित्र्य का उपक्रम केसे और कहाँ से किसके द्वारा होता है-- 
यह तथ्य अभो-भभी प्रतिपादित किया गया है। परमेश्वर के स्वातन्त्र्य के 
कारण निखिल अध्यवसाय सम्पत्ति का उद्भव होता है। इस रहस्य को जो 
जान लेता है, उसे सम्यक्‌ रूप से बुद्ध कहते हैं । त्रिशिरः शास्त्र से त्रिशिरोभेरव 
अर्थ लेना चाहिये । वहाँ कहा गया है-- 


डी १३६] प्रथममाह्विकम्‌ १८९ 


एतदेवार्थद्वारक॑संवादयति-तदुक्तम्‌ इत्यादिना । इति वैचित्र्यं यो 
वेत्ति स संबुद्धः--सम्यम्बुद्ध इत्यर्थः । त्रिशिरः शास्त्रे इति श्रोत्रिशिरो 
भेरवे । तत्र हि 
“अन्यथा स्वल्पबोधस्तु तन्तुभिः कोटवद्यथा । 
मलतन्तुसमारूढः क्रीडते देहपञ्जरे ॥' इत्युपक्रम्य 
सम्यग्बुद्धस्तु विज्ञेय र्ड 
इत्यादिना च 
'नानाकारेविभावश्च भ्राम्यते नटवद्यथा । 
स्वबुद्धिभावरहितमिच्छाक्षेमबहिष्कृतम्‌ ॥' 
इत्यन्तं बहुक्तमु ।। १३६,अ) ॥ 
ननु देहादिर्ग्राहकतया अभिमतो5पि जाडयाज्ज्ञेय एव इति तस्य 
कथमेवंविधज्ञानम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


ज्ञेयभावो हि चिद्धमंस्तच्छायाच्छादयेन्न ताम्‌ ॥१३६॥ 


“जो इन रहस्यों से परिचित नहों है--संबुद्ध नहीं अपितु स्वल्प-बोध 
है, उसकी वही दशा इस संसार में होती है, जो मकड़ी के जाले में फंसे कीड़े 
को होती है। अथवा मकड़ी की तरह होती है । वह मायात्मक कमलों के 
तन्तुओं से विपशित रहते हुए भी इस शरीर पञ्जर से जागतिक क्रीडा में 
निमग्न रहता है ।” 

“बह्‌ सम्बुद्ध माना जाना चाहिये" ॥” इत्यादि से आरम्भ कर, 
“अनेक प्रकार के विभावों के द्वारा एक नट जैसे कठपुतलियों को नचाया करता 
है, उसी तरह आत्मविवेक से रहित ओर श्रेयस्करी भगवदिच्छा से बहिष्कृत 
(अणु ) को ( माया नचाती रहतो है )।” त्रिशिरो भेरव में यहाँ तक इस 
विषय का वर्णन है ।॥ १३६ (अ) ॥ 

प्रश्न उपस्थित होता है कि देहादि को एक तरफ ग्राहक स्वीकृत किया 
गया है । पुनः जडभाव के कारण उसे ज्ञेय या ग्राह्य भी कहा गया, तो इस 
प्रकार को जानकारो केसे हो ? इसका उत्तर दे रहे हैं- 

ज्ञेयत्व ज्ञान का धमं है । इसलिये ज्ञेय की छाया उस को आच्छादित 
नहीं करती । ज्ञेय का भाव चित्‌ (ज्ञान) का ही धमं है। “में इस अर्थ (विषय) 
को जानता हूँ इस वाक्य में विषय का कोई मूल्य नहीं; अपितु ज्ञान की ज्ञान 
रूपता का ही महत्त्व है कि उसके द्वारा विषय की जानकारी हुई । 


१९० श्रीतन्त्रालोकः 


ज्ञेयत्वं हि ज्ञानधर्मः, नहि अथं जानामि इत्यर्थस्य कङ्चिदतिशयः'; 

अपि तु ज्ञानस्येब तज्ज्ञानरूपता । तदुक्तमत्रापि च 

‘ ज्ञेयस्य ज्ञेयता ज्ञानमेव । 
इति। अत एव च तेषां ज्ञेयानां सतां देहादीनां छाया स्वेनेव स्वस्य 
आवरकत्वायोगाद न चितमाच्छादयेत्‌-भवृणुयात्‌, येनेव॑-विधं ज्ञानं न 
स्यातु, तेन देहादावात्मग्रहेऽपि आत्मनो न काचिच्चिद्रूपताहानिः । 
तदुक्तं तत्रेव 

'ज्ञेयस्वमावश्चिद्रपस्तच्छाया नेव च्छादयेत्‌ ।' 
इति ॥ १३९ (आ) ॥ 


अत एवाह्‌ 
तेनाजडस्य भागस्य पुद्गलाण्वादिसंज्ञिनः । 
अनावरणभागांशे वैचित्र्यं बहुधा स्थितम्‌ ॥ १३७॥ 


इसो तथ्य को यहाँ कहा है-- 
ज्ञेय को ज्ञेयता तो ज्ञान ही है।'” 

इसलिये ज्ञेयों की सत्ता में भी जेसे देह की छाया अपने को नहीं ढक 
सकती, उसी तरह ज्ञेय की छाया ज्ञेयत्व रूप 'चित्‌' को नहीं ढक सकती है । 
जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है, उसे देह आदि में हो आत्मग्रह होता है। फिर भी 
आत्मतत्त्व के “स्व'रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

इस तथ्य का कथन वहीं इस तरह किया गया है-- 

“ज्ञेय का 'स्व'भाव चिद्रूप ही होता है। उसकी छाया ( उसी का ) 
आच्छादन नहीं करती ॥' १३६ (आ) ॥ 

इसीलिये कहते हैं-- 

इस कारण से पुद्गल, पशु या अणु रूप भबोधजनों में जो भजड़ 
भाग है, ( वह्‌ अनावृत है, ) उस अनावरणभागांश में अनेक रहस्यात्मक 
वेचित्र्य भरे हुए हैं । 

“चिद्‌! किसी से आच्छादित नहीं होता । इसलिये जड में भी जो अजड 


भाग है, वह शाश्वत अनावृत है। जिसे हम पुद्गल कहते हैं, पशु या अणु कहते 
हैं, उसमें भी शुद्ध संविद्‌ रूप अनावरण भागांश 'चित्‌' नित्य प्रकाशमान है! 


क १३८-१३९ ] प्रथममाह्िकम्‌ १९१ 


तेन इति चिदनाच्छादनेन हेतुना । अनावरण इति शुद्धसंबिद्रपे 
आत्मनि इत्यर्थः । देहादोनां हि संविद्रपत्वेऽप्यामुखे ज्ञेयत्वेन भवभासाद- 
शुद्धत्वमपि संभवेत्‌ ॥१३७॥ 

ननु संविदि भेदानुपपत्तेः कथं वैचित्र्यं संगच्छताम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

संविद्रूपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यद्यपि ध्रुवे । 

तथाप्याबृतिनिर्हासतारतम्यात्स लक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 

भावृते:--आणवस्य मलस्य, निर्छासः परिक्षयस्तस्य तारतम्यं मृदु- 
मध्याधिमात्रात्मा अतिशयस्तता लक्ष्यते, इति--न तु साक्षात्‌ संभवति इत्यर्थः, 
अत एव पूर्व 'वास्तवः' इति विशेषणमुपात्तम्‌ ॥१३८॥ 

कि च तत्तारतम्यम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


तद्विस्तरेण वक्ष्यामः शक्तिपातविनिणंये । 
समाप्य परतां स्थोल्यप्रसंगे चचंयिष्यते ॥ १३९ ॥ 


उसमें कितना वैचित्र्य है, यह अनुभूति का विषय है। शास्त्र मात्र संकेत करता 
है। साधक साधना के आधार पर उस चिन्मय परिवेश में अनुप्रवेश कर 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है ॥ १३७॥ 

यदि संविद्‌ में भेद की उपपत्ति नही है, तो उसमें वेचित्र्य है यह कथन 
केसे चरितार्थ हो सकता है? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं-- 

यद्यपि ध्रुव संविद्‌ के रूप में वास्तविक भेद नहीं होता फिर भी आवृति 
( आणव मल ) के नष्ट होने के क्रम के कारण मेद परिलक्षित होता है । संविद्‌ 
शाश्वत और अखण्ड तत्त्व है। इसमें भेद को लेश मात्र भी अवस्थिति नहीं 
होती । फिर भी भेद लक्षित होता है । यह वास्तविक नहीं होता । अवास्तविक 
भेद के लक्षित होने का कारण है। साधना के प्रभाव से आणव मल का क्षय 
होने लगता है । कभी धीरे धीरे क्षीणता होती है, कभी तनिक तीब्रता से होती 
है और कभी अत्यन्त तीब्र गति से भी हो जाती है। इस प्रकार क्षीणता में 
एक तारतम्य सा आ जाता है। इसो तारतम्य के कारण यह भेद परिलक्षित 
होता है । साक्षात्‌ वास्तविक भेद नहीं होता ॥ १३८ ॥ 

वह तारतम्य क्या है ? इसका उत्तर दे रहें हैं-- 

शक्तिपात के निर्णय के अवसर पर तारतम्य का विस्तार पूर्वक वर्णन 
करेंगे। परभावात्मक तथ्यों के प्रतिपादन के उपरान्त जब स्थूलात्मक तथ्यों 
का प्रतिपादन प्रारम्भ होगा तब इस विषय पर आगे चर्चा को जायेगी ॥ 


१९२ श्रीतन्त्रालोकः 


वक्ष्याम इति । यढ्दक्ष्यति 

'तारतम्यप्रकाशो यस्तीव्रनध्यममन्दताः । 

ता एव शक्तिपातस्य प्रत्येकं त्रेधमास्थिताः ॥।' 
इत्यादि बहुप्रकारम्‌, चर्च यिष्यते इति-लक्ष्यते परीक्ष्यते च इत्यर्थः । इह 
हि सर्वस्येव वक्ष्यमाणस्य प्रमेयजातस्य उद्देश एव भवेद्‌ इति भावः । 
यद्दक्ष्यति 

“विज्ञानभित्प्रकरणे सर्वस्योद्देशनं क्रमात्‌ ४ 
इति । तच्च अस्माभिग्रंम्थविस्तरभयातू प्रातिपद्येन न दशितम्‌ इति स्वय- 
मेव अवधायंम्‌ ॥१२९॥ 
एवं मलतिर्हासतारतम्यानुसारमेव आत्मतां भगवत्स्वरूपमपि प्रथते 

इत्याह 


अतः कंचित्रमातारं प्रति प्रथयते विभुः । 
पूर्णमेव निजं रूपं कंचिदंञांशिकाक्रमात्‌ ॥ १४० ॥ 
कंचिद्‌ इति-तोव्रनि ह्णासतावृतितारतम्यम्‌, अंशां शिकाक्रमाद, इति 
आवृतिनिह्णांसतारतम्यमन्दादिप्रायत्वात्‌ ॥१४०॥ 


वहाँ क्या कहेंगे इसका संकेत उद्धरण द्वारा दे रहे हे” 

“तारतम्य का प्रकाश तीब्र, मध्य और मन्द गति से होता है। ये तीनों 
अवस्थायें भी प्रत्येक तीन प्रकार की होती हँ” ( जेसे १- तीव्र तीब्र, तीब्र- 
मध्य और तीव्र मन्द । २--मध्य तीव्र, मध्य मध्य और मध्य मन्द । २- मन्द 
तीब्र, मन्द मध्य और मन्द मन्द । )” 

इसके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं । वहाँ विज्ञानभेद प्रकरण में इसके 
लक्षण निर्धारित होंगे ॥ १३२. ॥ 

मलों की क्षीणता के तारतम्य के अनुसार ही आत्माओं की भगवहूपता 
भी प्रथित होती है । यहो कह रहे हैं 

अतएव परमेइवर किसी प्रमाता के प्रति ( त्वरित ) प्रथित हो जाते 
हैं ओर अपने पूर्ण चिन्मय बोधात्मक स्वरूप को प्रकाशित कर देते है । किन्ही 
साधको को अंशाशिक भाव से व्यक्त होते हैं । 

कहने का तात्पर्य है कि जिस साधक को तीव्र तीब्र शक्तिपात हो 
जाता है-- उसे प्रत्यक्ष होते हें । गीता भी यही कहुती है “कश्चिन्मां वेत्ति 
तत्त्वतः” गी. ७३३, “ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते” ७१९। मल के निर्हास के तारतम्य 
से स्तरानुसार अंशांशिकरूप से भो वही परमेश्वर प्रथित होता है ॥१४०॥ 


डड १४१-१४२ ] प्रथममाल्िकम्‌ १९३ 


ननु कि नाम पारमेश्वरस्य रूपस्य पूर्णत्वमपूर्णत्वं च ? इत्याशङक्याहृ 
विश्वभावेकभावात्मस्वरूपप्रथनं हि यत्‌ । 
अणूनां तत्परं ज्ञानं तदन्यदपरं बहु ॥ १४१ ॥ 
विश्वेषां नीलसुखादोनां भावानां य एको भावः-प्रकाशमानस्वान्यथा- 
नुपपत्या परप्रकाषलक्षणा प्रधाना सत्ता तदात्म यत्‌ स्वस्य आत्मनो रूपं 
तस्य यत्प्रथनम्‌-अविकल्पवृत्त्या साक्षात्करणम्‌, तद्‌ एव भणूनां परं पूर्णं 
पारमेस्वर ज्ञानम्‌, तत एवं-विधातु पूर्णाद्‌ ज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ विकल्पात्मकं शाक्तादि 
ज्ञानम्‌, अपरं-चित्स्वरूपप्रथा वि रहादपूर्ण बहु--वक्ष्यमाणप्रकारेण 
अनेक 7कारम्‌ इत्यर्थः ॥१४३१॥ 
तदेव बहुप्रकारत्वं दर्शयति 
तच्च साक्षादुपायेन तदुपायादिनापि च । 


प्रथमानं विचित्राभिभंगोभिरिह भिद्यते ॥ १४२॥ 


यह पारमेइवर रूप की पूर्णता और अपूर्णता क्या है? इसका उत्तर 
दे रहे हैं- 

विश्व भावों का एक निविकल्प भावमय स्वरूप साक्षात्करण ही पुद्गल 
प्राणियों का पूर्ण पारमेश्वर ज्ञान है। अन्य विकल्पात्मक ज्ञानों की तो कोई 
सीमा ही नहीं है। 

संसार में नीले, पीले, सुख, दुःख आदि अनन्त वेकल्पिक भाव हैं। 
ये सभी भाव दूसरे द्वारा प्रकाशित होते हैं। ये शाक्त भाव हैं। प्रकाशमानता के 
विना ये उपपन्न नहीं होते; किन्तु इन सभी भावों में व्याप्त एक रहस्यात्मक 
भाव भी है। यह एक महाभाव है और पर-प्रकाश रूप है । यह परम प्रकाश- 
रूपता ही प्रधान सत्ता है। प्रधान सत्तात्मक इस ( बोध ) का अपना एक 
स्वतन्त्र रूप है । इसका निविकल्प साक्षात्कार ही इसका प्रथन कहलाता है । 

ऐसा साक्षात्कार सौभाग्य का विषय है। यहु अणु पुरुषों का परात्पर 
ज्ञान कहलाता है । यह पूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जितने ज्ञान हैं, वे सभी 
विकल्पात्मक होते हैं। उन्हें शाक्त या आणव ज्ञान कहते हैं। ये अपूर्ण होते हैं; 
क्योंकि चित्‌ के स्वात्म रूप का प्रथन उसमें नहीं हो सकता । शास्त्रों में इनके 
आनन्त्य का बहुत वर्णन किया गया है ॥ १४१ ॥ 

उसी अनेक भ्रकारता का विशदीकरण कर रहे हैं - 

श्रीत ०-१३ 


१९४ श्रीतन्त्रालोकः 


तद्‌ इति परमपरं वा ज्ञानम्‌ । साक्षादुपायेन इति शाम्भवेन | तदेव हि 
अब्यवहितं परज्ञानावाप्तो निमित्तम्‌, स एव परां काष्ठं प्राप्तश्वानुपाय इत्युच्यते । 
अत एव अनुपाय इति नोपायतिषेधमात्रस्‌ इति वक्ष्यते । तस्य शाम्भवस्य 
उपायः शाक्तः, आदिशब्दात्‌ तस्यापि उपाय आणवः । भिद्यते इति ओपचारिकं 
मेदमेति इत्यर्थः ॥१४२॥ 
न केवलमेवम्‌, यावदन्यदपि एतद्वेचिश्ये निमित्तमस्ति इत्याह 
तत्रापि स्वपरद्वारद्वारित्वात्सर्वश्ोंऽशशः । 
व्यवधानाव्यवधिना भूयान्भेदः प्रवतंते ॥ १४३ ॥ 


स्वेन, यथा-शाम्भवेन शाम्भवम्‌, अत एव स्वपरलक्षणेन द्वारेण, द्वारि 
सोपायम्‌ । सर्वशः इति-पूर्णात्मना । अंशश इति-अपूर्णेन । व्यवधान इति- 
साक्षादृपायत्वाभावात्‌ । एवं प्रथमं तावदुपायस्त्रेधा-शाम्भवादिमेदात्‌, तेषां 
च द्वारद्वारिभावेन प्रत्येकं द्वेषे षट्‌, तत्रापि प्रत्येकं पूर्णल्वापूर्णस्वेन द्वेषे 
द्वादश, तेषां च प्रत्येकं व्यवहिताव्यवहितत्वेन द्वेधे चतुविशति: । व्यवधानं 
च बहुभिविजातीयेः, इति मेदानां भूयस्त्वम्‌ ॥१४३॥ 


वे ज्ञान साक्षात्‌ उपाय से अथवा उस उपाय के भी उपाय आदि द्वारा 
प्रथित होकर विचित्र भंगियों से भिन्न भिन्न रूप प्रहण करते रहते हैं । 


परमप्रबोध के उपाय तीन प्रकार के होते हे । इसमें साक्षात्‌ उपाय 
शाम्भव उपाय है। शाम्भव उपाय का उपाय शाक्त ओर शाक्त ज्ञान का उपाय 
आणवोपाय है । शाम्भव उपाय यदि निरन्तर जागृत रहे, तो परात्पर ज्ञान की 
अनुभूति शीघ्र हो जाती है। शाम्भवोपाय जब चरम स्वरूप को प्राप्त 
होता है, तो अनुपाय विज्ञान बन जाता है। यह उपाय का निषेध मात्र नहीं 
होता; अपितु एक प्रकार का शाश्वत संविद्‌ समावेश होता है। इस प्रकार इन 
उपायों अथवा अनुपाय के द्वारा परज्ञान प्रथित होकर चित्र-विचित्र भंगियों से 
अनेक प्रकार का हो जाता है ॥ १४२॥ 

केवल यही नहीं; अपितु वेचित्र्य के अन्य दूसरे भी कारण हैं। वही 
प्रदर्शित कर रहे हैं--उक्त मेदों के अतिरिक्त स्व-पर, द्वार-द्वारो और व्यवहित- 
अब्यवहित हेतुओं के द्वारा अनन्त मेद हो जाते हैं । 

स्व अर्थात्‌ शाम्भव, पर अर्थात्‌ शाक्त या भाणव ये तीन भेद तो 
प्रधान हैं। इन तीनों के द्वार और द्वारी भेद से ३४२०६ भेद हो जाते हैं । 
इनके भो पूर्ण और अपूर्ण भाग की दृष्टि से ६०८२-१२ भेद होते हैं। इन 


क १४४-१४५ ] प्रथममाह्निकम्‌ १९५ 


ननु ज्ञानं तावदुपेयतया प्रतिज्ञातम्‌ इति, तत्र उपायेन केनचिद्भाव्यम्‌, 
सचन ज्ञानमेव-उपेयस्वात्‌, नापि अज्ञानं-तदनोपयिकत्वात्‌ तस्य, इति 
कि नाम उपायस्त्ररूपम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
ज्ञानस्य चाभ्युपायो यो न तदज्ञानमुच्यते । 
ज्ञानमेव तु तत्सूक्ष्मं परं त्विच्छात्मकं मतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
कि तु तत्सूक्ष्मं वेकल्पिकस्थूलशाक्तादिज्ञानविलक्षणं मतम्‌ इति 
सम्बन्धः । अत एव परं-शाम्भवम्‌ इत्यर्थः । अत एव 'इच्छात्मकम्‌' 
इत्युक्तम्‌ । शाक्ताणवयोहि ज्ञानक्रियात्मकतंवं भवेद्‌ इति भावः ॥१४४॥ 
ननु एवमपि कथमेकस्येव उपायोपेयभावः संगच्छते ? इत्याशङ्क्याह 
उपायोपेयभावस्तु ज्ञानस्य स्थोल्यविश्रमः । 
एषेब च क्रियाशत्तिर्बन्धमोक्षेककारणम्‌ ॥ १४५ ॥ 


बारहों के व्यवहित और अव्यवहित भेद से १२% २ २४ भेद स्पष्ट हैं । यह 
स्वाभाविक है कि अनन्त विजातीय मेदों के द्वारा व्यवधान हो ओर भनेक 
भेद हो जायें ॥ १४३॥ 

प्रश्‍न है कि ज्ञान तो उपेय हैं। उपेय के लिये उपाय आवश्यक होते हैं । 
वे उपाय ज्ञान नहीं हो सकते; क्योंकि ज्ञान तो स्वयमेव उपेय है । अज्ञान भी 
उपाय नहीं हो सकता; क्योंकि यह उपाय की योग्यता नहीं रखता, फिर उपाय 
का स्वरूप क्या हो ?--इस शङ्का का समाधान कर रहे हैं-- 

ज्ञान का उपाय अज्ञान नहीं कहा जा सकता। परम सूक्ष्म ज्ञान का 
उपाय स्थूल ज्ञान हो सकता है । सूक्ष्म ज्ञान इच्छात्मक होता है। 

ज्ञान का उपाय अज्ञान नहीं है--यह सत्य है । ज्ञान पर-ज्ञान का उपाय 
होता है। यह ज्ञान कारण रूप होता है। 'पर' ज्ञान सूक्ष्म होता है । वेकल्पिक, 
स्थूल, शाक्त और आणव ज्ञानों से यह विलक्षण होता है। इसे शाम्भव 
ज्ञान कहते हें । यह इच्छात्मक होता है, अर्थात्‌ इसमें 'इच्छा' शक्ति का ही 
प्राधान्य होता है । शाक्त और आणव भेदों में 'ज्ञान' ओर 'क्रिया' शक्तियों की 
प्रधानता होती है ॥ १४४ ॥ 

ऐसा होने पर भो एक का उपायोपेय भाव केसे हो सकता है ? इसका 
उत्तर दे रहे हैं-- 

उपायोपेय भाव तो ज्ञान का स्थौल्य विश्रम मात्र है । यह क्रिया शक्ति 
है । (इसको न जानने पर) बन्ध और (जानने पर) मोक्ष की स्थिति बनती है । 


१९६ श्रीतन्त्रालोकः 


स्थोल्यं--चिदानन्देकघनपरसुक्ष्मस्वरूपनिमज्जनादनन्तप्रा ह्यग्राहकात्मना 
भेदेन उल्लसनम्‌, तत्कृतोब्य॑ ्रमः-यत्‌ 'इदमुपेयम्‌' इति । वस्तुतो हि 
परप्रकाणात्मा शिव एव उपेयः, स च सर्वत एवावभासते तस्य क्वचि- 
दपि अनपायात्‌। अत एव नात्र उपायानां किचित्प्रयाजनम्‌-अन्ञातज्ञाप- 
कत्वात्‌ तेषाम्‌ । तदुक्तम्‌ 


'न्परोक्षे भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते । 
येरुपायाः प्रतच्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥' 


इति। अनेनेव आशयेन च अनुपायनिरूपणं करिष्यते । ननु यद्येवं तत्क 
थमयं व्यवहारः प्ररोहमुपा रोहते ? इत्याशङ्क्याह एषेव इत्यादि । क्रियाशक्तिः 
इति-तत्तद्भेदवेचित्र्मावस्थितिकारित्वात्‌ । तेन परमेशवरस्फार एवायम्‌ 
इत्याशयः । अत एवायं तथात्वेन अज्ञातो बन्धकः, ज्ञातस्तु मोचकः, तदाहू 
'बन्धमोक्षेककारणम्‌' इति । 


चिदानन्देकघन परमेश्वर का स्वरूप पर भौर सूक्ष्म है। उसमें निमज्जन 
साधना का विषय है। आत्यन्तिक सूक्ष्मता की चरम अनुभूति की पारमाधिक 
अवस्था एक ओर, दूसरी ओर वहीँ से ग्राह्य और ग्राहक भाव की पार्थक्य प्रथा 
का उदय एवं विस्तार, यह्‌ भेद-मरा अनन्त उल्लास, यही स्थूलता है। 
इससे यह भ्रम होता है कि 'यह उपेय है।' वास्तविकता यह है कि शिव ही 
उपेय है । वह तो सर्वत्र सब ओर से भासमान है। कहीं से उसका अभाव नहीं 
है। ऐसी अवस्था में यहाँ उपायों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । उपाय 
हमेशा अज्ञात के ही ज्ञापक होते हैं । कहा गया है-- 

“द्याइवत स्फुरित अपरोक्ष किन्तु सर्वतोभावेन व्यक्त प्रत्यक्ष तत्त्व के 
बिषय में हे परमाराध्य ! वे नहीं जान पाते ।” 

और यही कारण है अनुपाय विज्ञात का प्रतिपादन आवश्यक हो जाता 
है। प्रश्न है कि तब यह व्यवहार ही क्यों ? इसी के उत्तर में दूसरी अर्धाली 
की अबतारणा की गयी है। वस्तुतः यही तो क्रियाशक्ति है। उक्त भेदवादिता 
चमत्कारात्मक है। इसमें क्रिया शक्ति ही कारण है। यह परमेश्वर का 
उल्लास मात्र है। अतः यथातथ रूप से जानकारी त होने पर यह बन्ध का 
कारण बनता है और जानकारी के बाद यही बन्धनों से विमुक्त भी 
करता है। इसी आधार पर कहा है--बन्ध और मोक्ष का एकमात्र वही 
कारण है । 


डे १४६ ] प्रथममाह्निकम्‌ १९७ 


यदक्त 
'सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुर्वातनी । 
बन्धयित्री स्वमागंस्था ज्ञाता सिद्धयुपपादिका ॥? 
इति ॥१४५।। 
ननु एवमपि अत्र कि नाम उपायतया संमतम्‌ ? इत्याशङक्याह 
तत्राद्ये स्वपरामर्शे निविकल्पेकधामनि । 
यत्स्फ्रेत्प्रकटं साक्षात्तदिच्छाख्यं प्रकोत्तितम्‌ ॥ १४६ ॥ 


तत्र --एवं सति, आाद्ये-प्राथमिकालोचनज्ञानात्मनि, अत एव निविकल्पोत्ये, 
अत एव भिन्नस्य परामृश्यस्य अनुल्लासात्‌ स्वपरामर्शे-स्फुरत्तामात्ररूपे 
यत्‌ प्रकटं स्फुरेत्‌, राक्षात्कारात्मतया यत्‌ स्फुरणं तत्‌ साक्षात्‌ इच्छाख्यं 
प्रकीतितम्‌- उपाय।न्तरनिरपे्षत्वात्‌, भव्यवधानेच्छाशक्तिस्फाररूपः शाम्भवारूय 
उपाय उक्त इत्यर्थ: || १४६॥ 


“शिव की यही वह क्रियात्मिका शक्ति है, जो पाशबद्ध कर देती है । 
इसकी विशेषता है कि अपने मार्ग में अर्थात्‌ भेद-प्रसार में यह बांधने वाली 
है । जब यह वास्तविक रूप से अनुभूत हो जाती है, तो सिद्धि का सम्पादन कर 
देती है।” ॥१४५॥ 


ऐसा होने पर भी उपाय के रूप से मान्य क्या है ? इसका उत्तर है-- 


निविकल्प धाम में स्थित साधक को ( साधना के द्वारा ) आद्य स्वात्म 
परामर्श होता है। वही स्वात्म साक्षात्कार है, स्फुरत्ता का प्रकटन है तथा 
इच्छा का स्फार है । वही सर्वोत्तम उपाय है । 


साधना में लगे साधक की चरम तल्लीनता में समस्त विकल्पों का 
क्षय हो जाता है । वह तेजस अवस्था होती है। उसे आत्मपरामर्श की पहली 
अनुभूति होने लगती है । अन्य सारे वेकल्पिक परामर्श समाप्त हो जाते हैं। 
एक स्फुरत्ता मात्र सूक्ष्म अवस्था आती है । उसमें स्पष्ट रूप से साक्षात्‌ स्फुरण 
की आद्य अनुभूति होती है । यह इच्छा नामक उपाय है । इसे शाम्भव उपाय 
भी कहते हैं; क्योंकि उस समय शेव महाभाव का पथ प्रशस्त हो जाता 
है॥ १४६ ॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


एतदेव दुष्टान्तोपदेशेन स्फुटीकर्तुमाह 
यथा विस्फुरितदुशझ्ञामनुसन्धि विनाप्यलम्‌ । 
भाति भावः स्फुटस्तद्वत्केामपि शिवात्मता ॥ १४७ ॥ 
भूयो भूयो विकल्पांशनिश्चयक्रमचर्चेतात्‌ । 
यत्परामर्ञञमभ्येति ज्ञानोपायं तु तद्विदुः ॥ १४८ ॥ 
तथेव 'आत्मेवेदं सर्वम्‌’ इत्येवमात्मनो विकल्पस्य आत्मानात्माख्यांश- 
दयाक्षेपिल्वेषपि प्रतियोगिनिषेधपूर्वको योऽयं पौनःपुन्येन अंशरूपो निश्चयः 
तस्य यत्‌ क्रमेण चर्चनं-यथायथं स्फुटता भावित्वादिना संस्करणम्‌ , ततो यदु 
विकल्प्यमानमात्मस्वरूपपरामर्शम्‌ 'इत्थमेव इदम्‌? इत्येवं प्रतीतिमभिन्नां 
साक्षात्कारात्मतामभ्येति, तज्ज्ञानोपायं विदुः-ज्ञानशक्तिस्फारात्मकं शाक्तमुपायं 
जानीयुः इत्यर्थः । तु-शब्दः पूर्वस्माद्वयतिरेचक: । इह हि विकल्प एव क्रमेण 
निविकल्पतामेति इत्युक्तम्‌ । तत्र पुननिविकल्पतयेव साक्षात्करणं रूपम्‌, भत 
एव च अनयोर्द्वारिद्वारभावः ।।१४७-१४८। 
यत्तु तत्कल्पनाक्लुप्तत्रहिभूतार्थसाधनम्‌ । 
क्रियोपायं तदाम्नातं भेदो नात्रापवर्गगः ॥ १४९ ॥ 


इस तथ्य को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं-- 

जैसे जागरूकमाव से पर्यवेक्षण में तत्पर पुरुष को विना किसी सहारे के 
पदार्थ का स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, उसी प्रकार कोई साधक जब सचेत 
रहता हुआ विकल्पों के क्षय के उपरान्त निर्विकल्प धाम में पहुँच जाता है, तो 
उसे स्वात्म परामश रूप शिवात्मक महाभाव स्फुरित हो जाता है । 

जब बारम्बार विकल्पांश के निश्चय का क्रम संस्कार में उदित होने 
लगता है, तब विकल्पात्मक परामर्श ही साक्षात्कार का विषय बनने लगता 
है । यह ज्ञान शक्ति का स्फार है । इसलिये इसे ज्ञानोपाय या शाक्तोपाय के नाम 
से जानते हैं। 

शाम्भवोपाय में निविकल्पात्म साक्षात्कार होता है ओर यहाँ विकल्पा- 
त्मक । यह ज्ञान शक्तिका चमत्कार है। इन दोनों में द्वार-द्वारी भाव 
स्वाभाविक है ॥ १४७-१४८ ॥ 

जो भेदमयी कल्पनाओं से ही कल्पित है भोर बाह्य विकस्पमय ( उच्चार 
करण ध्यानादि ) अर्थो का साधक है, वहु क्रियोपाय है । इसे आणवोपाय 


कहते हैं । 


ह १५०-१५१ ] प्रथममाह्निकम्‌ १९९ 


तथा तद्‌ आत्मस्वरूपं क्रियोपायमाम्नातं-क्रियाशक्तिस्फारात्मकाणवो- 
पायसमधिगम्यं सर्वागमेषु उक्तम्‌ । यतस्ताभिः-भेदप्रथामयीभिः कल्प- 
नाभिः, क्लपः-म्वशिल्पेन कल्पितः, बहिर्भूतोऽवच्छिश्नो योऽसौ उच्चारादिः 
अर्थस्तत्साधतम्‌, तुशब्दो व्यतिरेके । शाक्ते हि विकल्प एव अर्थः, इह तु 
बाह्योऽपि इति, अत एव न तत्र उच्चारादिः। ननु उपायभेदादुपेयभेदोऽपि 
स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्योक्तं “मेदो नात्रापवर्गगः' इति । स्वरूपप्रथनं हि अपवर्गः 
तच्च सर्वेरेव हि द्वारद्वारिभावेन भवति, इति भावः ॥ १४९ 

ननु ज्ञानमेव उपाय इति सामान्येन प्रतिज्ञातम्‌, तत्कथमाणवे क्रियो- 
पायत्वमुक्तम्‌ ? इत्यादाङ्क्याह 

यतो नान्या क्रिया नाम ज्ञानमेव हि तत्तथा । 


रूढेर्योगान्ततां प्राप्रमिति श्रोगमशासने ॥ १५० ॥ 
अन्या इति भर्थाज्ज्ञानात्‌, यतस्तज्ज्ञानमेव रूढेः प्ररोहात्‌ योगस्यान्तः 
पराकाष्ठा, तत्त्वं प्राप्तं सत्‌ तथा 'क्रिया' इति सर्वत्र अभिधीयत इत्यर्थः । 
ननु अत्र कि प्रमाणम्‌ ? इस्याशङक्योक्तम्‌ “इति श्रीगमशासने’ इति, 
अर्थादुक्तम्‌ इति शेष: ॥१५०।। 
तत्रस्यमेव ग्रन्थं पठति 


योगो नान्यः क्रिया नान्या तत्त्वारूढा हि या मतिः । 


स्वचित्तवासनाशान्तौ सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ १५१॥ 
इति ॥१५१ ॥ 


भेद अपवर्ग के साधक नहीं होते। 'स्वरूप के प्रथन को ही अपवर्ग 
कहते हैं ।' भेदबुद्धि रहते स्वरूप-प्रथन नहीं हो सकता । यह शङ्का कभी 
नहीं करनी चाहिये कि उपाय भेद से उपेय में भी भेद हो जाता है। उपेय 
तो स्वबोध रूप ही है। द्वार-द्वारि भावमय सभी उपायों से वहाँ पहुँचा 
जा सकता हे ॥ १४९ ॥ 

पहले तो ज्ञान को ही उपाय माना है । यहाँ आणव में क्रियोपाय केसे ? 
इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

ज्ञान से अतिरिक्त क्रिया नहीं होती । ज्ञान ही रूढि द्वारा योग की 
पराकाष्ठा में क्रिया हो जाता है। यही बात 'श्रोगमशासन' में प्रतिपादित है। 
अतः यह प्रामाणिक तथ्य है ॥१५०॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


एतच्च स्वयमेव व्याचष्टे 
स्वचित्ते वासनाः कर्ममलमापाप्रसूतयः । 
तासां ज्ञान्तिनिमित्तं या मतिः संवित्स्वभाविका ॥ १५२ ॥ 
सा _बेहारम्भिबाह्यस्यतत्वव्राताधिशायिनो । 
क्रिया सैव च योगः स्यात्तत्त्वानां चिल्लयो तो ॥ १५३ ॥ 
निमित्तम्‌ इत्यनेन सप्तमी व्याख्याता । सँवित्स्वभाविका इत्यनेन 
मत्ज्ञानार्थत्वमुक्तम्‌ । सा मतिः 
“प्रणवेन तु तत्सवं शरी रोत्पत्तिकारणम्‌ । 
न्यसेत्क्रमेण देवेशि त्रिशदेकं च संख्यया ॥।' 
इत्याद्युक्त्या शुद्देहारम्भीणि असाधारणानि, तथा बाह्मस्थानि 
'हेयाध्वानमधः कुन्रेचयेत्तं वरानने । 
यावत्सा समना 1. पल iis ‘= un 
इत्याद्युक्त्या तत्त्वदीक्षादिना साधारणानि तत्तानि अधिशयाना स्वचित्त- 
वासनाझान्तिकारिस्वात्‌ क्रिया स्यात्‌ । तथा सेव 


श्रीगमशासन का उद्धरण दे रहे हैं-- 

योग और क्रिया दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं नहीं हैं; क्योंकि तत्त्व में आरूढ 
होने वाली मति ही अपने चित्त की वासना की शान्ति के कारण क्रिया कहुलाने 
लगती है ॥ १५१ ॥ 

इसी को व्याख्यायित कर रहे हैं -- 

अपने चित्त की सारी वासनायें कार्ममल ओर माया से प्रसूत हैं। 
इनके उपशम में लगी बुद्धि संवित्‌ स्वभावमयी होती है। वह देह को आकार 
प्रदान करने वाले बाह्य तत्त्वों में अधिष्ठित है। वहो क्रिया है, वही योग है। 
तत्त्वों के चित्‌ तत्त्व में लय की प्रक्रिया में शान्ति ही निमित्त होती है। संवितू 
स्वभाव वाली कहने का तात्पर्य है कि मति में ज्ञानसत्ता का उल्लास रहता है। 

“प्रणव से ही यह सब कुछ है । शरीर की उत्पत्ति का कारण भी प्रणव 
ही है। हे देवेशि! (संवित्‌ शक्ति की पुष्टि के लिये ) उसका ३१ न्यास 
करना चाहिये" ।” 

शुद्ध देह को आरम्भ करने वालो मति असाधारण तत्त्व है। वह बाह्य 
तत्त्व समूह्‌ में अधिष्ठित है। 


१ स्व० त° ६।३७-४१ । 


न १५४] प्रथममाह्निकम्‌ २०१ 


“योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना ।' 
इत्याद्युक्त्या तत्त्वानां चिति योजनाद्योगः स्थाद्‌ इति नानयोज्ञनातिरेक इति 
युक्तमुक्तं 'योगो नान्यः क्रिया नान्या’ इति ॥१५२-१५३॥ 
ननु कथं ज्ञानमेव क्रिया भवेत्‌ ? इति दृष्टान्तोपदर्शनेन उपपादयति 
लोकेऽपि किल गच्छामीत्येवमन्तः स्फुरैव या । 
सा देहं देशमक्षांश्राप्याविशन्तो गतिक्रिया॥ १५४ ॥ 
अन्तः आत्मनि 'गच्छामि' इति या स्फुरा-स्फुरणम्‌ उदयन्तृतात्मिका 
संवित्‌, सेव देहाद्याविशन्ती वेवश्याविषकरणेन स्वमयतामापादयन्ती गमन- 
क्रिया भवति, इति युक्तमुक्तं “ज्ञातमेव हि तत्तथा' इति । गन्तुहि ‘गच्छामि’ 
इति स्फुरणायां सत्यां कतृंकरणकर्मात्मकशरीरपादग्रामाद्यावेशेन गमनक्रिया- 
संपत्तिः स्यात्‌ ॥ १५४ 


“हे सुमुखि ! हेय अध्वा को गौण बनाकर उसका रेचन करना 
चाहिये । यह प्रक्रिया समना पर्यन्त होनी चाहिये"”" “` i 

इत्यादि उक्तियों के अनुसार तत्त्व दीक्षा आदि के द्वारा सामान्य तत्त्वों 
में सुषुप्त भाव से विद्यमान संवित्‌ रूप वही मति चित्त की वासना को शान्ति 
प्रदान करने के कारण क्रिया कहलाती है। तथा 

“वस्तु का अन्य वस्तु से एकत्व ही योग है--यही (योग को 
परिभाषा ) है।” 

इत्यादि उक्ति के अनुसार 'चिति' से तत्त्वों का योजन ही योग है । 
इस तरह क्रिया और योग दोनों का ज्ञान से अतिरेक सम्भव नहीं है । इस 
आधार पर “योग कोई अन्य वस्तु नहीं और क्रिया भी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
यह ठीक ही कहा गया है।।१५२-१५३॥ 

प्रन है कि ज्ञान ही क्रिया केसे ? इसे दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादित कर 
रहे हैं= 

व्यवहार में भी ( यही होता है ) जेसे मन में “जाता हूँ यह आन्तरिक 
स्फुरण होता है। वह ( संवित्‌ ही है) जो देह, देश और इन्द्रियीं में आवेश 
उत्पन्न करती है । आवेश के स्पन्दन से गति की क्रिया प्रर्वात्तत होती है । 

जाने की ज्यों ही ( संवित्‌ रूप ) अन्तःस्फु रणा होतो है--एक प्रकार का 
आवेश हो जाता है। देह बेवस हो जाता है। अंग अंग में ओर इन्द्रियों में उस 
स्फुरण का प्रभाव हो जाता है । यह सब में अपनी ही प्रमुखता स्थापित कर 


श्रीतन्त्रालोक: 


तदेवोपसंहरति 
तस्मात्क्रियापि या नाम ज्ञानमेव हि सा ततः । 
ज्ञानमेव विमोक्षाय युक्त चेतदुदाहुतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
तत इति क्रियाया ज्ञानात्मकत्वात्‌ । तेन 
'दीक्षेव मोचयत्यरध्वं शेवं धाम नयत्यपि ।' 
इत्यादिना क्रियाया अपि अपवर्गनिमित्तत्वमुक्तम्‌ । एवं च युक्तमुक्तं “ज्ञान 
मोक्षेक्कारणम्‌' इति । तदाह 'युकतं चेतदृदाहृतम्‌' इति ॥१५५॥ 


ननु 'स्वतन्त्रःत्मातिरिक्तस्तु' इत्यादिना प्राग्‌ आत्मज्ञानातिरिक्तो 
मोक्षो नाम न कश्चिदस्ति इत्युक्तम्‌, इति ज्ञानमेव विमोक्षाय इत्यनेन 
हेतुफलभावोऽनयोरुच्यमानः कथं संगच्छते ? इत्याशङ्क्याह 

मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः । 

स्वरूपं चात्मतः संविन्नान्यत्तत्र तु याः पुनः ॥ १५६ ॥ 


लेती है । गमन क्रिया का यही मूल रूप है। फिर व्यक्ति चल पड़ता है। इससे 


पहले का कथन कि ज्ञान ही क्रिया है।' जाने वाले में 'जाता हूँ' इस स्फुरण 
के होते ही कर्त्ता, करण और कर्म रूप शरीर, अंग अंग ओर इन्द्रियों में जो 
जाने का आवेश होता हे, उसी के द्वारा जाने की क्रिया सम्पन्न होती हे । भतः 
ज्ञान, योग और क्रिया सब मूलतः एक ही हैं ॥ १५४ ॥ 

इस विषय का उपसंहार कर रहे हैं- 


इससे क्रिया भी ज्ञान ही ( सिद्ध होती ) हे । ज्ञान ही मोक्ष का कारण 
हे। यह सब उदाहरणों द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रतिपादित हे। 

क्रिया के ज्ञान रूप होने के कारण “दोक्षा ही मुक्त करती है भोर ऊर्ध्व 
शेवधाम में ले जाती है।” 

इत्यादि उक्ति के द्वारा क्रिया भी मोक्ष की कारण है-यह सिद्ध हो 
जाता है। ओर फलितार्थ रूप से “ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र कारण है”-- 
इस उक्ति का समर्थन हो जाता है ॥ १५५ ॥ 

प्रश्‍न है कि श्लोक ३१ के अनुसार 'स्वात्मज्ञान के अतिरिक्त कोई मोक्ष 
नहीं है! इस कथन और यहाँ की उक्ति “ज्ञान ही मोक्ष के लिये है”, इन दोनों में 
परस्पर विरोध है । यहाँ तो ज्ञान और मोक्ष में कार्यकारण भाव है ? इसका 
समाधान कर रहे हैं-- 


नजि १५७-१५८ ] प्रथममाह्निकम्‌ २०३ 


क्रियाविकाः शक्तयस्ताः संविद्र्पाधिका नहि । 
असंबिदू पतायोगाद्वमि णश्चानिरूपणात्‌ ॥ १५७॥ 
ननु स्वरूपमेव नाम कि यस्यापि प्रथनं मोक्षः स्यात्‌ ? इत्याह स्वरूपम्‌ 
इति, तेन स्वस्य आत्मनो रूपं संविच्चेतन्यम्‌, तस्य प्रथनं यथातत्त्वं ज्ञानम्‌, स 
एव मोक्ष इति यथोक्तमेव युक्तं । यः पुनरयं हेतुफलभाव उक्तः स काल्पनिक 
एव, न तात्त्विक, यद्वक्ष्यति 
“यतो ज्ञानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोदिता । 
न सा {ee Nad ७०७०००००००० ००० es Ud 
इति । अन्यद्‌ इति संविदतिरिक्तम्‌ इत्यर्थः । ननु आत्मनः संविदतिरिकतं 
यदि रूपं नास्ति, तत्कथमस्य शक्त्यन्तरयोगित्वं स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह तत्र 
इत्यादि, तु-शब्दः चार्थे ।। १५६-१५७॥ 
ननु 
'पत्युधर्माः शक्तयः स्यु ११९११११ हे "नरे 
इत्याद्युक्त्या साक्षात्पत्युर्धभितया शक्तीनां च धमंतया निरूपणं कृतम्‌ इति 
इति धर्मिणश्च अनिरूपणाद्‌ इत्यसिद्धोऽयं हेतुः ? इत्याशङक्याह 
परमेइवरझास्त्रे हि न च काणाददृष्टिवत्‌ । 


शक्तोनां धर्मरूपाणामाश्रयः कोऽपि क्वथ्यते ॥ १५८ ॥ 


मोक्ष कोई अन्य तत्त्व नहीं । यहु तो स्वरूप का प्रथन मात्र है । स्वरूप 
भी आत्म संवित्‌ मात्र हो है। हेतु-फलभाव मात्र नहीं हैं। क्रिया आदि 
सारी शक्तियाँ भी संविद्‌ के अतिरिक्त नहीं है । संविद्भिन्नरूपता का कोई तुक 
नहीं, अतिरिक्त मानने से धर्मी का निरूपण भी नहीं हो सकता । 

स्वात्म तत्त्व संवित्‌ चैतन्य ही है । उसका यथातथ ज्ञान ही स्वरूप का 
प्रथन है और मोक्ष है । इसमें कार्यकारण भाव तो मात्र कल्पना प्रसूत ही है, 
तात्त्विक नहीं। आगे कहेंगे-- 

“ज्ञान से मोक्ष की जो हेतुफलवादिता कही गयी है-वह मुख्य नहीं 
है।” संविद्‌ के अतिरिक्त सारी मान्यतायें काल्पनिक हें । उनका यहाँ कहीं 
भी उपयोग नहीं होता । धर्मी धर्मवान्‌ होता है । यहाँ धर्म और धर्मी का 
निरूपण भी अमान्य है ॥ १५६-१५७॥ 

“पति का धर्म हो शक्तियां हैं ।' पति धर्मी और शक्तियाँ धम हें। फिर 
केसे कहते हैं कि धर्मी का निरूपण नहीं होता ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 


श्रीतन्त्रालोक: 


यथा खलु काणादाः 
“आत्मत्वाभिसंबन्धादात्मा ।' 


इत्यादिना धर्मिरूपमात्मानं निरूप्य, 
'तस्य गुणा बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमं- 
संस्कारसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसं योगविभागा: ।' 


इत्यादिना तत्समवेतम्‌ आगमापायि भिन्न-धर्मजातम्‌ अभ्युपागमन्‌, नेवमिह 
शक्तितद्वतोर्घमंधमिभावः कञ्चिद्‌ अभिधोयते । पर एव हि स्वतन्त्र 
बोधस्तत्तदुपाधिवशात्‌ तत्तच्छक्तिछपतया व्यपदिश्यत इति न वस्तुतः कञ्चित्‌ 
शक्तितद्वतोर्भेदः, यदुक्तं प्राक्‌ 

'मातृक्लप्ते हि भावस्य तत्र तत्र वपुष्यलम । 

को भेवो वस्तुतो वह्वेदग्धपक्तृत्वयोरिव ।।' इति ॥१५८॥ 

ननु यदि काणादादिदर्शनवद्‌ इहापि धर्मधमिभावस्य निरूपणं क्रियते, 

'तदा को दोषः स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


इस शेवशासन में काणाद के अनुसार धर्म रूप शक्तियों का आश्रय कोई 
नहीं माना जाता । 


काणाद मत में “आत्मत्व के अभिसम्बन्ध से आत्मा” है, यह मान्य है 
इसमें आत्मा को धर्मी माना गया है । उसके गुण रूप से बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्स्व, संयाग 
ओर विभाग मान्य हैं । इन गुणों से समवेत धर्मी और आगमापायि भिन्न धर्मों 
को ये स्वीकार करते हैं। 

इस प्रकार यहाँ शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में धर्म-धमिभाव मान्य नहीं 
है। परात्पर स्वात्म बोध ही विभिन्न उपाधियों के प्रभाववश पृथक्‌ पृथक्‌ शक्ति 
रूप से व्यवहुत होता है। अतः इन दोनों में कोई भेद नहों हैं। इसलिये 
कहा है-- 

“प्रमाता से अनुप्राणित भाव जगत्‌ की विविधता में आग की 
दाहिका ओर पाचिका शक्तियों की अभिन्नता की तरह किसी भेदभाव को 
मान्यता नहीं” ॥ १५८॥ 


यदि वेशेषिक दर्शन के समान यहाँ भी धर्म-धमिभाव का निरूपण किया 
जाय तो क्या दोष आयेगा ? इसका उत्तर दे रहे हैं- 


ये ० २५९-२६० ] प्रथममाल्विकम्‌ २०५ 


ततश्च दुक्क्रियेच्छाद्या भिन्नाइचेच्छक्तयस्तथा । 
एकः शिव इतोयं वाग्वस्तुशून्येव जायते ॥ १५९ ॥ 
यदि हि शक्तितद्वतोर्घमंघमिभावन्यायेन वास्तव एव भेदः स्यातु, तदा 
“इत्यं नानाविधः इपेः स्थावर: जङ्कमेरपि। 
क्रीडया प्रसृतो नित्यमेक एव शिवः प्रभु: ॥' 
इत्यादौ 'एक एव शिव' इति इयमीश्वराद्वयप्रतिज्ञात्मिका वाग्‌ अनेकेषां 
्क्तितद्वदात्मनाम्‌ अर्थानां संभवाद्‌ वस्तुशून्या-अभिधेयरहिता स्यात्‌, अद्वय- 
वादखण्डना भवति इति यावत्‌ ॥ १५९॥ 
ननु यदि वस्तुतः संवित्स्वभावः शिव एव एकोऽस्ति, तत्कथमयं 
चिदादिनानाशक्त्यात्मा व्यवहारोऽन्यथा क्रियते? इत्याशङ्कास्‌ उपसंहारभङ्गथा 
उपश मयितुमाह 
तस्मास्संवित्त्वमेवेतत्स्वातन्त्र्यं यत्तदप्यलम्‌ । 
विविच्यमानं बह्नीषु पर्यवस्यति शक्तिषु ॥ १६० ॥ 
एतच्च निर्णीतपूर्वस्‌ इति पुनरिह नायस्तम्‌ । यथोक्तं 
'बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता ।' 
इति ॥ १६० ॥ 


ऐसा मान लेने पर ज्ञान, क्रिया और इच्छा आदि शक्तियाँ भिन्‍न हो 
जायेंगी । इससे 'एक ही शिव है'--यह वाक्य तथ्यहीन हो जाएगा । 

धर्म ओर धर्मी की तरह यदि शक्ति और शक्तिमान्‌ में भी वास्तविक 
भेद स्वीकार कर लिया जायगा, तो “स्थावर और जङ्गम आदि अनेक प्रकार 
क रूपों में खेल-खेल में नित्य प्रसार को प्राप्त वह सर्व समर्थ शिव एक ही है।” 
यह उक्ति ही व्यर्थ हो जायेगी । इस इलोक में ईश्वराद्वयवाद की प्रतिज्ञा की 
गयी है। शक्ति और शक्तिमान्‌ रूप पार्थक्य-प्रथित पदार्थों की परम्परा से 
प्रभावित होने के कारण यह प्रतिज्ञा ही अवास्तविक हो जायेगी और अद्दयवाद 
ही खण्डित हो जायगा ॥ १५९ !। 

वस्तुतः यदि संवित्‌ स्वभाव शिव एक ही हैं, ता यह चित्‌ आदि अनेक 
शकत्यात्मक व्यवहार केसे बन्द किया जा सकता है? इस भाशङ्का का उप- 
संहारात्मक उपशमन कर रहे हैं-- 


२०६ श्रीतन्त्रालोक: 


इह 'आह्मज्ञानमेव मोक्ष? इति ज्ञानमोक्षयोः कार्यकारणभाव एव 
वस्तुतो नास्ति-इति “नावच्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्तिः इति न्यायेन 
ज्ञानिनां सत्यपि ज्ञातास्ये कारणे कार्यात्मा मोक्षो न स्यात्‌-इत्यनिष्टापादना- 
स्मायं प्रमङ्को नाशङ्कनीयः ? इत्याह 
यतश्चात्म्रथा मोक्षस्तन्नेहाशङ्क्यमीदुशम्‌ । 
नावश्य कारणाह्कायं तज्ज्ञान्यपि न मुच्यते ॥ १६१ ॥ 
ज्ञानिनो हि अवश्यभाविती मुक्तिः इति भावः। अत एव च 
“तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥? 
इति । तथा 
ज्ञानी त्वात्मंव मे मतः ।' 
इत्यादि गीतम्‌ ॥ १६१ ॥ 


उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संवित्स्वभाव ही स्वातन्त्र्य है । 
वही अनन्त-अनन्त शक्तियों में पर्यवसित होता है । कहा गया है-- 


“शिव का अनन्त शक्तित्व भी उनकी शक्तियों का तादात्म्य 
ही है” ॥ १६०॥ 

वस्तुतः 'आत्मज्ञान ही मोक्ष है' इस उपपत्ति में ज्ञान और मोक्ष में 
कार्य-कारण भाव नहीं है। “सभी कारण कार्यरूप में परिणत नहीं होते' यह 
एक न्याय है। 

इसके अनुसार ज्ञानियों में ज्ञान नामक कारण के रहते भी कार्य 
रूप मोक्ष नहीं हो पायेगा । इससे अनिष्टापत्ति की सम्भावना है--इसकी 
आशङ्का नहीं करनी चाहिये । यही कह रहे हैं-- 

क्योंकि आत्मबोध ही मोक्ष है। इसलिये कभी भी यह आशङ्का नहीं 
करनी चाहिये कि कारण से कार्य सवंदा नहीं होते और ज्ञानी ज्ञानसत्ता में 
भी मुक्त नहीं हो पाते । अर्थात्‌ उनकी मुक्ति अवश्यम्भावी है । इसीलिये-- 

“उन साधकों में ज्ञानी नित्य युक्त है और एक भक्तिवाला है। 
इसलिये वह विशिष्ट है । में ज्ञानी का अत्यन्त प्रिय हूँ और बहु भी मेरा प्रिय 
है।” तथा “ज्ञानी तो मेरा आत्म रूप ही है।” इत्यादि श्रीमद्भगवद्गीता 
में ( भ. ७।१७ तथा ७१८ ) उंक्त है ॥ १६१॥ 


नै १६२-१६३ ] प्रथममाह्िकम्‌ २०७ 
ननु 


'ज्ञानमेव विमोक्षाय हल लत 0 
इत्यादिना ज्ञानमोक्षयोः कार्यकारणभाव उक्त एव, इति कथं नायं प्रसंग: ? 
इत्याहु 


यतो ज्ञानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोदिता । 

न सा मुख्या ततो नायं प्रसंग इति निश्चितम्‌ ॥ १६२ ।! 
एतच्च निर्णीतचरम्‌ इति नेह पुनरायस्तम्‌ ॥ १६२ ॥ 
एतदुपसंहुरत्रन्यदवतारयति 
एवं ज्ञानस्वभावेव क्रिया स्थूलत्वमात्मनि । 

यतो वहति तेनास्यां चित्रता दृश्यतां किल ॥ १६३ ॥ 
ज्ञानस्वभावा इति क्रियाया ज्ञानाविना भावित्वात्‌ । यदुक्तं 

६ RTE ज्ञानर हिता क्रिया + 


इति । स्थूलस्वम्‌ इति अन्तर्य्राह्यग्राहकात्मना भेदेन उल्लासात्‌। तेन इति 
स्थूलतावहनेन हेतुना । चित्रता इति तत्तद्ग्राह्यादिभेदवैचित्र्यात्‌ ॥ १६३ || 


ज्ञान ही मोक्ष के लिये ( मान्य ) है । इस वाक्य में कार्य-कारण भाव 
है। तो फिर यह स्वीकार क्यों नहीं करते ? इस पर कहते हैं- 


ज्ञान के द्वारा हो मोक्ष होता है । यहाँ हेतु और फल ( कार्य-कारण ) 
भाव हो कथित है; किन्तु यहु मुख्य नहीं है । इसलिये निश्चित ही इसका 
प्रसङ्ग मान्य नहीं है । यह पहले ही प्रतिपादित विषय हैं । यहाँ उसको पुनइक्ति 
अनावश्यक हैं ॥ १६२ ॥ 

इस सन्दर्भ का उपसंहार करते हुए दूसरे विषय की अवतारणा कर 
रहे हैं-- 

इस प्रकार ज्ञान स्वभाव सम्पन्न ही क्रिया होती है। यह मात्र 
आत्मा में एक प्रकार को स्थूलता का उल्लास मात्र है। क्रिया ही इस स्थूलता 
का आत्मा में संवहन करती है। इसलिये इसमें विभिन्न ग्राह्य बाह्य रूप चित्र 
विचित्रता का दर्शन किया जा सकता है। कहा गया है--“क्रिया ज्ञानरहित हो 
ही नहीं सकतो ।” इसलिये कहते हैं-- 

क्रियापाय में ग्राह्य और बाह्य भेद से भिन्त उपायों को भेदोपभेद को 
विविधता और अवान्तर अवस्याओं के कारण असंख्य भेद आकलित होते हैं । 


श्रीतन्त्रालोकः 


अत एवाह 

क्रियोपायेऽभ्युपायानां ग्राह्मबाह्यविभे दिनाम्‌ । 

भेदोपभेदवेविध्यान्निःसंख्यत्ब्रमवान्तरात्‌ ॥ १६४ ॥ 

ग्राह्या उच्चाराद्याः। वाह्याः कुण्डमण्डलादयः। उच्चारादयो हि 
ग्राह्ममूमिगता बाह्यत्वेन अवसिता अपि चशुरादिबाह्य न्ट्रियागोचरत्वात्‌ भ्रमा त्रः 
न्तरासाधारणत्वाच्च न बाह्याः। कुण्डमण्डलादवः पुनर्बाह्ये न्ट्रियगोचरत्वात्‌ 
साधारण्याच्च बाह्या सन्तो ग्राह्याः इत्युक्तम्‌ 'ग्राह्मब्राह्मविभेदिनाम्‌' इति । एवं 
नियतभेदवत्वेऽपि एषामेव अवान्तरभेदाद्‌ भेदोपभेदनानात्वाद्‌ निःसंख्यत्व॑ 
बहुप्रकारत्वम्‌ इत्यर्थः । तथा हि-उच्चारस्य प्राणादिभेदात्‌ प्रथमे पञ्च मेदाः, 
तत्रापि बिन्दुनादादयो बहूव उपभेदाः, एवपपि उच्वार्यमाणानाँ मन्त्राणामात- 
न्त्यम्‌ इत्यसंख्यभेदत्वम्‌ ॥ १६४ ॥ 

एवं च 

'यतो नान्या क्रिया नाम 7000१00 ।' 

इत्यादिना उपक्रान्तं क्रियाया ज्ञानास्मकत्वं युकत्यागमाम्यां निर्वाहितम्‌ इत्येक 
एव ज्ञानात्मा मोक्षावाप्तावुपाय इति न उपायाननात्वम्‌ः अत एव तत्फलभूते 
मोक्षेऽपि न कश्चिद्भेदः इत्याह 


उच्चार आदि ग्राह्य मेद हैं। प्राणव्यापार रूप हो उच्चार होता है। 
ये ग्राह्य स्तर के हैं। अतः बाह्य भो हैं, फिर भी चक्ष आदि बाह्य इन्द्रियों से 
प्रत्यक्ष नहीं होते । 

अन्यान्य प्रमाताओं के लिये सामान्यतया अनुभूत भी नहीं होते । 
अतएव ये बाह्य नहीं होते। कुण्ड ओर मण्डल भादि बाहुचेन्द्रिय गोचर हैं । 
भतः बाह्य हैँ । सबके लिये सामान्यतया गृहीत हैं। उच्चार, करण, ध्यान, 
वर्ण और स्थानप्रकल्पन आदि उक्त भेदों के अतिरिक्त इसके अनन्त भेदोपभेद 
होते हैं । जेसे प्राणब्यापार रूप उच्चार के ही प्राण आदि पाँच भेद हैं। फिर 
बिन्दु, नाद आदि भनेक उपभेद हैं। इसी तरह उच्चार्यमाण मन्त्रों के भी 
अनन्त भेद हैं । इसीलिये इलोक में असंख्यता का उल्लेख हे ॥१६४॥ 

इस प्रकार “क्योंकि क्रिया कोई अन्य वस्तु नही “71” इत्यादि सन्दर्भ 
मे क्रिया की ज्ञानात्मकता युक्ति ओर आगम दोनों के द्वारा प्रतिपादित की 
गयी हे । अतः एक ज्ञान ही माक्ष-प्राप्ति में उपाय बनता हे। उपाय में भेद न 
होने से ज्ञात के परिणाम रूप मोक्ष में भी कोई भेद नहीं होता। यही कह 


रह हें 


न १६५-१६६ ] प्रथममाह्निकम्‌ २०९ 


अनेन चेतत्प्रध्वस्तं यत्केचन शक्षड्रे । 
उपायभेदान्मोक्षेशप भेदः स्यादिति सूरयः ॥ १६५ ॥ 


यत्केचन सूरय इति शर्शाङ्कुरे इति सम्बन्धः । केचन सूरय इति भेद- 
वादिनः। तत्र हि हेतूफलयोर्वास्तव एव भेद इति हेतुभेदात्‌ फलभेदोऽपि 
स्यात्‌ । इह्‌ पुनः 
'प्रदेशो ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यश्च ।' 
इत्यादिनीश्या “संविदेव सर्वम्‌’ इति को नाम हेतूफलभेदः, काल्पनिकेऽपि 
हेतुफलयोर्भेदे ज्ञानात्मा एक एव उपायोऽभ्युपगत इति उपायनानात्वस्यैव 
अभावात्‌ को नाम फलभूतेऽपि मोक्षे भेदः स्यात्‌ ॥ १६५॥ 
ननु 
'तच्च साक्षादुपायेनः"" । 1 "77 ।' 
इत्यादिना साक्षाद्‌ उपायनानात्वमुक्तम्‌ इति कथं न तद्‌भेंदादुपेयेऽपि भेदः ? 
इत्याशडङक्याह्‌ 
मलतच्छक्तिविध्वंसतिरोभूच्युतिमघ्यतः । 
हेतुभेदेऽपि नो भिन्ना घटध्वंसादिवृत्तिवत्‌ ॥ १६६ ॥ 


कुछ भेदवादी विद्वानों ने जो शङ्का की थी, वह्‌ उक्त प्रतिपादन से 
प्रध्वस्त हो गयी कि उपाय भेद से मोक्ष में भी भेद होता है । 

वस्तुतः हेतु ओर फल में वास्तविक भेद होता ही नहीं। भेदवादियों 
के अनुसार हेतु फल में वास्तविक भेद होता हे । भतः हेतुभेद से फलभेद वहां 
मान्य हे। पर इस शासन में 'संविद्‌' ही सब कुछ हे । अतः फलभेद से मोक्ष 
भेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता । कहा भी गया हे 

“ब्रह्म का प्रदेश सार्वरूप्य को अतिक्रान्त नहीं करता और विकल्प भी 
नहीं होता” ॥ १६५ ॥ 

प्रश्न है कि “वह भी साक्षात्‌ उपाय से” इत्यादि उक्ति के 
अनुसार साक्षात्‌ उपाय को अनेकता प्रतिपादित है । फिर उपायभेद से उपेय- 
भेद क्यों नहीं ? इसका उत्तर दे रहे हैं 

जहाँ हेतु और फल के वास्तविक भेद हें, वहाँ भी मल और उसकी 
शक्तियों के ( दीक्षा आदि द्वारा ) विध्वंस, तिरोभाव और समाप्ति में भद 
नहीं होता । जैसे चक्र-चोवर आदि हेतुभेद के रहते भी घटध्वंस में कोई भेद 
नहीं होता । 

श्रीत०--१४ 


| २१० श्रीतन्द्रालोक: 


यत्र वास्तव एव हेतुफलभावो5स्ति तत्रापि हेतोः दीक्षादेः भेदेऽपि 
| तत्फलभूतस्य मलतच्छकत्योविध्वंसादेः न कश्चिद्‌भेदः-कलातत््वभुवनादिना 
|| भेदेऽपि दीक्षायाः तस्य अविशेषात्‌, तथा च घटस्य मुद्गरकरभित्तिधटाद्यु- 
वायभेदेऽपि अविशिष्ट एव ध्वंसतिरोभावादिः। अतइच अवश्यमेव हेतुभेदात्‌ 
फलभेद इति नायभेकान्तः। यत्र पुनः काल्पनिक एव उपायोपेतरभावः, 
तत्र का नाम इयं वार्ता इति भावः । तदेवम्‌ इच्छाज्ञानक्रियात्मकल्वाद्‌ उपायस्य 
| || ्रेविध्येऽपि तदुपेयभूतेऽपवर्गे न कश्चिद्‌ भेद इति सिद्धम्‌ ॥ १६६ ॥ 
|| न केवलं युक्तित एव एतत्सिद्धं यावदागमतोऽवि इत्याहू 

तदेतत्त्रिविधत्वं हि शास्त्रे श्रीपूर्वनामति । 
\ आदेशि परमेशित्रा समावेशविनिणंये ॥ १६७ ॥ 
| 


अिचिच्चिन्तकस्येव गुरुणा प्रतिबोधतः । 
उत्पद्यते य आवेशः जञाम्भवोऽसावृदीरितः ॥ १६८ ॥ 


||| दीक्षा में मलों का निराकरण होता है। यह दीक्षा का फल है । अतः 

||| दीक्षा द्वारा मलों के और उसकी शबितयों के नाश होने में कोई फलभेद होता 

ही नहीं । कला तत्त्व और भुवन रूप अशुद्ध अध्वा के संस्कार, दीक्षा से मष्ट हो 

जाते हैं। दीक्षा द्वारा इस विनाश में कोई विशेष बात नहीं । यही स्थिति घड़े 

| के विनाश की है। घडा बनाने में कुम्हार दण्ड, चक्र, सूत्र और थापी 

॥ | आदि का आश्रय लेता है । यह हेतुभेद है । पर जब घडा फूटता है, उसका 

|| ध्वंस हो जाता है, आकृति लुप्त हो जाती है, तो फलभेद कहाँ रहता हे ? अतः | 
| || यह सिद्धान्त हुआ कि हेतुभेद से फलभेद नहीं होता । 


| | जहाँ कल्पना के आधार पर हो हेतु और फल में भेद स्वीकार करते हैं, 
||| | वहाँ की बात ही क्या ? इस प्रकार इच्छा, ज्ञान और क्रियात्मक उपायों के 
| तीन भेद होने पर भी उनके उपेय रूप अवर्ग में कोई भेद नहीं होता ॥९६६॥ 
|| | यह केवळ युक्तिसिद्ध बात ही नहीं, आगम भी यही कहते हैं-- 

| || || समावेश निर्णय के सन्दर्भ में परमेश्वर के द्वारा श्रीपूर्व नामक शास्त्र में 
| | इस त्रेविध्य का उपदेश हे । निर्विचार अवस्था में तीव्र बोध का प्रत्यभिज्ञान 
| 


|| | | होने से जो आवेश उत्पन्न होता हे, वह शाम्भव समावेश कहलाता हे । 


इलो० १६९-१७२ ] प्रथममाह्निकम्‌ २११ 


उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ । 
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ १६९ ॥ 


उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः १ 

यो भवेत्स समावेश: सम्यगाणव उच्यते ॥ १७० ॥ 

व्यत्यासपाठे च अयमाशयः-यद्‌ उपायोपेयादिना द्वारद्वारिभावेन 
शाम्भवोपाय एव प्राधान्येन विश्रान्तिः इति ॥ १६८-१७० ॥ 

तदेव क्रमेण व्याचष्टे 

अकिचिच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता । 

तया च झटिति ज्ञेयसमापत्तिनिरूप्यते ॥ १७१ ॥ 

तया इति विकल्पानुपयोगितया । विकल्पोपयोगे हि तदेव 

'यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्ण: समन्ततः ।' 

इत्यादिदुष्ट्या ज्ञेयस्य अवश्यज्ञातव्यस्य पारमाथिकस्य चिदात्मनो रूपस्य 


उच्चाररहित बस्तुतत्त्व का मनन, चिन्तन करते हुए जो समावेश 
होता हे, वह शाक्त कहलाता हे। उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान 
प्रकल्पत आदि के द्वारा जो समावेश होता हे, वह आणव समावेश हे। इस 
में क्रम-वेपरीत्य का कारण यह हे कि आणव द्वारा शाक्त भौर शाक्त द्वारा 
शाम्भव समावेश होने से उसी की प्रधानता हे ॥१६७-१७०॥ 

उसी की क्रमिक व्याख्या कर रहे हैं-- 

चिन्तन की अवस्था को पार कर निर्विचार दशा में स्थित साधक के 
लिये विकल्पों की अनुपयोगिता के कारण शीघ्र हो ज्ञेय को जानकारी निश्चित 
हो जाती हे। 

साधक दो अवस्थाओं से साधना का पथ प्रशस्त करता हे । १-विकल्पों 
का उपयोग अभी रहता हे । २-विकल्प अनुपयोगी हो जाते हें। जब चिन्तन 
ही नहीं रहा, तो विकल्पों की अनुपयोगिता स्वाभाविक हे। 

पहली अवस्था में- 

“जिसका ज्ञेयमय भाव स्थिर हो जाता हे एवं हर तरह से पूर्ण हो 
जाता हे।” इत्यादि दृष्टिकोण के अनुसार अनिवार्यतः जानने योग्य पार- 
माथिक चिदात्मक रूप की तत्काल समापत्ति नहीं होती । 


क्र २ श्रौतन्त्रालोकः 


समापत्तिर्न स्यात्‌, विकल्पो हि अभ्यासबलात्‌ स्वलुल्यविकल्पान्तराविर्भाव- 
कतया विगलदस्फुटत्वादिना यथायथं सातिशयविकल्पजननाक्रमेण अविकल्पाः 
ह्मकसंवित्तादात्म्यम्‌ अभ्येति । यद्वक्ष्यति 
“प्रविविक्षावकल्पस्य कुर्यात्संस्का रमञ्जसा ।' 
इत्याद्युपक्रम्य 
'संविदम्येति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ ।' 
इति । अत एव शाक्तोपायादस्य भेद: ॥ १७१ ॥ 
ननु कथं विकल्पानुपयोगितयैव एतत्‌ स्यात्‌ ? इत्याशङ्कां दर्शयितुमाह 
सा कथं भवतोत्याह गरुणातिगरीयसा । 
ज्ञेयाभिमुखबोघेन द्राकप्ररूढत्वशालिना ॥ १७२ ॥ 


प्रतिः आभिमुख्ये, भाभिमुख्यं च वस्त्वन्त रापेक्षम्‌, तच्च अत्र औचि- 
ल्यात्‌ चिन्मात्रम्‌ इत्युकतं ज्ञेयाभिमुखेति' । अतिगरीयस्त्वमेव व्याख्यातं 
द्राकप्ररूढत्वेत्याद्युक्तम्‌, द्राक्‌ इत्यनेन यथोक्तविकल्पक्रमोपारोहाभावः 
सूचितः ॥ १७२॥ 


अभ्यास के बल पर विकल्प ही अपने समान दूसरे शुद्ध विकल्प को 
जन्म देते हैं । इस तरह क्रमशः शुद्ध विकल्पोदय के फलस्वरूप अस्फुटता समाप्त 
होने लगती हे । जैसे-जैसे उत्तमोत्तम विकल्पों की परम्परा बढ़ती हे, एक 
अविकल्पारमक संवित्‌ का माहात्म्य उपलब्ध हो जाता हे । इसी तथ्य को निम्न 
उक्ति प्रतिपादित करती है- 

“होव शासन साधना में अनुप्रवेश का अभिलाषी साधक आज्जस विधि 
से विकल्पों का संस्कार करता हे ।” 

दूसरी अवस्था में 

“इससे साधक की संवित्‌ शक्ति अविकल्पक स्थिति प्राप्त कर विमल 
हो जाती हे ।” इससे शाक्तोपाय से इसका भेद सिद्ध हो जाता हे ॥ १७१॥ 

प्रश्न हे कि विकल्पों को अनुपयोगिता से दी ज्ञेय समापत्ति केसे होती 
हे ? इसका उत्तर दे रहे हैं -- 

अत्यन्त गौरवपूर्ण और तुरन्त प्ररूढ हो जाने वाले ज्ञेय के अभिमुख 
बोध के द्वारा ( ऐसा होता है ) । १६८बें इलोक में प्रतिबोध शब्द प्रयुक्त है । 
वहाँ प्रति आभिमुख्य अर्थ में हो प्रयुक्त हे । आभिमुख्य में किसी दूसरी वस्तु 
की अपेक्षा नहीं होती । औचित्य की दृष्टि सें यह्‌ चिन्मात्र रूप ही है! 
ज्ञेयाभिमुख बोध का यही भाव हे॥ १७२॥ 


इलो० १७३-१७४ ] प्रथममाहिकम्‌ २१३ 


ननु कथमनवोभिन्नविभक्तिकरयोः सामानाधिकरण्यस्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

तृतोयार्थे तसि व्याख्या वा वेयधिकरण्यतः । 

तृतीयार्थे तसि, इति तसि दत्यनुवन्धलोपे प्रयोगः । तृतीयार्थे इति 
सर्वँविभक्त्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तस्येष्टेः। वा शब्दः पक्षान्तरे। वेयधि- 
करण्यत इति गुरुणा क्रतो यः प्रतिबोधस्तत इत्यर्थः । 

आवेशश्चास्त्रतन्त्रस्य स्वतद्रू पनिमञ्जनात्‌ ॥ १७३ ॥ 

परतद्र्पता झ्म्भोराद्याच्छक्त्यविभागिनः । 


अस्वतन्त्रस्य जडस्य बुद्धयादेमितस्य प्रमातुः, स्वम्‌ असाधारणम्‌, तत्‌ 
संकुचितं यद्‌ रूपं तस्य निमज्जनं-गुणीभावः, तदवलम्ब्य परेण स्वतन्त्रेण 
बोधेन या तद्रूपता-तादातम्यस्‌, स आवेश इति सम्बन्धः । यदुक्तं 
“मुख्यत्वं कतृ तायास्तु बोधस्य च चिदात्मनः । 
शून्यादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ ॥' 
इति । कुतः पुनरयमागतः ? इत्याह शम्भोः इति । न पुनः शक्तेरणोर्वा । आद्याद्‌ 
इति-तत एव हि शक्तेरणोइच प्रभव इति भावः। अत एव शक्तिरत्र इच्छा, न 
तु ज्ञानं क्रिया वा-तयोः समावेशान्तरगतत्वेन अभिधास्यमानस्वात्‌ ॥ १७३ ॥ 


इन भिन्न-विभक्तिक दोनों का सामानाधिकरण्य केसे? इसका 
उत्तर दै रहे हैं-- 


इलोक १६८ में तृतीया विभक्ति के अर्थ में तसिल्‌ प्रत्यय का प्रयोग 
किया गया है। विकल्प पक्ष में वेयधिकरण्य में भी इसकी व्युत्पत्ति सम्भव है । 
उस समय विग्रहवाक्य बनेगा--गुरु के द्वारा किया हुआ जो बोध, उससे 
(भी जो आवेश होगा, वह शाम्भव समावेश होगा ) । 

अस्वतन्त्र जड बुद्धि आदि मित प्रमाताओं का जो अपना संकुचित 
रूप, उसके निमज्जित हो जाने, अर्थात्‌ उसकी प्रमुखता समाप्त हो जाने पर, 
स्वतन्त्र बोध का तादृष्य प्राप्त होता हे । इसी ताद्रूप्य को आवेश कहते हैं । 
कहा गया हे 

“जब चिदात्मक बोध और स्वात्म कर्तृत्व की मुख्यता हो जाय, 


साथ ही संकुचित जडत्व की गौणता हो जाय ओर एक ज्ञानात्मक प्रकाश का 
उल्लास हो जाय, तो यह समझना चाहिए कि यह समावेश की स्थिति है ।” 


्य््य्य्श्य्ा 


२१४ श्रीतन्त्रालोक: 


इह पदार्थावगमपुरःसरीकारेण वाक्यार्थावगम इति पदार्थयोजनानन्तर्र 
वाक्यार्थमपि योजयितुमाह 

तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयं प्रोन्मिषत्स्वयम्‌ ॥ १७४ ॥ 

विनापि निश्चयेन द्राक्‌ सातृदपंणबिस्ज़ितम्‌ । 

मातारमधरोकुवंत्‌ स्वां विभूति प्रदशयत्‌ ॥ १७५॥ 

आस्ते हूदयनैर्मल्यातिशये तारतम्यतः । 

विज्ञेयं-चिन्मात्राख्यं पारमाथिकं रूपम्‌, माता-सकलकरणग्रामप्रसव- 
निमित्तत्वाद्‌ बुद्धिः, सेव चिच्छायासंक्रान्तिसहिषणुत्वाद्‌ दर्पणः, तत्र प्रतिबिम्बितं 
गृहीतात्मग्रहं परिमितं प्रमातारम्‌ अधरीकुर्वत्‌ बुद्धयादो आत्माभिनिवेशनं 
गुणीभावमापादयत्‌ । एवं तरतमभावेन अनन्यसाधारणाँ विभूति-बोधात्मता- 
प्रधानतां रचयत्‌, समनन्तरोक्तयुक्त्या विकल्पोपा रोहमन्तरेण अनन्यापेक्षित्वात्‌ 
झटिति 

“सेषा सारतया प्रोक्ता हूदयं परमेष्ठिनः ।' 


यह समावेश शम्भु से ही प्राप्त होता है। शक्ति अथवा अणु से नहीं । 
वही विइव का आदि है। वह कभी अपनी शक्तियों से वियुक्त नहीं होता । 
उसकी भाद्या शक्ति इच्छा ही है, ज्ञान और क्रिया नहीं । ज्ञान और क्रिया 
समावेश के अन्तर्गत ही हैं ॥ १७३॥ 

सिद्धान्त है कि पदार्थ के ज्ञान के पहले हो जाने पर वाक्याथंत्रोध होता 
है । अतः पदार्थ-योजना के अनन्तर वाक्यार्थ की योजना कर रहे हैं - 


वहु परम विज्ञेय, पारमाथिक, चिन्मय बोध बुद्धिूपी दर्पण में प्रति- 
बिम्बित होता है । वह्‌ आत्माभिनिवेश को नष्ट कर स्वत्रोधात्मक विभूति को 
प्रकाशित करता है। वहु झटिति हृदय की नेमेल्यातिशय दशा में प्रोन्मिषित 
होता हुआ स्वयं प्रकाशित होता है। 

समस्त इन्द्रियों की प्रसविनी बुद्धि ही प्रमाता है । चूँकि वह चित्‌ 
बक्ति की छाया को ग्रहण करने में समर्थ है। इसलिए दर्पण के समान है। 
अशुद्ध अहं के आग्रह का प्रतिबिम्ब उसी में पड़ता है । ऐसे अशुद्ध आत्मग्रह को 
वह चिन्मय बोध हो दबा सकता है । इस अवस्था में आत्मामिनिवेश गौण हो 
जाता है। तर और तम के तारतम्य से अपनी बोधात्मक विभूति का प्रदर्शन 
भी वही करता है। वहाँ बिकल्प नष्ट हो जाते हैं। अतः विता किसी की 


इलो० १७६-१७५ ] प्रथममाह्निकम्‌ २१५ 


इत्याच्युक्ते: । हृदयं~विमर्शः, तस्य नेर्मल्यम्‌-अनन्योन्मुखस्वादपरिम्लानत्वस्‌, 
तस्य अतिशयः-पराकाष्ठा, तत्र स्वयं प्रोन्मिषदास्ते-स्वप्रकाशतया प्रकाशते 
हत्यर्थः ॥ १७४-१७५ ॥ 

ननु अयं तावत्‌ जडाजडारम द्विधा सम्भवति, तत्र संविदि जडेन 
नीलादिनापि आवेशोऽस्ति इति कथं 'बोधात्मेव समावेशः' इत्युक्तम्‌ ? इत्याहू 


ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कल्पितम्‌ ॥१७६।॥ 
इतरत्तु तथा सत्यं तद्विभागोऽयमीदृशः । 
जडेन यः समावेशः सप्रतिच्छन्दकाक्ृतिः ॥ १७७ ॥ 
चेतन्येन समावेशस्तादात्म्यं नापरं किल । 


ननु कथं स्वप्रकाशायाः चितोऽपरप्रक्ाइ्यत्वं ज्ञेयत्वं नाम ? इत्या- 
शङबयोक्तम्‌ 'आद्यं च कल्पितम्‌' इति । चः शङ्काद्योतकः, परमेश्वर एव हिं 
स्वातन्त्र्याद अपरिहृतवेदकभावमपि स्वात्मानं भावनोपदेशादौ शिव एव 
सर्वक्रियाणां कर्ता विज्ञेय इत्यादि परामर्शः अहंप्रतीतिम्‌ अन्तरीकृत्य वेद्यतया 
प्रतिपादयति । इदमेव हि परं स्वातन्त्र्यं-यत्‌ स्वं स्वरूपं वेदकमेव सत्‌ 


अपेक्षा के तत्काल हृदय रूपी विमर्श की निर्मळता की अतिशायिनी अवस्था में 
वह प्रकाशित हो जाता है। कहा गया है 

“बह महासत्ता रूप जो महास्फुरत्ता है, जो देश-काल से अविशिष्ट 
है, वही प्रधान रूप से अथवा श्रीसार शास्त्र के प्रतिपादन के अनुसार परमेष्ठी 
का स्वात्म प्रतिष्ठा रूप हृदय अर्थात्‌ विमर्श है।” उसी में नेर्मल्यातिशय 
होता है ॥ १७४-१७५ ॥ 

प्रन है कि ज्ञेय तो जड़ और चेतन भेद से दो प्रकार के होते हैं। 
संबिद्‌ में जड़ नील आदि से भी आवेश होता है। फिर बोधात्मक समावेश 
को हो वात क्यों ? इस पर कह रहे हैं 

ज्ञेय दो प्रकार का होता है । १--चेतन और २--जड़ । पहला कल्पित 
है, दूसरा जड़ नीलादि पदार्थ रूप से सत्य है । यह्‌ पार्थक्यपूणं विभाजन है। 
जड़ से जो समावेश होता है, वह प्रतिच्छन्दातमक होता है। चेतन्य से जो 
समावेश होता है, वह तादात्म्य मात्र होता है । 

कल्पित वेद्य का तात्पर्य है -परमेइबर अपने स्वातन्त्र के कारण 
वस्तुतः अपना वेदक रूप अक्षुण्ण रखते हुए भी स्वात्म को ओट में कर वेद्य 


२१६ त्रीतन्त्रालोक: 

वेद्वत्देत अवभासयति । अत एव कल्पितं वस्तुशून्यम्‌ इत्युक्तम्‌ । इतरद्‌ इति 
जड नोलादि । तथा इति ज्ञेयतया । तत्र नीलज्ञानम्‌ इत्यादौ चितो नीलादिना 
दर्पणमुखन्यायेन प्रतिबिम्बनमात्रमेव समावेशार्थो न तु तादात्म्यम्‌, तथात्वे हि 
नोलादेर्जञानात्मीभूतत्वाद ज्ञातमेव अवशिष्यते इति प्रतिच्छन्दव्यवस्थेव न 
स्यात्‌ । संकुचिताया: चितः पुतरसंकुचितया चितैकाह्म्यमेव तस्या एव वस्तुतो 


भावात्‌, तेन बोधैकात्म्यमेव समावेशार्थं इति युक्तमुक्तम्‌ अस्वतन्त्रस्य परत- 
टूपता नामावेश इति ॥ १७६-१७७ ।' 


तदेवोपसंहरति 

तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी ॥ १७८ ॥ 
शिवतादात्म्यमापञ्चा समावेशोश्त्र शाम्भवः । 

संवित्तिः अर्थात्‌ संकुचितरूपा ॥ १७८॥ 

ननु अत्र उत्पत्तौ विकल्पापेक्षिस्वं मा भूत्‌ तथाष्वे हि शाक्तोपायादस्य 


भेदो न स्यात्‌, ओत्तरकालिकाः पुनविकल्पाः किमत्र अपेक्ष्यन्ते न वा? इत्या- 
शङ्क्याह 


इप से अवभासित करने लगता है । यहो उसकी स्वतन्त्रता है कि वेदक होता 
हुआ भी वेद्य रूप से भासित होता है । इसलिए चेतन का ज्ञेयल्व कल्पित माना 
जाता है। 


जहाँ तक जड़ ज्ञेयस्व का प्रन है, वह दर्पण में प्रतिबिम्ब की तरह 
छायातमक समावेश दशा है, तादात्म्य नहीं है । यदि तादात्म्य मान लिया 
जायेगा तो नील आदि पदार्थ भी ज्ञान रूप हो जायेंगे। फिर प्रतिछन्दकता 
ही समाप्त हो जायेगी । तब संकुचित ओर असंकुचित चित्त का समानान्तर 
रूप ही नहीं रहेगा भोर चिदेकात्म्य ही फलित हो जायेगा । इसलिये बोध से 
ऐकात्म्य ही समावेश है। यहु कहना भो शत प्रतिशत सही है कि जड पदार्थों 
की परतद्रूपता ही आवेश है ॥ १७६-१७७ ॥ 


इसका उपसंहार कर रहे हैं-- 


इस तारतम्य से जब संकुचित संवित्ति अविकल्प अवस्था में भावना या 
उपदेश आदि से निरपेक्ष रहती हुई शिव से तादात्म्य प्राप्त कर लेती है । उस 
अवस्था में जो समावेश होता है, वह शाम्भव समावेश कहलाता है ॥ १७८ ॥ 


खन िअ 


a 


| ० १७९-१८२] प्रथममाह्लिकम्‌ २१७ 


तत्प्रसादात्पुनः पश्चा:द्भराविनो5त्र विनिश्चयाः ।। १७९ ॥ 
सन्तु तादात्म्यमापन्ना न तु तेषामुपायता । 


तच्छब्देन निविकल्पकपरामर्शः । अविकल्पकयैव संवित्त्या शिवात्म- 
ताधिगमः कृत इति कृतस्य करणायोगात्‌ तत्पृष्ठभाविनां विकल्पानां तत्र 
अर्किचित्करत्वम्‌ इत्याह न तु तिषामुपायता' इति ॥ १७९ ॥ 

अत एव च अविकल्पस्य विकल्पापेक्षं प्रामाण्यं वदन्तो निरस्ता इत्याह 

विकल्पापेक्षया मानमविकल्पमिति ब्रुवन्‌ ॥ १८० ॥ 


प्रत्युक्त एव सिद्धं हि विकल्पेनानुगम्यते । 
अनधिगतार्थविषयं खलु प्रमाणम्‌ । यदाहुः 
'अनघिगतविषयं प्रमाणम्‌ अज्ञातार्थप्रकाशो वा।' 


इति। निविकल्पकगृहोतमेव वस्तु च तत्पुष्ठमावी विकल्पः परिच्छिनत्ति इति, 
तस्य गृह्दोतग्राहकत्वात्‌ स्वात्मन्येव प्रामाण्यं नास्ति-इति कथमन्यस्यापि 
प्रामाण्ये निमित्ततां यायात्‌ । अत आह सिद्धं हि विकल्पेनानुगम्यते' इति । 
सिद्धम्‌ इति अधिगतम्‌ । अनुगम्यते इति अनु पश्चाद्‌ गम्यते अधिगम्यते 
इत्यर्थः ॥ १८० ॥ 


प्रश्‍न है कि संवित्ति में समावेश के उदय की अवस्था में भले हो 
विकल्प की अपेक्षा न हो, पर क्या बाद में उदित संवित्ति में विकल्पों की अपेक्षा 
होती है ? इस पर कहते हैं-- 

निविकल्प परामर्श के प्रसाद से शिव-तादात्म्य की उपलब्धि होती है । 
उसके बाद होने वाले विकल्पों का वहाँ कोई महत्त्व नहीं होता। इसीलिये बे 
उपाय नहीं माने जाते। यह नियम है कि उत्तरकालिक विकल्प असिद्ध 
होते हैं ॥ १७९ ॥ 

इसीलिये विकल्प की अपेक्षा अविकल्प की प्रामाणिकता मानने वाले 
निरस्त हो जाते हैँ । वही कहते हैं-- 

नियम है कि सिद्ध वस्तु ही विकल्प से जानी जाती है । प्रमाण अनधि- 
गतार्थ विषयक होता है । कहा गया है 

जहाँ विषय सिद्ध है, “प्रमाण वहाँ नहीं होता। वह अज्ञात अर्थ का 
प्रकाशक होता है ।” निविकल्प से गृहीत वस्तु को बाद में होने वाला विकल्प 
अलग करता है। विकल्प गृहीत का ही ग्राहक बनता है। इसलिये उसमें 


२१८ श्रीतन्त्रालोक: 


ननु प्रवर्ततां नाम गृहोते$र्थ विकल्पः, तत्र पुनरध्यवसायात्मकल्वादस्य 
ग्राहकत्वं न युज्यते इति “गृहीतं गृह्वामि' इति प्रतिपत्तिरस्य कथं स्यात्‌ ? 
इत्याशङ्कयाह 

गृहोतमिति सुस्पष्टा निश्चयस्य यतः प्रथा ॥ १८१ ॥ 

गृह्हामोत्यविकल्पक्यबलात्तु प्रतिपद्यते । 

गृहीतमिति प्रथा हि विकल्पस्य भावादोपपत्तिको-गृहीत एवार्थे अस्य 
प्रवृत्त, यत्तु गृह्णामि इति ध्रतिपद्यते तद्‌ दुझ्यविकत्प्यार्थेकीकारादिना 
नि्विकल्पकेकात्म्यावलम्बनबलाद्‌ इति युक्तमुक्तं 'बिकल्पेन गृहीतं गृह्यते’ 
इति ॥ १८१ ॥ 

ननु ज्ञानं खलु ज्ञापकं न तु कारकम्‌ इति, तेन वस्तुनो ज्ञप्तिः स्यात्‌, 
न तु सिद्धिः इति कथमुक्तं ' सिद्ध विकल्पेनानुगम्यते' ? इत्याशङ्क्याह 

अविकल्पात्मसंवित्तौ या स्फुरत्तेव वस्तुनः ॥ १८२ ॥ 

सा सिद्विनं विकल्पात्तु वस्त्वपेक्षाविवजितात्‌ । 


प्रामाण्य नहीं होता । बहु दूसरे के प्रामाण्य का कारण केसे बन सकता है ? 
क्योंकि सिद्ध वस्तु ही विकल्प से जाना जाता है ॥ १८०॥ 

विकल्प गृहोत अर्थ में भले हो प्रवत्तित हो; क्योंकि गृहीत अर्थ में 
अध्यवसायात्मकता होती है। वहाँ ग्राहकत्व मानना उचित नहीं, फिर "मैं गृहीत 
को ग्रहण करता हूँ यह ज्ञान केसे होगा ? इसका उत्तर दे रहे हैं - 

गृहीत वस्तु का निश्चय होता है। उसका ग्रहण करता हूँ--यह विमर्श 
अविकल्प के ऐक्य के बल पर होता है। साधक को शिंवात्मता अधिगत हुई। 
फिर विकल्प हुआ कि यह गृहीत की गयो । यह भाव की ओपपत्तिकी स्थिति 
है। में ग्रहण करता हूँ -यह प्रतिपत्ति भी अविकल्प की एकात्मकता के आधार 
पर होती है। अतः 'विकल्प से गृहीत वस्तु ही ग्रहुण की जःतो है यहु कथन 
युक्तिसंगत है ॥ १८१ ॥ 

ज्ञान तो ज्ञापक होता है, कारक नहीं । उससे वस्तु की ज्ञप्ति द्वोती है, 
सिद्धि नहीं होतो । फिर यह क्यों कहा गया कि सिद्ध वस्तु विकल्प से अधिगत 
होती है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 


SESE ME 8 22<.. 
= क... 


इलो० १८३-१८४ ] प्रथममाह्निकम्‌ २१९ 


आभासवादे हि आभासमानतैव सिद्धिः इत्युक्तं स्फुरत्तेव वस्तुनः 
सिद्धिः । ननु विकल्पानामपि स्वात्मनि अविकल्पकत्वात्‌ स्फुरद्र्पता अस्ति इति 
किमिति न ततोऽपि वस्तुतः सिद्धिः स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह न विकल्पात्‌' 
इति, 'सर्वो विकल्पः स्मृतिः' इति नीत्या विकल्पानां तावत्‌ स्मृतिरेव रूपम्‌, सा 
च असंनिहिते पूर्वानुभूत एव अर्थे प्रवर्तत इति विकल्पानां वस्त्वनपेक्षित्वम्‌, 
यद्यपि च स्वतन्त्रविकल्पादो क्षेत्रज्ञनिमितानां योजनास्ति तथापि पूर्वानुभव 
संस्कारजा एव तेऽर्था इत्युक्तं “वस्त्वपेक्षाविवजितात्‌' इति । यस्य च यदपेक्षा 
नास्ति स कथं तत्सिद्धौ निमित्ततां यायाद्‌ इति भावः ॥ १८२॥ 

यद्येवं निविकल्पकसिद्ध एव भर्थे विकल्पः प्रवर्तते न अधिकं किंचित्करोति 
तत्किमिति तेन स क्वचिदपेक्ष्यते इत्याहू 


केवलं संविदः सोऽयं नेर्मल्येतरविञ्जमः ॥१८३॥ 
यद्विकल्पानपेक्षत्वसापेक्षत्वे निजात्मनि । 


एवं संविदः सर्ववादिसिद्धं व्यवहारादौ विकल्पसापेक्षत्वं परिहृत्य विकल्पान- 
ेक्षत्वमेव स्फुटोकतं मुदाहरति 


आभासवाद में आभासमानता हो सिद्धि है। स्फुरत्ता ही वस्तु की 
सिद्धि है । विकल्प से वह सिद्धि नहीं होतो। 'सारा विकल्प स्मृति हे' इस 
नीति से स्मृति हो विकल्पों का रूप मानी जाती है । स्मृति पहले अनुभूत पृथक्‌ 
अर्थ में प्रवृत्त होती हे । फलतः विकल्प बस्तु से अनपेक्षित ही होते हैं । इसलिये 
वस्तु की अपेक्षा से रहित विकल्प से सिद्धि नहीं हो सकती । सिद्धि अविकल्पा- 
त्मक संवित्ति में होती हे। वह्‌ वस्तु की स्फुरता रूप हो होती हे । जिसकी जिस 
विषय में अपेक्षा हो नहीं होती, वह उसकी सिद्धि का कारण नहीं बन 
सकता ॥ १८२।। 

यदि इस तरह निविकल्प सिद्ध अर्थ में ही विकल्प प्रवृत होता हे, 
अधिक कुछ नहीं करता, तो क्यों वह उसके द्वारा कहीं अपेक्षित होता हे? 
इसका उत्तर दे रहे हैं 

यह संविद्‌ को निर्मळता का एक इतर विञ्नम मात्र हो है कि स्वात्म 
में हो विकल्प की निरपेक्षता और सापेक्षता दोनों (अनुभूत होती हैं) ॥ १८३॥ 

इस प्रकार सर्ववादिसम्मत, व्यवहार आदि में विकल्प की सापेक्षता का 
प्रत्याख्यान कर विकल्पों को अनपेक्षता को ही स्फुट करने के लिए उदाहरण 
प्रस्तुत कर रहे हैं - 


श्रोतन्त्रालोकः 


निशोथेऽपि मणित्ञानो विद्युत्कालप्रदशितान्‌ ॥ १८४॥ 

तांस्तान्विशेषांडिचनुते रत्नानां भूयसामपि । 

वेकटिको हि अचिरस्थायिनि परिमितेऽपि आलाके भूयसामपि रत्न।नाम्‌ 
अतिघुक्ष्मात्‌ परस्परविशेषान्‌ अवसायं विनापि अनुभवातिशयादेव जानीते, येन 
“इदमल्पस्‌','इदं महत्‌, 'इदमितोऽपि महद्रत्नम्‌' इत्यस्य विवेकः स्यात्‌ ॥१८४। 

कि चात्र अनुभवातिशये निमित्तं येन विकल्पनैरपेक्ष्येणापि वस्तुनः 
सिद्धिः स्यात्‌? इत्याह 

नेमंल्यं संविदश्चेदं पूर्वाभ्यासवश्ञादथो ॥१८५॥ 

अनियन्त्रेश्वरेच्छात इत्येतच्चचेयिष्यते । 

पूर्वाभ्यासो जन्मान्तरीय इति, अत एव चर्चयिष्यते त्रयोदशाह्निः 
कादौ ॥ १८५ ॥ 

न केवलमस्य आवेशस्य त्रेविध्यमेव अस्ति, यावदवान्तरप्रका रत्व- 
मपि इत्याह 

पञ्चाशद्विधता चास्य समावेशस्य णता ॥१८६॥ 


तस्वषर्टात्रशकेतत्स्यस्फुटभेदाभिसन्धितः । 


 वणिता इति श्रीपूर्वशास्त्रे । यदुक्तं तत्र 


जोहरी आधी रात में भी क्षणिक प्रकाश के परिवेश की दशा में भी 
रत्नों की राशि राशि से उनके ( पारस्परिक ) वैशिष्ट्य को भी ( अनुभव के 
बल पर ही) पहचान जाता हे। उसे यह विवेक हो जाता है कि यह 
कम मूल्यवान्‌, यह अधिक मूल्यवान्‌ और यह अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का 
रत्न है ॥ १८४॥ 

अनुभव के इस आतिशय्य का निमित्त क्या हे, जिससे विकल्प की अपेक्षा 
के विना भी वस्तु की सिद्धि हो जाती हे। इस पर कह रहे हैं- 

संविद्‌ का यहु नैर्मल्य पूर्वाभ्यास के कारण ( जन्मान्तरीय संस्कारवश ) 
होता हे। अथवा परमेश्वर की इच्छाशक्ति के स्वातन्त्र्य के प्रभाव से भी 
( सम्भव हे ) ॥ १८५ ॥ 

न केवल यह समावेश तीन प्रकार का ही है; अपितु अवान्तर प्रकार भी 
हैं। कह रहे हैं-- 

५० प्रकार के समावेश वणित हैं। ३६ तत्त्व ओर उसके अन्तर्गत 
स्थित सकल आदि पृथक्‌ व्याख्यास्यमान कुछ तत्त्व तथा अन्य स्फुट भेदों की 


है १८७-१८८ ] प्रथममाल्िकम्‌ १२१ 


“रुव्रशक्तिसमावेशः पश््वधा ननु चच्यते। 
भूततत्वात्ममन्त्रेशश क्ति भेदाद्वरानने nt 
पञ्चधा भूतसंज्ञोऽत्र निशद्धा तु तथापरः। 
आत्माख्यस्त्रिविध: प्रोक्तो दशधा मन्त्रसंज्ञकः ।। 
द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः । 
पञ्चाशद्ध दभिन्नोऽयं समावेशः प्रकीतितः ॥' 


इति। अश्र च हेतु:-तत्त्व इति। तत्त्वषट्त्रिशकं च एतत्स्थानि तत्त्वषट्‌- 
तरिशन्मध्यपतितानि पुमादीनि पृथरव्यास्यास्यमानानि तत्वानि च, तेषां यो 
वक्ष्यमाणप्रकारः स्फुटो भेदस्तस्य भनुसन्धानम्‌ ॥ १८६ ॥ 


तमेव भेदं निरूपयति 


एतत्तश्वान्तरे यत्पुंविद्याशक्त्यात्मक त्रयम्‌ ॥१८७॥ 
अम्भोधिकाष्ठाज्वलनसंख्येभेदेर्यंतः क्रमात्‌ । 
तङदभन्नम्‌ इत्यध्याहारः, अतस्तत्र पुमान्‌ 
आत्मा चतुविधो ह्येषः ।' 
इत्यादुकत्या भम्भोधिभिः-सकलप्रलयाकलविज्ञानाकलशुद्धलक्षणेः 


चतुभिः भेदेमिन्नः, तथा विद्या काष्ठाभिः-वर्णबिन्द्र्धचन्द्रनिरोधिनी- 


अभिसन्धि के अनुसार ही उक्त भेद होते हैं। श्रीपूर्व शास्त्र में यह वर्णन 
निम्नवत्‌ है-- 

“द्र शक्ति का समावेश भूत, तत्त्व, आत्म, मन्त्रेश और शक्ति भेद से 
पाँच प्रकार का होता है। इन पांचों के क्रमशः ५, ३०, ३, १० और २ भेद 
के अनुसार ५० मेद होते हैं ॥ १८६ ॥ 

उसी भेद का निरूपण कर रहे हें- 

इन तत्त्वों के अन्तर्गत पुरुष, विद्या भोर शक्ति तीनों क्रमशः, अम्भोधि 
“४, काष्ठा = १० और ज्वलन भर्थात्‌ ३ भेदों से भिन्न हैं। 

वहाँ पुरुष तत्त्व-- 

“क्योंकि यह आत्मा चार प्रकार का होता है ।” इत्यादि कथनानुसार 
सकल, प्रलयाकल, विज्ञानाकल और शुद्ध भेद से चार प्रकार का होता है । 
विद्या वर्ण, बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना 


टि श्रीतन्त्रालोकः 


नादनादान्तशक्तिव्यापिनीसमनोन्मनात्मभिर्दशभिः भैदैभिन्ना, तथा शक्तिः 
ज्वलनेः-इच्छाज्ञानक्रियात्मभिः न्रिभिमेंदेः ॥१८७॥ 
ननु किमिति इदमेव तत्त्वत्रयं भेदेन निदिष्टम्‌ ? इत्याशनयाह्‌ 
पुंविद्याशक्तिसंज्ञं यत्तत्सर्वव्यापकं यतः ।।१८८॥ 
|| अव्यापकेभ्यस्तेनेदं भेदेन गणितं किल । 
| अब्यापकेम्य इति व्याप्येभ्यस्तत्त्वान्तरेभ्य इत्यथं: । मायान्तं हि 
। 


भाह्मतत्त्वस्य, सदाशिवान्तं विद्यातत्त्वस्य, शिवान्तं च शन्तितत्वस्य 
| | व्याप्तिः । यदुक्तं 
|| 'प्ञाया-सदाशिव-शिवप्रान्तव्याप्त्री ननु क्रमात्‌ ।' 
|| इति ॥१८८॥ 
। न केवलमेतत्‌ तत्त्वान्तरेभ्यो मिद्यते, यावदन्योन्यमपि इत्याह 


| अशुद्धिशुद्धयमानत्वशुद्धितस्तु सिथ।३पि तत्‌ ॥१८९॥ 


| पुमान्‌ अशुद्धो-भेदमयत्वात्‌, विद्या शुद्धयमाना - भेदाभेदमयत्वात्‌, 
| शुद्धा शक्ति:--अभैदमयल्वात्‌ ॥१८९॥ 


|| और उन्मना इन दश भेदों से तथा शक्ति इच्छा, ज्ञात और क्रिया रूप तोन 
||| भेदों से भिन्न होती है ॥ १८७ ॥ 

क्या यही तीन तत्त्व भेद-भिन्त हैं? इस आशङ्का का उत्तर दे 
रहे हैं-- 


| व्याप्य तत्त्वान्तरों से पुरुष, विद्या और दाक्तितत्त्व सर्वव्यापक हैं। 


पुरुषतत्त्व की माया तक, विद्यातत््व की सदाशिव तक और दाक्तितत्त्व की 
शिवतत्त्व तक व्याप्ति है। कहा गया है कि, 

“माया, सदाशिव और छिवतत्त्व तक तीनों पुरुष, विद्या ओर शक्ति 
व्याप्त हैं। मतएव सर्वव्यापक हैं” ॥ १८८ ॥ 

यह केवल तत्त्वान्तरों से ही भिन्न नहीं, वरनु परस्पर भी भेदयुक्त हैं-- 
यही कह रहे हैं- 

अशुद्धि, शुद्धघमान और शुद्धि भेद से ये स्वयं भिन्न हैं। भेदमय होने 
के कारण पुरुष अशुद्ध है। मेदाभेदमयता के कारण विद्या शुद्धथमान है। 
इसी तरह अभेदमय होने के कारण वाक्तितत्त्व शुद्ध है ॥ १८९ ॥ 


न ० १९०-१९१ ] प्रथममाह्निकम्‌ २२३ 


ननु अस्तु एवम्‌, भूतानां पुनः पृथक्‌ निर्देशे कि निमित्तम्‌ ? 
इत्याशङ्क्याह 

भूतान्यध्यक्षसिद्धानि कार्यहेत्वनुमेयत्तः । 

तत्त्वयर्ात्पृथगभूतसमाख्यान्यत एव हि ॥१९०॥ 


भूतानि तावत्‌ प्रत्यक्षसिद्धानि इति, तदेव एषां तत्त्वान्तरेभ्यो 
भेदेन उपादाने निमित्तम्‌, तानि हि नित्यानुमेयान्येव, तदाह 'कायहित्वनु- 
मेयतः तत्त्ववर्गात्‌' इति । तथा चात्र भूतानि कारणपूर्वकाणि भाचेतन्ये 
सति अनेकसंख्यायागित्वाद्‌ घटादिवद्‌ इत्यनुमानम्‌ । यच्चेषां कारणं तानि 


'तन्मात्रे्यश्च भूतानि «नूर 
इत्याद्युक्ते: तन्मात्राणि इति, स्वकार्येम्यो भूतेभ्य एषाम्‌ अनुमेयल्वस्‌ । 
एवम्‌ अनेनेब अनुमानेन मायान्तः सकलतत्त्वर्गोऽनुमातव्यः । एतच्च 
तत्त्वाध्वनि भविष्यति इति नेहायस्तम्‌ । भत एव इति प्रत्यक्ष 
सिद्धखात्‌ ॥१९०॥ 


ननु भूतानां प्रत्यक्षसिद्धत्वम्‌ अनुमेयात्‌ तत्त्ववर्गात्‌ पृथकस्वेऽस्तु 
निमित्तम्‌. कथं पुनर्भूतत्वेऽपि तदेव ? इत्याशङ्क्याह 


सबंप्रतोतिस-द्भावगोचरं भूतमेव हि। 
विदुइचतुष्टये चात्र सावकाशे तदास्थितिम्‌ ॥१९१॥ 


भूततत्त्व की भेदभिन्नता के पृथक्‌ निर्देश की चर्चा कर रहे हैं-- 

भूततत्त्व तो प्रत्यक्षसिद्ध हैं। यही कारण है कि भन्य तत्त्वों से ये 
पृथक हें । इसलिये ये नित्य अनुमेय हैं । अनुमान का प्रकार है-भूत कारण- 
पूर्वक हैं, समस्त चेतन वर्ग में इनकी सत्ता है और अनेक संख्याओं से युक्त हैं । 
जेसे घडा । 

“तम्मात्राओं से भूत ( उत्पन्न हे)” ”” ““ ।” इत्यादि कथन के 
अनुसा र तन्मात्रायें कारण हैं। भूत इनके कार्य हैं । कार्य रूप भूतों से तन्मात्राओं 
का अनुमान होता है। इसी तरह अनुमान के द्वारा माया तक सारा तत्त्व 
समुदाय हो अनुमिति के योग्य है ॥ १९० || 


भूत प्रत्यक्षसिद्ध हैं। अनुमेय से पृथक्‌ हैं। इसी की चर्चा कर 
रहे हैं - 


२२४ श्रीतन्त्रालोकः 


सवेषां विदुषामविदुषां वा प्रतीतो सता पारमाथिकेन सत्तामा गोचर- 

भव हिं भूतम्‌ उच्यते । भूतं हि मत्यम्‌, तच्च सत्यम्‌, यत्र न कदाचिदपि 
कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिः, अनुमेये पुनरविदुषां तावत्‌ प्रतीतिर्नास्त्येव, 
विदुषां च प्रतीतावपि बहुप्रकारं परस्परं विप्रतिपत्ति इति तत्र अभत्यत्व- 
सम्भावनापि भवेद्‌ इति भावः। चो हेतौ, अतश्च सर्वं एवात्र अवकाश: 
तद्दतृत्वादाकाशः, तत्सहिते वाय्तरन्ते चतुष्टये पृथिव्यादिभूतपञ्चके सर्वः 
प्रतोतिस-द्भावगोचरत्वात्‌ तस्य भूतत्वस्थ आस्थितिम्‌ अवस्थानं विदुः इति 
युक्तमुक्तं “भूतसमाख्यान्यत एव इति। एवं भौत आवेशः पञ्चधा, आत्मा- 
' वेशश्च त्रिधा । एकोऽपि पुस्तत्वलप आत्मभेदः तत्त्वमध्येऽवस्थाप्यः, 
अन्यथा हि तात्त्व आवेशः त्रिशद्धा न स्यात्‌। विद्यायाइच समनन्त रोक्तेन 
सामान्यात्मना मान्त्रेश रूपेण दशधावेशः । विदिष्टेन तु मन्त्र-मन्त्रेश-मन्त्र- 
महेशात्मना रूपेण अस्थास्तत्त्वमध्ये परिगणनम्‌ । एवं शक्तेरपि एकं भेदं 
तत्त्वमध्ये व्यवस्थाप्य तदीय मआवेशो द्विधा । शिवस्तु समावेश्य एव इति 
न तत्रावेशोऽस्ति-तस्य परमाद्वयस्वभावस्वात्‌, तदपेक्षया समावेश्यसमा- 
वेशकलक्षणभेदानुपपत्तेः, तद्युक्तमुक्तम्‌ 'अस्य समावेशस्य पञ्चाशद्विधत्वम्‌' 

इति ॥१९१॥ 
ननु श्रीपूर्वशास्त्रे रुद्रशक्तिसमावेशस्य पञ्चधात्वचर्चनं प्रतिक्षाय 
भूतादीनां स्वरूपनिरूपणं कृतम्‌ ? इत्याहू 


बयोंकि ज्ञानी या अज्ञानी सबकी प्रतीति में पारमाथिक रूप से स्थित, 
इन्द्रियों से प्रत्यक्षीकृत, भाव (का प्रतीक ) ही भूत कहलाता है। भूत सत्य 
हो है । सत्ता भी सत्य है। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई विप्रतिपत्ति- 
आपत्ति नहीं । यहाँ सबके लिये अवकाश है । अवकाश का प्रदाता हो 'आकाश' 
होता है। उसके सहित पृथिवी से वायु के चतुष्टय को मिलाकर पांच 
महाभूत सिद्ध हैं। सभी यह जानते हैं कि आकाश में ही सबका अवस्थान 
है। इन्हीं भूतों से लेकर शक्तितत्त्व तक ५० समावेश मान्य हैं। शिव में 
समावेश भेद नहीं हाता, वरन्‌ उसमें ही समावेश होते हैं, बहु ता समावेश्य ही 
है । विना उसके समावेशथ और समावेशक रूप भेद हो हो नहीं सकते ॥ (९१॥ 


श्रोपूर्व शान में सद्रशक्ति समावेशके पाँच प्रकार कहे गये हैं. तथा भूत 
आदि के स्वरूप का भी निरूपण किया गया है। इस पर अपना दृष्टिकोण 
प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


| 1 १९३-१९४ ] प्रथममाह्निकम्‌ २२५ 


रुव्रशक्तिसमावेशः पञ्चधा ननु चच्यंते । 
को$बकाशो भवेत्तत्र भोतावेशादिवर्णने ॥१९२।। 
प्रसंगादेतदिति चेत्समाधिः संभवन्नयम्‌ । 

नास्माकं मानसावर्जो लोको भिन्नरुचिर्यतः ॥१९३॥ 


कोऽवकाश इति-भौतावेशादीनाम्‌ अप्रस्तुतत्वात्‌, इदमेव डि तद- 
प्रस्तुताभिधानं यदन्यदृपक्रम्प अन्यदभिधोयते इत्यतञ्चोदितं 'कोऽतरकाशो 
भौतावैज्ञादिवर्णने' इति । अथ दद्रशक्तिसमावेशवर्णने प्रतिज्ञातेऽपि प्रमंगा- 
देतदक्तम्‌, इति पुनस्तदप्ययुक्तम्‌ इत्याह 'प्रसंगादेतत्‌' इति । निर्णीतप्राये 
्रक्रन्तेऽ्थे यत्किचिदनुषक्तत्वेन अप्रक्गतम्‌ अभिधोयते तत्रायं समाधिः 
'प्रसंगादेतदुक्तम' इति। इह तु उद्दिष्टेऽपि प्रकृते लक्षणपरीक्षादि भतुक्त्वेव 
भूतावेशादीनाम्‌ आकस्मिकमेव भभिधानं कृतम्‌ इति को नामायं प्रसंगः । 
एवं हि अप्राकरणिकानां प्रमेयाणामानन्त्याद्‌ अनन्तान्तर ङ्गप्रमेयप्रतिपादन- 
प्रसंगः स्यात्‌ ? इत्युक्तं “नास्माकं मानसावर्जी' इति ॥१९२-१९३॥ 


यद्येवं तहि कि प्रतिपत्तव्यम्‌ ? इत्याह 


उच्यते द्वेतशास्त्रेषु परमेशञाद्विभेदिता । 
भूतादोनां यथा सात्र न तथा द्वयवर्जिते ॥ १९४॥। 


अत्र इति अद्वयशास्त्रे श्रोश्रीपूर्वे । सा इति विभिन्नता। तन्निषेधे तु 
दयवर्जितत्वं हेतुः ॥१९४॥ 


रुद्रशक्ति समावेश पाँच प्रकार का होता है--यह कहने के बाद भौतादि 
आवेशों के वर्णन की क्या आवश्यकता ? प्रस्तुत की उपेक्षा कर अप्रस्तुत चर्चा 
क्यों ? यदि यह कहा जाय कि प्रसंगवश ऐसा किया गया है, यह भी ठोक 
नहीं । निर्णीतश्राय उपस्थित विषय में उसमे अनुषक्त अप्रकृत अर्थ के वर्णन के 
लिये यह किया जा सकता है । 

यहाँ तो प्रकृत चर्चा का विषय रुद्रशक्ति है। फिर भी लक्षण-परीक्षा 
आदि विना कहे भूत सम्बन्धो आवेशों का आकस्मिक कथन किया गया 
है। इसो का समर्थन करते हँ--चँकि लोकरुचियाँ विभिन्न हैं। अतः ऐसा हो 
भी सकता है, पर हमारे द्वारा यह्‌ समर्थित क्रम नहीं है ॥ १९२-१९३ ॥ 

श्रोत०--१५ 


ति श्रीतन्त्रालोकः 


ततश्च कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
यावान्धद्त्रिशकः सोऽयं यदन्यदपि किंचन । 
छुतावती महादेवी रुदशक्तिरनर्गला ॥१९५॥ 
अन्यद्‌ इति-तद्भेदा एव भूवनाद्याः। अनगंला इतिव्यापकत्वाद- 
प्रतिहृता इत्यर्थः । यदुक्तं 
'त्वच्छक्ति चक्रात्मकमेव विइवं ग्राह्याग्रहोतृग्रहणात्मनेतत्‌ । 
अन्तादिमध्येषृ सदा विभाति नात्यन्तभिन्नं भवतोऽस्ति किचित्‌ ॥' 
इति ॥१९५॥ 
एतच्च तत्रत्येनेव अर्थेन संवादयति 
तत एव द्वितीयेऽस्मिन्नधिकारे न्यरूप्यत । 


घरादेविइवरूपत्बं पाञ्चदश्यादिभेदतः ॥१९६॥ 


तत एव इति--शद्रशक्तेरेव तावत्स्फाररूपत्वात्‌ । अस्मिन्‌ इति 
श्रीपूर्वशास्त्रे । 


फिर क्या स्वीकार्यं है ? यही कह रहे हैं-- 

ढवेतसमर्थक शास्त्रों में परमेश्‍वर से विभिन्नता उक्त है। वह भेद- 
वादिता यहाँ श्रीश्रीपूर्व शास्त्र में नहीं है; क्योंकि यह अद्वयवादसमर्थक शास्त्र 
है । द्वेतवाद का प्रत्याख्यान अभिन्नता के बोध के कारण है॥ १९४॥ 

फिर समाधान क्या हुआ ? इस पर कह रहे हैं-- 

जितना यह छत्तीस तत्त्वात्मक उल्लास है अथवा इसके भतिरक्ति भी 
जो कुछ भुवन भादि विस्फार है-उतना और वह सव परमाम्बा महादिव्य 
मातृशक्ति ही है। सबंव्यापक और अप्रतिहत रुद्रशक्ति की कोई इयत्ता नहीं । 
कहा गया है-- 

“परमेश्वर ! ग्राह्य, ग्राहक ओर ग्रहणात्मक यह सारा विश्व तुम्हारी 
शक्ति की परम्परा का हो प्रतीक है । आदि, मध्य और अन्त के अन्तराल में 
शाइवत प्रकाशमान यहद विइवकुसुम आत्यन्तिक रूप से तुमसे अभिन्न 
ही है॥ १९५॥ 

पुनः श्रीश्रीपूर्व शास्त्रोक्त विषय के माध्यम से ही कह रहे हैं- 

श्रोश्रीपुर्व शास्त्र में स्द्रशक्ति के स्फार रूप में ही दूसरे अध्याय में 
पाञ्जदक्य भेद-भिन्न पृथ्वी आदि की विश्वरूपता का निरूपण किया गया है। 


हुँ १९७-१९९ ] प्रथममाह्मिकम्‌ २२७ 
यदुक्तं तत्रेव 
'शक्तिमच्छक्तिभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते । 
स्वरूपसहितं तच्च विज्ञेयं दशपञ्चधा ॥' 
इत्यादि 


bee 


****** "शिव: साक्षान्न भिद्यते fy 
इत्यन्तम्‌ । एतच्च तत्त्रभेदने भविष्यति, इति ग्रन्थविस्तरभयाद्‌ नेह 
आयस्तम्‌ ॥१९६॥ 


ननु यद्येवं तहि रुद्रशक्तावेवं-समावेशोऽभिधीयतां कि भूताद्यावेशेन इति 
स एव दोषः ? इत्याशङ्कां गर्भीकृत्य, एतदेव उपमंहारभङ्गथा दृष्टान्तं दर्शयन्‌ 
उपपादयति 


तस्माद्यया पुरस्थेऽर्थे गुणाद्यंशांशिकामुखात्‌ । 
निरंशभावसंबोधस्तथेवाजापि बुध्यताम्‌ ॥ १९७॥ 


तथा संनिहिते घटादौ अर्थे लोहित्याद्यंशाभासद्वारेण भनेकसामान्या- 
भाससंमेलनातमनो निरंशस्य अखण्डस्य अर्थस्य सम्यक्‌ स्वालक्षण्येन 


बोधो भवेत्‌, तथेव अत्रापि भूताद्यंशमुखेन निखिलदुद्रशक्त्यवभास 
इत्यधिगन्तब्यम्‌ ॥ १९७ ॥ 


एवमपि कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

अत एवाविकल्पत्वध्रोव्यप्राभववेभवेः । 

अन्यैर्वा शक्तिरूपस्वाद्धमैः स्वसमवायिभिः ॥ १९८ ॥ 
सर्वशो$प्यय वांशेन तं विभुं परमेइवरम्‌ । 

उपासते विकल्पोघसंस्काराद्ये श्रुतोत्थितात्‌ ॥ १९९ ॥ 


“शक्तिमान्‌ ओर शक्ति भेद से धरातत्त्व भेदभिन्न होता है। अपने 
रूप के सहित बह्‌ (१५) पन्द्रह प्रकार का होता है ।” इत्यादि से लेकर 


"** एन "न शिव साक्षात्‌ भेदःभिन्न नहीं होता।” यहाँ तक 
तत्त्वभेद प्रकरण का विषय है ॥ १९६ ॥ 


प्रहन है कि यदि ऐसी बात है तो रुद्र-शक्ति में ही समावेश का कथन 
करें, भूतादि आवेश की चर्चा से क्या लाभ ? इस आशङ्का को ध्यान में रख- 
कर दृष्टान्त देते हुए उपसंहार कर रहे हैं-- 


41... 


डि श्रीतन्त्रालोकः 


ते तत्तत्स्वविक्कल्पान्तःस्फुर द्वमंपाटवात्‌ । 
धर्मिणं पुणंधर्मौ घमभेदेनाधिशेरते ॥ २०० ॥ 
मत एव इति-धर्ममात्रावगममुखेत धर्मिण्यवगमात्‌ । ध्रुवस्य भावो 
घ्रोष्यं~तिस्यस्वम्‌ । अन्ये: इति - पूणंत्वादिभिः, स्वसमवार्यिभिः इति--शबित- 
ख्पत्वार्दाभिन्नेरित्यर्थंः। ये केचन श्रुतांचन्ताद्य॒त्थिततत्तन्नियतधर्मविषयस्य 
बिकल्पौघस्य संस्कारम्‌ अवलम्ब्य परमेश्वरं समनन्तराद्िष्टाभिः सर्वाभिरेव 
शक्तिभिः एकयेव वा शक्त्या समाविशन्ति, ते समाविष्टाः सन्तः, तेते ये 
विकल्पास्तेषाम्‌ मन्तः स्वाकारतया स्फुरन्तः, ते नियता अनियता वा धर्माः 
शक्तयः, तेषां पाटवं प्रबोधः, तदाश्रित्य पूर्णधर्मौघम्‌ भनन्तदाक्तिखचितत्वेन 
पूणंस्वभावं धामिणं शक्तिमन्तं परमेशवरम्‌ अभेदेन अधघिशेरते--तद्रपतथा 
स्फुरन्ति इत्यर्थः ॥ {९८२०० ॥ 
ननु एकस्यापि नानाविधधर्मयोगिनोऽथंस्य आखण्डयेनेव प्रतोतिगोचरी- 
भावः संभवति, न तु इतरथा इति किमेतदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्काशान्त्यथंम्‌ एतदेव 
संवादयति 
मान लीजिये सामने एक घडा रखा हुआ है। उसमें जितने गुण हैं, 
रंग हैं, गोलाई, ऊँचाई आदि इन आंशिक जानकारियों के माध्यम से एक 
अखण्ड भाव-संबोध होता है, उसी तरह भूत आदि आंशिक बोध के द्वारा 
अखण्ड रुद्रशक्ति का बोध होता है ॥ १९७॥ 
इस प्रतिपादन से भी क्या निष्कर्ष निकला ? इसका निरूपण कर 
रहे हैं- 
धर्मज्ञान से धर्मी का बोध होता है। परमेदवर निविकल्प है, धुव है, 
विइवबिभुतामय है, अन्य शक्ति रूप शाइवत अभिन्न धर्मो से युक्त है। 
ऐसे परमेश्वर के आंशिक या सर्वाश चिन्तन से स्फुरित शुद्ध विकल्पों 
के संस्कार द्वारा उत्पन्न बोध से या आन्तरिक उद्बोध से जो उपासना 
करते हुँ, और पारमेशवर समावेश प्राप्त करते हैं, वे भनन्तशक्ति समवेत पूर्ण 
परमेश्वर मे अभेद भाव से अधिष्ठित हो जाते हैं। वे (मानो) परमेषवर रूप 
से ही स्फुरित होने लग जाते हैं ॥ १९८-२०० ॥ 
प्रश्‍न है कि पदार्थ एक हा और उसमे अनेक धर्मा के योग हों, तो भी 
उसका पूरा प्रत्यक्ष होता है । किसी दूसरी तरह यह नहों होता कया? इस 
शङ्क का यों समाधान करते हैं-- 


| 1 २०१-२०२ ] प्रथममाह्विकम्‌ २२९ 


ऊचिवानत एव श्रीविद्याधिपतिरादरात्‌ । 
तदेव पठति 
त्वत्स्वरूपमविकल्पमक्षजा कल्पने न विषयीकरोति चेत्‌ । 
अन्तरल्लिखितचित्रसंविदो नो भवेयुरनुभूतयः स्फुटाः ॥२०१॥ 


यदि नाम ऐन्द्रियिकी तिविकल्पप्रती ति: अविकल्पम्‌--अविभागमपि 
स्वत्स्वळूपम्‌ , कल्पने नियततत्तद्धर्मविषयत्वेन भेदनमवलम्ब्य न विषयीकुर्यात्‌ 
तत्‌ स्फुटा --नियतेकतरधर्मावभासमुखेन धर्मिस्वर्पावभासमय्पः, भन्तः 
अस्फुटाकारत्वेत, उल्लिखिताः चित्रा:--अवान्त रनानाधमंविषयाः संविदो यासां 
ताः, एवंविधा अनुभूतयः--अनुभवाः, नो भवेयुः न उत्पद्येरन्‌ इत्वर्थः । यदि 
हि सर्वधर्माक्रान्ध्या धर्मिणि सर्वे अनुभवाः स्युः, तत्‌ परिव्राडित्यादो एकेकस्यापि 
तिस्रः कल्पना भवेयुः, तेन स्वेच्छावशात्‌, अथित्वानुरोधाद्वा, नेपुण्याद्वा प्रति- 
प्रमातृनियतधर्मावभासमुखेनेव धमिण्यवभामो भवेत्‌, न तु इतरथा इति युक्तमु-- 
एकत रशक्त्यवभासमुखेन अनन्तशक्तावपि परमेवरेऽवभासः इति ॥२०१॥ 


एतच्च न केवलं युक्त्या सिद्धं यावदागमेनापि इत्याह 
तदुक्तं श्रीमतङ्गादौ स्वशक्तिकिरणात्मकम्‌ । 
अथ पत्युरधिष्ठानमित्याद्य॒क्तं विशेषणेः॥ २०२ ॥ 


यदि इन्द्रियजन्य निविकल्प प्रतोति, पदार्थंगत प्रतिनियत धर्मविषयक 
मेदों को ध्यान में रखकर विकल्परहित तुम्हारे स्वरूप को अपना विषय 
नहीं बनाती, तो आन्तरिक रूप से स्फुरित, अस्फुट, नाना धर्मों से युक्त रहने के 
कारण चित्रात्मक, संविन्मयी स्फुट अनुभूतियाँ उत्पन्न ही केसे हो सकती हैं ? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकतीं । 


निष्कर्ष यह कि सभी धर्मो का अतिक्रमण कर धर्मी में सब अनुभव 
नहीं होते वरन्‌ स्वेच्छा से, या अथिता के अनुरोध से या नेपुण्य से प्रतिप्रमातृगत 
नियत धर्मों के अवभास के माध्यम से ही धर्मी में धर्मों का अवभास होता है । 
अन्यथा अवभास होता ही नहीं। एक एक शक्ति के अवभास से अनन्त 
शक्तिसम्पन्त परमेश्वर भासित हो जाते हैं ॥ २०१॥ 


यह तथ्य युक्ति पर आधारित नहीं है; अपितु आगमसिद्ध भी है। यही 
कह रहे हैं - 


२३० श्रीतन्त्रालोकः 


तस्यां दिवि सुदीप्तात्मा निष्कम्पो$चलमूतिमान्‌ । 
काष्ठा सैव परा सूक्ष्मा स्वंदिककामृतात्मिका ॥ २०३ ॥ 
प्रध्वस्तावरणा शान्ता बस्तुमात्रातिलालसा ॥ 
आद्यन्तोपरता साध्वी  मूतित्बेनोपचयंते ॥ २०४ ॥ 
स्वशक्तिकिरणात्मकं यद्वस्तु तत्‌ 'पत्युरधिष्ठानम्‌' इत्यादिभिः विशेषणे:, 
अर्थाद्‌ विशिष्टमुक्तम्‌ इति सम्बन्ध: “अथ पत्युरधिष्ठानं स्वशक्तिकिरणा- 
त्मकम्‌ ।' इत्येवं-पाठ ऐशः, ग्रन्थकृता पुनरेव विध्यनुवादभावदर्शनाथंमु अन्यथा 
पाठः कृतः, तान्येव विशेषणानि दर्शयितुं 'तस्याम्‌' इत्यादि “उपचर्यते' इत्यन्त- 
मागमः पठितः, स्वा अनन्यसाधारणा याः शक्तयस्ता एव अभिन्नत्वप्रकाशत्वा- 
नन्त्यादिना किरणा रश्मयः तदात्मकम्‌, पत्युः-शक्तिमतः, अधिष्ठानमु-- 
मभिव्यक्तिस्थानम्‌ इत्यर्थः । शक्तिरेव तज्ज्ञप्तावुपायः, यदुक्तं 
'यथालोकेन दोपस्य किरणेभास्करस्य वा। 
ज्ञायते दिरिवभागादि तद्दच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥' 


इति । मत एव तस्यां शक्तौ, दिवि द्योतमानायाम्‌, सोऽपि सुष्ठु 
दीप्तात्मा—महाप्रकाशवपुः, अत एव निष्करम्पः-स्वस्मिन्नेव रूपे अव- 
स्थितः, तस्य हि प्रकाशात्मनः स्वख्पात्प्रच्यावे सर्वमिदम्‌ अन्धं स्यात्‌, भत 
एव च भचल्या-महाप्रकाशमय्या प्रद्मश्यया मूर्द्या युक्तः, यतश्च तस्या- 
मेवं-विधायासु अयमेवंविधः, ततः सेव परा काष्ठा लोकोत्तरा विश्रान्तिभूः, 
अत एव सूक्ष्मा परिच्छेत्तुमशक्या -- परप्रमात्रेकरूपत्वात्‌, अत एव वस्तुमात्रे 
पारमाथिके रूपे भतिशयेन लालसा तत्स्फुरत्तात्मिका इति यावत्‌। एवं 
च प्रकर्षण निःसंस्कारतया ध्वस्तानि बाह्यावरणानि यया सा प्रशान्तभेदा 


श्रीमतंग शास्त्र का वचन है--“अथ पत्पुरधिष्ठानं स्वशक्तिकिरणा- 
त्मकम्‌” । श्रीमदभिनवगुप्त ने विधि, अनुवाद भौर भाव की दृष्टि से पहले इलोक 
का स्वोपश रूप दिया है। पुनः 'तस्यां' से 'उपचयंते' तक पुरा आगमिक पाठ 
है । परमेश्‍वर का अधिष्ठान उनको अपनी (सर्वातिशायिनी) किरणें ही हैं। 
उसको जानकारी की उपाय उसको किरणें ही हैं। कहा गया है कि- 

“जैसे दीपक के प्रकाश से अथवा सूर्य की रहिमियों से दिशाओं के 
विभाग आदि जान पड़ते हैं, उसी तरह शक्ति से शिव का ज्ञान होता है।” 

इसलिये उस शक्ति में ही परमेश्वर महाप्रकाश रूप से, निष्कम्प 
ओर शाइवत स्थिर अनुभूत होते हैं। बह शक्ति भी उस परमेइवर की 


क २०५-२०६ ] प्रथममाल्िकम्‌ २३१ 


इत्यर्थः, अत एव शान्ता चिन्मात्ररूपा इत्यर्थः । एवमपि सर्वदिक्षु भवा 
स्थावरजङ्गमात्मकजगद्रपत्वात्‌ चित्रस्वभावा इति यावत्‌, तदपि अमृता- 
त्मिका नित्या, अत एव आाद्यन्तोपरता, अनित्ये हि आद्यन्तो भवतः, अत 
एव साध्वी-अनित्यत्वादिदाषकालुष्यरहिता इत्यर्थः, एवंविधा च एषा 
शक्तिमतः परमेदवरस्य मूतित्वेन उपचर्यते -गोण्या वृत्त्या तद्रूपतया अभि- 
धीयत इत्यर्थः ॥ २०२-२०४ ॥ 

ननु उपचारे मुख्यार्थबाधादिना त्रितयेन अवश्यभाब्यम्‌ तच्चात्र किमस्ति 
न वा ? इत्याशङ्क्याह 

तथोपचारस्यात्रेतन्निमित्तं सप्रयोजनम्‌ । 


निमित्तम्‌ इति कारणम्‌, तद्वशादेव हि उपचारो भवेद्‌ इति भाव: । तत्र 
शक्तेः शक्तिमदरपस्वाभिधाने बातितःतावद्‌ मुख्योऽर्थः, संबन्धश्च तयो- 
रुपायोपेय भाव: । 

तदाह्‌ 

तन्मुखा स्फुटता धर्मिण्याशु तन्मयतास्थितिः ॥२०५॥ 

त एव धर्माः दाक्त्याख्यास्तैस्तैरुचितरूपकेः ॥ 

आकारैः पर्युपास्यन्ते तन्मयीभावसिद्धये ॥२०६॥ 


लोकोत्तर प्रतिष्ठा की आश्रय है, सूक्ष्म है, अपने पारमाथिक स्वरूप में स्फुरित 
है, अमृतमयी व्यापिनी शक्ति है । समस्त आवरणों से रहित है, भादि, अन्त 
रहित, समस्त दोषकालुष्य से रहित परमेश्वर की मूत्ति रूप से उपचरित 
होती है ॥ २०२-२०४।। 

उपचार में तीन बातें (१-- मुख्यार्थबाध, २-मुख्यार्थं से सम्बन्ध और 
३--अन्या्थंप्रतीति) अवश्य होती हैं प्रश्‍न है कि यहाँ क्या है? इसी आशङ्का 
का समाधान कर रहे हें 

शक्ति का शक्तिमान्‌ रूप से कथन करने में मुख्य अर्थ यहाँ बाधित है। 
शक्ति, शक्तिमान्‌ का उपायोपेय भाव सम्बन्ध है और यह सप्रयोजन भी है 
कि यह उपचार हो । 

इसी तथ्य को कह रहे हैं-- 

धर्मी परमेश्वर में शक्ति ही उपाय है। वही स्फुटता भी है। स्फुटता 
शीघ्र ही तन्मयता की स्थिति होती है । यही मुख्य प्रयोजन है । शक्ति मिली तो 


FS २ श्रोतन्त्रालोकः 


सा शक्तिः मुखम्‌ उपायो यस्याः, स्फुटता नाम किमुच्यते. इत्युक्तम्‌ 
“आशु तन्मयतास्थितिः इति, आसादितायां शक्तावासादित एव शिव 
इत्याशयः । एतदेव च मुख्यं प्रयोजनम्‌ ॥ २०५-२०६ ॥ 

अत एवाहू 


तत्र काचित्पुनः शक्तिरनन्ता वा मिताइच वा । 
आक्षिपेद्ववता तस्वन्यायाद्द्वरान्तिकत्वतः ॥२०७॥। 


अनन्ता मिताञ्च इत्यर्याच्छकतोः । घवतापत्मन्यागाद्‌ इति भवता 
हि अधवव्यावृत्ताः स्वव्यक्तोरेव आक्षिपति इत्यस्थाः परिमितवस्त्वाक्षेपि- 
त्वम्‌, सत्त्वं पुतधंवाबवात्मनि सर्वश्रेव अस्ति इस्यस्पानन्तवस्त्वाक्षे विस्वम्‌, 
अत एव च मितवस्स्वालेपिण्यो उरा -अव्यापकत्वेन सर्वत्र असब्रिहित- 
त्वातू, अनन्तवस्त्वाक्षेपिण्यस्तु आसन्ना--व्यापकत्वात्‌ सर्वत्रेव संनिहित- 
त्वात्‌ ।२०७॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति 


तेन पूर्णस्वभावत्वं प्रकाशत्वं चिदात्मता । 
भेरवत्वं विइवशक्तीराक्षिपेद्धापकत्वतः ॥२०८॥ 


शिव भी मिल ही गये की स्थिति हो। वही शक्ति रूप धर्म उन उन उचित 
रूपको ओर आकारों के माध्यम से तन्मयता की सिद्धि के लिये उपासना में 
गृहीत हैं ।। २०५-२०६ ॥ 


इसी लिये कहते हैं- 


तन्मयीभाव की सिद्धि के उपासना क्रम में कोई शक्ति दूरी और 
समीपता की दृष्टि से अनन्त या सीमित स्वात्म अभिव्यक्ति का आक्षेप कर 
लेली है । धवतासत्त्व न्याय के नियम का वह अनुसरण करती है। इस न्याय 
के 'धवता' ओर 'सत्त्व' दो आधार हें । धवता जहाँ होगी, वहाँ भधवता 
्रत्याख्यात हो जायगी । वहाँ स्वात्म अभिव्यक्ति का ही आक्षेप स्वाभाविक है । 
यह आक्षेप सीमित वस्तु का है । जहाँ तक सस्व का प्रश्‍न है, वह धव में भी है 
ओर अधव में भी है । यहाँ भनन्त वस्तु का आक्षेप है । सीमित आक्षेप व्यापक 
भोर सर्वत्र सन्निहित नहीं होता । इसलिये दूर होता है। भनन्त वस्तु का 
आक्षेप करने वाली शक्तियाँ आसन्न होती हैं; क्योंकि ये व्यापक हैं ॥ २०७॥ 


en 


छ 


र २१० ] प्रथममाह्विकम्‌ २३३ 


सदाशिवादयस्तूध्वंव्याप्त्यभावादधोजुषः । 

शक्ती: समाक्षिपेयुस्तदुपासान्तिकद्रतः ॥२०९॥ 

अधोजुषः इति- ईश्वरादिकाः शक्तीः, तदिति पूर्णस्वभावस्वसदा- 
शिवत्वादेः व्यापकल्वाव्यापकत्वस्वभावत्वाद्धेतोः । पूर्णस्वभावे हि खूपे 
उपासन्नाः पूर्णमेव भृक्तिमुक्तिलक्षणं फलम्‌ आसादयन्ति, अपूर्णस्वभावे 
पुनरपूर्णत्वमेब इत्युक्तम्‌ “उपासान्तिकदूरतः' इति। अत एव च दर्शन- 
भेदः ।२०८-२०९॥ 

ननु विकल्प एव तत्कल्पनावलान्तियतः सामान्यात्मा धर्मोऽवभासते 
इति तत्र तन्मुखेन धमिणि अवभासो भवेद्‌ इत्ययं क्रमः शाक्तोपाये स्यात्‌, 
न तु अखण्डवस्त्ववभासात्मनि निविकल्पकस्वभावे शाम्भवे इति कथ- 
मिहैतदुक्तम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

इत्थंभावे च शाक्ताख्यो वेकल्पिकपथक्रमः । 

इह तुक्तो यतस्तस्मात्‌ प्रतियोग्यविकल्पकम्‌ ॥२१०॥ 

इह्‌ इति शाम्भवावसरे, तस्माद्‌ इति विकल्पात्‌, प्रतिपक्षे हि निरूपिते 
सुष्ठु पक्षनिरूपणं कृतं स्याद्‌ इति-नेतदप्रस्तुतं किचिदर्भिहितमिति भावः। 


इस सिद्धान्त को प्रकृत प्रसङ्ग से योजित कर रहे हैं-- 

इसलिये चिदात्मता पूर्ण स्वभावत्व, प्रकाशत्व भोर भेरवत्व सदृश व्यापक 
शक्तियों का आक्षेप करती है; क्योंकि ये व्यापक हैं। ईश्वर भोर सदाशिव आदि 
ऊर्ध्व व्याप्ति के अभाव के कारण मित, दूर, अत एव अधःस्थित हैं । 

अतः व्यापकस्व और अव्यापकत्व को दृष्टि में रखकर पूर्ण स्वभाववाली 
शक्तियों का उपासना में आक्षेप किया जाता है। पूर्ण की उपासना का फल भी 
पूर्ण होना स्वाभाविक है ॥ २०८-२०९ ॥ 

प्रश्‍न है कि विकल्पों में ही उस कल्पना के बल से सामान्य धमं अव- 
भासित होता है । उसी के माध्यम से धर्मी में अवभास होता है । यह शाक्तोपाय 
का क्रम है। अखण्ड ओर निर्विकल्प शाम्भव का नहीं । यहाँ यह कथन क्यों ? 
इस पर कह रहे हैं -- 

यह स्थिति तो शाक्त नामक वेकल्पिक भवभास का ही क्रम है किन्तु 
इस शाम्भव प्रकरण में उस विकल्प का प्रतियोगी अविकल्प ही निरूपित है। 
नियमतः प्रतिपक्ष के निरूपण से पक्ष का ही सम्यक्‌ निरूपण हो जाता है। 


चि श्रीतन्त्रालोकः 


विकल्पे हि क्रमेण अखण्डवस्त्ववभासो भवति अविकल्पे पुनरक्रमेण इति-- 
प्राप्ताविकल्पस्थितियंत्र  कुत्रचिदवधत्ते तत्रास्य तदेव शिवतापत्तिः 
स्यात्‌ ॥२१०॥ 


तदाहू 
अविकल्पपथारूढो येन येन पथा बिशेत्‌ । 
धरासदाशिवान्तेन तेन तेन शिवोभवेत्‌ ॥२११॥ 


एतदेव उदाहरति 

निमंठे हृदये प्रागरयस्फुरद्भूम्यंशभासिनि । 

प्रकाशे तन्मुखेनेब संवित्परशिवात्मता ॥२१२॥ 

इह खलु निर्मळे हृदये पूर्णाहंविमर्शात्मनि, अत एव प्राग्र्यम्‌- 
आखण्ड्येन प्रकृष्ट कृत्वा, स्फुरद्भूमिलक्षणः तत्त्वान्तरापेक्षया अंदा:-- 
षद्त्रिशो भागः, तदाभासात्मनि प्रकाशे तद्भूम्य॑क्षातमनेव उपायेन संवित्पर- 
शिवात्मता-तदावेशः स्यादित्यर्थः ॥२१२॥ 


एतदेव उपसंहरति 
एवं परेच्छाशक्स्यंशसदुपायमिमं विदुः । 
शाम्भवाख्यं समावेशं सुमत्यन्तेनिवासिनः ।॥ २१३॥ 


यह ध्यान देने की बात है कि विकल्प पक्ष में अखण्ड वस्तु का अवभास क्रमिक 
रूप से होता है ओर अविकल्प पथ में अक्रम भाव से ही हो जाता है । इसलिये 
अविकल्प दशा में सिद्ध साधक जहाँ भो अवधान कर लेता है, वहीं शिव- 
तादात्म्य हो जाता है ॥ २१० ॥ 


वही कह रहे हैं-- 

अविकल्प पथ पर आरूढ़ साधक जिस जिस पथ से अनुप्रवेश करता है, 
धरा से सदाशिव पर्यन्त उसी उसी से शिवमय हो जाता है। 

इसी को उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं-- 

पूर्णाहुन्ता विमर्श से निर्मल हृदय में अखण्ड उत्कर्ष युक्त स्फु रण स्थिति 
में भूमि का अंशात्मक अवभास समग्र तत्त्वों का ३६ वाँ भाग होता है। इस 


अवभास रूप प्रकाश में भूम्पंशात्मक उपाय से ही संवित्परशिवात्मता, अर्थात्‌ 
शाम्भव समावेश होता है ॥ २१२॥ 


डे २१४] प्रथममाह्निकम्‌ २३५ 


वरा भट्टारिकारूपा च असौ इच्छाशक्तिः, तदात्मकश्च असौ अंशः 
(४०० ७०००० पृरं स्विच्छात्मकं मतम्‌ ७ 
इत्याद्युक्तेः शाक्ताद्यपेक्षया साक्षादुपायत्वात्‌ सङ्चासौ उपायस्तम्‌, सुमत्यन्ते- 
निवासिन इति--श्रीसोमदेवादयः ।  ्रीसुमतिनाथस्य श्रीसोमदेवः शिष्यः, 
तस्य श्रीशम्भुनाथः इति हि आयातिक्रमविदः । यद्वक्यति 
'श्रीसोमतः सकलविट्किल शम्भुनाथः'"""॥' इति। 
तु 
'कश्रिदृक्षिणमुसिपी ठवसतिः श्रीमान्विभुर्भेरवः 
पञ्चस्रोतसि सातिमार्गविभवे शास्त्रे विधाता च यः। 
लोकेऽसूत्सुमति स्ततः समुदमूत्तस्येव शिष्याप्रणीः 
श्रीमाञ्छग्भुरिति प्रसिद्विमगमञ्जालन्धरात्पीठतः ॥' 
इत्यन्यत्रोक्तम्‌ , तत्परमगुर्वभिप्रायेणेव योज्यम्‌ । यद्वा 
यावानस्य हि सन्तानस्तावानेको गुरुमंतः ।' 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्यबलम्बनेन एतद्वयाख्येयम्‌। एवं 


इसका उपसंहार कर रहे हैं- 

इस प्रकार पराभट्टारिका रूप इच्छा शक्ति और उसके अंश भी “717” 
पर इच्छात्मक (ही) मान्य हैं।'' इत्यादि उक्ति के अनुसार शाक्तोपाय की 
अपेक्षा साक्षात्‌ उपाय होने के कारण सदुपाय हैं । श्री सुमतिनाथ के सोमदेव, 
इनके शिष्य शम्भुनाथ आदि शिष्य परम्परा के विद्वान्‌ गुरुजन इसे शाम्भव 
समावेश मानते हैं। आगे भी इसकी चर्चा है-- 

“श्रीसोमदेव के शिष्य सर्वास्त्र पारङ्गत शम्भुनाथ''*“॥” इत्यादि । 
इसके विपरीत जो “दक्षिण भारतवर्ष निवासी कोई श्रीमान्‌ सर्वसमर्थ भैरव 
( नामक गुरुदेव थे, वे पञ्चस्ोतस्‌ सिद्धान्त के अतिशय विकसित सम्प्रदाय के 
शास्त्र प्रवर्तक भी थे । 

उनके शिष्य सुमतिनाथ थे । श्रीसुमतिनाथ के ही अग्रणी शिष्य श्रीमान्‌ 
शम्भुनाथ हुए। जालन्धरपीठ से इनकी प्रसिद्धि हुई थी।” इस इलोक में 
वर्णित यह तथ्य परमगुरु के अभिप्राय के अनुसार मान्य होना चाहिये । 

अथवा जो “जितनी बड़ी यह शिष्य परम्परा है, उसका एक ही परम 
गुरु मान्य है।” इसो वक्ष्यमाण नीति का अनुसरण कर इसकी व्याख्या करनी 
चाहिये। अथवा 


रि 


“इति श्रीसुसतिप्रज्ञाचन्त्रिकापास्ततामस: । 
धोशस्भूनाथः सद्भावं जाप्रवादो न्यरूपयत्‌ ॥।' 
इत्यादावपि ज्ञेयम्‌ ॥२१३॥ 


इदानीं शाम्भवमुपायं प्रतिपाद्य, शाक्तमप्याह 

शाक्तो5थ भण्यते चेतोधीमनो हंक्ृतिः स्फुटम्‌ । 

सविकल्पतया मायामयमिच्छादि वस्तुतः ॥२१४॥ 

एतच्चात्र न मनोमात्रम्‌ इत्याह धीमनोऽहंकृतिः इति । अत एब 
स्फुट-साक्षादभिव्यक्तस्वरूपम्‌ इत्यर्थः | ततदच 

'सर्वो वकल्पः वारः ५0० ४ 

इत्यादिनीत्या भेदप्रथारूपम्‌ इत्युक्तं--'सविकल्पतया मायामयम्‌' इति । 
एवमपि परमार्थतो यथायोगम्‌ एतदिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌ इत्युक्तम्‌ 
'इच्छादिवस्तुतः' इति । यथा खलु पतिरिच्छाद्यामिः श क्तिभिविदवं निर्मिमीते, 
तथेव विकल्पाद्यपि बुद्ध्याद्यन्तःकरणत्रयेण पशुरित्याहयः, विकल्पादौ हि 
प्रायः क्षेत्रज्ञस्येव स्वातन्व्यम्‌ तन्निर्माणं च एतत्त्रयाधीनमेव इत्येव 
मुक्तम्‌ ॥ २१४॥ 


इस तरह “श्रीसुमतिनाथ की प्रतिभा की चाँदनी से विरजस्तमस 
श्रीमान्‌ शम्भुनाथ ने जगत्‌ में सद्भाव को निरूपित किया था।” 
इस उक्ति में वणित तथ्य के अनुसार वास्तविकता का अवगम करना 
चाहिये ॥ २१३॥ 


यहाँ तक शाम्भवोपाय का प्रतिपादन कर शाक्तोपाय का उपक्रम कर 

अब यहाँ से शाक्तोपाय प्रकरण का प्रवर्तन कर रहे हैं। यह स्फुट 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ अभिव्यक्त होता है। यह बुद्धि, मन ओर अहंकार रूप तीन 
अन्तःकरणमय है । सविकल्पता के कारण मायामय है अर्थात्‌ “सारा विकल्प 
संसार'**“““है ।” इस नीति के अनुसार भेदप्रथा रूप है। 

ऐसा होने पर भी परमार्थतः इच्छा, ज्ञान और क्रियात्मक भी है । जैसे 
पशुपति परमेश्वर इच्छा आदि तीनों शक्तियों से विश्व का निर्माण करता है, 
वेसे हो पशु भी बुद्धि आदि तीनों अन्तःकरणों के ब पर समस्त वेकल्पिक 
कार्यों का सम्पादन करता है। विकल्प आदि में तो क्षेत्रज्ञ की स्वतन्त्रता ही 
काम करती है । सारा सांसारिक निर्माण इन तीनों के ही अधीन है ॥ २१४॥ 


जी २१५] प्रथममाह्निकम्‌ २३७ 


अत भाहू 
अभिमानेन संकल्पाध्यवसायक्रमेण यः । 
शाक्त: स मायोपायोऽपि तदन्ते निर्विकल्पकः ।। २१५ 
इह्‌ हि स्वात्मनि अहङ्कारग्रहेण कर्तुत्वमभिमन्य बाह्ममेषणीयादि 
तदतद्रूपतया संकल्प्य तदेव च अन्यापोहेन निश्चित्य 'भहुमेव सर्वत्र स्थित: 
“सर्व वा मय्येव स्थितम्‌' इत्येवमात्मा यः शाक्तो वेकल्पिकः प्रत्यय उदेति 
स यद्यपि विकल्पानां भेदनिष्ठत्वात्‌ मायात्मक उपायः, तथापि तेषा विकल्पा- 
नाम्‌ अभ्यासबलेन यथायथं सातिशयविकल्पजननाद्‌ अन्ते स्फुटतमाथंसाक्षा- 
त्काराल्मा निर्विकल्पकः शाम्भवः समावेशः स्याद्‌ इत्यर्थः । 
यद्दक्ष्यति 
'अनन्तराह्िकोक्तेऽस्मिन्‌ स्वभावे पारमेश्‍वरे । 
प्रविविक्षूविकल्पस्य कुर्यात्संस्कारमळ्जसा ॥।' 
इत्याद्युपक्रम्य 
'ततः स्फुटतमोदारताद्रूप्यपरिबृ' हिता । 
संविदम्पेति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ ॥।' 
इति । अत एव हि शाक्तोपायस्य उपायोपायत्वमुक्तम्‌ ॥ २१५ ॥ 


इसलिये कहते हैं-- 

स्वात्म में अशुद्ध 'अहम्‌' अभिमान से स्वयं को कर्ता मानने के कारण, 
बाह्य हेयोपादेय रूप संकल्प के कारण और अध्यवसाय के कारण एक शाक्त 
अर्थात्‌ वेकल्पिक प्रत्यय उदित होता है। लगता है--में ही सर्वत्र स्थित हूं, मुझमें 
हो सब कुछ है, अथया में ही सब कुछ हुँ । यह भेदनिष्ठा होती है। यह 
मायात्मक उपाय है । 

इतना होने पर भो इन विकल्पों के अभ्यास से क्रमशः संस्कृत होकर 
सर्वातिशायी शुद्ध विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं । अन्त में तत्त्वसाक्षात्कारात्मक 
निविकल्पक शाम्भव समावेश हो जाता है । इसी तथ्य को भागे कहेंगे- 

“इसके बाद के आह्विक में वर्णित परमेश्वर के स्व भाव में अनुप्रवेश 
का अभिलाषी विकल्पों का त्वरित संस्कार कर लेता है ।” यहाँ से प्रारम्भ 
कर “इसके बाद अर्थात्‌ विकल्पों के शुद्ध हो जाने पर अत्यन्त स्फुट, उदात्त 
एवं ताद्रूप्य से संवित संविद्‌ अत्यन्त निर्मल निविकल्पात्मकता में परिणत 
हो जाती है।” यहाँ तक ( यह विषय वणित है । ) इसी आधार पर शाक्तो- 
पाय को शाम्भव उपाय का भी उपाय माना जाता है ॥ २१५ ॥ 


[3 ३८ श्रीतन्त्रालोकः 


ननु अस्मदादेः सर्वस्यैव अयत्नोपनतः स्वारसिको निविकल्पकः प्रत्ययः 
स्थित इति कि ताम तत्र शाम्भवावेशरूपत्वमुक्तम्‌, यदपि उपेयतया उपदिव्यते ? 
इत्याशङ्क्याह 

पशोर्वे याविकहपाभूर्देशा सा शाम्भवी परम्‌ । 


अपूर्णा मातुदोरात्म्या्तदपाये विकस्वरा ॥ २१६॥ 
सा इति अविकल्पा भूः । यदुक्तं 
'तस्यां दशायामेश्वरो भावः पशोरपि ।' 

इति । यद्येवं तहि भत्र किमुपदेशादियत्नेन? इत्याह-परमपूर्णा इति । संकुचितस्य 
हि मातुः संकुचिते एव ज्ञानक्रिये भवतः, इति कथं तत्रास्य दुरात्मनः 
साक्षात्‌ शाम्भवत्वं भवेद्‌ इति भावः, अत एव तस्य मातुदोरारम्यस्य अपाये 
पूर्णतोल्लासे सा शाम्भवी दशा विकस्वरा पूरणज्ञत्वकरतृत्वादिशालिनो भवेद्‌ 
इत्यर्थः, तेन संकुचि तज्ञत्वकर्तृत्वाद्यपहुस्तनपुरःसरं स्वात्मप्रत्यभिज्ञापनार्थम्‌ 
अवशयोपादेयोऽयम्‌ उपदेशादियत्न इति सिद्धम्‌ ॥ २१६ ॥ 

तदेव प्रकृते योजयति 

एवं वैकल्पिकी भूमिः शाक्ते कर्तृत्ववेदने । 

यस्यां स्फुटे परं त्वस्यां संकोचः पूर्वनोतितः ॥ २१७ ॥ 


ऐसा स्वारसिक निविकल्प प्रत्यय तो अपने आप हम जेसे लोगों को भी 
होता है । इसे शाम्भव आवेश कहने की क्या आवश्यकता ? वह भी उपेय 
रूप से उपदिष्ट ! इस आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं - 

पाशबद्ध पुरुषों को भी एक निविकल्प भूमिका की अनुभूति होती है; 
किन्तु वह दशा जैसा कि कहा गया है 

“उस दशा में पशु को भी ऐश्वर भाव हो जाता है।” शाम्भवी दशा ही 
है। हाँ वह अपूर्ण होती है। संकुचित प्रमाता का ज्ञान और उसकी क्रियायें 
सभी संकुचित ही होती हैं। यह संकोच उसकी आत्महीनता के कारण 
होता है। 

इसके नष्ट हो जाने पर और पूर्णता के उल्लसित हो जाने पर वहू 
विकस्वर हो जाती है। अतः संकुचित ज्ञत्व ओर कत्तृत्व को दूर कर स्वात्म 
प्रत्यभिज्ञान के लिये उपदेश आदि परम आवश्यक हैं ॥ २१६॥ 

वही प्रकृत प्रसङ्ग में योजित कर रहे हैं-- 

शाक्तोपाय की वैकल्पिक भूमि में ज्ञत्व और कत्तू त्व निर्विकल्प की 
अपेक्षा स्फुट होते हैं । फिर मी प्रमाता के दोरात्म्य़ ( आत्मसंकोच ) के कारण 


ई २१८-२२० ] प्रथममाह्विकस्‌ २३९ 


तथा संकोचसंभारविलायनपरस्य तु। 

सा यथेष्टान्तराभासकारिणोी शक्तिरुजञ्वला ॥ २१८ ॥ 

इह सविकल्पज्ञानात्मनि शाक्तोपाये यद्यपि निविकल्पापेक्षया स्फुटे 
ज्ञानक्रिये, तथापि मातुदौरात्म्यात्‌ ते संकुचित एव, इति अत्रापि उपदेशादियत्नेन 
अवश्यं भाव्यम्‌, येन सबंस्य तथा संकोचविलायनपरतया सा शाक्ती भूः उज्ज्वला 
विकस्वरा, यदियम्‌ उपेयत्वेन अभीप्सितम्‌ अन्तः प्रमात्रेकात्म्यस्वभावस्‌ आभासं 
करोति-परप्रमात्रेकरूपतया स्फुरति इत्यर्थः ॥ २१७-२६८ ॥ 

ननु शाक्तस्य जाम्भवाद्विकल्पाविकल्परूपत्वेन सिद्धो भेदः, विकल्पकः 
रूपात्‌ पुनराणवादस्य कथं भेदः स्यात्‌ ? इत्याशङ्कां प्रदर्श्य, तयोरेव 
भेदममिधत्ते- 

ननु वेकल्पिको कि धीराणवे नास्ति तत्र सा । 

अन्पोपायात्र तूच्चाररहिततंवं न्यरूपयत्‌ ॥ २१९ ॥ 

तत्र इत्यादिना समाधिः, अन्य इति उच्चारादयः। आणवे हि उच्चारादि 
बाह्यमेव अवलम्ब्य वेकल्पिकी बुद्धिरस्ति, अत्र शाक्ते पुनस्तद्रहितत्वेन इति 
विशेषः, अत एव चेतसेव इति सावधारणं चिन्तनमात्रम्‌ अत्रोक्तम्‌ ॥ २१९ ॥ 

नन्वत्र किमुच्चारमात्रेणेव रहितत्वम्‌, उत करणादिभिरपि ? इत्याह 

उच्चारशब्देनात्रोक्ता बह्वन्तेत तदादयः । 


शक्त्युपाये न सन्त्येते भेदाभेदौ हि शक्तिता ॥ २२० ॥ 


संकुचित ही रहते हें । संकोच के इस संभार के विलापन में तत्पर प्रमाता की 
यह शाक्ती भूमि विकस्वर हो जाती है । यथेष्ट रूप से अन्तर को प्रकाशमान 
कर देतो है। इसकी उज्ज्वलता से परश्रमात्रेक्य की सिद्धि सरल हो 
जाती है ॥ २१७-२१८ ॥ 

प्रश्‍न है कि शाक्त का शाम्भव से विकल्पाविकल्पात्मक सिद्ध भेद है। 
बिकल्प मात्र स्वभावान्‌ आणव से क्यों भेद है? इसके उत्तर में भेद का 
प्रतिपादन कर रहे हैं-- 

शाक्ती वेकल्पिकी बुद्धि तो भाणवोपाय में भी होती है । हाँ आणव 
दशा में वह अन्योपाया होती है, अर्थात्‌ बाह्य उच्चार आदि का आश्रय लेती 
है। शाक्तोपाय में उच्चाररहितत्व अनिवार्यतया निरूपित है ॥ २१९॥ 

प्रशन है कि उच्चार मात्र से रहित अथवा करण आदि से भी रहित 
होना अभिप्रेत है ? इसका उत्तर दे रहे हँ 


२४० श्रोतन्त्रालोकः 


बहुन्तेन इति बहुवचनादाद्र्थो हि लभ्यते इति भावः, तेन उच्चारे: 
रहितम्‌ इति विग्रहो दर्शयितव्यः । एते इति उच्चारकरणादयो न । सन्ति इति 
भेदेकनिष्ठत्वादेषामु । अत्र हि बाह्याच्चारादिरहितत्वाद्‌ अभेदस्य बिकल्पात्मक- 
स्वाच्च भेदस्यापि संभव इत्युभयमयत्वम्रु, तदाह 'भेदाभेदौ हि शक्तिता' इति, 
भाणवे पुनभेदस्येव प्राधान्यम्‌ ॥ २२०॥ 

तदाहु 

अणुर्नाम स्फुटो भेदस्तडुपाय इहाणवः । 

विकल्पनिश्चयात्मेन पयंन्ते ।तविकल्पक; ॥ २ २१ ॥ 

पर्यन्ते निविकल्पक: इत्यनेन अस्यापि शाम्भव एव विश्रान्तिरिति 
दशितम्‌ ॥२२१॥ 

ननु 


“सदाशिवादयस्तुध्वंब्याप्त्यभावादधोजुष: । 
शक्तीः समाकिपेयु: 70 “~° ॥ २०६ ht 


इत्याद्युक्तमुक्त्या बुदृध्यादीनां शिवे व्यापृतिरेव नास्ति इति कथमेषां 
तदवाप्तावुपायत्वमपि उक्तम्‌ ? इत्याह 


उच्चार शब्द से करण, ध्यान, वर्ण और स्थान प्रकल्पन आदि का भी 
ग्रहण आवश्यक है। बह्वन्त विग्रह से यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। शाक्त में 
बाह्य उच्चार आदि से रहित होने में कारण अभेद भूमि और वेकल्पिक होने 
से भेद भूमि दोनों सम्भव हैं। आणव में भेद प्राधान्य ओर शाक्त में भेदामेद 
प्राधान्य के कारण अन्तर स्पष्ट है ॥ २२० ॥ 

वही स्पष्ट कर रहे हैं-- 

अणु शब्द भी भेद सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। इसका उपाय ही 
आणव उपाय है । यह भेद प्रधान होता है । अन्त में इसकी विश्रान्ति भी 
शाम्भव में ही होती है, जब निविकल्पकता आ जाती है ॥ २२१ ॥ 


प्रश्न है कि “सदाशिव आदि में ऊर्ध्वं व्याप्ति का अमाव है ।” इत्यादि 
इलोक २०९ के अनुसार बुद्धि आदि को व्याप्ति शिव में होती ही नहीं । फिर 
उसकी प्राप्ति में इनको उपायता केसे ? यही प्रन इलोक के माध्यम से प्रस्तुत 
कर रहे हैं-- 


इलो० २२२-२२५ ] प्रथममाह्निकम्‌ २४१ 


ननु धीमानसाहंकृश्पुमांसो व्याप्नुयुः शिवम्‌ । 
नाधोर्वाततया तेन क्षथितं कथमीदृशम्‌ ॥२२२।। 
एतदेव समाधत्ते 
उच्यते वस्तुतोऽस्माकं शिव एव यथाविधः । 
स्वरूपगोपनं कृत्वा स्वप्रकाशः पुनस्तथा ॥२२३॥ 
वस्तुतो हि शिव एव भस्माकम्‌ अद्वेतवादिनां मते 
“शिव एव गुहीतपशुभावः ।' 
इत्याद्युवतयुक्त्या स्वस्वातत्त्र्यमाहात्म्यादात्मानं प्रच्छाद्य तथाविधो बुद्धथादिरूपः 
परिमितः प्रमाता स्यात्‌, स एव पुनः उद्वेष्टनयुक्या बुद्धघाद्यपायासादनक्रमेणेव 
तथा शिव एव स्वप्रकाशो भवति इति शिवेऽपि बुद्ध्यादयो व्याप्रियेरन्‌ नो वा 
इति न कद्चिद्दोषः ॥२२३॥ 
न केवलमेतदद्वेतशास्त्रेषु उक्तं यावत्‌ द्वेतशास्त्रेष्वपि इत्पाह 
देतशास्त्रे मतङ्गादौ चाप्येतत्सुनिरूपितम्‌ । 
अधोव्याप्तुः शिवस्यैव स प्रकाशो व्यवस्थितः ॥२२४॥ 
येन बुद्धिमनोभूमावपि भाति परं पदम्‌ ॥२२५॥ 
यदुक्तं तत्र 
'इत्यं गुणवतस्तस्मात्तत्त्वात्तस्वमनिन्दितम्‌ । 
स्फुरब्रश्मिसहस्राद्यमधस्तादब्यापकं महत्‌ ॥ इति । 
एतदेव निगमयति 'मधोव्याप्तुः' इत्यादिना । स इति बुद्ध्यादिरूपः, 
येन इति बुद्ध्यादीनां शिवप्रकाशेकरूपत्वेन हेतुना ॥२२४-२२५॥ 
bb dos Fea tie 


वस्तुतः शंव अद्वेतवादियों मे मतानुसार “पशु भाव गृहीत करने वाले 
शिव ही हैं । वही स्वातन्त्र्य के प्रभाव से स्वरूपगोषन कर परिमित प्रमाता हो 
जाते हैं । पुनः वही आवरणों का निराकरण कर स्वप्रकाश हो जाते हैं । इसलिये 
शिव में बुद्धधादि की व्याप्ति हो या न हो, कोई अन्तर नहों पड़ता ॥ २२३ ॥ 

त शास्त्रों में भो यही मान्यता है-यही कह रहे हैं-- 

मतङ्ग आदि दवेत प्रतिपादक शास्त्रों में भो यहो निरूपित है । इनके 
अनुसार अधोव्यापक शिव का प्रकाश ही बुद्धि आदि है। बुद्धि आदि के 
शिवात्मक प्रकाश होने के कारण उनकी भूमि पर भी परम पद प्रकाशमान 


श्रोत०--१६ 


श्रीतन्त्रालोकः 


वमेखन्प्रसंगादमधारा प्रकतमेवाह 

दावप्येतो समावेशी निर्दिकल्पाणंवँ प्रति । 

प्रपात एव तद्रि विना नैव हि किचन ॥२२६॥ 

प्रतिः आभिमुख्ये, तेन ऐतदुभयमपि परप्रकाशात्मनि शम्भवावशे एव 
विश्रान्तम्‌ इत्यर्थः । यद्धि तत्र न विश्रान्तं तदभ्रकाशमानर्वात्‌ न किचित्‌ 
स्यात्‌ इत्युक्तं 'तद्रढि विना नेव हि किचन इति । एवं च निर्विकल्पात्मा 
परः प्रकाश एव सर्वेषामेषामुपायः इत्युक्तं स्यात्‌ ॥२२६॥ 

न चेतदस्मदुपज्ञमेव इत्याह 

संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकलप्येत्यतोऽब्रवीत्‌ । 

कल्पनायाश्च मुख्यत्वमत्रेव किल सूचितम्‌ ॥२२७॥ 

अतः इति एकस्यामेव निर्विकल्पात्मिकायां संवित्तौ अनुप्रवेशात्‌ । तदुक्तं 

संवित्तिफलभेदोऽन्र न प्रकल्प्यो मनीषिभिः ।' 

इति। भत्र च उपायानां नानात्वात्‌ प्राप्तं तावल्फलमेदकल्वतम्‌, अन्यथा 
हि निषेधस्य प्रापतिपूवत्वात्‌ स एवात्र न स्यात्‌ इति 'त प्रकल्प्या” इन्पुकस्या 
एतदाक्षिप्तम्‌ इत्याह्‌कल्पनाया इति । मुख्यत्वम्‌ इति अभियेयत्वं । 
सूचितम्‌ इति--न तु साक्षादमिहितम्‌ इति भावः ॥२२७॥ 


होता है । मतङ्ग का वचन है कि “ऐसे गुणवान्‌ तत्त्व से समस्त अनिन्दित 
तत्त्वात्मक ( सुजन सम्भव है ) अनन्त रहिमयों से स्फुरित होता हुभा, वह ऊपर 
नीचे भ' सर्वत्र व्याप्त है ।। २२४-२२५ ।। 

पुनः प्रकृत का कथन कर रहे हे 

ये दोनों ही समावेश निविकल्प समुद्र सदृश शाम्भव भावेश में हो 
विश्रान्त हैं । उसमें आरूढि के विना कुछ भी नहीं रह सकता । जो उसमें नहीं 
है वट्ट भप्रकाश ही है । निष्कषंतः वही स्वप्रकाश परमोपाय है ॥ २२६ || 

यह केवल व्यक्तिगत मत नहीं । अन्य भागम भी यही कहते हैं - 

एक ही निर्विकल्पक संवित्ति में अनुप्रवेश के कारण यह कहा गया है कि 
“इस (प्रज्ञा) भूमि पर संवित्ति के फल की भिन्नता की कल्पना भी नहीं करनी 
चाहिए ।” वस्तुतः उपायों की अनेकता के कारण फल भेद की कल्पना होती 
है । विधान पहले रहता है। बाद में निषेध होता है । यहाँ तो कल्पना की ही 
मुख्यता सूचित की गई है। साक्षात्‌ नहीं कही गयी है ॥ २२७॥ 


३ २२८-२२९ ] प्रथममाल्विकम्‌ २४३ 


न केवलमिह निविकल्पके विश्रान्तिसतत्त्वं, यावदितो बाह्यानां मतेऽपि 
इत्याह 

विकल्पापेक्षया योऽपि प्रामाण्यं प्राह तन्मते । 

तद्विषल्पक्रसोपात्तनिविकल्पप्रमाणता ॥२२८॥ 

तस्य विकल्यापेक्षनिविकल्यप्रामाण्यवादिनो वेभाषिकादेः मतेऽपि, ते 
च ते विकल्पाः, तेषां यः क्रमः--परम्परा, तया उपात्ता-जनिता, 
निविकल्पस्येव प्रमाणता--विकन्पोपारोहेण निविकल्प एव विश्रान्तिः 
इत्यर्थः ॥२२८॥ 

एतदेव उदाहरति 

रत्नतत्त्वमविद्वान्प्राङ्‌निइचयोपायचर्चनात्‌ । 

अनुपायाविकल्पाप्लौ रत्नज्ञ इति भण्यते ॥२२९॥ 


य कश्चन वेकटिकादिः आदौ अविकल्पवृत्या रत्नस्वरूपमजानानोऽपि 
किमेवमस्य तत्वं न वा' इत्यादिकल्पनामुखेन विचारमवलम्ब्य, अतुपायस्य 
स्वारसिकस्य अविकल्पस्य उत्थाने रत्नज्ञः तद्विषयतत्त्वं निर्विकल्पं जानानः 
इत्युच्यते इति वाक्यार्थः | एवमाणवाद्यभिज्ञेऽपि वाच्यम्‌ ॥ २२९॥ 

इह॒ खलु भेदमेदाभेदाभेदात्मना त्रिधा ज्ञानं, यदुक्तं 

“वस्तुतो हि त्रिधेवेयं ज्ञानसत्ता विजम्भते। 
भेदेन भेदाभेदेन तथेवाभेदभागिना ।।' 


केवल निर्विकल्प में विश्रान्ति अद्वेत मतवाद में ही नहीं; अपितु इसके 
अतिरिक्त मतवादी भो मानते हैं। यही कह रहे हैं- 

वेभाषिक विकल्प की अपेक्षा निविकल्प की प्रामाणिकता मानते हैं। 
इनके अनुसार भी इन सारे विकल्पों से क्रमशः उत्पन्न निर्विकल्प में ही विकल्पो- 
पारोह क्रम से विश्रान्ति स्वीकृत है ॥ २२८॥ इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
कर रहे हे 

पहले र्नततत्व का न जानकार भी निइ्चयतः ज्ञान के उपायों का 
चिन्तन करने के उपरान्त अनुपाय ( स्वारसिक ) विकल्प अर्थात्‌ निशचया्म 
अविकल्पज्ञान पाकर रत्नज्ञ कहलाने लगता है। इसी तरह भाणव समावेश में 
रहने वाला भी शाम्भव समावेश-विश्रान्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है॥२२९॥ 

इस शास्त्र में मेद, भेदाभेद और अभेदात्मक तीन प्रकार के ज्ञान माने 
जाते हैं । कहा गया है-- 


२४४ श्रीतन्त्रालोकः 


इति । तत्र भाणवं भेदप्रधानमुक्तं शाक्तं च मेदाभेदप्रधानं, शाम्भवं 
पुनः कि प्रधानम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

अभेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवं शाक्तमुच्यत्ते । 

भेदाभेदात्मक्ोपायं भेदोपायं तदाणबम्‌ ॥ २३० ॥ 

ननु 

“मुक्ति शिवदोक्षया | 0 

इत्याद्युक्तः दीक्षादेः क्रियाया अपि मुक्त्युपायस्वमुक्तम्‌ इति सा किमुपायान्तर- 
मतिरिक्तम्‌, उत अत्रेव कुत्रचिदन्तर्भावमेति ? इत्याशङ्कक्याह 

अन्ते ज्ञानेऽत्र सोपाये समस्तः कर्मविस्तरः । 

प्रस्फुटेनैव रूपेण भावी सोऽन्तर्भेविष्यत ॥ २३१ ॥ 


सोपाये इति उच्चा राद्युपायसहभूते इत्यर्थः । अत एव तत्र 'सोपाये' इति 
प्रागुक्तम्‌ । समस्तः कर्मविस्तरः इति -दोक्षादिबिचित्रः क्रियाकलापः, भावी 
वक्ष्माण:। अन्तर्भविष्यति इत्यनेन- नेतदतिरिक्तम्‌ उपायान्तरमस्ति 


इत्यावेदितम्‌ ॥ २३१ ॥ 


“बस्तुज्ञान की सत्ता तीन प्रकार से ही उल्लसित है । १--मेद रूप से, 
२- भेदाभेद रूप से और ३--अभेद रूप से ।” 

इनमें आणव ज्ञान भेदात्मक और शाक्त भेदाभेद प्रधान है। शाम्भव में 
किसकी प्रधानता है? यह कह रहे हैं-- 


घाम्भवोपाय अभेदप्रधान है । शाक्त भेदाभेदप्रधात भोर आणव भेद- 
प्रधान उपाय है ॥ २३० ॥ 

प्रश्‍न है कि “““ ''' “” शिव की दीक्षा से मुक्ति होती है ।” यह कहा 
गया है। इसके अनुसार दीक्षा आदि क्रियायें भी मुक्ति की उपाय हैं। कया ये 
अतिरिक्त उपाय हैं ? अथवा किसी के अन्तगंत हैं ? इसका उत्तर दे रहे हैं -- 


ज्ञान सोपाय ही होता है। उच्चार आदि के सहकार से आणव ज्ञात 
होता है। इसी तरह से वक्ष्यमाण यह सारा का सारा कर्म विस्तार भर्थात्‌ 
दीक्षादि क्रियाकलाप स्पष्टतया उन्हीं उपायों के अन्तगंत है, अतिरिक्त उपाय 
नहीं है ॥ २३१ ॥ 


हि २३२-२३३ ] प्रथममाल्विकम्‌ २४५ 


ननु सजातीये सजातीयस्य अन्तर्भावो न्याय्यो न तु इतरथा, इति कथं 
दीक्षादेः क्रियाया आणवज्ञानान्तर्भाव: स्यात्‌ ? इत्याशङक्याह 


क्रिया हि नाम चिज्ञानान्नान्यद्वस्तु क्रमात्मताम्‌ । 
उपायवशतः प्राप्तं तत्क्रियेति पुरोदितम्‌ ॥२३२॥ 


तत्‌ इति विज्ञानं, पुरा इति 'यतो नान्या क्रिया नाम' 
इत्यादौ ॥२३२॥ 

ननु 'ज्ञानं मोक्षेककारणम्‌' इत्यादिना -ज्ञानान्मुक्तिः' इति तावश्प्रति- 
ज्ञातं, तत्किं स्वाधिकरणं मोचकम्‌, उत पराधिकरणम्‌, स्वाधिकरणत्वे च 
तस्य किं दीक्षायां सत्यामसत्यां वा मोचकत्वम्‌, असत्यां चेत्‌ 

न चाधिक्ारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे ।' 

इत्याद्युबत्या ज्ञानाधिगमे एव अधिकारो नास्ति इति किं कस्य मोचकं 
स्यात्‌, सत्यां चेत्‌ परोपेक्षात्मनेव स्वात्मनि दीक्षाकरणानुपपत्तेः, पराधि- 
करणत्वे च कारणमन्यत्र कायं च अन्यत्र इति महान्‌ दोषः? इत्याशङ्क्याह 

सम्यरज्ञानं च मुक्त्येककारणं स्वपरस्थितम्‌ । 

यतो हि कल्पनामात्रं स्वपरादिविभूतयः ॥२३३॥ 


अन्तर्भाव तो सजातीय का सजातीय में होता है। दीक्षादि क्रियाओं का 
आणव ज्ञान में अन्तर्भाव केसे हो सकता है ? यही कह रहे हैं- 

क्रिपा विशेष विज्ञान के अतिरिक्त नहीं होती । पहले ही कहा गया है - 
“यतो नान्या क्रिया नाम ।” उपागत क्रमात्मकता के कारण यह क्रिया है । यहाँ 
सजातीय-विजातीय का प्रश्‍न नहीं है । ज्ञान में क्रिया का अन्तर्भाव उचित 
है॥ २३२॥ 

ज्ञान मोक्ष का एकमात्र कारण है ।' ज्ञान से ही मुक्ति होती है।' 
यह पहले ही प्रतिपादित है। तो क्या स्वाधिकरण ज्ञान मोचक है अथवा 
पराधिकरण ? यदि स्वाश्रित ज्ञान मोचक है तो दीक्षा होने पर या न न होने पर 
मोचकत्व कब सम्भव है? यदि दीक्षा न होने पर है, तो 

“शाङ्कर परम्परा में दीक्षा के विना मोक्ष का अधिकार होता ही 
नहीं ।” यह उक्ति असत्य हो जायेगी । 

यदि दीक्षा के उपरान्त मोचकल्व है, तो परापेक्षा से स्वात्म में दीक्षा ही 
अनुपपन्न हो जायेगी । पराधिकरण में तो कारण अन्यत्र और कार्य अन्यत्र रूप 
महान्‌ दोष उत्पन्न हो जायेगा। इन भाशङ्काओं का उत्तर दे रहे हे-- 


२४६ श्रीतन्त्रालोकः 
कल्पनामात्रम्‌ इति, वस्तुतो हि एकैव संवित्‌ तत्तत्स्वपराद्याभासतया 
प्रस्फुरति इत्यभिप्रायः ॥२३३॥ 
अत एवाह 
तुल्ये काल्पनिकत्ने च यदेक्यस्फुरणात्मकः । 
गुरः स तावदेकात्मा सिद्धो मुक्तश्च भण्यते ॥२३४।! 
गुर्वगुर्वाद्यपेक्षया स्वपरकल्पनायाः साम्येऽपि येन शिष्येण गुणा वा 
यदेक्यम्‌ एकीकारः तेन स्फुरणं स्वपराद्याभासविभागामावेत एकघनसंविं- 
टूपतया विमर्शनं तदात्मा यो गुरुः स तावानु ऐवयस्फुरणावधिः एके 
आहमा यस्य तथा भूतः सन्‌ सिंद्धो मुक्तश्च पारमेश्वर्यमात्रमुच्यते इत्यर्थः । 
इदमुक्तं भवति--यावदस्य हि स्वसंबिदेकात्मस्वेन परामर्शः तावदयम्‌ एक 
एव प्राप्तपरप्रकादीकात्म्यः परिस्फुरति इति । तदुकतं 
“एबं ब्याप्त तु यो वेत्ति परापरविभागतः । 
स भवेन्मोचकः साक्षाच्छिवः परमकारणम्‌ ॥' 
इति ॥२३४॥ 


चाहे वह्‌ स्वाधिकरण हो या पराधिकरण, सम्यग्‌ ज्ञान ही मुक्ति का 
कारण है। वस्तुतः स्व-पर भाव काल्पनिक है । एक ही शेव संविद्‌ 'स्व' और 
“वर? आदि में प्रस्फुरित होती है ॥ २३३ ॥ 

इसलिये कहते हैं-- 

दीक्ष्य और दीक्षक, गुरु ओर भगुरु ( शिष्य ) तथा स्व,पर में अपेक्षाकृत 
साम्य है। फिर भी शिष्य गुरु के ऐक्य से ही बोध-स्फुरण हो पाता है। स्व-पर 
आदि विभाग वहाँ समाप्त हो जाते हैं औौर एकात्मकता उल्लसित हो उठती है। 
ऐसा एकात्मक गुरु ही वास्तविक गुरु है, सिद्ध है और मुक्त है। संविदेक्य- 
परामशं के कारण वह शैव महाभाव में प्रतिष्ठित आप्त विमुक्त होता है। कहा 
गया है-- 

“हस प्रकार की परापर विभागमयी व्याप्तिको जो अच्छी तरह 
जानता है, वही मोचक है, साक्षात्‌ शिव है ओर परम कारण रूप साक्षात्‌ 
शिव है” ॥ २३४॥ 


हक”, 


ह २३५-२३८ ] प्रथममाह्निकम्‌ 


अत एवाहू 
यावानस्य हि संतानो गुझुस्तावत्स कोतितः । 
मम्यज्ञानमयइचेति स्वात्मना मुच्यते ततः ॥२३५॥ 


तत एव स्वसंतानं ज्ञानी तारयतीत्यदः । 
यक्त्यागमाभ्यां संसिद्धं तावानेको यतो मुनिः ४२३६॥ 


संतानः शिष्यप्रशिष्यादिषप इति, इति तावदाल्मत्वेन एकस्येवास्य 
स्फुरणातं । तत इति ताबतः संतानातु । तावन्तं हि संतानमवलम्ब्य 
संविदैकात्म्यात्‌ एक एवायं गुरु: इति यत्‌ संतानिनो मुच्यन्ते, तत्‌ स 
एव स्वात्मना मुच्यते इति स्वपरविभागस्य काल्पनिकत्वात्‌ न कर्चिद्दोषः । 
अत एवाह 'तत एव' इत्यादि, तारयति इति । तदुक्तं 
“आचार्य: स्वजनानां च कुलकोटिसहस्नशः । 
ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्सर्वान्संतार यिष्यति ॥' 
इति । अत्र हेतुः 'तावानेको यतो मुनिः मुनिः इति गुरुः ॥२३५-२३६॥ 
एबं च सति अयत्नेन परोक्तदूषणोद्धारः सिद्धः इत्याह 
तेनात्र ये चोदयन्ति ननु ज्ञानाद्विमुक्तता । 
दीक्षादिका क्रिया चेयं सा कथं मुक्तये भवेत्‌ ॥२३७॥ 
ज्ञानात्मा सेलि चेज्ज्ञानं यत्रस्थं तं विमोचयेत्‌ । 


इसलिये कहते हैं-- ड 

जब तक गुरु-शिष्य परम्परा है, तब तक वह्‌ मोचक गुरु आत्मत्वेन 
स्फुरित होता है । सम्यग्ज्ञानमय गुरु से ही शिष्यगण मुक्त होते हैं; क्योंकि 
संविदेक्य के कारण उसका अवलम्ब मिल जाता है । वह स्वयं भो मुक्त होता है 
ओर मुक्त कर भी देता है । कहा गया है— 

“आचार्य अपने जनों की हजारों पीढ़ियों को ज्ञान और ज्ञेय के 
वास्तविक बोध के द्वारा तारने में समर्थ होता है” क्योंकि वही एक समर्थ 
गुरु है ॥ २३५-२३६ ॥ 

इस तरह पराधिकरणोक्त कारण अन्यत्र और कार्य अन्यत्र रूप दोष का 
निराकरण हो जाता है । यह कह रहे हैं-- 


२४८ श्रीतन्त्रालोकः 


अन्यस्य मोचने वापि भवेत्कि नासमञ्जसम्‌ । 

इति ते मूलतः क्षिप्रा यत्वत्रान्येः सर्भाथतम्‌ ॥२३८॥ 

ये इति भेदवादप्रकाराः, ते इति एवं धोद्यविधायिनः, क्षिप्ताः 
्रतिक्षिप्ताः। यन्मूलत एव ज्ञानक्रिययोरेक्यमभ्युपगतं स्वपरविभागस्य च 
काल्पनिकत्वम्‌ इति तदेव च अत्र प्रतिसमाधानं नान्यत्‌ इस्पाह 'यत्तु' 
इत्यादि । यदन्येभेदेवरवादिभिनिरूपितं तत्‌ पुरस्तात्‌ निषेत्स्थामः इति 
संबन्धः ।।२३७-२३८।। 

ननु यदि भेदवाद्यक्तं मलस्य द्रव्यरूपत्वं नाभ्युपेयते, त्तस्य कि 
रूपम्‌ ? इत्याशङ्वया ह 
मलो नाम किल द्रव्यं चक्षुःस्थपटलादिवन्‌ । 
तहिहन्त्री क्रिया दीक्षा त्वञ्जनादिककर्मचत्‌ ॥२३९॥। 
तत्पुरस्तान्निषेत्स्थामो युक्त्यागमविगहितम्‌ । 
मलमायाकर्मणां च दर्शयिष्यामहे स्थितिम्‌ ॥ २४०॥ 
एतदेव अधिकावापेन उपसंहरति 
एवं शक्तित्रयोपायं यज्ज्ञानं तत्र पश्चिमम्‌ । 
मूलं तदुत्तरं मध्यमृत्तरोत्तरमादिमम्‌ ॥२४१॥ 


ज्ञान भोर दीक्षा के इस प्रतिपादन के अनुसार भेदवाद और भेदवादी 

सभी क्षिप्त एवं प्रत्यायात कर दिये गये गये हैं। दूसरे अनेकेशवरवादियों से 
समर्थित सिद्धान्त भी अमान्य हैं ॥ २३७-२३८॥ 

यदि भेदवादियों द्वारा कथित मल की द्रव्यरूपता अमान्य है, तो उसका 
क्या रूप हो सकता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

नेत्रपटलगत मल द्रव्य है । आँखों के इस दूषित द्रव्य को दूर करने वाले 
अंजन के समान दीक्षा होती है। युक्ति और आगम से निन्दनीय इस मत का 
आगे निषेध ओर साथ ही मल, माया और कर्म की स्थिति भी प्रदर्शित 
को गयी है ।। २३९-२४०॥ 

इसी का स्पष्टीकरण करते हुए उपसंहार कर रहे हैं-- 

इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों से सम्बन्धित शाम्भव, शाक्त भोर 
आणवोपाय से स्फुरित ज्ञान में पश्चिम अर्थात्‌ आणव ज्ञान ही मूल है। शाक्त 


डे २४२] प्रथममाल्विकम्‌ २४९ 


पछ्चिममिति आणवम्‌ इति, तस्मादाणवात्‌, उत्तरं विश्रान्तिस्थानत्वाद- 
धिकं शाक्तमु उत्तरात्‌ शाक्तादपि उत्तरं शांभवम्‌ । यदुक्तं 
'विभुशक्त्यणुसंबन्धात्समावेशस्त्रिधा मतः। 
इच्छा-ज्ञान-क्रियायोगादुत्तरोत्तरसंभृतः ।' 
इति ॥२४१॥ 
न केवलमाणवादेः विश्रान्तिधामतया शांभवमेव ज्ञानमुत्कृष्ट, यावद- 
स्मादनुपायाख्यम्‌ अन्यत्‌ इत्याह 
ततोऽवि परमं ज्ञानमुपायादिविर्वाजतम्‌ । 
आनन्दशक्तिविश्रान्तमनुत्तरमिहोच्यते ॥२४२॥ 
परमम्‌ इति उपेयेकरूपत्वात्‌, अत एवोक्तम्‌ 'उपायादिविर्वाजतम्‌' 
इति । अत एव च 'आनन्दशक्तिविश्रान्तम्‌? इत्युक्तष्‌ । इच्छादीनां हि 
एषणीयादिविषयावच्छेदेन बाह्योन्मुखत्वात्‌ भेदसंभावनापि स्यात्‌, आनन्द- 
शक्तिः पुनः 
'आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌""""""` ० त 
इत्याद्युक्स्या हि चितस्तत्स्वरूपमेव इति, नात्र उपायगन्धोऽस्ति इति 
तात्पर्यम्‌ ॥२४२॥ 


क्रम से इसी की शाम्भव में विश्रान्ति होती है । शाक्त से उत्तर 'आदिम' 
अर्थात्‌ शाम्भव है । शाक्त की विश्रान्ति शाम्भव में होती है। कहा गया है-- 
“विभु, शक्ति और अणु के सम्बन्ध से समावेश तीन प्रकार का होता 
है। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया से यह उत्तरोत्तर संस्कृत होता है” ॥ २४१ ॥ 
आणवादि के विश्रान्तिधाम होने के कारण केवल शाम्भव ज्ञान ही 
उत्कृष्ट नहीं है; अपितु इससे भी उत्कृष्ट अनुपाय विज्ञान है। यही कह रहे हैं 
उक्त शाम्भव ज्ञान से भी उपेय की एकरूपता के कारण उत्कृष्ट, 
उपाय आदि से रहित ओर आनन्द शक्ति में विश्रान्त अनुत्तर विज्ञान है । 
वस्तुतः इच्छा आदि का एषणोय आदि विषयों में लगाव होने के कारण भेद 
की सम्भावना होती है। आनन्द शक्ति तो-- 
“आनन्द ब्रह्म का ही रूप है” " “7 ।” इत्यादि उक्ति के अनुसार 
चित्‌ शक्ति का ही 'स्व' रूप है। यहाँ लेशमात्र भी उपाय की सम्भावना 
नहीं होती ॥ २४२॥ 


श्रीतन्त्रालोक: 


एतच्च त स्वोपज्ञम्‌ अपि तु सर्वत्रेव आगमेषु उक्तम्‌ इत्याह 
| तत्स्वप्रकाशं विज्ञानं विद्याविद्येश्वरादिभिः । 
॥ अपि ढुलेभसद्धभावं श्रोसिद्धातन्त्र उच्यते ॥२४३॥ 
मालिन्यां सूचित चैतत्पटलेऽष्टादशे स्फुटम्‌ । 
न चैतदप्रसन्नेन झांकरेणेति वाक्यतः ॥२४४॥ 
इत्यनेनेव पाठेन मालिनीविजयोत्तरे । 


तत्र हि 'अनायासमतारम्भमनुपायं महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि योगेश योगं योगविदांवर ॥' 
इति देव्या पृष्टे 
'श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि योगामृतमनुत्तमम्‌ । 
यत्प्राप्य शिवतां मर्त्या लभन्त्यायासवजिता। ॥ 
न चेतदध्रसम्नेन शंकरेणोपदिश्यते। 
कथंचिदुपलब्धेऽपि वासना न प्रजायते ॥' 


इत्याद्युपक्रम्य 
'तस्मात्तदभ्यसेन्नित्यमविरक्तेन चेतसा । 
स विसर्गो महादेवि अत्र विश्रान्तिम हंति ॥ 


यह मेरा स्वोपश मत नहीं; अपितु सर्वत्र आगमो में उक्त है 

विद्या और विद्येश्वर आदि के द्वारा दुर्लभ स्वप्रकाश विज्ञान का प्रवत्तंक 
सिद्धातन्त्र, मालिनी का अष्टादश पटल भोर मालिनीबिजयोत्तर तन्त्र तीन 
ग्रन्थों के माध्यम से इस बात की पुष्टि होतो है । वहां-- 

“हे योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ योगेश्वर ! अनायास महाफलप्रद आरम्भ 
रहित अनुपाय नामक योग को में जानना चाहतो हूँ” । 

इस प्रकार देवी द्वारा पूछे जाने पर “हे देवि ! सुनो, में सर्वश्रेष्ठ अमृत 
योग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे पाकर मर्त्य प्राणी अनायास शैव महाभाव 
प्राप्त कर लेते हैं। अत्यन्त प्रसन्न शङ्कुर ने यह उपदेश दिया । यह योग यदि 
किसी प्रकार उपलब्ध हो जाय तो वासना का विनाश हो जाता है ।” 

यहाँ से शुरूकर-- 

“इसलिये विरक्तिपूवंक इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये ।, 
हे देवि ! बहु विसर्ग भूमि है, जहाँ परा विश्रान्ति प्राप्त होती है । 


इलो० २४५-२४६ ] प्रथममाल्विकम्‌ २५१ 
गुरुवकत्रं तदेवोक्त शक्तिचक्रं तदुच्यते । 
तदेव सर्वमस्त्राणामुत्पत्तिस्थानमुत्तमम्‌ ॥४ 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ २४३-२४४।। 
अयमेव च शास्त्रार्थः इत्याह 
इति ज्ञानचतुष्कं यस्सिद्धिमुक्तिमहोदयम्‌ । 
तन्मया तन्त्र्यते तन्त्रालोकताम्त्यत्र शासने ॥२४५॥ 
इतीति तन्त्रालोके-तन्त्राणां पारमेश्वराणाम्‌ आलोक इव भालोकः, 
तानि आलोकयति प्रकाशयति इति वा । इति-उकतस्वरूपं यत्‌ ज्ञानच- 
तुष्कं, कि भूतं ? मिद्धिमुक्‍्त्योमंहानु उदयः अस्मिन्‌ इति कृत्वा महोदयं, 
तत्‌ अत्र तन्त्रालोके शासने तन्त्रयते-विस्तरेण प्रकाइ्यते इत्यर्थः ॥२४५॥ 
अथ 
“तत्र नानुपलब्धेऽये न निर्णोते प्रबत्तते । 
कि तु संशयिते न्यायस्तद्कं तेन संशयः पो 
इत्याद्युबत्या प्रायः संशयिते एव गर्थे निर्णयात्मनः शास्त्रस्य ` श्रणयनमुक्तम्‌ 
इति संशयस्य तदङ्गत्वात्‌ प्रथमं तत्स्वरूपमेव निरूपयितुम्‌ उपक्रमते 


तत्रेह यद्यदन्तर्वा बहिर्वा परिसुश्यते । 
अनुद्घाटितरूपं तत्पूर्वमेव प्रकाशते ॥२४६॥ 


इसे गुरुवक्त्र और शक्तिचक्र कहते हैं । यह सभी मन्त्रों का उत्पत्ति स्थान है ।” 
यहाँ तक इसी विषय का वर्णन किया गया है ॥ २४३-२४४ ॥ 

सिद्धि और मुक्ति इन दोनों का महान्‌ उत्स उक्त चार प्रकार का ज्ञान 
ही है। यह समस्त शैव तन्त्रों के आलोक के प्रतीक रूप इस तन्त्रालोक नामक 
शास्त्र में तन्त्रित किया जा रहा है । ।२४५॥ 

प्रश्न है कि, 

“अनुपलब्ध और अनिर्णीत अर्थ में कोई प्रवृत्त नहीं होता । हाँ संशयित 
अर्थ ( के समाधान में प्रवृत्त होना ) न्यायसंगत है, इससे संशय विषय-प्रवर्त्तन 
का एक बङ्ग बन जाता है।” इस उक्ति के अनुसार प्रायः संशयित अर्थ में 
निर्णायक शास्त्र का प्रणयन उचित कहा गया है। इस तरह संशय के अंग होने 
के कारण पहले संशय के स्वरूप के निरूपण का उपक्रम कर रहे हैं-- 


२५२ श्रीतन्त्रालोकः 


भन्तः-मानसविज्ञानादो, अनुद्घाटितरूपमिति ~अनुल्लिखित विशेषं, 

सामान्यधमत्मिकम्‌ इत्यर्थः !।२४६ ॥ 

अयमेव च प्रायः 'संशयः' इत्युच्यते इत्याह 

तथानुद्घाटिताकारा निर्वाच्येनात्मता प्रथा । 

संशय: कुत्रचिठ्रपे निश्चिते सति नाग्प्रथा ॥२४७॥ 

तथा प्राथमिकत्वेन भनृद्धाटितः करचरणादिविरेषधर्मानवगमात्‌ 
अनुन्मुद्रितो ग्रोऽसो ऊर्ध्वतादिः सामान्यधर्मा आकारः तेन अनिर्वाच्येन 
अन्यतरधमिविशेषनिश्चयाभावात्‌ उभयांशादलम्बित्वेन नियतरूपतया वक्तु- 
मशक्येन आत्मना स्वरूपेण विशिष्टा या प्रथा-प्रतोतिः सा संशयः, स 
हि अर्घ्वतादेः सामान्यात्मनो धर्मस्य अधिगमे वक्रकोटरत्वादीनां विशेष- 
धर्माणां च अनधिगमे सति उदियात्‌ । तदाह कुत्रचित्‌? इत्यादि-कम्मि- 
श्चित्‌ सामान्यधर्मावच्छेदिनि धर्मिणि इत्वर्थः । नान्यथा इति-सर्वात्मना 
निद्चिते धमिणि अनिङ्चिते वा इति यावत्‌ ॥२४७॥ 
एतदेव विभज्य दर्शयति 
एतत्किमिति मुख्येःस्मिम्नेतदं्ञः सुनिश्चितः । 
संशयोऽस्तित्वनास्स्यादिधर्मानुद घाटितात्मक्कः ।। २४८॥ 


शास्त्रारम्भ के इस महाप्रयास के उपक्रम के अवसर पर जो कुछ ब्राह्म 
परामर्श या मानस विज्ञानात्मक अन्त:परामर्श करना है, इसमें जिसका उद्घाटन 
अब तक नहीं है, पहले वही प्रकाशित हो रहा है ।। २४६ ॥ 

संशय सामान्य धर्मात्मक होता है । इसका निरूपण हो रहा है-- 

जिसके आकार का उद्घाटन अभी नहीं है कर चरण रूप सामान्य 
भङ्गों का पता नही, जिसके ऊपर नीचे की बनाबटों का ज्ञान नही, जिसके 
अवयवों का निश्चय नहीं; उसके सम्बन्ध में कुछ कहने को स्थिति नहीं होती । 
ऐसा है या वेसा है, है भी या नहीं है--ऐसे उभयावलम्बी प्रन जहां हैं, वहाँ 
अनिर्वचनीयतामयी प्रतीति ही रहती है। इसी अनिर्वाच्य रूप से विशिष्ट 
अनिश्चयात्मक प्रथा को 'संवाय' कहते हैं । 

जैसे पेड मै खोखला है। वह ऊपर है--यह प्रतीति तो हुई किन्तु वह 

टेढ़ा है और अन्धकार मय है। अतः भीतर की अप्रतीति भी हुई। यहाँ 
निश्चय ओर अनिश्चय दोनो हैं। ऐसी अवस्था में ही संशय का उदय 
-हौता है॥ २४७ ॥ 


डे २४९ ] प्रथममाह्निकम्‌ २५३ 


एतत्किमिति-परामर्शात्मा संशयः, “स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इत्यादि- 
परामर्शान्तरापेक्षया सर्वेषामेव विशेषधर्माणाम्‌ अनुद्घाटितत्वात्‌ मुख्यः, 


तत्र च किम्‌ इत्यंशापेक्षवा य॑ एतदंशः स धमिमात्रग्रहूणात्‌ सुष्ठु 
निश्चित: । ननु 


'नियतोभयांशाबलम्बो विमशंः संशयः ।' 


इति संशयस्य लक्षणं, तत्र चेत्‌ एकः कश्चिदंशो निश्चितः तत्कृतं तेन, 
इत्याहू 'संशयः' इत्यादि । अस्तित्वं च नास्तित्वं च तत्‌ भस्तित्वनास्तित्व- 
मादिर्येषां विशेषधर्माणां तेः भनुद्घाटितः अनुन्मुद्रित आत्मा स्वरूपं यस्य 
स तथा, यत्र हि सत्वासत्त्वाख्ययोरपि धर्मयोरनिक्चितश्वात्‌ उद्घाटनं न 
वृत्तं तत्र का वार्ता अन्येषां धर्माणाम्‌ ? इति सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ 
अनुल्लिखिताकारत्वात्‌ नियतधर्मानवलम्बनात्‌ अयं मुख्यः संशयः, किमित्यंशो 
हि अनुल्लिखितार्थाकाराभिधायक एव इति भावः ॥२४८॥ 

तदाह 

किमित्येतस्य शब्दस्य नाधिकोऽथेः प्रकाशते । 


अधिकः इति एतच्छन्दार्थात्‌ ।। 


इस तथ्य को विभाजन पूर्वक प्रदर्शित कर रहे हैं-- 


“एतत्‌ किम्‌? यह प्रश्‍न सूचक वाक्य है । इसमें मुख्य अंश 'एतत्‌' है । 
यह सुनिश्चित है । यह स्थाणु है या पुरुष है ? इस वाक्य में दो विशेष परामर्श 
हें । १-- स्थाणु का और २--पुरुष का । ये उद्घाटित हैं । 'एतत्‌' में ये अनु- 
दुघाटित हँ । अतः यह मुख्य अंश है। 'किम्‌' की अपेक्षा इसमें धर्मिमात्र के 
ग्रहण के कारण निश्चितता भी है । यहाँ संशय होता है । 


“है या नहीं हे' इन विशेष धर्मों से वह भनुद्घाटित है । सत्त्व या असत्त्व 
इन दोनों का जब निश्चय ही यहाँ नहीं है तो अन्य विशेष धर्मो का प्रश्‍न हो 
यहाँ नहीं उठता । शङ्का होती है कि, 

“नियत रूप से उभयांशावलम्बी विमर्श को संशय कहते हैं” इस नियम 
के अनुसार दोनों अंश नियत होने चाहिये । संशय विशेष धर्मो से अनुद्घाटित 
होता है। 'एतत्‌ किस्‌ में कि अनुद्घाटित अर्थ की स्थिति की ही 
प्रश्‍नात्मक उक्ति मात्र है ॥ २४८ ॥ 


२५४ श्रीतन्त्रालोकः 


तहि किमर्थमुपाधोयते ? इत्याशङ्‌क्याह 
कि त्वनुन्मुद्रिताकारं वस्त्वेवाभिदधात्ययम्‌ ॥२४९॥ 

अयम्‌ इति कि-शब्दः ।। २४९॥ 

संशयस्य च मुख्यत्वं क्वचिदमुख्यत्वे सति युज्यत इत्यस्या नुल्यत्व- 
मपि दर्शयितुमाह 

स्थाणुर्वा पुरुषो वेति न मुख्योऽस्त्येष संशयः । 

भूयःस्थघर्मजातेषु निश्चयोत्पाद एव हि ॥२५०॥ 

न मुख्यः इति-पूर्ववत्‌ सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ अनुद्घाटितरूपत्वाभावात्‌ , 
यतः  स्थाण्वादिनियतपरामर्शान्यथानुपपत्त्या भूयसामस्थाण्वादिवतिनां 
धर्माणाम्‌ एष निश्चयात्मा प्रत्ययः ॥२५०॥ 

ननु यद्येवं तहि अत्र वा गर्थसंभेदसंभवात्‌ नियतस्य च अनिश्चयात्‌ 
उदितानुदितहोमन्यायेन विकल्प एव भवेत्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

आम्झञनोयद्वेरूप्यानुदघाटनवश्ञात्पुनः । 

संशयः स किमित्यंशे दिक्कल्पस्त्वन्यथा स्फुटः ॥ २५१॥ 


प्रथम पंक्ति का अधिक शब्द “एतद्‌! शब्दार्थ से अधिक अर्थ म प्रयुक्त 
है। दूसरी पंक्ति का 'अयम्‌' 'किम्‌' शब्द के लिये प्रयुक्त है। 'एतत्‌ किम्‌' इस 
वाक्य में 'किम शब्द “एतद्‌' शब्द से कोई अधिक अर्थ नहीं प्रकट करता रन्‌ 
अनुदूघाटित वस्तु का ही कथन करता है ॥ २४९ ॥ 

जहाँ अमुख्यता होती है वहीं संशय की मुख्यता होती है । वही प्रदर्शित 
कर रहे हैं-- 

'स्थाणु है या पुरुष' इस वाक्य में मुख्य संशय नहीं है। यहाँ तो 
उद्घाटन है। स्थाणु और पुरुष रूप नियत परामर्श को अन्यथातुपपत्ति के 
कारण अस्थाणु रूप अनेक धर्मो का यहाँ एक प्रकार से निश्चय ही हो रहा है। 
जैसे यदि 'नील' शब्द के प्रयोग से यह निश्चयात्मकता उत्पन्न होती है कि 
दूसरे रंग यहाँ नहीं है। उसी प्रकार स्थाणु कह देने से यह निश्चय हुआ कि 
अस्थाणु यहाँ नहीं है ॥ २५० ॥ 

यदि ऐसी स्थिति है, तो यहाँ 'वा' से अर्थ की भिन्नता की सम्भावना 
और नियत को भनिइचयता के कारण 'उदित अनुदित होम' न्याय के अनुसार 
विकल्प ही होगा? इस आशङ्का का उत्तर रहे हैं- 


द ' ८३-१८४ ] प्रथममाह्निकम्‌ २५५ 


आमर्शनीयं स्थाणुपुरुषलक्षणं यत्‌ दंरूप्यं, तस्य अनुद्घाटनं-वक्रकोट- 
रत्वादि विशेषरूपतयानाविषक्रणं ततोऽयं प्रत्ययः किमित्यंशसंभेदात्‌ 
संशय एव। “स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इत्यत्र हि कि स्थाणुः कि पुरुषः इत्येव 
तात्त्विक: संशयार्थः, यदि परमेतत्‌ किमिति केवले किमंशे सर्वेषामेव 
विशेषधर्माणाम्‌ अनुद्घाटितरूपस्वात्‌ मुख्यस्वम्‌, अत्र च नियतविशेषधर्मा- 
नवगमात्‌ भमुख्यत्वम्‌-इति विशेषः । विकल्पे पुनर््रीहियवयोरुभयोरपि 
निश्चितत्वे सति नानुद्घाटितरूपस्वम्‌, तदाह 'विकल्मस्त्वन्यथा स्फुटः' इति। 
अन्यथा इति-भआमर्शनीययो योरपि व्रीहियवयोविशेषधर्मात्मना निश्चयात्‌, 
एवं-विधश्चायं संशयः शास्त्र प्रवृत्तौ निमित्ततां भजते इत्युक्तप्रायम्‌ । 

शास्त्रं हि निर्णयात्म, निर्णयश्च प्रायः संदिग्ध एवाथे प्रवतते, 
नहि उपलब्ध एव संशयविषयता प्रतिपद्यते नानुपलब्धः, संशयस्य च 
प्रमातुधमंत्वात्‌ यद्यपि केनचित्संशयानेन संदिग्धोऽर्थः ध्रतिपद्यते तदा तस्यो- 
पलम्भः स्यात्‌, तत्प्रतिपादनमेव च प्रश्नः इति सोऽपि स्वकारणवत्‌ 
शास्त्प्रवृत्तौ निमित्ततां यायात्‌, तन्निर्णयाय च प्रारभ्यमाणस्य शास्त्रस्य 


यह्‌ स्थाणु है या पुरुष इस वाक्य में स्थाणु और पुरुष दो रूपों का 
आमर्श होता है । इस द्वेरूप्य का उद्घाटन यहाँ उसी प्रकार नहीं हो पाता, जैसे 
टेढे खोखले की विशेषता का । वहाँ क्या यह स्थाणु है अथवा क्या यह पुरुष है- 
'बया' रूप जो विचार का विषय है - यह वस्तुतः संशय है । 

पर ध्यान देने की बात है कि 'एततु किम्‌' इस वाक्य में केवल किमंश 
में संशय है। यहाँ किसी विशेष धर्म का उद्घाटन नहीं है । भतः संशय मुख्य 
है। पर यह स्थाणु है या पुरुष इस किमंश में नियत विशेष का अवगम नहीं 
होता । भतः संशय मुख्य है । दोनों वाक्यों के क्रिमंशों में यह आन्तरिक वैशिष्ट्य 
है | विकल्प में ब्रीहि भो निश्चित है और यव भी निश्चित है। यहाँ दोनों का 
उद्घाटन होता है । अतएव वह स्फुट है । भामर्शनीयों के बिशेष धर्म के 
निश्चय से ही विकल्प स्फुट होता है । 

शास्त्र की प्रवृत्ति में उपर्युक्त संशय ही कारण बनते हैं। शास्त्र एक 
प्रकार का निर्णय होता है। निर्णय हमेशा संदिग्ध भर्थो में ही प्रवत्तित होता 
है । कोई विषय उपलब्ध है, प्राप्त है । कोई अनुपलब्ध है अप्राप्त है क्या इन 
दोतो में संशय प्रवृत्त होगा ? नहीं। संशय प्रमाता का धर्म है। यदि. कोई 
संशयात्मा किसी संदिग्ध अर्थ में प्रवृत्त होता है तो वह अर्थ अवश्य उपलब्ध 
ही होता है। प्रश्‍न उसके प्रतिपादन का है । वह भी शास्त्र की प्रवृत्ति में 


२५६ श्रीतन्त्रालोकः 


त्रिविधा प्रवृत्तिः-उद्देशो, लक्षणं, परीक्षा च इति, नामधेयेन पदार्थाभि- 
घानमात्रं चोद्वेशः, तस्य च प्रथममवश्यमुपादानं कार्यम्‌-अनुद्दिषटस्य 
लक्षणपरीक्षानुपपत्ते, अतदच उद्देशं विना लक्षणपरीक्षात्मशास्त्रस्य 
प्रणयनमेव न घटते-इत्यस्यापि तत्र अङ्गत्वम्‌ ॥२५१॥ 


ननु एकेनेव शास्त्रप्रणयनसिद्धेः किमर्थं त्रितयम्‌ ? इति चेत्‌, न चेतत्‌ 
परस्परानुषक्ततयेव अत्र एषां निमित्तत्वाभिधानात्‌। संशयित एव हि अर्थः 
केनचिदभिधीयमानः शास्त्रेण उद्देशादिद्वारेण निर्णीयते इति, अत एव 
च स्वरूपभेदेऽपि एवं शास्त्रप्रवृत्तो अनुद्घाटिताल्मप्रथाल्मकेन समानेन 
रूपेण कारणत्वमस्ति इति प्रतिपादयितुमाह 


तेनानुद्घाटितात्मत्वभानप्रयनमेव यत्‌ 
प्रथमं स इहोद्देशः प्रश्नः संशय एव च ॥२५२। 


तेन- पूर्वोक्तेन न्यायेन अनुद्घाटितात्मत्वेन भावस्य वस्तुमात्रस्य 
प्रथमं यत्‌ प्रथनं स एव इहोद्वेशः--प्रइनः संशयश्च इति, तत्र संशयस्य 
तावदेवंरूपस्वं समनन्तरमेव उक्तम्‌, उद्देशे च- अनुद्घाटितत्वेमंव वस्तुनः 


कारण होता है। उसके निर्णय के लिये शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की हो 
जाती है। १-उद्देश, २--छक्षण और ३--परीक्षा । नाम के साथ शास्त्र का 
कथन उद्देश कहलाता है । इसका प्रथमतः उपादान अनिवाय॑ है। जो भनुद्दिष्ट 
है, उसका लक्षण या उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। इसीलिये उद्देश के 
बिना लक्षण परीक्षाल्मक शास्त्रों का प्रणयन असम्भव होता है । वह एक अंग 
ही है ॥ २५१ ॥ 
प्रश्‍न है कि शास्त्र का प्रणयन एक प्रवृत्ति से भी सिद्ध हो सकता है । तीन 
प्रवृत्तियाँ क्यों ? इसका उत्तर है कि ये तीनों परस्पर अनुषक्त हैं । अतः तीनों 
आवश्यक है । संशयित अर्थ ही किसी के द्वारा प्रतिपादित . होकर शास्त्र बन 
जाता हैं। बहु उद्देश भादि के द्वारा ही निर्णीत होता है। इसलिये स्वरूप में 
भेद रहने पर भो शास्त्र की प्रवृत्ति में समान रूप से ये तीनों ही कारण हैं। 
यही कह रहे हैं-- 
इसलिये भनुदूघाटित होने के कारण वस्तु मात्र का प्रथम प्रथन अर्थात्‌ 
प्रवत्तेन ही उद्देश कहलाता है। यही प्रश्‍न भी है और संशय भी । उद्देश में भी 
अनुद्घाटित वस्तु का ही प्रथम अर्थात्‌ नाम के साथ वस्तु का अभिधान होता है। 


1 २५३-२५४ ] प्रथममाल्विकम्‌ २५७ 


प्रथनं रूपं-नामधेयमात्रेणेव पदार्थानामभिधानात्‌ । प्रइनेऽपि एवं वाच्यम्‌, 
अन्यथा हि निर्णयात्मत्वे प्रतिवचनादस्य विशेषो न स्यात्‌ ॥२५२॥ 

तत्र संशयितेऽर्थे प्रश्नः प्रवर्तते, इति तन्निर्णयानन्तरम्‌ निर्णेतव्यः 
प्रश्नः, इति प्राप्तावसर तत्सतत्त्वमेव वक्तुमाह 

तथानुद्‌ घाटिताकारभावप्रसरवरत्मना । 

प्रसरन्तो स्वसंवित्तिः प्रष्ट्री शिष्यात्मतां गता ॥२५३॥ 

इह अद्वयनये 'परमार्थसती संविदेव सर्वम्‌' इति प्रष्ट्रप्रतिवक्तरूपगुरु- 
शिष्याद्यात्मनो भेदस्य तावदनुपपत्तिः इति । तथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण 
अनुद्घाटिताकारः-सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ संविदेकरूपो, योऽसौ भावः-पार- 
माथिकं पूर्णस्वभावं वस्तु, तस्य यः प्रसरः-पश्यन्त्यादिदशाक्रमणेन 
अवरोहः, तदेव वत्मं, तेन प्रसरन्ती-वेखर्यादिरूपतामासादयन्ती, स्व- 
संविदेव, संकुचिता, प्रमात्रात्मशिष्यभूमिकास्‌ अवभासयन्ती प्रष्ट्री' इत्युच्यते 
इत्यर्थः ॥२५३॥ 


कुत्र कथं चास्याः प्रष्ट्रत्वम्‌ ? इत्याह 
तथान्तरपरामर्शनिश्चयात्मतिरोहितेः । 
प्रसरानन्तरोद्भूतसंहारोदयभागपि ॥२५४॥ 


प्रश्‍न में भो यही होता है अन्यथा निर्णय की स्थिति में उसी का विचार 
केसे हो सकता है ? ॥ २५२॥ 

संशयित अर्थ में प्रश्‍न प्रवृत्त होता है । संशय के निर्णय के अनन्तर 
प्रश्‍न का निर्णय तो होता हो है। भतः प्रसङ्गवश प्रश्‍न का वास्तविक रूप 
कह्‌ रहे हैं - 

इस अद्वयवादी शास्त्र का सिद्धान्त ही है कि 'परमार्थ सती संविदेव 
सर्वम्‌' अर्थात्‌ पारमार्थिक रूप से संवित्‌ ही सब कुछ है । मतः इसमें प्रष्टा ओर 
प्रतिवक्ता रूप शिष्य और गुरु रूप भेद भो अनुपपन्न माना जाता है। इसलिये 
ऊपर प्रतिपादित अनुद्घाटित आकार वाली और सभी भावों में निर्भर, 
पारमाथिक भाव के पश्यन्ती आदि क्रम से बेखरी आदि रूपों में प्रसार प्राप्त 
करनेवाली स्वात्म संवित्ति ही प्रष्ट्री बन कर शिष्य भूमि का निर्वाह करतो 
है । इस तरह शिष्य की जिज्ञासा ही प्रश्‍न बन जाती है ॥ २५३ ॥ 

श्रीत०--१७ 


श्रीतन्त्रालोकः 


यावत्येव भवेद्बाह्मप्रसरे प्रस्फुटात्मनि । 
अनुन्मोलितरूपा सा प्रष्ट्री तावति भण्यते ।।२५५॥ 


तथा-परमाद्वयमयत्वेन, आन्तर:-प्रमात्रेक्रात्म्यरूपो, योऽसौ परामर्शः, 
तस्य निश्चया-दाढ्यँ, तदास्मनस्तिरोहितेः-उत्तरोत्तरस्य रूपस्य पूर्वपूर्वं- 
त्रानवस्थितेः, प्रसरात्‌-बाह्योन्मुख्यात्‌, अनन्तरमुद्भूतौ यो संहारश्च- 
पराद्यात्मनो रूपस्य स्वात्मन्येव विश्रान्तिः, उदयङ्च-पड्यन्त्याद्यात्मना रूपेण 
बहिरुद्धवः तो भजते, तद्रूपा हि सा संवित्‌ यावति प्रस्फटात्मनि-ग्राह्मग्राहक- 
युगलकाद्याभासस्वभावे बाह्यप्रसरे, अनुन्मीलितरूपा-संविदूपत्वेन अनवभास- 
माना भत्रेत्‌, तावत्येव अनुद्घाटितात्मत्वेन प्रथनात्‌ 'प्रष्ट्रो' इत्युच्यते 
इत्यथः ॥२५४॥ २५५॥ 

न केवलं संविदः प्रष्ट॒त्वमेव अस्ति, यावत्‌ प्रश्नादिछपत्वमपि 
इत्याह 

स्वयमेवं विबोधश्च तथा प्रइनोत्तरात्मक्ः । 


गुरुशिष्यपदेऽप्येष देहभेदो ह्यतात्त्विकः ॥२५६॥ 


कहाँ और केसे इसकी प्रष्ट्री दशा होती है-यही कह रहे हैं-- 

परमाद्वय मय भोन्तर प्रमात्रेकात्म्यरूप परामर्श की निश्चयात्मकता के 
( क्रमशः ) तिरोहित होने के कारण संविद्‌ का बाह्य ओन्मुख्य रूप प्रसार होने 
लगता हे । इस प्रसार में संहार और उदय दोनों स्थितियाँ होती हैं । परात्पर 
की स्वात्म-विश्वान्ति दशा में संहार और पश्यन्ती आदि प्रसार को दशा में 
उदय दोनों से संवलित यह संविद्‌ प्रस्फुटात्मक ओर बाह्य प्रसार में स्वात्म रूप 
से अनुन्मीलित भी रहती है । उसी दशा में यह प्रष्ट्री कहलाती है॥२५४-२५५॥ 

यह केवल प्रष्ट्री ही नहीं अपितु प्रश्‍न भी बनती है-- 

संविद्‌ स्वयं बोध रूप से उल्लसित होती है। वही प्रश्‍न और वही 
उत्तर बन कर समाधान भी करतो है । गुरु ओर शिष्य पदों पर वही अधिष्ठित 
होती है । गुरु-शिष्य का देह-मेद वस्तुतः अतात्त्बिक होता है । 

कहा गया है-- 

“गुरुद्िष्य रूप से स्वयं सदाशिव ही पूर्वपक्ष ओर उत्तर पक्ष उपस्थित 
करते हैं । बहो तन्त्रशास्त्र है। उन्होंने ही तन्त्रशास्त्र अवतरित किये ।” तथा 
“स्वयं देवो प्रइनकर्त्रो बनती हैं । स्वयं उत्तरदात्री भी हो जाती हैं ।” 


री २५७-२५८ ] प्रथममाह्निकम्‌ २५९ 


तदुक्तं 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिव: । 
पूर्वोत्तरपदेर्वाक्येस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥' 
इति। तथा 
'प्रष्ट्रो च प्रतिवक्त्रो च स्वयं देवी व्यवस्थिता ।' 
इति । ननु गुरुशिष्ययोः परस्परं भेदः साक्षादुपलभ्यते इति कि नाम 
अनयोर्बोधरूपत्वम्‌ ? इत्याह-एष इत्यादि । अतात्त्विक: इति अवास्तबः । 
बोध एव हि स्वस्वातत्त्र्यमाहात्म्यात्‌ स्वात्मनि तततद्वेहादिमावम्‌ आभासयति 
इति भावः ॥२५६।। 
तदाह्‌ 
बोधो हि बोधरूपत्वादन्तर्नानाकृतोः स्थिताः । 
बहिराभासयत्येव द्राक्सामान्यविशेषतः ॥२५७॥ 
बोधात्मा परमेश्वरो हि बोधनक्रियाकर्तृत्वलक्षणात्‌ बोधख्पत्वात्‌ 
अन्तः स्थिता नानाकृतोः-तत्तद्भाव जातं, द्राक्‌-अनन्यापेक्षितया निविलम्बन- 
मेव, सामान्यविशेषरूपत्वेन, बहिः-विच्छेदेन, अवभासयत्येव इति 
वाक्यार्थः ॥२५७॥ 
तत्र सामान्यस्य कि नाम बहिरवभासनम्‌ ? इत्याह 
स्रक्ष्वमाणविशञेषांशाकांक्षायोग्यस्य कस्यचित्‌ । 


धर्मस्य सृष्टिः सामान्यसृष्टिः सा संशयात्मिका ॥२५८॥ 


तथ्य है कि गुरु और शिष्य का परस्पर भेद प्रत्यक्षसिद्ध है, पर 
अवास्तविक है । बोध रूप शिव ही स्वातन्त्र्य के प्रभाव से गुरु शिष्यादि देह 
भेदों का अवभासन करता है ॥२५६॥ 
वही कह रहे हैं- 

परमात्मा स्वयं बोध रूप हैं। बोधन क्रिया के वे कर्ता भी हैं। बोधमय 
आन्तरिक स्फुरणों को भावात्मक आकृतियां भी अन्तःस्थित होती ही हैं। 
वही बोध महेश्वर अविलम्ब सामान्य या विशेष बाह्य उल्लास अवभासित 
करते हैं ॥२५७॥ 

सामान्य के बाह्यावभास का वर्णन कर रहे हैं-- 


बोध में उल्लिससिषा होती हैं। उसके द्वारा उल्लासयिष्यमाण 
विशेषांश की आकांक्षा रूप किसो धर्म को (गोख आदि को) सृष्टि सामान्य 


sss: ] 


२६० श्रोतन्त्रालोक: 


| 
। 
स्रक्ष्यमाणाः-स्वालक्षणेन उल्लासयिष्यमाण, ये विशेषांशा', तत्र | 
*निविशेषं हि सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌ ।' 

॥ तदविनामावित्वेन आकांक्षा-ओन्मुख्यं, तत्र योग्यस्य-तदो- 
न्मुख्याभावेशप सवंगतत्वात्‌ तत्स्वरूपानपायात्‌ अनुगुणस्य, कस्यचित्‌ 
नियतस्य गोत्वादेः धर्मस्य, बहिरवभासनात्मा सृष्टिः सामान्या सृष्टिः, 
सा एव च मनुद्घाटितात्मप्रथाूपत्वात्‌ 'संशयः' इति-बिशेषाकांक्षानुगुण- 
सामान्यप्रतीतिरेव संशयप्रतीतिः ॥२५८॥ 

एवं विशेषसृष्टिरपि निश्चयप्रतीतिरूपा इत्याह 

स्रक्ष्यमाणो विद्येषांशों यदा तूपरमेत्तदा । 

निर्णयो भातुरुचितो नान्यथा कल्पकोटिभिः ।॥२५९॥ 


यदा पुननिश्चयोपयोगिना सर्वविशेषाणां सुष्टत्वात्‌ खक्ष्यमाणो 
विशेषांश उपरमेत्‌-विशेषविषया सृष्टिः समाप्येत, तदा स एव उद्घाटितात्म 
प्रथारूपत्वात्‌ 'स्थाणुरेवायम्‌' इति प्रत्ययात्मा निश्चयः स्यात्‌। 
एतदुत्पादे च प्रमातुरिच्छेव निबन्धनम्‌' इत्युक्तं 'मातृरुचितः' इति । प्रमाता 
हि यावदेव (ज्ञातं मया इति परितुष्येत्‌, तावदेव निश्चितं भवति इति 
भावः, अन्यथा पुनः स कदाचिदपि न भवेत-प्रमा त्रिच्छायामेवाविश्रान्तेः । तदाह 
“नान्यथा कल्पकोटिमिः' इति ॥ २५९ ॥ 


सृष्टि कहलाती है । वह संशयात्मिका होती है । यह ध्यान देने की बात है कि 
विशेषांश के सर्जन की उन्मुखता के योग्य ही सामान्य प्रतोति होती है । इसे ही 
संशय प्रतीति कहते हें ॥ २५८॥ 

विशेष सृष्टि निश्चय प्रतीतिरूपा होती है । यही कह रहे हैं-- 

बोध के अनुरूप सर्जन हो जाने पर सृष्टि का समापन हुआ। उसी 
समय प्रमाता की रुचि के अनुसार यह निर्णय भी हो गया कि यह पदार्थ गाय 
ही है । गोत्व सामान्य सृष्टि के अनन्तर गो विशेष का निर्णय भी हो गया। 
यह्‌ बिशेष सृष्टि निश्चित प्रतीतिरूपा होती है । “मया ज्ञातं-स्थाणुरयम्‌' यह्व 
निर्णायक वाक्य ही है। प्रमाता को इच्छा ही निर्णायक होती है । प्रमाता की 
इच्छा के विना यह कभी सम्भव नहीं, क्योंकि यहाँ अविनाभाव है ॥२५९॥ 


नल २६०-२६१ ] प्रथममाह्विकस्‌ २६१ 


न केवलमस्य निश्चयमात्ररूपस्वमेवास्ति, यावल्लक्षणादिरूपत्वमपि 
इत्याह्‌ 
तस्याथ वस्तुनः स्वात्मवीर्याक्रमणपाटवात्‌ । 
उन्मुद्रण तयाकृत्या लक्षणोत्तरनिर्णयाः ॥२६०॥ 
तस्य-विशेषात्मनो वस्तुनो, यतु स्वात्मनो वीयं-तदितरपरावृत्तत्वं तस्य 
आक्रमणं-स्वात्मना विषयीकरणं, तत्र पाटवं-नेराकांक्ष्यात्तीव्रत्वं, ततो यत्‌ तेनेव 
आकारेण उन्मुद्रणं -प्रतिनियतस्वस्वरूपािष्करणं, तत्‌ उद्घाटितात्मप्रथामय- 
त्वस्य अविशेषात्‌ 'लक्षणम्‌' इति 'उत्तरम्‌' इति “निर्णय” इति चोच्यते । तत्र- 
असाधारणस्तत्त्वावत्रोधक्रो धर्मो लक्षणं, तत््वावबोधोपकरणं दूषणोद्धरणमुत्तरं, 
तत्त्वावबोधो निर्णयः ॥ २६० ॥ 
ननु तत्त्वावबोधसारत्वस्य अविशेषात्‌, परीक्षापि लक्षणेनेव निर्णयवत्‌ कथं 
न संगृहीता ? इत्याशङ्कयाह 
निर्णोततावद्धर्माशपुष्ठपातितया पुनः । 
भूयो भूयः समुद्देशलक्षणात्मपरीक्षणम्‌ ॥२६१॥ 


इसका न केवल निर्णय होता है अपितु लक्षण भी होता है । यही कह्‌ 
रहे हैं - 

प्रत्येक वस्तु में एक स्वात्म वेशिष्टथ होता है । उससे वह दूसरे वस्तु को 
अपने से पृथक्‌ कर देता है । इसे शास्त्रीय भाषा में वीर्य कहते हैं। इस वीयं 
भाव का आक्रमण अर्थात्‌ स्वत्म विषयीकरण उस वस्तु का स्वभाव होता है । 
इससे ही के उसके आकार के प्रतिनियत स्वरूप का उन्मुद्रण अर्थात्‌ भाविष्कण 
होता है । इसे ही लक्षण, उत्तर या निर्णय कहते हैं । आसाधारण तत्वावबोधक 
धमं ही लक्षण है। तत्त्वावबोध का उपकरण और समस्त दोषों से उद्धार करने 
वाला उत्तर है तथा तत्वका अवबोध ही निर्णय है॥२६०॥ 

तत्त्व के अवबोध का रहस्य तो सामान्य है । वह उद्देश में भी होता है। 
उद्देश में सामान्य विशेष के निर्णय की तरह परीक्षा का संग्रह भी क्यों 
नहीं है ? इसका उत्तर दे रहे हैं कि वह तो तदात्मक ही होता है -- 

वस्तु जब निर्णय का विषय बन जाता है, निर्णीत द्वो जाता है तो 
निर्णायक लक्षण का लक्ष्य उसका धर्माश होता है। उसका पृष्ठपाती होने के 
कारण वारंवारं समुद्देश होता है अर्थात्‌ तद्विषयक अभिधान होता है । उसके 


RP 


EE श्रोतन्त्रालोकः 


निर्णीतो-निर्णयविषयीकृतः, तावान्‌-नियतलक्षणलक्ष्यो, योऽसौ धर्माशः- 
तद्विषयतया पौनःपुन्येन यः समुद्देशः, यच्च रक्षणं साधारणासाधारणधमं- 
निरूपणं, तदात्मकं, पुनः परितः-सबंतो निःशेषप्रतिपक्षप्रतिक्षेपेण ईक्षणं-परीक्षा 
इति वाक्यार्थः ॥ २६१ ॥ 
एतच्च उद्देशादित्रयं सर्वत्रेवास्ति इत्याह 
दुष्टानुमानोपम्याप्तवचनादिषु स्वतः । 
उद्देशळक्षणावेक्षात्रितयं प्राणिनां स्फुरेत्‌ || २६२ ॥ 
एतदेव क्रमेण दर्शयति 
निविकल्पितसुद्द शो विकल्पो लक्षणं पुनः । 
परीक्षणं तथाध्यक्षे विकल्पानां परम्परा ॥२६३॥ 
नगोऽयमिति चोइशो धूमित्वादर्तिमानिति । 
लक्ष्यं व्याप्त्यादिविज्ञानजालं त्वत्र परीक्षणम्‌ ॥२६४॥ 
उद्देशोश्यमिति प्राच्यो गोतुल्यो गवयाभिधः । 
इति वा लक्षणं शेषः परोक्षोपमितो भवेत्‌ ॥२६५॥ 
स्वःकाम ईवुगुदशो यजेतेत्यस्य लक्षणम्‌ । 
अग्निष्टोमादिनेत्येषा परीक्षा शेषवतिनी ॥२६६॥ 


साधारण ओर असाधारण धमो का निरूपण होता है। साथ ही साथ पूर्ण रूप 


से पूर्वपक्षका प्रत्याख्यान पूर्वक ईक्षण अर्थातु परीक्षण किया जाता है । अर्थात्‌ 
उद्देश, लक्षण भोर परीक्षा सब कुछ तत्त्वावबोध के अनिवार्य अंग हैं ॥२६१॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्तवचन भादि में उद्देश, लक्षण और 
परीक्षण रूप तीनों स्फुरित होते रहते हैं॥२६२॥ 

इसी तथ्य का क्रमिक रूप से दिग्दर्शन कर रहे हैं-- 

उद्देश निविकल्पित होता है। विकल्प ही लक्षण बनता है। परीक्षण 
परितः इन्द्रियाथं सन्निकर्षं रूप होता है । यह्‌ सब विकल्पों की ही परम्परा 
है ॥२६३॥ 

“यह पर्वत है” वह कथन उद्देश है। यहाँ धर्मी के साध्य धमं का 
उद्घाटन नहीं है। भनुद्घाटित स्वात्मभाव पूर्वक वस्तु मात्र का प्रथन इस 
वाक्य में है। नग का नामधेय पूर्वक अभिधान है, भतः यह उद्देश है । 


| ० २६३-२६६ ] प्रथममाह्निकम्‌ २६३ 


उददेश 


उद्देशः इति-आलोचनमात्रस्य अनुद्घाटिआत्मप्रथारूपत्वात्‌ । लक्षणम्‌ 
इलि-नीलमिति विकल्पेन निविकल्पस्येव उद्घाटितात्मप्रथारूपत्वात्‌ । विकल्पा- 
नाम्‌ इति-अर्थक्रियाज्ञानपूर्वापरभाविनाम्‌, तत एव च अर्थतथात्वनिश्चयोत्पादः 
तेपां परोक्षात्वम्‌ । उद्देशः इति नगोप्यस्‌ इति धमिमात्रम्येव अनुद्घाटित- 
साध्यधमत्मित्वेन प्रथनात्‌ । लक्ष्यमिति-साध्यधमंबिशिष्टतया उद्‌घाटितात्म- 
प्रथारूपत्वातु । व्याप्तिः-अम्वयव्यतिरेकौ, तद्वशादेव हि साध्यसाधनयोरविना- 
भावनिश्चयोत्पादः इत्यस्याः परोक्षात्मत्वम्‌ । अ्रमिति-पुरोवत्तिनः पिण्ड मात्रस्य 
अनुद्घाटितात्मत्वेन प्रथनात्‌ । प्राच्यः इति-प्रथमो घमिविशेषानवच्छिन्नः इति 
यावत्‌ । गोतुल्योऽयम्‌ इति-प्रमाणदशायां गवयशब्दवाच्योऽयस्‌ इति-फलदशायां 
च विशेषावच्छेदस्य भावित्त्रात्‌ । वा शब्दः समुच्चये, तेन प्रमाणदशायाः फल- 
दशायाश्च उद्घाटितात्मप्रथारूपत्वात्‌ लक्षणत्वम्‌ । शेषः इति-सास्तादिमद्वाह- 
दोहादिकारी इत्यादि परामर्श: । इदृक्‌ इति-स्वःकामः इत्येव । अस्य इति-स्वः- 
कामस्य। लक्षणम्‌ इति-अधिकारानुबन्धस्य विषयानुबन्धमन्तरेणानिणंयात्‌ । 


'धूमवत्त्व के कारण पर्वत अग्निमान्‌ है” यह लक्षण है क्योंकि साध्यधमं 
से यह विशिष्ट है। यहाँ इसके असाधारण धर्म का निरूपण है। इसी अवस्था 
में व्याप्ति का कथन होता है। जहाँ जहाँ धूम है, वहाँ वहाँ अग्नि है। यह 
अन्वय व्याप्ति है। 'जहाँ धूम नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है' यह व्यतिरेक 
ब्याप्ति है । साध्य साधन दोनों का निश्चय इसके विना हो ही नहीं सकता । 
यही परीक्षा है ॥ २६४ ॥ 

'अयम्‌' कहने के साथ पुरोवर्ती एक विशाल प्रस्तर पिण्ड में संकेत ग्रह 
हुआ । पर अभी वह अनुन्मीलितात्मक है । यहाँ धर्मी विशेष का अवच्छेदक 
नही है । यह्‌ प्रथम अनुभव है। जब “यह्‌ गोतुल्य गवय है” इस वाक्य का 
प्रयोग करते हैँ, तो गोतुल्य से प्रमाण ओर गवय से फल का बोध हो जाता है 
कि यह्‌ विशेष वस्तु है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाण की अवस्था और 
फल की अवस्था दोनों में स्वात्म रूप तथ्य का उद्घाटन हो गया है। यह्‌ 
लक्षण है गाय की सास्ना, उसका दोहन और वाहनात्मक उपयोग रूप सारा 
परामर्श उपमान के परीक्षण में होता है ॥ २६५ ॥ 

स्वर्ग की इच्छा वाला यज्ञ करे। इस वाकय में स्वगंकामी उद्देश 
है । यज्ञ करे--यह लक्षण है ओर अग्निष्टोम यज्ञ करे--यह परीक्षा है । 


ब द्द श्रोतन्त्रालोकः 
“शेषः परमार्थत्वात्‌ ।' 
इति वचनात्‌ सा भर्थवादव्यापारात्मा इति कतंव्यता इत्यर्थः । परीक्षास्वं 
चात्र-उद्दष्टलक्षितस्वर्गकामाधिकारनिस्तुषोकरणत्वात्‌ ॥ २६३-२६६ ॥ 
ननु स्रक्ष्यमाणविशेषाकांक्षानुगुणसामान्यसृष्टिः “उद्देशः' इत्युक्तं न च 
विशेषस्य आकांक्षणीत्वमुचितं-तदानीं तस्य भविष्यत्तया वार्तामात्रस्यापि 
अभावात्‌ ? इत्याशङ्कां सोपस्कारप्रागृक्तलक्षणानुवादपुरःसरं प्रतिक्षिपति-- 


विक्रहपत्नक्ष्यमा णान्यरुचितांशसहिष्णुनः । 
वस्तुनो या तथात्बेन सृष्टिः सोह संज्ञिता ॥२६७॥ 


तदेव संविच्चिनुते यावतः स्रक्ष्यमाणता । 


विकल्पेन-तत्प्रधानेन प्रमात्रा सामान्यस्य सृष्टत्वात्‌ तदपेक्षया सरक्ष्य माणाः 
-लक्षणात्‌ उल्लासयिष्यमाणा, अत एव अन्ये-ये सामान्यव्यतिरिक्ताः प्रमातुः 
संतोषादायकत्वाच्च, रुचिता-इष्टा:, ये अंशा-विशेषाः, तान्‌-अर्थात्‌ व्याप्यत्वेन 
सहते तच्छील यत्‌ तस्येवंविधस्य सामान्यात्मनो वस्तुनः, तथात्वेन -स्रक्ष्यमाण- 
त्वादिविशेषणविशिष्टविशेषसहिष्णुत्वेन, या सृष्टिः, तस्या उद्देशः-अभिधानं 
तत्र यावत: आकांक्षणीयस्य विशेष्य स्रक्ष्ममाणता तावत्‌, तदेव-उद्देशावसरे, 
संविच्चिनुते-अनुसंधत्ते इत्यर्थः ॥ २६७ ॥ 


यज्ञ करने से स्वर्ग का अधिकार मिलता है । यह अधिकारानुबन्ध यज्ञ 
क्रिया रूपी विषयानुबन्ध से ही ज्ञात होता है। “शेष परमार्थ होने के 
कारण'""।” इस कथन के कारण परीक्षा शेष-वत्तिनी होती है । शेष अर्थवाद 
का व्यापार है ओर इति कत्तव्यता है। उद्देश और लक्षण के द्वारा सिद्ध 
स्वर्गकाम के अधिकार का सर्वेक्षण होने के कारण यहाँ परीक्षा है ॥ २६६ ॥ 

उद्देश की परिभाषा हें-'विशेषाकांक्षानुगुण सामान्य सृष्टि' किन्तु 
विशेष में आकांक्षणीयता उचित नहीं । विशेष में भविष्यत्‌ चाह की जगह नहीं 
हो सकती । इस आशङ्का का प्रत्याख्यान कर रहे हैं-- 

विकल्प प्रधान प्रमाता सामान्य की सृष्टि करता है। उसकी अपेक्षा 
स्रक्ष्यमाण विशेष हाता है | सामान्य से अन्य, रुचितांश भी विशेष ही है। इन 
विशेषों को सहन करने की शीलता तो सामान्यरूप से बहिरिवभासित वस्तुओं में 
ही होती है । ऐसे प्रत्येक वस्तु को विशेष सहिष्णु सृष्टि ही उद्देश है। इस 


3 २६८-२६९ ] प्रथममाह्निकम्‌ २६५ 


तत्र हेतुः 
यतो ह्यकालकलिता संधत्ते सार्वकालिकम्‌ ॥२६८॥ 
हि-शब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ २६८ ॥ 


ननु उद्घाटितात्मप्रथार्पत्वे सति लक्षणस्य सामान्यविशेषयोद्व॑योरपि 
प्रथनात. कि लक्ष्यं ? कि वा लक्षणम्‌ ? इत्यत्र विवेकाभावादनियमः स्यात्‌ 
इत्याशंक्याह 
स्रक्ष्यमाणस्य या सृष्टिः प्राक्सुष्टांशस्य संहृतिः । 
अनूद्यमाने धर्मे सा संविल्लक्षणम्‌च्यते ॥२६९॥ 
इह विशेषसामान्यविषयसृष्टिसंहृतिमयी संवित्‌ लक्षणं-व्यवहरणबीजमिति। 


तत्र सृज्यमानस्य विशेषांशस्य विधेयतया लक्षणत्वं वाच्यं, संहियमाणस्य च 
सामान्यांशस्य अनूद्यमानतया लक्ष्यत्वम्‌ इत्यस्त्येव विवेकः ॥ २६९ ॥ 


ननु 
“भूयो भूयः समुद्वेशलक्षणात्म परीक्षणम्‌ ।' 


अवसर पर आकांक्षणोय विशेष की सक्ष्यमाणता का अनुसन्धान संवित्‌ हो 
करती है । उसका कारण है--क्योंकि अकाल कलित संवित्‌ ही समग्र काल- 
धर्मता को धारण करती है ॥ २६७-२६८ ॥ 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि उद्घाटित आत्मप्रथा में सामान्य भोर विशेष 
दोनों का प्रथन स्वाभाविक है । ऐसी अवस्था में लक्ष्य ओर लक्षण का विवेक 
न होने से कोई क्रम नियम भी नहीं रह सकेगा ? इस पर कह रहे हैं-- 

सरक्ष्यमाण विशेष की सृष्टि और प्राथमिक सामान्य सुष्टांश दोनों की 
संहृतिमयी संवित्‌ ही 'लक्षण' है। यहो व्यवहार का बीज हैं । सुज्यमान (विशेष) 
के विशेषणांश की ही तो बहिरवभासनरूपा सामान्य सृष्टि होती है । इस तरह 
सुज्यमान में दो तरह की सृष्टि का अंश है। १--सुज्यमान का विशेषांश ओर 
२-सुज्यमान विश्ेषणांश । प्रथम विशेषांश की विधेयता में लक्षण तथा द्वितीय 
सामान्यांशा की अनूद्यमानता में लक्ष्य का निर्णय करना चाहिये ॥ २६९ ॥ 

प्रश्‍न है कि पहले “बारम्बार समुद्देश लक्षण रूप परीक्षण” की चर्चा है| 
इसमें विराम के निमित्त के होने के कारण परीक्षा की विश्रान्ति केसे होगी ? 
इस आशङ्का का सानुवाद प्रत्याख्यान कर रहे हैं-- 


डि श्रोतन्त्रालोकः 


इत्युक्त, तत्र च विरामनिमित्ताभावात्‌ परीक्षाया अविश्रान्तिरेव स्यात्‌ ? 
इत्यावाङ्कु[मनुवादगर्भा प्रतिक्षिपति 
तत्पुष्ठपातिभूयोंशसृष्टिसंहारविञ्जसाः । 
परीक्षा कथ्यते मातृरुचिता कल्पितावधिः ॥२७०॥ 
ननु तत्र तत्र प्रत्यक्षादो क्रमेण पश्यन्ती-मध्यमावेख रोूपतया स्वात्मचम- 


त्कारमयी विमर्शशक्तिरेव विजृम्भते इत्युक्तं, तत्कथमिह उद्देशाद्यात्मना 
स्वसिद्धान्ताप्रसिद्धं क्रमान्तरमासून्रितम्‌ ? इत्याशंक्याह 


प्राक्पश्यन्त्यथ मध्यान्या बेखरो चेति ता इमा: । 
परा परापरा देवी चरमा त्वपरात्मिका ॥२७१॥ 


ननु संख्यासाम्यमात्रादेव उद्देशादित्रयस्य पश्यन्त्यानिूपत्बम्‌, इति 
किमिदम्‌ ? इत्याशंक्याह 


इच्छादि शक्तित्रितयमिदमेव निगद्यते । 


समुद्देश और उसके अनन्तर विशेषांश की सृष्टि और उसके संहार के विभ्रम 
ही (तो विष्ववेचित्र्य के प्रतीक हैं) । ऐसी अवस्था में प्रमाता की प्रवृत्ति परीक्षा 
रूप में व्यक्त होती हे । ( अग्निष्टोम याग स्वर्ग कामना मयी प्रवृत्ति का 
परीक्षात्मक प्रयोग हे । ) संवित्‌ शक्ति ही सामान्य और विशेष निरूपण रूप 
समुद्देश और लक्षण के उपरान्त पदार्थ का विशेष ईक्षण करती है। वह 
कल्पितावधिक होती है । अग्निष्टोम की प्रक्रिया भी सावधिक ही है ओर सभी 
कल्पना प्रसूत है ॥ २७० ॥ 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि पश्यन्ती, मध्यमा भौर बेखरी रूपों में स्वात्म 
चमत्कारमयी विमर्श शक्ति ही-उल्लसित होती है । यहाँ इस प्रकरण में उद्देश, 
लक्षण ओर परीक्षा रूप क्रमान्तर क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? जबकि यह्‌ क्रम 
उस शास्त्र में प्रसिद्ध भी नहीं है । इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

सर्व प्रथम यही क्रम उज्जिम्भित होता है। पह्यन्ती परा, मध्यमा 
परापरा भोर बेखरी अपरात्मक उल्लास है || २७१ ॥ 

कया इस संख्या का साम्य उद्देश आदि पश्यन्ती की तरह है अथवा 
यह और कुछ है ? इस पर कहते हैं-- 


ने २७२-२७३ ] प्रथममाह्विकम्‌ २६७ 


इति पूर्वेण सम्बन्धः । 
एतत्प्राणित एवायं व्यवहारः ` प्रतायते ॥२७२॥ 


सकलः खलु अयं शुद्धाशुद्धात्मा व्यवहार: संविद्धित्तावेव अवभासते इति 
भावः । तदुक्तं 
'इत्थमत्यर्थभिन्नार्थावभासखच्ि्ति विभो । 
समलो बिमलो वापि व्यवहारोऽनुभूयते ॥' इति ॥ २७२॥ 
न केवलमेषाम्‌ एवं-रूपत्वं, यावत्‌ 
“परो महानन्तरालो दिव्यो मिश्चह्त्वदिव्यकः । 
संबन्धः षड्विधस्तन्त्र Sad ४ 
इत्यादिना उक्तस्य संबन्धस्यापि, इत्याहू 
एतरप्रइनोत्तरात्मत्वे .पारमेइवरशासने । 
परसंबन्धरूपत्वमभिसंबन्धपञ्चके ॥२७३॥ 
एते समनन्तराक्ततत्त्वे ये प्रइनात्तरे ते आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य 
भावस्तत्तवं, तस्मिन्सति इत्यर्थः । प्रष्ट्रतद्वकत्रोरेव सम्बन्धो भवति इति 
भावः । संबन्धपञ्चके इति महदादिके । षष्ठो हि परः संबन्धः सर्वेषामेव एषाम्‌ 
भनुप्राणकत्वेन अनुवर्तते, इति पृथगिह नोक्तः ॥२७३॥ 


ये तीनों इच्छा, ज्ञान और क्रिया रुप ही हैं। वास्तविकता यहु है कि 
इन्हीं की सामथ्यं-सत्ता से यह सारा शास्त्र ब्यवहार प्रसरित और प्रतानित 
होता है । यह शुद्ध और अशुद्ध अध्वाप्मक विचित्र विशव व्यवहार संवित्ति के 
फलक पर ही उरेहा गया है । कहा है-- 

“इस प्रकार अत्यन्त वेविध्यपूर्ण विशवावभास से चित्रित सर्व समर्थ 
परमेश्वर में यह सारा समल ओर विमल व्यवहार उल्लसित होता है ॥२७२॥ 

इनका केवल ऐसा ही रूप नहीं अपितु--“पर, महान, अन्तराल, दिव्य 
दिव्यादिव्य और अदिव्य तन्तर-प्रक्रिया इन छः प्रकार के सम्बन्धों से ही प्रवत्तित 
होती है “77 "11 ”” ॥” केवल इतना ही नही अपितु इन सम्बन्धों के भी 
आतान प्रतान होते हैं-- 

प्रदनोत्तर रूप, प्रष्टा और वक्ता के व्यवहारों से रूपायित यह पारमेश्वर 
सिद्धान्त तन्त्र महदादि पाँच सम्बन्धों से ( सुशोभित है । ) तथा इन पाँचो में 
छठाँ का सम्बन्ध तो सबको अनुप्राणित करने वाला है ॥ २७३ ॥ 


टु | 


२६८ श्रीतन्त्रालोकः 


॥ एतच्च स्वोपज्ञमस्माभिर्नोक्तम्‌, इत्याह 
| यथोक्तं रत्नमालायां सर्व: परकलाह्मकः । 
॥ महानवान्तरो दिव्यो मिश्रोऽन्योऽन्यस्तु पञ्चमः ॥२७४॥ 
|| रल्नमाायास्‌ इति-श्रीकुलरत्नमालायाम्‌, उक्तम्‌ इति अर्थतो, न 
| तु शब्दतः । तत्र 
| 'अदृष्टं निर्गुणं यच्च हेयोपादेयवजितम्‌ । 
| तत्तत्त्वं सर्वतस्वानां प्रधानं परिपठचते ॥ 
भद्ष्टविग्रहश्चेब स शान्त इति गोयते । 
तस्येच्छा निर्गता शक्तिस्तद्धमंगुण संयुता ॥' 
इत्यादिना पारमेश्वरी परा शक्तिरेव तत्तत्संबन्धात्मना प्रसृता इति सर्वस्येव 
|| महुदादेः सबन्धस्य परकलात्मकत्वमुत्तम्‌ ! अत एव च एतदेव 


यह सब केवल अपने ही ज्ञान पर आधारित नहीं है । वरन्‌ अन्यत्र 
आगमों में भी उक्त है-- 

यह सब श्रीकुलरत्नमाला में शब्दतः वणित है । वहाँ “अलक्ष्य, गुण 
रहित, हेय और उपादेय भेदवाद से वर्जित तत्त्व ही सभी तत्त्वो में प्रधान माना 
जाता है। वही अदृष्ट विग्रहवान्‌ शान्त तत्त्व है। उसकी उल्लासमयी यह 
इच्छा ही उन उन धर्मों ओर गुणों से संवलित है।” इत्यादि उद्धरणों से सिद्ध 
है कि पारमेश्वरी परा शक्ति ही उन उन सामान्य विशेष मम्बन्धों से अथवा 
सम्बन्ध पञ्चक के समन्वय से उल्लसित है । महद्‌, अवान्तर, दिव्य, दिव्यादिव्य 
ओर पाचवें अदिव्य सभी का सम्बन्ध कलात्मक ही है । यही तथ्य 


“सृष्टि के नियमों के अनुसार छठाँ पर-तत्त्व पृथ्वी पर व्यक्त ओर 
समावेश के विभिन्न स्तरों पर आकार ग्रहण करता है।” उस उक्ति में 
कहा गया है। 

वस्तुतः विकल्प तो तीन प्रकार का ही होता है। १-दिव्य, २-- 
दिव्यादिव्य और ३--अदिव्य । इसे इतरेतर भी कहा गया है- 

“महान, अवान्तर, दिव्य, दिव्यादिव्य और इतरेतर सम्बन्धों के 
माध्यम से विविध रूपों में यह अभिव्यक्त है ।” 


यह्‌ सम्बन्ध पञ्चक दिव से सदाशिव का, उससे अनन्तनाथ का, उससे 
श्रोकष्ठनन्दिकुमार आदि का, इनसे भी सनत्कुमार आदि ऋषियों का और 
इनसे सभी मनुष्य आदि प्राणियों का भी जानना चाहिये । 


गी २७४ ] प्रथममाह्निकम्‌ २६९ 


'सृष्टिमार्गानुसारेण आयातश्चावनोतले । 
कथितो देवि षष्ठस्तु यथावेशस्वरूपतः ॥' 
इत्यनेन उपसंहूतम्‌ । मिश्रो-दिव्यादिव्यः । अन्योऽन्यः इति -दिव्यापेक्षया 
अन्यो मिश्रः, तस्मादन्योऽपि भदिव्यः इति । दिव्य-दिव्यादिव्य-भदिब्यात्मना 
त्रिधेव हि संभवति विकल्पः । भत एवायमात्र इतरेतरशब्देन उक्तः । तदुक्तं 
'महानवान्तरो दिव्यो दिव्यादिव्यश्चतुर्थकः । 
इतरेतरमार्गेण पञ्चधा भिन्नलक्षणः ॥! 
इति । एतच्च संबन्धपञ्चकं शिवात्‌ सदाशिवस्य, तस्मात्‌ अनन्तनाथस्य, 
तस्मात्‌ श्रीकण्ठनन्दिकुमारादीनां, तेभ्योऽपि 
तेभ्योऽपि मनुष्यादीनां क्रमेण अवगन्तव्यम्‌ । यदुक्तं तत्रेव 
'शिवस्य परिपूर्णस्य परस्यामिततेजसः। 
तच्छक्तिश्चव सादाख्या स्वेच्छाकतृ त्वगोचरा ॥ 
सत्त्वं तेन च संप्राप्तं संबन्धं प्रथम विदुः । 
अवान्तरश्च योगेन सादाख्यात्क्रमशः पुनः॥ 
प्राप्तोऽनन्तेशदेबेन द्वितीयस्तेन कीतितः। 
तृतोयस्तु पुनर्देवि श्रीकण्ठो नन्दिना सह॥ 
द्वाभ्यां देवात्तु मत्वेवं तेन दिव्यः प्रकोतितः । 
ऋषीणां च समासेन नन्दिना प्रतिपादितम्‌ ॥ 
चतुर्थस्तु भगवता दिव्यादिव्यः प्रकोतितः। 
व्याख्यानक्रमयोगेन विद्यापीठप्रपूजने ॥ 
शिष्याचायंस्वर्पेण पशः्चमस्त्वितरेतरः । 
इति पङ्चप्रकारोऽयं संबन्धः परिकीतितः ॥' इति ॥२७४॥ 


श्रीकुलरत्नमाला में और भी कहा गया है कि-- 

परात्पर, सर्वथा परिपूर्ण, परम ऊर्जत्वल शिव और उनकी शक्ति का 
यह उल्लास सदाशिव तत्त्व है । इसमें स्वेच्छा कत्तृत्व है । सदाशिव का सत्त्व 
वहीं से प्राप्त है। यह प्रथम सम्बन्ध है। इसके योग से अवान्तर सम्बन्ध प्रवत्तित 
हुए । सदाशिव से अनन्त भट्टारक का दूसरा सम्बन्ध बना । तीसरा श्रीकण्ठ 
ओर नन्दि कुमार इन दो देवों से हुआ | इससे इसे दिव्य कहते हैं। फिर 
नन्दिकुमार का ऋषियों से सम्बन्ध हुआ । यह चौथा सम्बन्ध देव और ऋषियों 
का है । अतः दिव्यादिव्य है । “विद्या पीठ के पूजन क्रम में उपदेश रूप से यहु 
पाँचवां शिष्य और आचार्य सम्बन्ध इतरेतर रूप से वर्णित हैं। ये पाँच प्रकार 
के सम्बन्ध कहे गये हैं” ॥ २७४ ॥ 


4 


13 श्रीतन्त्रालोकः 


परकलाह्मत्वमेव व्याचष्टे 
भिन्नयोः प्रष्ट्तद्क्त्रोइचेकात्म्य यत्स उच्यते । 
प्रष्टा यथा सदाशिवो, वक्ता यथा शिवः, तच्छब्देन प्रधनक्रिबापरा- 
मर्शः, तयोभिन्नत्वेऽपि तावत्यर्थे संविद्वाढर्येकात्म्यात्‌ संबन्धः तस्य भेदा- 
मेदरूपत्वात्‌, ऐकातम्यभावे यदा भेदगन्धस्यापि विगलनात्‌ सर्वात्मतालक्षणा 
पूर्णता स्यात्‌ तदा परः संबन्धः । तदाह्‌ 
संबन्धः परता चास्य पुर्णेकात्म्यप्रथामयी ॥२७५॥ 
परता हि पूर्णेकात्म्यप्रथालक्षणा। पूरणे हि सर्वमस्ति, सर्वत्र च पूर्ण- 
मस्ति इह्येतत्‌ पञ्चस्वपि संबन्धेषु अस्ति इति युक्तमुक्तं “सर्व परकला- 
हमकः' इति । तदुक्तं 
“संबन्धः परमेशानि सर्व: परकलामयः । 
महानवान्तरो दिव्यो मिश्रोऽदिव्यश्च तत्परः ॥ इति ॥२७५॥ 
संबन्धान्तरेष्वपि एतदेवातिदिशति 
अनेनैव नयेन स्यात्संबन्धान्तरमप्यलम्‌ । 
शास्त्रवाच्यं फलादीनां परिपूर्णत्वयोगतः ॥२७६॥ 
एतदेव संकलयति 
इह्थं संविदियं देवी स्वभावादेव सवेदा । 


पर कलात्मक-सम्बन्ध (शिव-सदाशिवात्मक) की व्याख्या कर रहे हैं-- 

प्रश्‍न कर्ता सदाशिव, प्रश्नोत्तर प्रदाता दिव दोनों भिन्न हैं किन्तु 
प्रइनोत्तर प्रसङ्ग में संविदेक्यदाढर्य सम्बन्ध बनता है। यह भेदाभेद रूप 
सम्बन्ध है । अभेदवाद में ऐकात्म्प का उल्लास होता है। भेद विगलित हो 
जाते हैं। उस समय एक प्रकार का सार्वाहम्य होता है । परिपूर्णता होती है । 
बही 'पर' सम्बन्ध कहलाता है । वही कहते हैं - 

पूर्ण ऐकास्म्य प्रथा को पूर्णता कहते हैं। पूर्ण में तो सब कुछ समाहित 
होता है । इसलिये यह पांचों सम्बन्धों में उल्लसित रहता है । इसलिये इलोक 
२७४ में सभी कुछ पर-कलाल्मक हो कहा गया है है। और भी कहा है-- 

“हे परमेइवर्यमयी मातः ! सब कुछ पर-कला रूप ही होता है। महान्‌ 
अवान्तर, दिव्य, दिव्यादिव्य और अदिव्य सर्वमय वहो है” ॥ २७५ ॥ 


[३ २७७-२८३ ] प्रथममाह्निकम्‌ २७१ 


उद्देशादित्रयप्राणा सर्वंशास्त्रस्वरूपिणो ॥ २७७ ॥ 

इत्थम्‌-उक्तेन प्रकारेण, संदा संविदेव इयं भगवती स्वस्वातन्त्र्यात्‌ 
उद्देशादित्रयप्राणेन सर्वात्मना शास्त्रेण स्वरूपिणा-शास्त्रात्मना संविदेव 
अवभासते इत्यर्थः ॥ २७७ ॥ 

तत्र उद्देशस्वरूपमेव तावदाह 

तत्रोच्यते पुरोद्वेशः पूर्वजानुजभेदवान्‌ । 

विज्ञानभिद्गतोपायः परोपायस्तृतीयक्कः ॥ २७८ ॥ 

शाक्तोपायो नरोपायः कालोपायाऽथ सप्तमः । 

चक्रोदयोऽथ देशाध्वा तत्त्वाध्वा तत्त्वभेदनम्‌ ॥ २७९ ॥ 

कलाद्यध्वाध्वोपयोगः शक्तिपाततिरोहितो । 

दीक्षोपक्रमण दोक्षा सामयी पौत्रिके विधौ ॥ २८० ॥ 

प्रमेयप्रक्रिया सूक्ष्मा दीक्षा सद्यःसमुत्क्रमः । 

तुलादीक्षाथ पारोक्षी लि्घोद्धारोऽभिषेचनम्‌ ॥ २८१ ॥ 

अन्त्येष्टि: श्राद्धक्लुप्तिश्व शेषवृत्तिनिरूपणम्‌ । 

लिङ्गार्चा बहुभित्पर्वपवित्रादि निमित्तम्‌ ॥ २८२ ॥ 

रहस्यचर्या मन्त्रोघो मण्डलं मद्रिकाविधिः । 

एकोकारः स्वस्वरूपे प्रवेशः ज्ञास्त्रमेलनम्‌ ॥ २८३ ॥ 

आयातिकथनं शास्त्रोपादेयत्वनिरूपणम्‌ । 

सम्बन्धान्तरों में भी वही व्यक्त है, यही कह रहे है- 

शेवाद्वयवाद के इस नियम के अनुसार सम्बन्धान्तरों की परिकल्पना 
की गयी है। शास्त्रों में यहो उक्त है। फल आदि भी परिपूर्ण यागमय 
ही होते हैं। इस प्रकार यह दिव्य शक्ति संपन्ना संविद्‌ स्वभावतः स्वातन्त्र्य 
मयी है। उद्देश, लक्षण और परीक्षा भादि से, भनुध्राणित शास्त्रों में 
शास्त्र वचनों द्वारा यहो अवभासित है। अर्थात्‌ संविद्‌ ही शास्त्र रूपों में 
उल्लसित है ॥ २७७ ॥ 

यहाँ पहले उद्देश के स्वरूप का कथन कर रहे हैं-- 

सामान्य उद्द श पूर्वज, भौर विशेष उद्देश अनुज हैं । यहाँ पूर्वज उद्देश 
का ह्यो कथन है । विज्ञानभिद्‌, अनुपाय, परोपाय, शाक्तोपाय, नरोपाय, काळोपाय, 


२७२ श्रोतन्त्रालोकः 


सामान्यसंज्ञया कीर्तन पूर्वज उद्देशः, विशेषसंज्ञया कोतंनस्‌ अनुज 
उद्देशः, स एव च विभाग: इत्यन्यत्र उक्त: । तत्र ुर्बजमुद्देशमाह्‌- विज्ञानभित्‌ 
इत्यादिना निरूपणम्‌ इत्यन्तम्‌, विज्ञानानि शाम्भवादीति भिद्यन्ते यत्र इति । 
गतोपायः इत्यनुपायः । पोत्रिके विधौ इति पौत्रिकं विधिमाश्रित्य । दीक्षा इति 
पूर्वेण संबन्धः । प्रमेयप्रक्रिया इत्यर्थात्‌ पोत्रिके विधौ इति योज्यम्‌ । यद्दक्ष्यति 

“तदाह्विकानुजोह्ेश कथितं पोत्रिके विधो ।' 
इति ॥ २७८-२८३ ॥ 
किमेवमियता ग्रन्थेन उपनिबद्धेन ? इत्याशङ्क्याह 

इति सप्ठाधिकामेनां त्रिहातं यः सदा बुधः ॥ २८४ ॥ 

आह्िकानां समभ्यस्येत्‌ स साक्षादभेरवो भवेत्‌ । 

सर्मात्रशत्सु संपूर्णबोधो यद्भेरबो भवेत्‌ ॥ २८५ ॥ 


फक्क चित्रमणवोऽप्यस्य दृशा भेरवाताभियुः । 
इत्येष पूंजोद्देशः कथ्यते त्वनुजोऽधुना ॥ २८६ ॥ 


चक्रोदय, देशाध्वा, तत्वाध्वा, तत्त्वमेद, कलाध्वा, भुवन मादि मध्वा, शक्ति- 
पात, तिरोधान, दीक्षोपक्रम, दीक्षा, समयदीक्षा पोत्रिक विधि में, प्रमेयाथ प्रक्रिया, 
सूक्ष्मा दीक्षा, सद्यः समुत्क्रमण दीक्षा, तुला दीक्षा, परोक्ष दीक्षा, लिङ्गोद्धार, 
अभिषेक, अन्त्येष्टि, श्राद्ध, शेषवृत्ति निरूपण, लिङ्गार्चा, पर्व, रहुस्यचर्या, 
मन्त्रौघ मण्डल, मुद्रिका विधि, स्वात्मैकय में अनुप्रवेश, शास्त्र मेलन, भायाति- 
कथा, शास्त्रोपादेयत्व निरूपण, इतने पूर्वज उद्देश हैं। “अनुजोददेश के भाह्लिक 
की पोत्रिक विधि प्रकरण में प्रमेय प्रक्रिया कही गयी है ।” ॥ २७८-२८३ ॥ 

इन ३७ विषयों से सम्बन्धित ३७ भाहिकों के इतने विशाल ग्रन्थ की 
रचना का तात्पपं क्या है? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

इन ३७ आह्रिकों में कथित ३७ पूर्वजोद्देश विषयों को जो बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति सदा अभ्यास करता रहेगा, वह साक्षात्‌ भैरव हो जायेगा क्योंकि इनके 
अभ्यास से सम्पूर्ण ( हो जाना तिश्चित है ) ॥ २८४-२८५ ॥ 

अणु ( पुद्गल, पाशपद्ध, पशु ) भो इस विधि से भेरवीभाच प्राप्त कर 
लेंगे । यहाँ पूर्वज उद्देश का वर्णन किया गया । भब अनुजोद्देश की चर्चा भी 


कर रहे हैं ॥ २८६ ॥ 


छ, २८७-२९३ ] प्रथममाह्निकम्‌ २७३ 


विज्ञानभित्प्रकरणे सर्वस्पोद्देशनं क्रमात्‌ । 
दवि ती पस्मिन्भ्रकरणे गतोपाप्रत्वभेदिता ॥ २८:५ ।! 
विश्वचित्प्रतिबिम्जत्व॑ परामर्शोयक्रमः । 
मन्त्राद्यभिन्नरपत्बं परोपाये बिबिच्यते ।। २८८ । 
बिकल्पसंस्क्रिया तर्कतस्वं गुरुसतत्त्वकम्‌ । 
योगाङ्गानुपयोगित्वं कल्पितार्चाद्यतादरः ॥ २८९ ॥ 
संविच्चक्रोदयो मन्त्रबीयं जप्यादि ब्रास्तवम्‌ । 
निवेधविधितुल्पत्वं शाक्तोपायेऽन्न च्यते ॥ २९० ॥ 
बुद्धिध्यानं प्राणतत्त्वसमुच्चारश्चिदात्मता । 
उच्चारः परतत्त्वान्त;प्रवेशपथलक्षणम्‌ ।। २९१ ॥ 
करणं बर्णंतस्वं चेत्याणवे तु लिरूप्यते । 
चारमातमहोरात्रसंक्रान्व्यादिविकल्पनम्‌ ॥ २९३॥ 
संहारक्ित्रता बर्णोदय; कालाध्त्रकल्पने । 
चक्रभिन्मन्त्रविद्याभिवेतच्चक्रोइये भवेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


विज्ञानभेद प्रकरण में क्रमशः शाम्भव, शात भौर आणव आदि का 


कथन है । द्वितीय आहिक में अनुपाय विज्ञात, विएव चित्मात्र का प्रतिबिम्ब है, 
परामशों के उदय का क्रम, मन्त्रादि का अभिन्नत्व यहु परोपाय प्रकरण 
में बणित है । विकल्पों के संस्कार, तर्क, गुरुसतत्त्व सत्तर्क, योगाङ्ग के रूप में 
उपयोगिता एबस्‌ भनुपयोगिता, कल्पित अर्चादि का अनादर, संवित्‌ चक्र का 
उदय मन्त्रवीर्य, उत्तम जप्य, निषेध भौर विधि यह सब शाक्तोपाय प्रकरण में 
चर्चित है ।। २८७-२९० ॥ 


स्थान प्रकल्पनादि यह भाणवोपाय के बिषय होंगे। चारमान, अहोरात्र, 


बुद्धि, ध्यात, प्राणतत्त्व चिदात्मकता, परतर्त्वान्त;प्रबेश, करण, बर्ण 


संक्रान्ति, संहार, बर्णोदय कालाध्व प्रकरण में हैं। चक्र भेद, मन्त्र-विद्यादि- 
भेद चक्रोदय प्रकरण के विषय हैं।। २९१०२९३ ।। 


श्रीत०--(८ 


२७४ श्रोतन्त्रालोकः 


परिमाणं पुराणां च संग्रहस्तत्त्वयोजनम्‌ । 
एतद्देशाध्वनिर्देशे द्यं तत्वाध्यनिर्णये ॥ २९४ ॥ 
कार्यकारणभावश्च तत्त्वक्रमनिरूपणम । 
वस्तुधमंस्तत्त्वविधिर्जाग्रदादिनिरूपणम्‌ ॥ २९५ ॥ 


प्रमातृभेद इत्येतत्‌ तत्त्वभेदे विचार्यते । 


कलास्वरूपमेक त्रिपञ्चाद्येस्तत््वकल्पनम्‌ ॥ २९६ ॥ 
वर्णभेदक्रमः सर्वाधारशक्तिनिरूपणम्‌ । 
कलाद्यध्वविचारान्तरेतावत्प्रविविच्पते ॥ २९७ ॥ 


अभेदभावनाकम्पहासौ व्वध्वोपयोजने । 
संख्थाधिकयं मलादीतां तत्त्वं गक्तिविचित्रता २९८ ॥ 


अनपेक्षित्वसिद्धिश्व तिरोभावविचित्रता । 
शक्तिपातपरीक्षायामेतावान्वाच्यसंग्रहः ॥ २९९ ॥ 
तिरोभावव्यपगसो ज्ञानेन परिपुर्णता । 
उत्क्रान्त्यनपयोगित्वं दीक्षोपक्रमणे स्थितम ॥ ३०० ॥ 
शिष्यौचित्यपरोक्षादौ स्थानभित्स्थानकल्पतम्‌ । 
सामान्यन्यासभेदोऽर्घपात्रं चेतत्प्रयोजनम्‌ ॥ ३०१ ॥ 


पुर परिमाण संग्रह, देशाध्वा में, तत्त्व योजन, कार्य-कारण भाव, तत्त्वक्रम, 
वस्तुधर्म, तस्वविधि, जाग्रत्‌ आदि प्रमाता भेद यह तत्वाध्वा में निरूपणीय 
हें। कला का स्वरूप एक, तीत, पाँच आदि भेदाकलन, वर्ण भेद क्रम, 
सर्वाधार शक्ति निरूपण, कलाध्वा के विचार प्रसंग में विविच्यमान 
हैं ॥ २९४-२९७॥ 


अभेदभावन, कम्प, ह्लास, मलों की अनेकता, शक्तिवेचित्र्य, अन- 
वेक्षित सिद्धि, तिरोभाव, यह सब शक्तिपात प्रकरण में । तिरोधान की 
समाप्ति, ज्ञान से पूर्णल्व, उत्क्रान्ति की भनुपयोगिता दीक्षा के उपक्रम में है। 
शिष्यौचित्य परीक्षा में स्थान भेद और स्थान प्रकल्पन, सामान्य न्यास भेद, 


SPEER 


| ३ ३०३-३१० ] प्रथममाल्विकम्‌ २७५ 


द्रव्ययोग्यस्वमर्चा च बहिर्द्वाराचंनं क्रमात्‌ । 
प्रवेशो दिक्स्वरूपं च देहप्राणादिशोधनम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
विशेषन्यासवेचित्रयं सविशेषार्घभाजनम्‌ । 
देहपुजा प्राणबुद्धिचित्स्वध्वन्यासपुजने ॥ ३०३ ॥ 
अन्यशास्त्रगणोत्कर्षः पुजा चक्रस्य सर्वतः । 
क्षेत्रग्रहः पञ्चगव्यं पूजनं भूगणेशयोः ॥ ३०४॥ 
अस्त्रार्चा वह्िकार्यं चाप्यधिवासनमग्निगम्‌ । 
तपण चरुसंसिद्धिदेन्तकाष्ठान्तसंस्क्रिया ॥ ३०५ ॥! 
जिवहस्तविधिश्चापि शय्याक्लृमिविचारणम्‌ । 
स्वप्नस्य सामयं कर्म समयाइचेति संग्रहः ॥ ३०६ ॥ 
समयित्वबिधावस्मिन्स्यात्पञ्चदश आह्निके । 
मण्डलात्मानुसन्धानं निवेद्य पशुविस्तरः ॥ ३०७ ॥ 
अग्नितृप्षिः स्वस्वभावदीपनं शिष्यदेहगः । 
अध्वन्यासविधिः शोध्यश्ञोधकादिविचित्रता ॥ ३०८ ॥ 
दीक्षाभेदः परो न्यासो मन्त्रसत्ताप्रयोजनम्‌ । 
भेदो योजनिकादेश्व षोडशे स्यादिहाह्मिके ॥ ३०९ ॥ 
सुत्रक्लृपतिस्तत्वशुद्धिः पाशदाहोऽथ योजनम्‌ । 
अध्वभेदस्तथेत्येवं कथितं पौत्रिके विधौ ॥ ३१० ॥ 


अर्घ पात्र भोर उसका प्रयोजन, द्रव्य शुद्धि, बाह्य द्वार पूजन, मण्डप प्रवेश, 
दिकस्वरूप, देह प्राण आदि का शोधन, विशेष न्यास वेचित्र्य, विशेषार्घ देह 
पूजा आदि १५ बें आहिक पर्यन्त वर्णित हैं ॥२९८-३०७॥ 


मण्डलानुसन्धान, निवेद्य पशु ( अणु ) अग्नितूप्ति, शिष्यदेहस्थ 


आत्मभावदीपन, अध्वन्यास विधि, शोध्य-शोधक भाव, दीक्षा भेद, परात्मक 
न्यास, मन्त्र सत्ताप्रयोजन, योजनिका भेद सोलहवें आह्लिक में वर्णित हैं । 


२७६ धीतन्त्रालोकः 


जननाविविहीनत्व॑ मन्त्रभेदोऽय सुस्फुट; । 
इति संक्षिप्रदीक्षाण्ये स्यादष्टादश आह्लिक्े ॥ ३११ ॥ 
कलावेक्षा कुपाण्यादिन्यासइचारः शरीरगः । 
ब्रह्मविद्या व्रध्रिइचेवमुत्तं सद्यःसमुत्क्रमे । ३१२॥ 
अधिकारपरीक्षान्तःसंस्क्कारोऽय तुलाविधिः । 
इत्येतद्वाच्यसर्वस्वं स्याद्विहातितमाह्निके । ३१३ ॥ 
मृतजीवद्विधिर्जालोपदेशः संस्क्रियागणः । 
वलाबलविचारशचेत्येकविशाह्नके बिधिः । ३१४ ॥ 
श्रवण चाभ्यनुज्ञातं शोधतं पातकच्युतिः । 
शङ्काच्छेद इति स्पष्ट बाच्यं लि्गोदृधृतिक्रमे ॥ ३१५ ॥ 
परीक्षाचार्यकरणं तद्‌व्रतं हरणं मते; । 
तद्विभागः साधकत्वमभिषेकत्रिधो त्वियत्‌ ॥ ३१६ ॥। 
झअभ्रिकायंथ संस्कारस्तठायोजनमित्यदः । 
चतुविशेऽन््ययागाइये वक्तव्यं परिचच्यंते ॥ ३१७ ॥ 


सूत्र क्लुप्ति, तत्त्वशुद्धि, पाश-दाह, योजन, भध्वभेद यहु सब्र पौत्रिक विधि 
में वणित हैं। जननादि राहित्य, ,मन्त्रभेद, यह सब संक्षिप्त दीक्षा नामक 
भ्रठारहरवे आह्लिक का विषय है ॥३०८०३१(॥ 


कला का वीक्षण, कृपाणी न्यास, शरीर त्यास, ब्रह्म विधि, सद्यः 
समुतक्रमण प्रकरण में कहे गये विषय हैं। अधिकार परीक्षा, संस्कार, तुला 
विधि भादि बीसवें भाह्निक में वणित हैं। मृतजीव विधि, जाल विधि, संस्कार 
बलाबल २१ वें में हैं। श्रवण, अभ्यनुज्ञान शोधन, पातकब्युति, शङ निवृत्ति, 
लिङ्गोद्धार क्रम में आते हैं । परीक्षा, भाचार्य करण, ब्रत, मति का आहुरण, 
उसके विभाग और साधकत्व यह सब अभिषेक विधि प्रकरण में हैं। अधि- 
कारी संस्कार, इसका प्रयोजत यह सब भन्त्यवाग नामक २४ वें आहिक 
में परिच्राचित होंगे ॥३१२०३१७॥ 


जह 


ह ३१८-३२५ ] प्रथममाह्निकम्‌ २७७ 


प्रयोजनं भोगमोक्षदानेनात्र विधिः स्फुटः । 
वञ्चविशाह्निके श्राद्धप्रकाहे वस्तुसंग्रहः । २१८ ॥ 
प्रयोजनं शेषवृत्तेमित्यार्चा स्थण्डिले परा । 
लिङ्गस्वरूपं बहुधा चाक्षसूत्रनिरूपणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
पूजाभेद इति वाच्यं लिङ्गार्चासंप्रकाशने । 


नैमित्तिकविभागस्तर्प्रयोजनविधिस्ततः ॥ ३२० ॥ 
पर्वभेदास्तद्विशेष३ चक्र चर्चा तदर्चनम्‌ । 
र्वाद्मन्तदिनादयर्चाश्रयोजननिरूपगम्‌ ॥ ३२१॥ 


मृतेः परोक्षा योगोशीमेलकादिविधिस्तथां । 
व्याख्याविधिः शरु तविधिर्गुरुपृजञाविधिस्त्वियत्‌ । ३२२॥ 
तैमित्तिकप्रकाशार्पेऽप्यष्टाविशाह्नि के स्थितम्‌ । 
अधिकार्यात्मतों भेदः सिद्धपर्तीकुलक्रमः ॥ ३२३ ॥ 
अर्चाविधिदौंतविधो रहस्योपनिषत्क्रमः । 
दोक्षाभिषेको बोधइचेत्येकोनत्रिश आह्िके ॥ ३२४॥ 


मन्त्रस्वूपं तद्वी्य॑मिति त्रिशे निरूपितम्‌ । 
शुलाब्जभेदो व्योमेशस्वस्तिकादिनिरूपणम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


भोगमोक्ष दान प्रयोजन श्राद्ध प्रकाश नामक २५ वें आहिक में हैं। 
दोष वृत्ति का प्रयोजन, नित्या, स्थण्डिल में विशोषार्चन, लिङ्ग स्वरूप, अक्षसूत्र 
निरूपण, पूजामेद यह सब लिङ्गार्चा संप्रकाशत प्रकरण में हैं। नैमित्तिक 
विभाग, प्रयोजन बिधि, पर्व भेद, तत्सम्बन्धी चक्र चर्चा एवम्‌ अर्चत, 
गुरु आदि प्रयोजन निरूपण, मूतिपरीक्षा, योगीशी मेलक आदि विधि, व्याख्या 
और श्रृतिःविधियाँ, गुरु पूजा विधि, आदि नैमित्तिक प्रकाश नामक २८ वें 
आहिक में हैं। अधिकारी भेद, सिद्धपत्नीकुल क्रम, अर्चा विधि, दौतविधि, 
रहस्योपनिषत्‌, दीक्षाभिषेक, बोध आदि २९ वें आह्निक में वणित 
हैं।। ३१८-३२४ ।। 


२७८ श्रोतन्त्रालोकः 


विस्तरेणाभिधातव्यमित्येर्कात्रश आह्निके । 
गुणप्रधानताभेदाः स्वरूपं वीयंचचंनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कलाभेद इति प्रोक्तं मुद्राणां संप्रकाशने । 


इत्यादि न केवलमेव, यावत्‌ अन्यदपि अस्य माह्रातम्यं स्यात्‌ इत्याह 'इति 
सप्ताधिकां, संप्रकाशने’' इत्यन्तम्‌। इह॒ ग्रन्थकृता तत्त्वतः समस्त- 
व्यस्तस्वेन सप्तत्रिशदाह्विकानि उपनिबद्धानि इति। यथा पृथ्वीतत्त्वे भेदस्य 
प्राधान्यात्‌ स्थूलेन रूपेण सर्वमस्ति, तथा इहापि वक्ष्यमाणम्‌ इत्युक्तं 
'स्वस्योद्देक्षनं क्रमात्‌’ इति। परोपाये इति-शाम्भवोपाये, अस्य च 
विश्वस्य संबिदेकरूपत्वे सति स्यात्‌, तत्र वाच्याश्मनो विश्वस्य 
चित्प्रतििम्बस्वेन सामान्यविशेषात्मतया द्विविधस्य, वाचकाल्मनो विष्वस्य 
च परामर्शोदयक्रममन्त्राद्यभिन्नछ्पत्वाभ्यां संबिदनतिरेकात्‌ तदेक पत्वमुच्यते 
इत्यत्र एतस्प्रमेयत्रयोपक्षेपः। शक्तस्य च विकल्पकमेव ख्पम्‌ इति प्रथमं 
विकल्पस्यैव संस्कार उक्तः, स च हेयाद्यालोचनद्वारेण तर्केण अभिधीयत इति 
तदनन्तरम्‌ तत्तत्त्वस्‌ । अन्यच्च शुढधविद्यात्मनस्तकस्यैव विस्फूजितं यत्‌ 
तद्वशादेव सद्गुरुप्राप्तिभिवेद्‌ इति तत्सतत्तवमुक्तम्‌ । तर्क एव च साकाद्यो- 
गस्याङ्गम्‌ इति अन्येषां योगा'ज्ञानामनुपयोगित्वमू--तकंस्य च शुद्धविद्या 
ह्मतया भेदभावकमायीयविकल्पप्रतिघातित्वात्‌ कल्पितस्य अर्चादेरनादरः+ 
ततः एवाविकल्पसंस्कारस्य दाढर्थात्‌ संविच्चक्रोदयः, तदुदय एव च मन्त्राणां परं 
वीर्य, तथामर्श एव च वास्तवं जप्यादि, अत एव च संविदि भेदाभावाद्‌ 
निषेधविधितुल्यस्वम्‌ इत्येतन्नवसंख्याकं प्रमेयमुपक्षिप्तम्‌ । एवमाणवादावपि 
बुद्धिध्यानादेः साक्षात्तदौपयिकत्वम्‌ इत्येतदस्माभिः- स्पष्टत्वाद्‌ ग्रन्थविस्तर- 
भयाद्‌ अग्रे च निर्णेष्यमाणत्वाद्‌ न प्रातिपद्येन ध्यार्यातम्‌ इति स्वयमेव 
अवधार्यम्‌ ॥ २८४-३२६ ॥ 


मन्त्र का स्वरूप और मन्त्रवीर्य, तीसवें आहिक, शूलान्ज भेद, व्योमेश, 
स्वस्तिक आदि इकतीसबें ओर गुण प्रधानतादि भेद, उनके स्वरूप, वीर्य ओर 
कला मेद मुद्रासंप्रकाशन प्रकरण में वणित हैं । मुद्रासंश्रका/शन ३२ वां आह्विक है । 

इसके बाद ३३ वाँ आल्लिक-एकीकार आहिक है । इसके बाद अनुज 
उद्देश नहीं कहे गये हैं। प्रश्‍न होता है कि क्यों नहीं चर्चित हैं ? उसके उत्तर 
में कह रहे हैं कि 


नि ३२७-३३० ] प्रथममाह्निकम्‌ २७९ 
ननु एकोकाराह्मिकादौ किमिति न जनुजोद्देशः कृतः ? इत्याश" 
ढ्क्याह 

दवात्रिजञतस्वादीश्ञाख्यात्प्रभृति प्रस्फुटो यतः ॥ ३२७ ॥ 
न भेदोऽस्ति ततो नोक्तमुद्देशान्तरमत्र तत्‌ । 


द्वात्रिशं ततत्वं स्वरूपं यस्य तन्मुद्राह्विक, तस्माद्‌ द्वात्रिणसंख्यादनन्तरं 
यद्‌ ईशाख्यं श्रयस्त्रिषयमेकीका राह्लिक॑ तत आरभ्य भेदस्य प्राधान्याभावाद्‌ 
भनुज उद्देशो न कृत इत्यर्थः ॥ ३२७ ॥ 


ननु यद्यतः प्रभृति भेदो नास्ति तत्किमिति आह्लिकान्तरपरिगणनमेव 


कृतम्‌ इत्याशङ्क्याह 
मुख्यत्वेन च वेद्यत्वादधिकारान्तरक्रमः ॥ २२८ ॥ 
एतदुपसंहरश्न्यदवता रयति 


इत्युददेशविधिः प्रोक्तः सुखसंग्रहहेतवे । 

अथास्य लक्षणावेक्षे निरूप्येते यथाक्रमम्‌ ॥ ३२९ ७ 
अस्य इति- उद्दिष्टस्य प्रमेयजातस्य ॥ ३२९ ॥ 
इदानीमाह्िकार्थमेव संचिनोति 

आत्मा संवित्प्रकाशस्थितिरनवयवा संविवित्यात्तशक्ति- 
ब्रातं तस्य स्वरूपं स च निज-महसइछादनाद्‌ बद्धरूपः । 


वस्तुतः बत्तीसवें आहिक के बाद कोई प्रस्फुट भेद परिलक्षित नहीं है 
इसीलिये आगे भेद प्राधान्य के अभाब में अनुजोदेश की चर्चा नहीं 
है॥ ३२५-३२८॥ 

यदि भेद प्राधान्य नहीं है तो अलग आहुको की क्या भावश्यकता ? इस 
प्रश्न का उत्तर है कि, मुख्यत्वेन वेद्य होने के कारण अन्य आह्िको की 
अवताररणा आवश्यक है । 

इसका उपसंहार करते हुए नये विषय का अवतरण कर रहे हैं-- 

सौविध्य की दृष्टि से यहाँ तक प्रमेय वर्ग का वर्णन किया गया । इसके 
बाद इनके लक्षण और परीक्षण निरूपित किये गये हैं ॥ ३२९ ॥ 


Sr 


जि श्रीतन्त्रालोकः 


आत्मज्योतिःस्वभावप्रकरटतयिधिता तस्य मोक्षः स चायं । 
चित्राकारस्य चित्रः प्रकटित इह तत्संग्रहेणार्थ एषः ।। ३६०।। | 
इह आत्मतस्तावद धामत्रयो बाह्यप्रकाशविलक्षणः संविद्रप एव प्रकाश: [ 
स्वरूपं, संविच्च निरवयवा इति एक एव भखण्डप्रकाशरूप इति याबत्‌ । | 
भत एव च | 
'शक्तिश्च नाम भावस्य स्वं रूपं मातृकल्पितम्‌ ।' 
इत्याशुक्तयुवत्या तस्य आत्मतः क्रोडीकृतानन्तशक्तिकं स्वरूपम्‌, एवमद्- 
याश्मत्वेषषि स एव मतिदुर्घटकारिष्वलक्षणात्‌ स्वस्वातन्त्यात्‌, निजस्य- 
अनत्यसाधारणस्य शत्वकर्तृत्वलक्षणस्य, महुसो गोपनाद्‌ ग्राह्यप्राहकात्मकं 
दन्द्रमा भांसयत्‌ 
UN एब गृहीतपशुभावः \ 
इत्यादुक्तयुकत्या 'बद्धः' इत्युच्यते, एवमपि तस्य आत्मतः प्रत्यावृत्त्या 


अंब समग्र आह्लिक का संग्रहार्थ व्यक्त कर रहे है-- 

आत्मा संविशप्रकादास्वरूप है। संवित्‌ भी अलण्ड प्रकाशरूपा है । भतः 
तिरवयवा है। इसीलिये “भाव का मातृकल्वित 'स्व' रूप ही शक्ति है!” 
इत्यादि उक्ति के अनुसार आत्मा का अपने ही अळू में अनन्त शक्तिसंभारवाला 
हूप ही 'स्व' रूप है। इस तरह अखण्ड प्रकाशस्वरूप होते हुए भी भधटित-घटना- 
पटीयसी स्वतन्त्रता के कारण अपने शत्व-कत्तृत्वांदिक्प मह अर्थात्‌ तेज के 
छादन ( गोपन ) से प्राहम-गराहुक रूप बन्दर को भाभासित करता हुआ स्वतन्त्र 
शिव बढ़ भी कहलाता है। कहाँ गयां है-- 

#1066७ sos ११५ ११५७ शिव ही गृहीत पशुभाव है | 

इतना होने पर भी भात्मज्योति से अपने स्वाभाव्य-भूषित-प्रकटन-विधि 
के द्वारा मोक्ष भी उसी का होता हे। कहा गया हे-- 

“मोक्ष कोई अत्य पदार्थ नहीं, वरन्‌ स्वरूप-प्रथन मात्र हे। स्वरूप भी 


मासि ही है”" १" "11 


ऱ्य ३३० ] प्रथममाल्मिकम्‌ २८१ 


इत्मायुक्तमुक्‍्त्या शत्वकर्तृत्वलक्षणश्य स्वमहुस एव प्रथनं मोक्षः, यदर्थमेव च 
तत्तदनन्तशास्त्रात्मक इयात्‌ परिकरः। तदाहु 'स चायम्‌' इत्यादि, स चायं 
मोक्षः-तत्तद्गृहीताधरदर्शानभूमिकस्य भस्य 

'रागाद्यकलुषोऽस्म्यस्तः शूभ्योऽहं कतृ तोज्मितः ।' 
इत्यादयुक्तयुक्त्या चित्रस्वभावस्य, यद्वा 

'तेताजडस्य भागल्य पुद्गल।ण्वादिसंज्ञिनः । 

अनावरणभागांशे बेचिश्यं बहुधा स्थितम्‌ ।।' 
इत्यादिनीत्या चित्राका रस्य 


'अतः कंचित्प्रमातार प्रति प्रथयते प्रभुः । 
पूर्णमेव तिज रूपं कंचिदंशांशिकाक्रमात्‌ ।।' 


इत्याद्युक्त्या चित्रः शाम्भवाद्यावेशात्मा प्रकटितः, इहं इति-भस्मिन्नाह्निके । 
ययोर्बन्धमोक्षयोः संग्रहेण संक्षेपेण एषोऽर्थः प्रकटित इत्यनेनैव 
संबन्धः || १३० | 


ततु भास्मनः स्वरूपप्रथनमेव “मोक्षः इत्युक्तस्‌, आत्मा चेक एव भलण्ड 
इति तशप्रथात्मनो मोक्षस्यापि वेचित्र्यं कुतस्त्यम्‌ ? इत्यादाङक्याहु 


और यह मोक्ष अधर दर्शनों की भूमिका में गृहीत-पाशाबद्ध पुरुषों का 
“रागादि कलुष से रहित कत्तृत्व भाव ते विरक्त मैं शून्य रूप हूँ ।” ऐसा विभ्रम 
रूप भी है । इसलिये विचित्र स्वभावात्‌ है । कहा है-- 

“अतः पुद्गल और अणु संशावाले लोगों का जो अनावृत भाग है 
और जो भजड भागांश हे, इन दोनों दशाओं में अकल्प्य वैचित्र्य की चारता 
है।” इस तरह वह चित्राकार भी है । कहा हे- 


अतः वह किसी प्रमाता के प्रति प्रथित हो जाता हे। कभी प्रत्मभिज्ञान- 
बश अपना पूर्ण रूप प्रकाशित कर देता हे और कहीं अंशांदिका के क्रम से 
स्फुरित होता है। इतलिये वह चित्रस्वमाववान्‌ माता गया हे। इस 
आहिक में यह संग्रहार्थं अर्थात्‌ बन्ध भौर मोक्ष संक्षेप में प्रकटित किया 
गया है॥ ३३०॥ 

आत्मा का स्वरूप प्रथन ही मोक्षं हे' यह कहा गया हे। वह एक ही 
हे । अखण्ड है। उसका प्रथत रूप मोक्ष भी एक होना चाहिए । यह वैचित्र्य 
कहाँ से भा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दै रहे हैं-- 


श्रीतन्त्रालाक: 


मिथ्याज्ञानं तिमिरमसमान्‌ दृष्टिदोषान्प्रसूते 

तत्सद्भाबाद्विसलमपि तद्धभाति मालिन्यधाम । 

यत्तु प्रेक्ष्यं दृशि परिगतं तेमिरों दोषमुद्रां 

दुरं रुन्द्धे्रभबतु कथं तत्र मालिन्यशङ्ा ॥ ३३१ ॥ 

तिमिरम्‌-आणवमलमेव मिथ्याज्ञानं भेदप्रथात्मकम्‌ भपूणं वेदनं, दृष्टे: 
पूर्णायाः संवित्तेः, असमान्‌ - आत्मनि अनात्माभिमानादिरूपाद्‌ दोषात्‌ 
जनयति इति मिथ्याज्ञानसःद्भावाद बिमल पूर्णमपि तत्‌ ज्ञानं मालिन्यधाम 
भाति-स्वस्वातन्त्र्यादपूर्णेन आत्मना परिस्फुरति इत्येतावानथं इति 
ब्यर्वाह्मयते, यत्‌ पुनरुपेयत्वेन प्रेक्षणीयम्‌-भवष्यज्ञातव्यं परप्रमात्रेकात्म- 
पूणं ज्ञानं 


"नाहं प्राणो नेव शरीरं न मनोऽहं 

नाहं बुद्धिर्नाहमहङ्कारधियौ च । 

योऽत्र ज्ञांशः सोऽस्म्यहमेव "` "`` `” 
इत्यादिनीत्या उद्वेष्टनक्रमेण विमर्शपदवीमार्ढं सत्‌, मिथ्याज्ञानसमुत्याम्‌ 
अनात्मनि आत्माभिमानर्पां दोषमुद्रां दूरं रुन्ध्येत्‌ आत्मन्येव आत्माभिमानेन 
तिरस्कुर्यात्‌, तत्र का नाम मालिन्यशङ्का तत्र संभावनापिन भवेद्‌ इति 
वस्तुवृत्तेन बन्धो माक्षो वापि न नाम कश्चिदस्ति इति का वा नाम तत्र 
वैचित्र्यसं भावना स्यात्‌ । 


भू 


तिमिर रूप आणवज्ञान ही मिथ्या ज्ञान हे । यह्‌ भेद प्रथात्मक और 
अपूर्ण होता हे । वह्‌ संवित्ति की पूर्ण दृष्टि में बिषम दोषों का प्रसव करता है। 
इस तरह मिथ्या ज्ञान के सद्भाव से वहू विमल ओर पूर्णज्ञान भी मालिन्य- 
घाम प्रतीत ह्वोता है । यद्व संवित्स्वातत्त्र्य हवी हे कि पूर्णज्ञान अपूर्ण ओर मलिन 
लगने लगता हे । 

जब कभी उपेय रूप से अवश्य ज्ञातव्य परप्रमातात्मक पूर्णज्ञान विमर्श 
का विषय बन जाता हे, तब वही-- 

“मैं प्राण नहीं, शरीर और मन भी नहीं, बुद्धि और अहङ्कार भी नहीं, 
मैं तो केवल 'ज्ञ' का जो भाव है, वही हूँ ।” इस उक्ति के अनुसार उद्वेष्टन क्रम 
से आत्मा पर पड़ी अन्धतामसी दोषमुद्रा को ध्वस्त कर देता हे । ऐसी अवस्था 
में वहाँ किसी प्रकार की मालिन्य की भाशङका उत्पन्न हो नहीं हो सकती हे । 


जै ३३१ ] प्रथममाह्निकम्‌ २८३ 


अनेन चाभिप्रायेण 
'संसारोऽस्ति न तत्त्वतस्तनुभृतां बन्धस्य बातेंब का 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया । 
मिथ्यामोहकृदेष रज्जुभुजगच्छायापिशाचश्रमो 
मा किचित्त्यज मा गृहाण विरम स्वस्थो यथावस्थितः ॥' 


इत्यादि अन्यत्र उक्तम्‌। अथ च तिमिरेण नेत्ररोगविशेषेण दुष्टो अन्यथा- 
ज्ञानात्मदोषजातमुत्यादितं प्रेक्ष्येण अञ्जनादिस्थानीयेन रोध्यत इति तत्र मालिन्य- 
शङ्कापि न भवति इति औपम्यं ध्वनितम्‌ ॥ ३३१ ॥ 


इदानीमस्य शास्त्रस्य परं गाम्भीयं मन्यमानो ग्रन्थकृत्‌, एतदर्थसतत्त्व- 
मजानानेरपि अन्येरन्यथाबोधेन यत्किंचिद्‌ उत्तानमेव अन्यथा उच्यते, तान्प्रति 
अम्रस्तुतप्रशंसया उपहसितुमाह्‌ 


वहाँ इसकी सम्भावना ही नहीं । निष्कर्षतः यह कहा जा सकता हे 
कि वास्तविक रूप से न यहाँ बन्ध हे ओर न मोक्ष हें। वेचित्र्य का प्रश्‍न भी 
इस तरह भपास्त हो जाता है। 


इसी अभिप्राय से कहा गया हे कि-- 


“वस्तुतः प्राणधारियों का यहाँ कोई आवागमन रूप संसार नहीं । 
बन्धन की बात ही व्यर्थं हे । जिसका बन्ध ही नहों, उसकी मुक्ति प्रक्रिया भी 
नितान्त तथ्यहीन हे यह रस्सी और साँप की भ्रान्ति रूप पिशाची की छाया 
मात्र मिथ्या मोहप्रसूत ही है। यहाँ कुछ छोड़ना नहीं। कुछ भी उपादेय 
नहीं । बस जेसे हो वहीं उसी अवस्था में रम रहो । केवल अस्तित्व के आकलन 
में खो जाओ ।” 


मुख्य इलोक में रतौंधी के औषधोपचार की ध्वनि भी है । तिमिर दोष 
में अञ्जन लगाते हैं। आँख ठीक हो जाती हे और दोष की शङ्का समाप्त हो 
जाती है।। ३३१ ॥ 


इस शास्त्र के गाम्भीर्यातिशय का ध्यान रखते हुए ग्रन्थकार, इस 
महत्त्व से अपरिचित लोग अन्यथा बोध के आधार पर जो कुछ तरङ्ग में ही 
बोल दिया करते हैं, उनकी अप्रस्तुतप्रशंसा के माध्यम से हँसी करते हुए से 
कह रहे है-- 


भावत्नात ? हठाज्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नर्तयन्‌ 
भङ्गीभिविबिधाभिरातमहृदयं प्रच्छाद्य संक्रीडते । 
यस्त्वामाह जडं जडः सहृदयंमन्यत्वदुःशिक्षितो 

मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपदं त्य त्साम्यसभावनात्‌ ॥ ३३२॥ 


हे भावन्रात-नीलाद्यर्थ ? आत्मनो हृदयं तेत आात्मतथ्यं रूपं गोपयित्वा 
जनस्य सर्व्यैव वादिनो हृदयानि भाषयान्‌ बलात्कारेण भाक्रम्य- 


'अद्यास्मानसतः करिष्यति सतः कि नु द्विधा बाष्ययं 
कि स्थास्न्नुत नश्वरानुत मिथौभिन्नानभिन्नानुत । 
इत्थं सद्ववनावलोकनपरेर्भाबै जगद्वतिभि- 
मेश्येमौन लिरद्धघमानहुदगैदुँ:खेन तेः स्थीयते ॥ 
इस्यादिस्थिश्या विविधाभिर्भङ्गीभिः नर्तयन्‌ यत्‌ संक्रीडसे--नटवद्‌ अंतात्विकेत 
रूपेण समुल्लससि, भतः स सर्वो वादी असहृदयमपि आत्मानं सहूदयत्वेन 
मन्यमानोऽत एव दुःशिक्षितो मिथ्याभिमानात्‌ अकिचिङ्ज्ञः, त्वां भावन्नात॑, 
जडम्‌--अचेतनम्‌ आह, अतोऽस्माभिसशरक्ष्यते-यद्‌ अमुष्य वादिनो वस्तुतइचैतन्य- 
स्वभावेन भवता यत्‌ साम्यं तस्य संभावनात्‌ भावत्वमेव जडात्मा इति 
यद्युच्यते सां अस्य निन्दास्थाने स्तुतिः । 


हे भावसमूह | नीलादि पदार्थवगं ! आत्म हृदय अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 
का प्रच्छादन कर जननाभिमान ग्रस्त जीवों के आशयों को आक्रान्त कर-- 

“आज भाग्य, अस्तित्वहीत को अस्तित्व का प्रतीक बना देगा, अथवा 
कया दोनों रूप प्रदान कर देगा, अथवा कया दाइवत को विनइवर कर देगा? 
अथवा पार्थकय से प्रथित प्रतीकों को एकत्व से विभूषित कर देगा? इस प्रकार 
के व्यर्थ सांसारिक मौन और संशद्ध-विवेक-भाव दुःख ही दे रहे हैं।” 
इत्यादि विविध भङ्ियों द्वारा नत्तैनरत रहते हुए जो क्रीड़ा कर रहे हो, 
इसके प्रभाव से सभी वादी अपने को सहृदय न रहते हुए भी सहृदय मानने 
बाले भह॑मन्य हो जाते हैं। परिणामतः उनकी शिक्षां भी दूषित हो जाती है; 
क्योंकि उन पर मिथ्याभिमान का भूत सवार हो जाता है । ऐसे लोग यदि तुम्हें 
(मावन्नात को) जड कहते हैं, (तो इसमें आश्‍चर्य की कोई बात नही) । हमें तो 
लगता है कि चैतन्य रूप तुम्हारी समता की सम्भावना के कारण उनकी 
जडता भी स्तुत्य हो गयी है। 


| 


3 ३३२-३३३ ] प्रथममाल्विकस्‌ २८५ 


भावानां हि वस्तुतश्चेतन्थमेव रूपम्‌ अचेत्यमातत्वे हि तेषां न 
किंचिद्रूप स्यात्‌, अतस्तदेव ये त जानते ते जडेभ्योऽपि जड़ा इति कथं 
च तेषां चेतनारपकेर्भावेः निन्दापर्यबसायि साम्यं स्यात्‌ इति भावः। एवं 
प्रकृतेऽपि झस्य ग्रन्थस्य यस्त्वं न जानाति मा ज्ञासीत्‌, प्रत्युत अन्यथापि 
यह्किचन वक्ति इत्यसावेव जडो, न पुनरस्य प्रन्थस्य कश्चिद्दोष 
इत्यर्थः ॥ ३३२ ॥ 

ननु यद्येवं तहि एतच्छाक्नाधिगमाय केषांचन परेषां विदुषामभ्यर्थना 
क्रियतां, यदत्र यथावस्स्वेव बुद्धध्वा द्वेषो मा कार्यः ? इत्याश ङ्कूथाहु 

इह गलितमलाः परावरश्ञाः शिवसद्भावमया अधिक्रियन्ते । 

गुरवः प्रविचारणे पतस्तद्‌ विफला द्रेषकलंकहानियाच्य़ा ॥ ३ ३३।॥ 

इह दये पुरुषाः सन्ति==भतायातशक्तिपाता भायातशक्तिपाताश्च, 
त्र पूर्वेषां शतशोऽभ्यर्थतातास्‌ एतदधिगमाय मनोऽपि त प्रसरति, इत्यत्र 
अवधातब्यभ्‌, द्वेषो माकार्य इत्यभ्यर्थनाया असामर्थ्य॑स्‌ । भपरे च अनभ्यथिता 
अपि स्वयमेव एतदधिगमाय प्रवतंत्त इति तत्रापि एवमभ्यर्थनाया वैयथ्यंसु । 
तदाह 'द्रेषकलङ्कुहानियाच्त्रा' इति । भायातशक्तिपाताश्च कीदृशाः ? इत्याह 


वास्तविकता यहु है कि भाव सदा चेतन स्वभाववाले होते हैं । अचेतन 
मानने पर उनका कोई रूप ही नहीं हो सकता । यह तथ्य जो नहीं जानते हैं 
बे तो जड़ों से भी जड हैं। प्रकृत में भी इस भागमिक विश्वकोष की महुत्ता 
जो नहीं जानते वे न जानें, यह तो ठीक हे; किन्तु कुछ अन्यथा कहें--यहू तो 
उनका निरा पुद्गलल ही होगा। इसमें इस महान्‌ कृति का कया दोष? ॥३३२॥ 

यदि ऐसे लोग इस शास्त्र की जानकारी के लिये अन्य विद्वानों की 
अभ्यर्थना करें, जिससे इस शास्त्रीय वस्तुतत्त्त को जानकर द्वेष न करें, तो? 
इसका विचार कर रहे हैं-- 

यहाँ पर दो प्रकार के पुरुष हैं। १-“अनायात शक्तिपात भौर २-- 
आयात शक्तिपात । भनायात शक्तिपात व्यक्तियों की आप कितनी भी प्रार्थना 
करें, इस शास्त्र के जानने के लिए मत चलेगा ही नहीं । उनकी इच्छा हो ही 
नहीं सकती । ऐसे लोगों से द्वेष न करने की अभ्यर्थता ही व्यथं है। दूसरी 
श्रेणी के लोग तो बिना प्रार्थना के स्वयमेव प्रवृत्त होते हैं। वहां भो इस 
अभ्यर्थना की कोई आवश्यकता नहीं । इसलिये ऐसे लोगों से द्वेष और कलडू, 
रूप हानिप्रद अभ्यर्थना व्यर्थ ही है। 


२८६ श्रोतन्त्रालोक: 


गलितमला इति, गलितं मलम्‌ -भज्ञानं येषां ते तथाबिधाः, भत एव च परम्‌ 
आदिमम्‌ भनुत्तरम्‌ अवरम्‌ अन्त्यं बिसगं च ये जानते ते पराहपरामर्शात्मक- 
मन्त्रवीर्यज्ञा इत्यर्थः, एत एव शिवसःद्भावमयाः-परप्रमात्रेकात्मज्ञानशालिनः 
इति यावत्‌, अत एव च गुरवः-तात्त्विकार्थोपदेशिन इति-एतदधिगमाय त 
एव परमाधिकारिण इत्युक्तं यतः प्रविचारणेऽधिक्रियन्त इति, यद्वक्ष्यति 

'गुरोलं क्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ । 

पूज्यः सोऽहमिव ज्ञानी भेरवो देवतात्मकः ॥ 


इति ॥ ३३३ ॥ 
इह आह्विकादाह्विकान्तरस्य संचयन्यायेन परस्परमनुस्यूततां दर्शयितुम्‌ 
एकेनेव इलोकेन तत्पर्यन्तप्रारम्भयोरुपसंहा रोपक्रमों करोति, 'अस्य ग्रन्थकारस्य 
शेली'-इति इलोकस्य प्रथमार्धेन, आह्लिकार्थमुपसंहरति 
तन्त्रालोके$भिनवरचिते$मुत्र विज्ञानसत्ता- 
भेदोद्गारप्रकटनपटावा ह्विके$स्मिन्समापिः ।। 
पटो इति पाक्षिकः पुंवद्भावः | इति शिवम्‌ ॥ 


इस शास्त्र के अवगम के लिप्रे अज्ञान रूपी मल से रहित, पर भौर भवर 
अर्थात्‌ अनुत्तर तत्त्व भोर भवर अर्थात्‌ विसगं-प्रसर रूप विश्व के वेत्ता, पराहन्ता 
परामर्श रूप मन्त्रशक्ति के विशेषज्ञ और परम प्रमाता शिब के तादात्म्य- 
बोध से विभूषित आप्त जन ही अधिकारी होते हैं । ऐसे प्रविचारक गुरुदेव से 
यहु भागमिक ज्ञान प्राप्त करता चाहिए । जैसा कि कहेंगे-- 


“आदिमान्त तत्त्वज्ञान का वेदन कराने वाला ही गुरू हे। तत्त्वबोधक 
ही गुरु हो सकता है । बह अहं के प्रतीक, परम पूज्य, भेरव सदृष, पर- 
देवता रूप ही होता है । ऐसा ज्ञानसम्पन्न महाज्ञानी हो गुरु है। परम ज्ञानवान्‌ 
होना, हो उसका लक्षण है ।। ३३३ ॥ 

यहाँ पर 'भाह्लिक से आह्लिकान्तर संचय' न्याय के अनुसार परस्पर 
अनुस्यूत भाव प्रर्दाशत करने के लिए एक इलोक से ही पर्यन्त ओर प्रारम्भ 
दोनों का उपसंहार कर रहे हैं--यह इस ग्रन्थकार की एक शेली मात्र है । 
अतः इलोक के प्रथमाधं से आह्ििकाथं का उपसंहार कर रहे हैं-- 

महामाहेश्वर श्रीमदभिनवगुप्त विरचित इस तन्त्रालोक नामक ग्रन्थ 
के इस विज्ञानभिद्‌ ( भेदोद्गार के प्रकटीकरण में समर्थ ) आहिक की समाप्ति 
हो रही है । पढ़ शब्द में वेकल्पिक पुंवःद्वाव है । 


कु ३३३ ] प्रथममाह्निकम्‌ २८७ 


श्रीश्य ङ्खाररथादवाप्य कृतिनो जन्मानवद्यक्रमं 
श्रीमच्छङ्खधरात्पर परिचयं विद्यासु सर्वास्वपि । 
श्रीकल्याणतनोः शिवादधिगमं सर्वागमानामपि 
व्याख्यातं प्रथमाह्मिकं जयरथेनात्रावधेयं बुधैः ॥ 

इति भ्ौमभ्महाम हेश्वराचार्यवयं श्रीम दभिनवगुप्तविरचिते तभ्त्रालोके 


श्रीमद्राजानकजयरथकृतप्रकाशाभिर्यष्याइयोपेते विज्ञान- 
भेदप्रकाशनं नाम प्रथममाह्विकं समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


श्री श्ृङ्गाररथ के शिष्य, श्रीमान्‌ शङ्खधर से अनवद्य शास्त्रीय परम्परा 
के अध्येता, साक्षात्‌ शङ्कर स्वरूप श्रीकल्याण तनु नामक गुरु से शक्ति 
प्राप्त कर आगमिक रहस्यों के अधिकारी जयरथ ने इस प्रथम आह्िक 
की व्याख्या की है। विज्ञ जन इस रहुस्य-सुधा का ध्यान पूर्वक समास्वादन 
करें। 
'हुंसः' सूयमणिप्रियः प्रियपराकालोप्रसृपुत्रकः 
तन्त्रालोकप्रकाशनंक धिषणो राजानकानन्तरम्‌ । 
मातुः प्राप्तवरो बरं व्यरचयद्‌ विज्ञानभेदस्य वे 
नीर-क्षी र-विवेकभाष्यममृतं पेयं स्वभाषाश्रितम्‌ ॥ 


श्रीमन्महामा हेश्वराचारयंवर्यश्रीमदभिनवगुपतविरचित श्रोमद्राजानकजयरथक्गृत 
प्रकाशाभिख्यव्याख्योपेत डॉ० परमह॑समिश्रविरचित 
नीरक्षी रविवेकाभिर्य-हिन्दी भाष्य-संवलित तन्त्रालोक का 
विज्ञानभेदप्रकाशन नाम प्रथम आह्लिक सम्पूर्ण 
इति शुभं भूयात्‌। 


भथ 


श्रीतन्त्रालोकस्य 


भीमन्महामा हेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादबिर चितस्य 
श्ीमदाचार्यजयरथक्रतप्रकाशाषयव्याखयोपेतस्य 
डॉ० परमहं समिश्नकृतमी र-क्षी र-विवेक 
हिन्दी भाषप्रसंबलितस्य 


द्वितीयमाह्विकम्‌ 


जयताभ्नतजनजयकुत्सजयो रृद्रो बिनाभ्युप्ायं यः । 
पूरयलि कं न कामं कामं कामेइवरत्वेन ॥ १ ॥ 


इदानीं 
'यो हि पस्माद्‌ गुणोत्कृष्टः स तस्मादूध्वं उच्यते ।' 
इति स्थित्या आाणवादीनां यथायधमुत्कर्षादिह पूर्व-पूर्वमेवाभिधानमिष्यते 
शांभवादप्यतुपायस्योत्कृष्टत्वसु, इति-प्रथमं तस्स्वरूपमेबाभिः 
धातुमाहिकात्तरारम्भं द्वितीयार्धेन प्रतिजानीते 


भ्रीसन्महामाहेश्‍वराचायं श्रीमदर्लिनवगुप्तविरचित आमदाचार्यजय रथकृत 
प्रकाशासय व्याए्योपेत डॉ० परमहंस मिक्षकृतनी रक्षो रविवेक 
हिन्दोभाष्यसंवलित 


श्रीतन्त्रालोकका द्वितीय आह्लिक 
नत-जन जयकृत सजय शिव, कामेइबर निष्काम । 
बित उपाय करते सदा, सबके काम ललाम ॥ 

विनीत जनों के शाइवल उत्कर्ष विधायक, भगवान्‌ इद्र जयनशील हैं। 
बही भक्तों की समस्त कामनाओं की पूत्ति करते हैं॥ १॥ 

“ज्ञो जिससे गुणों में उत्कृष्ट होता है, बहु उससे ऊर्ध्व कहलाता है।” 
इस उक्ति के अनुसार भाणव आदि के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होने के कारण पहुळे 
लाणबका बर्णन न यहाँ सर्वोत्तम उपेय रूप भौर शाम्भव बिज्ञान स्ते भी 
श्रेष्ठ अनुपाय विज्ञान का प्रारम्भ प्रथम भह्िक के अन्तिम इलोक को 
द्वितीय भर्धाली से कर रहें हैं-- 


ताक 233 


र १-२ ] द्वितोयमाह्विकम्‌ २८९ 


यत्तत्रायं पदसविरतानुत्तरज्ञप्तिरूपं 

तन्निणेतुं प्रकरणमिदमारभेऽहं द्वितीयम्‌ ॥ १ ॥ 
तन्निर्णयमेवाह 

अनुपायं हि यदूपं कोऽर्थो देशनयात्र बे। 
सङृत्स्याद्देशना पश्चादनुपायत्वमुच्यते ॥ २ ॥ 


वे शब्दोऽवधारणे, तेन नैव कश्चिदर्थः इत्यर्थः । अत्रेव समाधत्ते 
“सकृत्स्यात्‌' इत्यादिना, देशना इत्युपलक्षणं--तेन सिद्धदर्शनाद्यपि ग्राह्य, 
यदक्तम्‌ 
'सिद्धानां योगिनीनां च दशनं चरुभोजनम्‌ । 
कथनं संक्रमः शास्त्रे साधनं गुरुसेवनम्‌ ॥ 
इत्याद्यो निरुपायस्य संक्षेपोऽयं वरानने ।' 
इति। सकृदिति-न पुनरुपायानुभवः पोन: पुन्येनेत्यर्थः। अत एवाह 'पश्चा- 
दनुपायत्वमुच्यते' इति, आणवादौ असङृद्भाव्यमानो हि देशनादि उपेय 
प्राप्ति विदधाति इति तत्र तथात्वमुक्तस्‌, इङ्‌ तु न तथा इत्यनुपा यत्वं, 


अपनी स्वतन्त्र शेली के अनुसार आचार्य ने कोक की पहली अर्द्धाळी 
पहले आह्लिक के अन्त में देकर उससे आह्लिक का उपसंहार किया है। दूसरी 
भर्द्धाली दूसरे आह्लिक के प्रारम्भ में दे रहे हैं । इसमें प्रारम्भ की प्रतिज्ञा की 
गयी है-- 


अनुपाय का जो रूप है ( वह इतना श्रेयस्कर है कि ) यहाँ देशना का 
कोई अर्थ नहं रह जाता है। उपेय की प्राप्ति के लिये उपाय की आवष्यकता 
होती है। अनुपाय विज्ञान में उपायों की कोई आवश्यकता नहीं होतो । 
प्राप्तव्य को प्राप्ति का यदि निश्चय हो, तो उपाय का निरर्थक प्रयोग कोई 
नहीं करता । जहाँ तक देशना का प्रश्न है इसके अन्तर्गत “सिद्धो और मातृ- 
रूपा योगिनियों के दर्शन, चरु भोजन, सुन्दर उपदेश, शास्त्र का स्वाध्याय, 
साधना ओर गुरु सेवा आदि सभी बातें आती हैं। 

श्रीत०-१९ 


वि श्रीतन्त्रालोक: 


पर्युदासस्य 'अनुदरा कन्या' इतिवदल्पार्थत्वेऽपि भावात्‌ अल्पोपायत्व- 
मित्यर्थः, प्राप्तव्ये हि प्राप्ते कि नाम निरर्थकेरायासकारिभिर्भावनादिभिरिति 
भावः, यदुक्तम्‌ 

“उपायनं शिवो भाति भान्ति ते तत्प्रसादतः । 

स एवाहं स्वप्रकाशो भासे विश्वस्वरूपकः ॥ 

इत्याकण्यं गुरोर्वाक्यं सकृत्केचन निश्चिताः । 

बिना भूयोऽनुसंघानं भान्ति संविन्मयाः स्थिताः।' इति ॥२॥ 


नन्वत्र प्रसज्यप्रतिषेधपक्षावलम्बनेनाविद्यमानोपायत्वमेव, इति मुख्योऽर्थः 
ई व्याख्यातः ? इत्याझक्याह्‌ 


अनुपायमिदं तत्त्वमित्युपायं विना कुतः । 
स्वयं तु तेषां तत्तादृक्‌ कि द्रमः किल तान्प्रति ॥ ३ ॥ 


से काम चल जाता है। यह अर्थ न+उपायy्अनुपाय विग्रह में 'न' से लिया 
जाता है। जेसे "अनुदरा कन्या” के प्रयोग में 'न + उदर' विग्रह में 'न' से सूक्ष्म 
अर्थ लिया जाता है । 


“उपायों के द्वारा शिव का भान नहीं होता । उपाय तो स्वयं उनको 
क्पा-पूर्ण प्रसन्नता से भासित होते हैं । “में वही स्वप्रकाश परमेश्वर हूँ । में स्वयं 
भासित हो रहा हूँ” । में विश्वरूप हूँ । गुरुदेव की इन बातों को सुनकर कुछ 
दत्तावधान शिष्य निश्चित रूप से यह दृढ़ धारणा बना लेते हें। किसो 
अनुसन्धान ऊहापोह, या तर्क के विना ही वे संविन्मय स्थित-प्रज्ञ, स्वात्म-स्थित 
एवं स्वयं प्रकाश हो जाते हैं॥” यही अनुपाय विज्ञान का महत्व है॥ २॥ 


प्रसज्यप्रतिषेध न्याय के अनुसार अविद्यमानोपाय रूप मुख्य अर्थ यहाँ 
क्यों नहीं लिया गया ? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे है- 
“यह भनुपाय तत्त्व है' इत्यादि उपदेश आदि के रूप में अनुपाय भो एक 


उपाय ही प्रतीत होता है । विना उपाय के किसी लक्ष्य की सिद्धि केसे हो 
सकती है ? उपाय के न होने पर अनुपाय रूप परतत्त्व की ज्ञप्ति केसे होगी ? 


मय ३1] द्वितीयमाह्निकम्‌ २९१ 


'इदमनुपायं तत्त्वम्‌’ इत्याद्युपदेशादिना केनचिदुपायेनावश्यं भाव्यम्‌, 
अन्यथा लक्षणमुपायमन्तरेण कथं सिद्धयेत्‌, इत्युक्तम्‌ 'इत्युपायं विना कुतः' 
तेर सकृदुपदेशादिना केनचिद्पायेनावश्यं भाव्यम्‌, अन्यथा ह्यनुपायपरतत्त्व- 
ज्ञप्तरिव न स्यात्‌। ननु स्वविमर्शबलात्स्वयमेव प्राप्तप्राप्तव्या अपि केचिद्‌ 
दुष्यन्ते, इति--कि सकृदुपदेशाद्यात्मना’ स्वल्ेनाव्युत्पन्नेन ? इत्याशंक्याह 
'स्वयमित्यादिना' तदित्यनृपायं परप्रकाशात्मकं रूपं, कि ब्रूम इति-नहि 
तदधिकारेण शाखनस्येव प्रवृत्तिभंबेदिति भावः, तदुक्तम्‌ 

'तर्वज्ञस्य तृणं शास्त्रं # ३३०० ७०००० ।! इति । 
यदभिप्रायेणेव 

'संसाराम्बुनिधि यः स्यात्तितोषुंः कश्चिदुत्तमः' 

नात्यन्ततज्ज्ञो नो मूखंः सोऽस्मिङछास्त्रेऽधिकारवान्‌' । 
इत्यादावत्यन्ततजज्ञस्य शास्त्रे नाधिकार उक्तः, तेन वयमर्वग्दशिनोऽप्य- 
ृष्टेऽ्थे शास्त्रेकदिव्यचक्षुष आरुरुक्षूतायातशक्तिपातान्प्रत्येव किचन ब्रूमः 
तेषां ह्येवमुपायमन्तरेण न कदाचिदप्युपेयप्राप्रिभवेत्‌ इत्येवमुक्तम्‌, 
यद्दक्ष्यति 

'नानिमेलचितः पंसोऽनुग्रहस्त्वनुपाथकः ।' इति ॥ ३॥ 


कुछ ऐसे लोग हैं, जो स्वात्मविमर्श के आधार पर ही प्राप्तव्य की प्राप्ति कर 
लेते हैँ। उनके लिये क्या कहा जाय ? उनकी दृष्टि से तो शास्त्र की प्रवृत्ति ह 
नहीं हो सकती ? कहा गया है-- 

“तत्त्वज्ञ के लिए शास्त्र तृणवत्‌ (हँ) ““ ““।” इसी अभिप्राय से 
अत्यन्त ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष का इस शास्त्र में अधिकार नहीं है-“संसार सागर 
को पार पाने की आकांक्षा से युक्त अत्यन्त उत्तम कोटि के साधकों का इस 
शास्त्र में अधिकार नहीं अथवा अत्यन्त मूर्ख का भी अधिकार नहीं ।” 

अतः मोक्ष मार्ग के आरोहण की आकाङ्क्षा वाले शक्तिपात से पवित्र 
शिष्यों के लिये ही शास्त्र का प्रवर्तन किया जाता है । 

“जिनकी चेतना स्वच्छ दर्पण के समान हो गई है--उनके ऊपर अनुग्रह 
होता है। इससे उपाय रहित (अनुपाय) विज्ञान प्राप्त हो जाता है॥ रे ॥ 


२९२ | 


ननु यद्येवं तहि अल्प एव कश्चिदुपायांक्षः समुपदिश्यतां येनोपदेश्य- 
जनस्य सुखमेव उपेयप्राप्तिः स्यात्‌, कि बह्वायासदायिभिरन्येरुपायैः ? 
इत्याशंक्याह 

यच्चतुर्धोदितं रूपं विज्ञानस्य विभोरसौ । 

स्थभाव एव मन्तव्यः स हि नित्योदितो विभुः ॥ ४ ॥ 

यच्चतुर्धा-अनुपायादिभेदेन विज्ञानस्य रूपमुक्त तद्विभोः परमेश्वरः 
स्यैव स्वातन्त्र्यं ज्ञेयम्‌, स एव हि स्वस्वातन्त्यादलिनि ह्वासतारतम्यादियोगा दवि- 
चित्रेणोपदेष्यजनात्मना प्रस्फुरन्‌ तदनुसारमेव र t 
नन्वेक एव विचित्रेण रूपेण च स्फुरति, इति किमेतत्‌ ? इत्याशंक्याह 'स 
हीत्यादि’ नित्योदित इति-अप्च्युतप्राच्यस्वरूपः, अत एव 'विभुः' व्यापकः- 
तत्तद्वेचित्र्यग्रहणकाळे5प्यनुगत एवेल्यर्थ: ॥ ४॥ 

अत एवाह 

एतार्वाद्धिरसंख्यातैः स्वभावेयंत्पकाशते । 

केऽप्यंशांशिकया तेन विहान्त्यन्ये निरंशतः ॥ ५ ॥ 


एतावद्धिरिति-चतुर्भि:, असंख्यातैरिति-तत्तदवान्तरभेदात्‌, तेनेति- 
भनेकेन स्वभावेन प्रकाशनात्‌ ॥ ५ ॥ 


ऐसी स्थिति में ऐसे उपदेश की आवश्यकता है, जिससे सरलता पूर्वक 
उपेय की प्राप्ति हो सके ! आयास साध्य उपायों से क्या लाभ? इस आशङ्का 
का उत्तर दे रहे हें- 


अनुपाय आदि मेद से यह बिज्ञान चार प्रकार का माना जाता है। उस 
सबं समर्थ परमेश्वर के स्वातन्त्र्य का ही यह स्वभाव है । उसमें किसी का 
प्रवेश अंश अंश के क्रम से होता है और किसी का अकम अखण्ड प्रवेश हो 
जाता है। वह नित्योदित विभु सर्व समर्थ है। उसकी कृपा से स्वात्म 
विमर्श स्फुरित हो जाता है ॥ ४॥ 

चार भेदों से या अवान्तर अनन्त भेदों से वही परमेश्वर प्रकाशित हो 


रहा है। कुछ साधक उसमें अंश अंश अनुप्रवेश कर पाते हैं ओर कुछ साधक 
अनुग्रह के कारण अखण्ड रूप से अक्रम प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं ॥ ५॥ 


कने नो बार्या तदन्यत्वाद्विचित्रता ॥ ६ ॥ 
उपायस्यापीति अपिशब्दो भिन्नक्रमः, तेन नो वार्या तदन्यखादपि, 


इति व्याख्येयम्‌, एतच्च प्रथमाह्मिक एव वितत्य निर्णीतम्‌, इति-नेहू 
पुनरायस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


एवमेतत्‌ प्रसंगादभिधाय प्रकृतमेवाह 
तत्र ये निर्मलात्मानो भेरवीयां स्वसंविदम्‌ । 
निरुपायामुपासीनास्तद्विघिः प्रणिगद्यते ॥ ७॥ 


ये केचन तीव्रतीव्रशक्तिपातानुविद्धा विकल्पकलंकान्मुक्ताः, भैरवीयां 
पूर्णाम्‌, अत एवानुपायाम्‌-अनपेक्षाम्‌, आत्मसंविदमाविष्टाः, तेषां विधिः 
पूर्णसंविदावेशक्रमात्मा प्रकारः, प्रकर्षण निगद्ते-युक्तियृक्तत्वेन भण्यते 
इत्यर्थः ॥ ७॥ 


तदेवाह 
तत्र ताबत्क्रियायोगो नाभ्युपायस्वमहति । 


उपाय सापेक्ष हो या अन्य के योग से हो, किसी प्रकार प्रकाश में अनुप्रवेश 
संभव है । इसलिये चाहे उपाय से हो या अन्य किसी प्रकार से, इस में वैचित्र्य 
की अनुभूति होती है। इसका निवारण नहीं किया जा सकता ॥ ६॥ 

प्रसङ्गवश उपाय रहित विचित्र निरुपाय विज्ञान का प्रकाशन कर 

शेव समावेश के उच्चस्तर पर तीव्रतीव्र शक्तिपात से पवित्रित जो निर्मल 
आत्मा वाले साधक अपनी भेरवोय स्वात्मसंबिद्‌ की निशपाय उपासना में संलग्न 
हैं, वे ( धन्य हें । बे समस्त विकल्प कालुष्य कलङ्क से निर्मुक्त हैं और निरपेक्ष 
उपासक हैं )। उस परमोपेय स्वात्म-संविदावेश की समस्त विधियाँ यहां बतलाई 
जा रही हैं ॥ ७ ॥ 

वही कह रहे हैं- 

क्रिया योग में क्रिया मुख्य होती है। क्रिया हमेशा संविद्विश्रान्त होती 
है। इसका कोई प्रयोग संविद्‌ शक्ति के विना सिद्ध नहीं हो सकता । 


२९४ श्रीतन्त्रालोकः 


उपायः खलु करणे प्रसृते, अतश्च पूर्णेन भाव्यमेव, इति सर्वेषामविवादः, 
न चात्रेवं-क्रियादयो हि संवेद्यमानत्वात्संविन्निष्ठा एव, इति संविर्च्छाक्त विना 
अप्रसिद्धत्वात्‌ कथं तत्रोपायतामासादयेयुः, अतः प्रत्युत क्रियादीनां बहिराभासने 
संविदृपायः, इति पुक्तम्‌ । अत एवाह 

स हि तस्मात्समुद्भूतः प्रत्युत प्रविभाव्यते ॥ ८ ॥ 

तस्मादित्यनुपायात्संवित्तत्त्वात्‌ ॥ ८।। 

अथ यद्यस्थ क्रियादि न कारकम्‌ अपि तु ज्ञापकम्‌ इति उच्यते, तदपि 
न युज्यते, इत्याह 

जञप्माबुपाय एव स्यादिति चेज्ज्ञप्तिरुच्यते । 

प्रकाशत्वं, स्वप्रक्राशे तच्च तत्रान्यतः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 


इहु जडस्तावत्‌ स्वथमप्रकाशात्मा स्वात्मनो न प्रकाशते, अपि तु 
परस्य, इति-पर एवास्य प्रकाशः, अजडस्तु स्वयं प्रकाशात्मा स्वात्मन 
एव प्रकाशते, न परस्य, इति--त परोऽस्थ प्रकाशोऽपितु स्व एव अध्य 
प्रकाशः, तस्यापि परप्रकाशस्वे ह्यप्रकाशात्मत्वात्‌ जाड्यं स्यात्‌, भत 
एवाह "स्वप्रकाशे तच्च तत्रान्यतः कथम्‌' इति प्रकाशत्वम्‌, एवं चान्योऽपि 
स्वप्रकाशो वा स्यात्‌ अन्यथा वा, स्वप्रकाशत्वे प्रथमस्येव तथाभाव 
उच्यताम्‌, अनेनापि कोऽथः, अन्यथात्वे तस्यापि जाडयापत्तिः, इतिं 
प्रकाशस्वात्तत्प्रकाशनाय प्रमात्रन्तरापेक्षायामनवस्थापत्ति, इति सर्वेषामेव 
भप्रकाशात्मत्वान्न किचिदपि प्रकाशेत, इति—सर्वमिदमन्धं स्यात्‌॥ ९ ॥ 


परिणामतः यह कहा जा सकता है कि क्रिया-्योग उपाय बनने योग्य ही 
नहीं होता । क्रिया के अवभासन में संविद्‌ ही उपाय है। इसीलिये यह माना 
जाता है, कि-- 

क्रिया योग अनुपाय संवित्तत्त्व से केवल समुद्भूत ही नहीं है अपितु 
विशेषतः समुदभासित भी होता है ॥ ८ ॥ 

ज्ञाप्ति, उपाय और प्रकाष के सम्बन्ध में अपना दृष्टि कोण प्रस्तुत 
कर रहे हैं-- 

उपाय ज्ञपि का ज्ञापक है, यह्‌ मानने में कठिनाई है । वस्तुत: सभी जड 
पदार्थ स्वयं प्रकाशित नहीं होते । दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चेतन 
स्वयं का स्वयं प्रकाशक है । वह परःप्रकाश से ज्ञापित नहीं होता । चेतन को 


[च १०-११ ] द्वितीयमाह्निकम २९५ 


तदाह 

संवित्तत्त्वं स्वप्रकाशमित्यस्मिन्कि नु युक्तिभिः । 

तदभावे भवेद्विहवं जड़त्वादप्रकाशकम्‌ ।। १० ॥ 

किनु युक्तिभिरिति-वह्लीभियंक्तिभिर्न किचित्प्रयोजनमित्याह, एकेव 
हि युक्तिरियं सर्वातिशायिनी--यत्संविदः स्वप्रकाशत्वं यदि न स्यात्‌, न 
किश्चिदपि प्रकादोत इति ॥ १० ॥ 

ननु यदि नाम अत्र न बाह्यः क्रियादिः प्रगल्भते तदा गुरुज्ञानादि 
उपायनां भजताम्‌ ? इत्याशंक्याह 

यावानुपायो बाह्यः स्यादान्तरो वापि कश्चन । 

स सरवस्तन्मुखप्रेक्षी तत्रोपायत्वभाक्कथम्‌ ॥ ११ ॥ 

यावानिति--नानाशाम्रापदिष्टः, सर्व इति-बाह्य आन्तरो वा, 


तन्मुखप्रेक्षीति-संबिदधीनसिद्धिरित्यर्थ:, यदपेक्ष्य हि यस्य सिद्धिरेवं भवति 
स कथं तस्य उपायतां यायादिति भाव: ॥ ११ ॥ 


पर प्रकाश्य मानने पर अप्रकाशस्व के कारण उसे चेतन नहीं, जड़ कहना 
पड़ेगा । इसलिये प्रकाश का कोई दूसरा प्रकाशक मानने पर अनवस्था दोष 
होगा और सारी मान्यतायें ध्वस्त हो जायेंगी ॥ ९॥ 


उसी का उपबृंहण रहे हँ 

संवित्‌ तत्त्व स्वप्रकाश तत्त्व है। इसमें युक्तियों और ऊहापोह को कोई 
स्थान नहीं। संवित्‌ को स्वप्रकाश मानने की सर्वातिशायिनी युक्ति यद्दी है कि 
ऐसा न मानने पर सारा विश्व जड़ ओर अन्ध हो जायेगा ॥ १० ॥ 


आन्तर ओर बाह्य सभी उपाय स्वयम्‌ अक्षम हैं। संवित्‌ शक्ति ही क्रिया 
का वास्तविक उपाय है । यही कह रहे हैं-- 


जितना भी उपाय है, भले हो वह बाह्य हो या आन्तर, सभी संवित्‌ 
शक्ति की अपेक्षा रखते हैं। विना इसके उनकी सिद्धि ही नहीं हो सकती । 
जिसकी अपेक्षा के विना उसकी सिद्धि नहीं हो सकतो, वह उसका उपाय केसे 
बन सकता है? ॥ ११॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 
अत एवाह 
त्यजावधानानि ननु क्व नाम 
धत्सेऽवधानं विचिनु स्वयं तत्‌ । 
पूर्णेऽबधानं न हि नाम युक्तं 
नापूर्णमभ्येलि च सत्यभावम ।। १२ !। 


डह उपदिष्यमानेन स्वयमेव तावदवधातब्यस इति परामर्शनीयम्‌, 
कि पूर्णे रूपे उतापूर्ण ? तत्र तावत्पूणे रूपेष्वधान न युक्तम्‌, अवधानं 
खलु प्रतिनियतावधेयविषयनिष्ठम्‌ ऐकाग्रथम्‌, अतश्च भेदप्रधानं न किचित्फल- 
मादातुं समर्थ्‌ ॥ १२॥ 

तस्मादसामर्थ्यवै यर्थ्योपहतत्वादवधानस्यापि यत्र नास्ति उपायभाव- 
स्तत्र का वार्ता तदनुप्राणतस्य भावनादेः ? इत्याहू 


तेनावधानप्राणस्य भावनादेः परे पथि। 
भैरबोये कथंकारं भवेत्साक्षादुपायता ॥ १३ ॥ 


भैरवीये इति-पूर्ण ॥ १३॥ 


इसलिये यह निर्देश कर रहे हैं, कि, 


झवधान का परित्याग ही श्रेयस्कर है। यह अवधान हो भी कहाँ? 
यह्‌ एक ज्वलन्त और अनुत्तरित प्रश्न है। इसलिए सब कुछ छोड़कर स्वाल्म- 
चिन्तन को चुनें । स्वयं यह्‌ सोचें कि पूर्ण में तो अवधान हो ही नहीं सकता । 
अवधान हमेशा प्रतिनियत अबधेय विषयनिष्ठ होता है । इसलिये यह भेद- 
प्रधान ओर अपूर्ण होता है । जो स्वयम्‌ अपूर्ण है, वह पूर्ण अखण्ड सत्य को 
उपलब्ध नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


असामर्थ्यं और वेयर्थ्यं दो कारणों से खण्डित अवधान भी उपेयोपलब्धि 
का उपाय नहीं होता । यहाँ अवधानानुप्राणित भावना आदि का मूल्याङ्कन 
कर रहे हैं- 

इसलिये इस चिन्मय चिरन्तन अद्वय भैरवोय मार्ग में अवधान से 
अनुप्रणित भावना आदि को किसी प्रकार साक्षात्‌ उपाय नहीं माना जा 
सकता | १३॥ 


१४-१५ ] द्वितीयमाह्विकम्‌ २९७ 


ये पुनरनेनापि उपायेनानुपायं परं तत्त्वमनुसरन्ति तान्प्रति किमुच्यते ? 
इत्याहू 

येऽपि साक्षादुपायेन तद्रूपं प्रविविश्चते । 

नूनं ते सूर्यसंविस्ये खद्योताधित्सवो जडाः ॥ १४॥ 


तदुक्तम्‌ 
'अपरोक्षे भवत्तत्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते। 
येरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥' इति॥ १४॥ 
अत्रेव निमित्तान्तरमप्याह 
कि च यावदिवं बाह्यामान्तरोपायसंमतम्‌ । 
तत्प्रकाशात्मतामात्रं शिवस्यैव निजं वपुः ॥ १५ ॥ 


इह्‌ खलू यत्किचन उपायत्बेनाभीष्टं तदप्रकाशमानं प्रकाशमानं वा ? 
अप्रकाशमानं चेत्‌, तस्य न किचिदपि रूपं स्यात्‌, इति कि नाम उपायतां 
भजताम्‌, प्रकाशमानं चेत्‌, प्रकाशात्मा शिव एवावस्थितः, नहि तदतिरिक्तः 


जो ऐसे भेदप्रधान उपायों का आश्रय अनुपाय रूप परतत्त्व की उपलब्धि 
के लिये करते हैं, उनको क्या कहा जाय ? इस पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत 
कर रहे हैं - 

जो साधक साक्षात्‌ उपायों का उस अद्वेत तत्त्व की उपलब्धि के लिये 
प्रयोग करते हैं, निश्चय ही बे सूर्य की संवित्ति के लिए जुगनू पाने की प्रवृत्ति 
वाले जड़ लोग हैं। कहा भी गया है-- 

'सर्बव्यापक, संतः समभिव्यक्त आपरूप अद्वेत तत्त्व की उपलब्धि के 
लिये जो उपायों के वितान तानते हैं, वे निश्चय ही हे भगवन्‌ ! आपको नहीं 
जानते” यह्‌ निश्चित है ॥ १४॥ 

समस्त उपायों का शिवमयत्व प्रतिपादित कर रहे हैं- 

जितना यह बाह्य और आन्तर उपायसंमत वस्तुवर्ग है, यहु सारा का 
सारा प्रकाशरूपता मात्र है । यह्‌ सब शिव का ही निजी शरीर है। यहाँ प्रश्‍न 
उठता है कि यह समग्र बाह्य और आन्तर प्रपश्च प्रकाशमान है या अप्रकाशमान ? 
अप्रकाशमान मानने पर उसका कोई स्वरूप ही नहीं रह सकता। प्रकाशः 
मान मानने पर तो इस सिद्धान्त की ही पुष्टि होती है; क्योंकि प्रकाश ही तो 
शिव का अपना शरीर है। उसके अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की सत्ता हो 


२९८ श्रीतन्त्रालोकः 


मन्यत्किचिदुपपद्यते, इति-कस्योपायभावः, उपायेन हि उपेयाद्‌ष्यतिरिक्ते 
भाव्यम्‌, तच्चात्र न युक्तस्‌, इति को नाम उपायोपेयभावार्थंः ॥ १५ ॥ 

न केवलं भावताद्येव उपायत्वेनाभीष्टमेवम्‌, यावदन्यदपीत्याह्‌ 

नीलं पीतं सुखमिति प्रकाशः केवलः जिवः । 

अमुष्मिन्परमाद्वैते प्रकाशात्मनि कोऽपरः ॥ १६ ।। 

उपायोपेयभावः स्यात्प्रकाशः केवलं हि सः ॥ १७॥ 

आवनादेः सुप्रसिद्धेऽपि उपायत्वे निरस्ते अन्यस्य कस्यचित्संभावना- 
मात्रमपि माभूत्‌, इत्येवमुक्तं 'कोऽपर' इति, यत्र उपायस्वसंभावनापि 
स्यात्‌ ॥ १७॥ 

ननु यद्येवं तहिं सर्वत्र प्रसिद्धोऽयं द्वेतव्यवहारः कथमपह्नूयते ? 
इत्याशंक्याह 

इदं द्वेतमयं भेद इदमहैर्तामत्यपि । 

प्रकादावपुरेवायं भासते परमेइवरः ॥ १८ ॥ 

द्वेतग्यवहा रो$पि प्रकाशमानत्वात्प्रकाशात्मेवेत्यभिप्रायः, एतच्च बहूनां 


बादिनां मतम्र-इति द्योतयितुम्‌ 'अयं भेद” इति पुनरुपादानम्‌, यथा चाद्देत- 


नहीं हो सकती, तो किसे उपाय कहा जाय ? उपाय का अस्तित्व उपेय के 
अतिरिक्त होना चाहिये--यह भी नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः यहाँ कोई 
उपायोपेय भाव हो नहीं है ॥ १५ ॥ 

ऐसी स्थिति केवल भावना तक ही नहीं; अपितु अन्यत्र सर्वत्र भी है। 
यही कह रहे हैं-- 

नील, पीत, सुख, दुःख आदि जितने पदार्थ हैं, ये सभी प्रकाश स्वरूप 
हैं। यह सिद्धान्त ही है कि प्रकाश केवल शिव ही है। प्रकाशमय इस परमाद्वेत 
उल्लास में प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा भी कुछ है--इसकी कल्पना हो नहीं की 
जा सकती । भावना आदि की उपायता के निरस्त हो जाने पर किसी अन्य 
उपाय की सम्भावना हो केसे हो सकती है ? उपायोपेयभाव भी तो केवल प्रकाश 
ही है और प्रकाश ही शिव है ॥ १६-१७ ॥ 

यदि यह बात है तो यह सर्वत्र प्रसिद्ध द्वेत-व्यवहार कहाँ जायगा ? यह 
छिपाया तो नहीं जा सकता ? इस पर कह रहे हैं-- 

यद्द देत व्यवहार, यह मेदवाद ( जिसे द्वेतवादी मानते हैँ) तथा यह 


क १९] द्वितीयमाह्विकम्‌ २९९ 


प्रतिमासे प्रकाशात्मा परमेश्‍वर एक एव प्रतिभासते तथा द्वेतप्रतिभासेऽपि 
इत्यर्थमौपम्यं कटाक्षयितुम्‌ 'इदमद्वेतमित्यपि’ इत्युपात्तम्‌ ॥ १८॥ 

ननु 'बाह्योऽर्थः प्रकाशमानस्वातप्रकाशाहमेव इस्यास्ताम्‌, अन्योन्यं 
पुनरस्य भेदे किमायातस्‌' इत्यापतितमेव द्वेतम्‌ ? इत्याशंक्याह 

अस्यां भूमौ सुखं दुःखं बन्धो मोक्षश्चितिजंडः । 

घटकुम्भवदेकार्याः शब्दास्तेऽप्येकमेव च ॥ १९ ॥ 


अस्यां भूमाविति-परमाद्वयदशायामित्यर्थः, 'एकार्था' इति-एकः 
प्रकाश एवार्थोऽभिधेयो येषां ते तथा, सुखदृःखादीनां हि प्रकाशातिरेकेण 
प्रातिस्विकं नियतं किञ्चन रूपं यदि स्यात्‌ तदेवं संभावनापि भवेदिति 
भावः, भत एव 

'घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना ।' 

इध्यादिरन्येरुक्तम्‌ । ननु यद्येवं तहि तदभिधायकत्वशब्दाभिप्रायेणापि द्वत 
स्यात्‌ ? इत्याह 'शब्दास्तेऽप्येकमेब च' ज्ञातस्‌, एकमिति-संवेद्यमानत्वा- 
ह्संवेदनमे वेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


अद्वयवाद ( जिसे अद्वेतवादी मानते हैँ ) यह सब प्रकाशमान होने के कारण 
प्रकाशवपुष परमेश्वर ही है । द्वेत प्रतिभासन हो या अद्वेत प्रतिभासन हो, 
प्रत्येक अवस्था में प्रकाशरूप परमेइवर ही प्रतिभासित हैं ॥ १८॥ 

माना कि अर्थ बाह्य प्रकाशमान होने के कारण प्रकाशात्मक हे हैं, पर 
अन्य भेदःप्रमेदों क' क्या स्थिति होगी ? द्वेतवाद तो रहता ही है? इस पर 
कह रहे हैं- 

इस परमाद्वेतमयी अद्वयभूमि पर सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष ओर चिति-जड़ 
( जड़ भौर चेतन ) सभो कुछ घट और कुम्भ की तरह एकार्थवाचक हैं। यहु 
उपमा इसी अद्वेत भाव को सिद्ध कर रही है । सुख दुःख इत्यादि शब्दों से उक्त 
इनका प्रातिस्विक नियतरूप भी प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिये 
अनुभवी पुरुष - 

“घड़े को मेरे रूप में ही जानते हैं तथा, में घड़े के रूप में भी उसे 
जानता हूँ ।” अतः कहीं कोई अन्तर नहीं दोख पडता । शब्दभेद से भी द्वेत 
का अस्तित्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता; क्योंकि सारे शब्द भी एक हो हैं। 
सबका संवेदन होता है। संवेद्यमानता से शब्दाद्वेत भी स्वतःसिद्ध हो जाता 
है ॥ १९ ॥ । 


हों । वे वास्तविक नहीं । 


३०० श्रीतन्त्रालोक 


ननु यदि नीलसुखादि प्रकाशमानत्वाहप्रकाश एव तहि तत्केन रूपेण 
प्रकाशते ? इत्याशंक्याह 


प्रकाशे ह्मप्रकाशांशः कथं नाम प्रकाशताम्‌ । 
प्रकाशमाने तस्मिन्वा तद्टवेतास्तस्य लोपिताः ।: २० ॥ 
अप्रकाशेश्य तस्मिन्वा वस्तुता कथमुच्यते । 
न्‌ प्रकाशविशेषत्वमत एवोपपद्यते ॥ २१ ।। 


अप्रकाशांश इति--सुखादिजडोऽर्थः, कथं नामेति-केन ख्पेणेत्यर्थ;, तत्र 
यदि प्रकाशात्मनेव प्रकाशते त्तस्य नीठसुखादेः स्वभावस्य दोषः स्यात्‌ 
नियतेन नीलत्वादिना बाह्येन रूपेण न भायात्प्रकाश एव शिष्येत इति याजत्‌, 
अथ अप्रकाशात्मना नियतेनेव रूपेण प्रकाशते तत्तस्य सत्तानिश्चय एव न 
भवेत्‌, नहि प्रकाशमन्तरेण नीलादीनां कदाचिदपि स्वरूपं दुष्टम्‌, 'अप्रकाशा- 
त्मना रूपेण प्रकाशते' इति वाचोयुक्तिश्च रिक्ता स्यात्‌, तदाह 'अप्रकाश' 
इत्यादि प्रकाशः पुनर्नीलादिपरिहारेणानीलादावपि प्रकाशते, नीलादिडि उपाधिः, 
स च स्वस्वातन्त्रयविजुम्भामात्ररूपत्वान्न वास्तवः, इत्यखण्ड एक एव प्रकाश 
उञ्जुम्भते, यन्महिम्नैव इदं ततन्नीलाद्याभासात्म विश्व स्फुरेत्‌, अत एवाह 'न 
प्रकाशविशेषत्वमुपपद्यते' इति, अत इति--एकस्येव अखण्डस्य प्रकाशस्य 
तत्तदाभासात्मना स्फुरणात्‌ । ननु 'नीलप्रकाशोऽन्यः, पीतप्रकाशश्चान्यः' 
इत्यादिरस्त्येव एषां भेदः, इति किमुक्तं “न प्रकाशविदोषत्वमुपपद्यते' इति ? 
नेतत्‌-औषाधिको ह्ययं मेदः, स च न वास्तवः-इत्युपपादितं बहुशः, नोलादयो 
हि प्रकाशत्वात्प्रकाशात्मका एव इति कि केन मेद्यम्‌, नहि स्वात्मनेव स्वात्मा 
भिद्यत इत्येतदुक्तम्‌ --'न च प्रकाशेकहूपायां संविदि संबिदन्तरमस्ति’ एबं हि 


आश्चर्य है! नील पीत आदि यदि प्रकाश हैं, तो वे किस खूपसे 
प्रकाशित हैं ? इसका उत्तर दे रहे हैं 

प्रकाश में अप्रकाशांश जड किस तरह प्रकाशित हो सकते हैं? यदि 
प्रकाशरूप से ही प्रकाशित हैं, तो इसमें नीलत्व, सुखत्व आदि बोध क्या प्रकाश 
का दोष है? नीलादि रूप न दीख पड़े तो प्रकाश ही बचेगा। नियत और 
प्रातिस्विक रूप से प्रकाशित मानने पर उनकी सत्ता का निश्चय केसे होगा? 
क्योंकि हम तो प्रकाश की सत्ता मानते हैं। अप्रकाश रूप से प्रकाशित भी नहीं 
मान सकते; क्योंकि नोल-पीत आदि तो उपाधिमात्र हैं । मानो सत्ताकी विजुम्भा 


3 २२-२३] द्वितीयमाल्विकम्‌ ३०१ 


स्वरूपभेदकृते भेदव्यवहारे क्रियमाणे एकमेदप्रकाशरूपत्वमेवोक्तं भवेत्‌ इति 
गजस्नानतुल्यत्वं स्यात्‌, ततश्च पुनरपि 'एकेवाखण्डवित्‌' इत्येव पर्यवस्येत्‌, 
एवं च देशकालावपि प्रकाशदशामेवाधिशयानो प्रकाश्यत्वात्प्रकाशेकात्म्यमेवाव- 
गाहमानौ कथंकारं प्रकादस्य भेदाधायको स्याताम्‌, प्रकाशातिरेकाभ्यपगमे 
वा अनयोरत्र नित्यस्वव्यापकत्वाभ्यां भेदाधानेऽसामर्थ्यम्‌, इत्येक एवाखण्डः 
प्रकाशः, इति—मतान्तरसिद्विमभिवाञ्छन्तः परे परं निरस्ताः ॥ २१॥ 

तदाह 

अत एकप्रकाशोऽयमिति वादेऽत्र सुस्थिते । 

दूरादावारिताः सत्यं विभिन्नज्ञानबादिनः ॥ २२ ॥ 

ननु यदि ज्ञानानि विभिन्नानि न संभवन्ति, तद्‌ एकशब्दः किमपोहनायात्र 

प्रयुक्त: ? इत्याशंक्याह 

प्रकाञमात्रमुदितमप्रकाशनिषेधनात्‌ । 


एकशब्दस्य न त्वर्थः संख्या चिद्व्यक्तिभेदभाक ।। २३ ॥ 

अप्रकाशः प्रकाइयो नीलादिर्बाह्मोऽर्थस्तावन्निषिद्धः, अतः 'प्रकाशः 
केवलो$स्त' इत्येकशब्दस्यात्रासहायाद्वृत्ति; = तदुक्तं 'एकशन्दस्यार्थ 
प्रकाशमात्रमुदितस्‌' इति, न पुनः प्रकाशमेदभाक्‌ इप्येकद्विश्यादिलक्षण 
संख्यार्थो येन--मतान्तराण्यप्यपोह्यतया संभावनीयानि स्युः ॥ २३॥ 


प्रकाश ही वास्तविक सत्तात्मक है। अतः एक अखण्ड प्रकाश 
प्रकाशमान है, यह निश्चित है। प्रकाश विशेष की उपपत्ति भी उससे निरस्त 
हो जाती है । ओपाधिक मेद से वस्तुभेद नहीं होता । देश-काल भादि सभी 
इसो में समाप्त हैं। स्वात्मा से स्वात्मा भिन्न और संविद से संविद्‌ भिन्न नहीं 
हो सकती ॥ २०-२१ ॥ 

सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे हैं-- 

वह एक प्रकाश स्वरूप है, इस सिद्धान्त के स्थिर हो जाने पर बिभिन्न 
ज्ञानवादी स्वतः निरस्त हो जाते हैं ॥ २२॥ 

यदि ज्ञान विभिन्न नहीं है, तो एक शब्द का प्रयोग क्यों ? इस पर कह 

एक शब्द का प्रयोग वहाँ 'मात्र' अर्थ में किया गया है । इससे प्रकाइय 
नील-पीतादि समस्त 'बाह्य' भर्थो का निषेध हो जाता है। एक शब्द का यहाँ 
कोई संख्यावाचो अर्थ नहीं है, जिससे प्रकाश की अभिव्यक्ति में भेद हो 
जाय ॥ २३॥ 


३०२ श्रीतन्त्रालोकः 


अत एवात्र मेदायूरक व्यवहारमात्रमपि न ज्ञायते, इत्याह 
नैष शक्तिर्महादेवी न परत्राश्रितो यतः । 
न चैष शक्तिमान्देको न कस्याप्याश्रयो यतः ॥ २४ ॥ 
नेष ध्येयो ध्यात्रभावान्न ध्याता ध्येयचर्जनात्‌ । 
न पूज्यः पूजकाभावात्पुज्याभावान्न पूजकः ॥ २५॥ 
न अस्त्रो न च मन्त्रयोइसौ न च मन्त्रयिता प्रभुः । 
न दोक्षा दीक्षको बापि न दोक्षावान्महेकवरः ॥ २६ ॥ 


एष इति-व्याख्यातस्वखूपः परः प्रकाशः, शक्तिःशक्तिमदादयो हि 
शब्दाः संबन्धिशन्दत्वान्नित्यसापेक्षा इत्यन्यागूरणमन्तरेण स्वार्थ एव विश्रान्ति 
लभन्ते, इति तेः क्रियमाणो व्यवहारो भेदनिष्ठ एब स्यात्‌, न चात्र परध्रमा त्रे- 
कात्मनि प्रकाशे भेदः कद्चिदस्ति, इत्येवं-व्यवहारमात्रतां कदाचिदपि सन 
यायात्‌, अतश्च नायं शक्तिः, सा हि परं शक्तिमन्तमाथित्यैव वर्तत इत्यन- 
वेक्षत्वाद्भेदाविर्भावे प्रकाश एवैकः, इति प्रतिज्ञाया हानि: स्यात्‌, एवं शक्ति- 
मच्छन्दव्यवहारोऽपि नायम्‌, सोऽपि हि परं शक्तिलक्षणमर्थमुररीकुत्येव वर्तते, 
इति भेद एवापतेत्‌, एवं ध्येयादावपि ज्ञेयम्‌, मन्त्र इति मन्त्रस्य प्रणवा देर्वाच्यः, 
मन्त्रयिता मन्त्राणां पाठकः, न दीक्षेति कर्तृकमपिक्षित्वात्‌, अत्र च माहेदवर्ये 
प्रभुत्वं हेतुः ॥ २४-२२ ॥ 


इसीलिये शक्ति भोर शक्तिमान्‌ आदि भेद व्यक्त करने बाले व्यबहार भी 
यहाँ अमान्य हैं । यही कह रहे हैं- 

वह परप्रकाश महेश्वर न शक्ति हैं, न शक्तिमान्‌ । शक्ति सदा शक्तिमान्‌ 
का आश्रय ग्रहण कर ही अधिष्ठित होती है। शक्तिमान्‌ भो शक्ति रूप अथं 
को स्वीकार कर ही व्यवहत होता है । इसी तरह ध्याता के अभाव में ध्येय 
नहीं और ध्येय के अभाव में कोई ध्याता केसे संभव है? पूजक के भभाव में 
पूज्य नहीं और पूज्य के अभाव में पूजक भी केसे माना जाय ? मन्त्र, मन्त्रय 
और मन्त्रयिता, दोक्षा, दीक्ष्य और दीक्षक, ये सभी व्यवहार एक दूसरे से 
सम्बन्धित होने के कारण परस्पर सापेक्ष हें। इनसे सिद्ध सारे व्यवहार मेद- 
निष्ठ ही होंगे । पर प्रमाता. परमेश्वर केवल प्रकाश रूब है। उसमें किसी 
प्रकार का भेद स्वीकार्य नहीं है। ये सारे व्यवहार इस महाभाव दशा में 
अमान्य ही हैं ॥ २४-२६ ॥ 


| 4 २७-२९] द्वितीयमाह्किम्‌ ३०३ 
अत एव यत्किचन भेदाधायकं तदत्र नास्ति, इत्यादद 


स्थानासननिरोधाघंसंघानावाहनादिकम्‌ \ 
विसर्जनान्तं नास्त्यत्र कर्तेकर्मक्रियोज्झिते ॥ २७ । 


स्थानं ~ स्थापनमुद्रया भगवतोऽवस्थापनम्‌, आसनं-संनिधान मुद्रया 
पूजां प्रति औन्मुख्यस्‌, निरोधः--तत्रेवाविचलत्वेनावस्थानम्‌, अर्घोऽष्टा ङ्गः, 
संधानं मन्त्रादिविषयम्‌, आवाहनं - अनभिमुखस्याभिमुखीकरणम्‌, 
विसर्जनम्‌ -अभिमुखी भूतस्यानभिमुखीक रणम्‌, एषामावाहूनादिविसर्जना- 
न्तानामसत्त्वे हेतुगर्भ विशेषणं कर्तु इत्यादि', कर्त्रादीनां हि विकल्पेकपरमार्थ- 
त्वात्‌, प्रकाशस्य च परप्रमात्रेकात्मकत्वेनाविकल्प्यत्वाद्‌ न केनचिदपि व्यपदेशेन 
उयपदेष्टुं शक्यते, इति 'नेष शक्ति: इत्याद्युक्तम्‌ ॥ २७॥ 

न चेतयुक्तिमात्रशरणम्‌, अपि त्वागमेनापि सिद्धम्‌, इति श्रीभर्ग शिखां 
संवादयति 

न सन्न चासत्सदसन्न च तन्नोभयोज्झितम्‌ । 

दुविज्ञेया हि सावस्था किमप्येतदनुत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 


अयमित्यवभासो हि यो भावोऽवच्छिदात्मकः । 
स एव घटवल्लोके संस्तथा नेष भैरवः ॥ २९ ॥ 


इसलिये जो क्रिया मेदवाद का आधान करती है, वह इस विज्ञान को 
दृष्टि से निरथंक है, यही कह रहे हैं- 

स्थापन मुद्रा द्वारा प्राणप्रतिष्ठा, संनिधान मुद्रा से आसन देकर पूजा 
के प्रति उन्मुख होना, उसी भावना में अविचल स्थिति से अन्य वृत्ति का निरोध 
करना, अघं, मन्त्र-सन्धान, आवाहन ओर विसर्जन आदि व्यापार यहाँ अमान्य 
हैँ; क्योकि अविकल्प प्रकाश में कर्ता, कर्म और क्रिया रूप विकल्प व्यापारों 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती ॥ २७॥ 

इम मान्यता में युक्ति कारण नहीं, यह आगमसिद्ध है। प्रमाण रूप 
भर्गशिखागम का उद्ध रण दे रहे हैं - 

व्यवहार में सत्‌ “अयम्‌' पदार्थ है, जिसे दूसरी वस्तुओं से अलग सामने 
देखते हैं। ऐसा 'सत्‌' पदार्थ रूप प्रकाश नहीं है; क्योंकि यह्‌ अनादि अनन्त है । 


[3 ०४ श्रीतन्त्रालोकः 


लोके हि सजातीयव्यावृत्ती यः कश्चिदर्थः, “भयमिति' पुरोबतित्वेनाव- 
भासते भावः, स एव 'सत' इत्यभिधीयते, यथा--घट इति, समनन्तरब्या- 
स्यातस्वरूपः प्रकाशः पु्रनन्तभावनिर्भरो न तथा-महासत्तात्मत्वेना- 
नवच्छिम्नत्वात्‌ नेव॑रूपः - सच्छब्दव्यवहार्यो न भवति, इति यावत्‌ ॥२८-२९॥ 
एवं तह्य'सच्छब्दव्यवहार्यो भवेत्‌ ? इत्याशंक्याह 
असत्त्व॑ चाप्रकादास्वं न कुत्राप्युपयोगिता । 
प्रकाश एव सर्वभावानां परा सत्ता इत्यसत्त्व नामाप्रकाशत्वमकि्चिटूपत्व- 
ते शशविषाणादेः, अत एव च तन्न कुत्रापि कस्यांचिदपि अर्थ- 


मुच्यते, यथा 
क्रियायामुपयुक्तमु--न कांचिदप्यर्थक्रियाँ करोति, इति यावत्‌ । 


प्रकाशः पुनर्न तथा इत्याह 
विइवस्य जीवितं सत्यं प्रकाशेकात्मकश्च सः ॥। ३० ॥ 
वरिश्वस्य--चेतनाचेतनात्मनः सर्वस्य, पारमार्थिकं जीवितं-स्फुरः 
ात्मकत्वैन अनुघ्राणकम्‌, तहि तेन विना किञ्चिदपीदं प्रकाशते, इत्युक्तम्‌ 
“'प्रकाशेकात्मकश्चा इति--एवमनेकरूपस्वादसच्छब्दव्यवहार्यो5पि, न भवे- 
दिति भाव: ॥ ३०॥ 
घट और पट की तरह भी नहीं है। यह महासत्तात्मक और अनवच्छिन्न अखण्ड 
तत्त्व है । इसलिए लोकप्रचलित सत्‌, असत्‌, सदसद्विलक्षणवत्‌ भी नहीं है। यह्‌ 
कोई अनिर्वचनीय दुविज्ञेय अनुत्तर तत्त्व है।' यह भैरव तत्त्व केवल चिदेक्य 
प्रतिपत्तिदाढर्य दशा में ही अनुभवनीय है ॥ २८-२९ ॥ 
यदि ऐसी स्थिति है, तो उसे असत्‌ हो कहा जाय ? इस जिज्ञासा का 


समाधान कर रहे हँ 

असत्‌ तत्त्व तो अप्रकाश रूप है। व्यवहार में इसकी उपयोगिता नही । 
प्रकाश समग्र भाव राशि की परा सत्ता है। वह असत्‌ केसे कही जा सकती है। 
शश की सींग की तरह यह नहीं है । वह किसी अर्थ क्रिया में प्रयुक्त नहीं होती, 
न ही कोई अर्थ-क्रिया करतो है। अब सत्य और प्रकाश के ऐकात्म्य का 
प्रतिपादन कर रहे हैं-- 

सत्य जड़, चेतन मय इस विशव का जीवन है, पारमार्थिक स्फुरण 
सत्तात्मक प्राण ही है । उसके विना कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता । इसलिये 
बहु प्रकाशमात्र रूप परतत्त्व है। इस तरह वह विश्‍वात्मक भी हो जाता है। 

अतः सत्‌ किसी अर्थं में असत्‌ नहीं कहा जा सकता ॥ ३० ॥ 


नजि ३१] ढ्वितीयमाल्विकम्‌ ३०५ 


भत एव सदतदात्मापि न, इत्याह 
आभ्यामेव तु हेतुभ्यां न द्द्यात्मा न हृयोज्झितः । 
सर्वात्मना हि भात्येष केन रूपेण मन्त््यताम्‌ ॥३१॥ 
आभ्यां = समनन्तरोक्ताभ्यामनवच्छिन्नत्वप्रकाशमानत्वलक्षणा भ्याम्‌, ननु 
यद्येबं तहि सदसदात्मकरूपद्गयोत्तीर्णः स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह “न द्वयेत्यादि' 
भावाभावावभासकालेऽपि स एव हि परमवभासते, इति कथं सदसदुभ्यामप्यु- 
ज्झितः स्यात्‌ ? अत आह सर्वात्मना हि भात्येष' इति--एवमेतत्परभ्रमात्रे- 
काल्म भवत्येव अन्यथा ह्यनबच्छिन्नरूपत्वात्कदाचिर्दाप विकल्पतां न यायाद्‌ 
इति तात्पर्यार्थः, यदुक्तम्‌ 
'सतोऽवश्यं परमसत्सच्च तस्मात्परं विभो । 
त्वं चासतः सतश्चान्यस्तेनासि सदसन्मयः॥' इति । 


तथा 
“न शान्तमुदितं बापि तव रूपं न मध्यमम्‌ । 
रूपं रूपं तव हरे यन्न केनचिदुच्यते ।' 
इति, अतश्च केन तावस्कल्पितेन खूपेण एतदुच्यत इति न जानोमः, इयं हि 
दशा विकल्पोपहुतबुद्धीनां मायाप्रमातृणां दुविज्ञेया-यथोक्तयुकत्या ज्ञातुम- 
शकयेवेत्यरथंः, । 
वहू सदसद्‌ रूप भी नहीं है-- 
अनवच्छिन्नस्व और प्रकाशमानत्व इन लक्षणों के कारण बह्‌ सदसत्‌ 
भी नहीं है । इन सदसत्‌ रूपों से उज्झित भी नहीं है; क्योंकि भाव और अभाव 
दोनों अवस्थाओं में वही अवभासित होता है । निष्कर्षतः वह सर्वात्मना भासित 
होने वाला परम तत्त्व है । उसे किस रूप से विमर्श का विषय बनाया जाय ? 
क्योंकि वह सर्वतोभावेन विमृश्य है । कहा गया है-- 
“हे विभु ! तुम सत्‌ से पर तत्त्व हो। इस रूप में असत्‌ भो हो और 
असत्‌ तथा सत्‌ दोनों से अन्य भो हो । इसलिए तुम सदसन्मय भो हो” । 


तथा “तुम्हारा न शान्त और न उदित कोई रूप नहीं । तुम मध्य भी 
नहीं हो | हे हार! रूप रूप में तुम्हीं रूपायित हो ! वस्तुतः तुम अनिवंचनीय 
तत्त्व रूप हो ।।” 

श्रोत०--२ ० 


३०६ श्रोतन्त्रालोक: 


साक्षात्कृतपरमारमतत्वानामविकल्पवृत्तीनां पुनरेतत्स्वानुभूतिमात्र- 
रूपपरानन्दचमत्का रघनस्वेन सर्वातिशायि भासते एव, इत्युक्त 'किमप्येतदनु- 
त्तरमु' इति ॥ ३१ ॥ 


न केवलमेतदत्रेवोक्त यावदन्यत्रापि, इत्याह त 
श्रीमत्त्रिशिरसि प्रोक्तं परत्ञानस्वरूपकम्‌ । 
शक्त्या गर्भान्तर्वतिन्या शक्तिगर्भ परं पदम्‌ ।! ३२ ॥ 


“वरं ज्ञानं कथं देव' इति दैवीप्रश्ननिर्णयार्थ ह्येतदत्र परज्ञानरूपं 
अगवतोक्तमित्याणयः, तदेव पठति 'शक्त्या' इत्यादि, यदेतत्परं पदं तच्छक्तिः 
गर्भम्‌, शक्तिरेव स्वातन्त्रयविमर्शादिपदाभिधेया गर्भ:, सारं यस्य तत्‌, सा च न 
तदतिरेकिणी, इत्याह “शक्या गर्भान्तर्वतिन्या' इति, यतस्तयेव स्वातन्त्र्वाख्यया 
छक्त्या गर्भोऽन्तरं प्रमात्रेकात्म्यं तस्यान्तः परा काष्ठा तेन वर्तते तच्छीला-- 
तया स्वस्वमावरूपयोपलक्षितमित्यर्थः, अन्यथा ह्यस्य परत्वमेव न स्यात्‌ 
यदुक्तम्‌ 

'स्वभावमवभासस्य विमशं विदुरन्यथा । 
प्रकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ॥' 


माया प्रमाताओं के लिये यह निर्विकल्प स्थिति अनिवार्यतः दुविज्ञेय 
है। अविकल्प वृत्ति-विभूषित भाग्यशाली साधकों को तुम सर्वातिशायी 
परानन्द चमत्कारायतन रूप से अनुभूति दशा में भासित हो जाते हो! 
इसीलिये तुम भनुत्तर हो ॥ ३१ ॥ 

आगमप्रामाण्यों को उपस्थित कर रहे हैं- 

देवी के प्रश्‍न 'हे देव ! परम ज्ञान क्या है' के उत्तर में श्रीमत्त्रिशिरस्‌ 
शास्त्र में परम ज्ञान के स्वरूप का कथन भगवान्‌ शङ्कुर ने इस प्रकार 
किया है-- 

'यह परम पद शक्तिगर्भ है । स्वातन्त्र्य और विमर्श रूपा शक्ति ही गर्भ 
है। गर्भ का अर्थ यहाँ सार रहस्य है। इसी तथ्य को स्वयं ग्रन्थकार ने तन्त्र 
सार नामक अपने ग्रन्थ में परतादगर्भ भामशं लिखा है" । प्रमावेकात्म्य की 
अन्तर्वत्नी पराकाष्ठामयी शक्ति के स्वात्म स्वभाव से उपलक्षित यह परमपद 
दै । कहा गया है कि 


१: तस्त्रसारे-नी र-क्षी र-विवेक भाष्ये, पृष्ठ ५७, भा० ३ | 


ई ३२-३३ ] द्वितीयमाह्विकम्‌ ३०७ 


इति, अत एव शक्तौ स्वातन्त्र्यात्मनि स्वभाव एव तिष्ठति-सदेव ताद्रूप्येण 
वर्तत इत्यर्थः, अत एव शक्तिगभ॑-स्वातन्त्यशक्तिमन्तरेण नास्यान्याः शक्तयो 
विद्यन्त इत्यर्थः, सेव हि तत्तदेषणोयाद्यर्थोपाधिवशान्नानात्वेन व्यर्वाह्मियत इति 
भावः, यदुक्तम्‌ 
“तेन स्वातन्त्रयशक्त्येव युक्त इत्याञजसो विधिः । 
बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यंवावियुक्तता ॥।' 
इति, तेन “स्वतन्त्रो ब्रोधः परमार्थः? इत्याद्युक्तनोत्यानवच्छित्नस्वरूपः स्वातन्त्र्य 
शाल्यविकल्पकः प्रकाश एव परं तत्त्वम्‌, इति तात्पर्यम्‌ ॥ ३२॥ 
अत एव च निय्रतव्यत्रच्छेदासहिऽणुव्वादेतद्विकल्प्यतां नेति, इत्याह 
न भावो नाप्यभावो न द्यं वाचामगोचरात्‌ । 
अकथ्यपदवीरूढं शक्तिस्थं शत्त्र्वाजतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


'अवभास के 'स्व' भाव को हो विमर्श कहते हें । अन्यथा अर्थोपरक्त 
प्रकाश भी स्फटिक आदि में स्थित प्रकाश की तरह जड़ हो जायेगा” * । इसके 
अनुसार शक्ति में स्वातन्त्र्य और विमर्शात्मक 'स्व' भाव शाइवतिक है । इसके 
विना इसकी अन्य शक्तियाँ भो उल्लसित नहीं हो सकतों ।'” 

तथा “उस परमेश्वर का अहं प्रत्यवमर्श रूप एक हो 'स्व' भाव है । अहं 
प्रत्यवमर्श ही स्वातन्त्र्य शक्ति है । उसी से वह युक्त है, यही तात्त्विक स्थिति 
है। एषणीय आदि अनेक शक्ति-रूपता में भी वही प्रत्यवमर्शात्मक एक 
शिव स्थित है ।'” 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनवच्छिन्न स्वरूप स्वतन्त्र अविकल्पक 
प्रकाश ही परम तत्त्व है । शक्तिगभं परं पद का वही तात्त्विक अर्थ है ॥ ३२ ॥ 

भाव अभाव आदि दृन्द्र, किसी प्रकार का व्यवच्छेद या वेकल्पिकता 
इस विज्ञान को परिधि में नहीं आते । इस श्लोक में इसी तथ्य को व्यक्त कर 
रहे हैं-- 


१. ईश्वरप्रत्यभिज्ञायाम्‌, अ० १, आ० ५।११। 


३०८ श्रीतन्त्रालोकः 


अगोचरादिति भावप्रधानो निर्देशः, तेन वाचामगोचरत्वादकथ्यपदवी- 
रूढमित्यर्थः । एतच्च सर्वमसकृत्वेनेव व्याख्यातम्‌, इति न पुनरा- 
यस्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ये चातोऽवहितास्त एव परं कृतकृत्याः, इत्याह 

इति ये रूढसंवि त्तिपरमार्थपवित्रिताः 

अनुत्तरपथे रूढास्तेऽभ्युपायातियन्त्रिताः ॥ ३४ ॥ 


इति --उक्तेन गुछ्पदेशादना, रूढा -- तदैकात्म्यलाभादापादितप्ररोहा, 
या संवित्तिः, तस्य। यः परमार्थः-र्वसर्वात्मत्वेन स्फुरणम्‌, तेन पवित्रिताः- 
भेदविकारकालुष्यापनथनेन परमाद्वयपात्रतामापादिताः, अत एव ते व्यतिरिक्तेन 
बाह्य नाभ्यन्तरेण वाभ्यूपायेन अनियन्त्रिताःतन्निरपेक्षाः सन्तः, अनुत्तरपथे- 
ूर्णानन्दचमस्कारघनतया सवांतिशायिनि चिद्विकासात्मवृत्ति भागे विश्रान्ताः 
स्वरसावस्थानेनेव छब्धतत्सामरस्था इत्यर्थः, तदुक्तम्‌, 
'यथा स्थितस्तथवास्स्व मा गा वाह्यमथान्तरम्‌ । 
केबलं चिट्विकासेन विकारनिकराङ्जहि॥' इति । 
तथा 'आनन्दश क्तिविक्षान्तो योगी समरसो भवेत्‌ ।' इति। 


प्रातिस्विक नियत व्यवच्छेद वस्तु-जगत्‌ में होते हें । वस्तु जगत्‌ हो 
भाव है। प्रकाश इसे सहन भी नहीं करता । इसी तरह प्रकाश अभाव पदार्थ 
भो नहीं है । भावाभाव भी नहीं है । वाणी के द्वारा अगोचर होने के कारण इसे 
अनिर्वचनीय कहते हैं । यह शक्तिस्थ भो है और शक्ति से रहित भी ही ॥ ३३ ॥ 


जो साधक इसमें दत्तावधान है, वही कृतकृत्य हो जाता है-- 


इस प्रकार जो परमेश्वर की ऐकात्म्य अनुभूति के परमार्थ से पवित्रीकृत 
साधक हैं और अनुत्तर पथ में आरूढ हो चुके, हैं, वे बाह्य या आभ्यन्तर 
सभो उपायों से अनियन्त्रित अर्थात्‌ निरपेक्ष रहते हुए परमानन्दघन के 
संविदद्वेत आनन्द समुद्र मे निएन हो जाते हैं। कहा गया है-- 

“जैसे हो उसी सत्तात्मक आनन्द स्तर पर बने रहो। कहीं बाहर 
आर भीतर जाने की कोई आवश्यकता नहीं । केबल चित्‌ शक्ति के विकास 
द्वारा विकारों के विकार ( समूह ) का निराकरण करो ।” 

तथा “आनन्द शक्ति में विश्राम करने वाला योगी समरस हो 
जाता है ।” 


नचे ३५-३६ ] द्वितीयमाह्िकम्‌ ३०९ 


तथा 'उपायो नापरः कश्रित्स्वसत्तावगमादुते । 
तामेवानुसरश्योगी स्वस्थो यः स सुखी भवेत्‌ ॥' इति ॥ ३४॥ 
ततइच किम्‌ ? इत्याह 
तेषामिदं समाभाति स्वतो भावमण्डलम्‌ । 
पुरःस्थमेत्र संवित्तिभैरवाग्निवि लावितम्‌ ।५ ३५ ॥ 
तेषाम-अनुपायसमावेशशालिताम्‌, देद्वाद्यपेक्षपा पुरोऽवभासमानमपि 
इदं गवे भावमाडलं 
'मत्त एवोवितमिदं मय्येव प्रतिन्रिम्बितम । 
सदभिन्नमिदं चः ९१-००-०० ५१० ०१०००००७ t 
इत्यादिनीत्या पूर्णसंविन्मयनयेवावभासत इत्यर्थः, यदुक्तम्‌ 
“यथा रुमायां पतिताः काष्ठपर्णोपलादयः । 
लडणत्वाय कल्पन्ते तथा भावाश्चिदात्मनि ॥? इति ॥ ३५॥ 


1 


अत एवाह 
एतेषां सुखदुःखांशशंका तंकविकल्पना: । 
निविकल्पपरावेत्रमात्रशेषत्वमागताः ॥ ३६॥ 


तथा ''अपने अहमात्मक स्वात्मसत्ता के संज्ञान के अतिरिक्त कोई उपाय 
नहीं है। उसी का सतत स्मरण करता हुआ योगी स्व में स्थित और सुखी हो 
जाता है” ॥ ३४ ॥ 

उसके बाद क्या होता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं- 


ऐसे अनुपाय-समावेश विश्रान्त योगी को यह प्रतीत होने लगता है कि 
यह सारा समक्ष समुल्लसित भावमण्डल सम्पूर्णतया संवित्तिरूपी भैरवी भाव के 
प्रकाश में समाहित हो रहा है । उसे लगता है कि, 

“यह निखिल स्फुरण मुझसे हो उदित है। यह मुझ में हो प्रतिबिम्बित 
है। यह सब कुछ मुझसे भिन्न नहीं, अपितु आत्ममय हो है ।” इत्यादि अनुभूति 
के अनुसार पूर्ण संविद्‌ सद्भाव से भावित होकर हो यह सारा उल्लास अवभा- 
सित है । कहा गया है कि, 

“नमक निर्माण करने वाली भट्ठी में लकड़ी या पत्ता या उपल 
आदि कुछ भी पड़ जाने पर जेसे वह पदार्थ नमक हो हो जाता है, उसी प्रकार 
चिदात्म भैरव भाव में कोई भाव पड़ जाय तो वह वैसा ही हो जाता है” ॥३५॥ 


३१० श्रोतन्त्रालोकः 


एषां न मन्त्रो न ध्यानं न पुजा नापि कल्पना । 

न समय्यादिक्ाचायंपर्यन्तः कोऽपि विक्रमः ॥ ३७ ॥ 

न केवलमेषामविकल्पकावेशमयत्वापत्तेः लौकिक्य एव कल्पना न 
किङ्चित्‌, यावदलौरकिक्योऽपि, इत्याह 'एषामिस्यादि' कल्पना-स्थाना- 
दिका ॥ ३६-२३७ ॥ 

ननु यद्येवं तह्य'स्य शेषवृत्तिः कथं स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 

समस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोटनाटंकर्धामणः \ 

नानुग्रहात्परं किश्चिच्छेषवृत्तौ प्रयोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

समस्ताः-निखिलाः शास्त्रोक्ता यन्त्रणा-इदं कार्यस्‌ इदं न' इत्यादयो 
नियमाः, ता एव तन्यमानल्वात्तन्त्रं पटाद्यारम्भकं तन्तुजालमु, तस्य 
ोटनायां विच्छेदे, टंकर्धमिण: एस्त्रकल्पस्येत्यर्थः, यथा हि टंकस्तन्त्र 
छिनत्ति, तथायमपि अनुपायसमाविष्टः शास्त्रीय यन्त्रणाः-नहि आरूढः 
स्यास्य ततः कदिचत्संकोच इति भावः । 


इसीलिये कहते हैं-- 

ऐसे शाम्भव समावेश समरस योगियों के लिये, समग्र सुख, दुःख 
छप लौकिक अलौकिक परिमित शङ्काओं के काळुष्य से कर्लाङ्कत विकल्पों की 
कल्पना भी निविकल्प समावेश सिन्धु में समाहित हो जाती है। इनके लिए 
मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, पूजा की कल्पना, अथवा समय-साधना सहित 


आचायों द्वारा निर्धारित आचार आदि नियमों के पालन का कोई विभ्रम शेष 
नहीं रह जाता है ॥ ३६-३७ ॥ 

यदि ऐसी स्थिति है, तो शेष वृत्ति केसे होगी ? इस शङ्का का उत्तर 
दे रहे हैं-- 

शास्त्रों में उल्लिखित 'यह करो, यह मत करा' रूप यन्त्रणा के समान 
नियमों का एक तन्यमान विधि निषेध स्वरूप आनुशासनिक तन्त्र है। अनुपाय 
विज्ञान के अनुसार इसके त्रोटन के लिये टंक ( छेनी या केंचो ) की आवदय- 
कता है। अनुग्रह से बढ़कर यह काम कोई नहीं कर सकता । उसके अतिरिक्त 
शेष वृत्ति में दूसरा प्रयोजन नहीं । वास्तव में शास्त्र, भारुरुक्षु मुमुक्षु साधकों के 
हो नियामक हैं। 


न ३८-३९ ] द्वितोयमाह्विकम्‌ ३११ 


शास्त्रै हि आरुरुक्षनुपदेश्यान्प्रत्येवः नियामकम्‌, इति समनन्तरमेवोक्तम्‌, 
अत एव चास्य स्वात्मनि कृतकृत्यत्वात्वरानुग्रहार्थमेन वर्तनम्‌ इत्याह 
“नानुग्रहादिति’ किश्चिदितिञसमयपरिपालनादि ॥ ३८॥ 
तदाह 
स्वं कर्तव्यं किमपि कलयंल्लोक एष प्रयत्नान्नो 
पाराथ्यं प्रति घटयते कांचन स्वप्रवृत्तिम्‌। 
यस्तु ध्वस्ताखिलभवमलो भेरवोभावपुणंः 
कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियल्लोककतंव्यमात्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एष लोकः संकुचितः प्रमातुवर्गः तावत्‌ 
Gree “““““*“अभिलाषो मलोऽत्र तु 7 
इत्यादिनीत्या लोकिकाणबमलयोगादात्मन्यपूणंमन्यतया 'किमपि' इति सामान्येन 
निर्देशात्सर्वमात्मीयं कर्तव्यम्‌ , यत्ततः--आकांक्षणीयत्वेन, कलयन्‌ 
'तदसिद्धं यदसिद्धेन साध्यते ।' 
इत्यादिनीत्या यस्य स्वार्थं एव न सिद्धः, स कथं परार्थं प्रत्यपि कांचन 
स्वल्पामपि स्वभ्रवृत्ति घटयते घटितापि वा तत्मवृत्तिर्न किक्चित्कुर्याद इति 
भावः, यः पुनरनुपायसमाविष्टत्वादेव खिलीकृतनिखिलबन्धा, अत एव 
भेरवीभावेन भगवदद्वयज्ञानापत्त्या स्वात्मनि कृतकृत्यत्वेन-आकांक्षणी- 


जो इस पथ पर आख्ढ्‌ है, वह विधि«निषेध से परे है। आरुरुक्षु 
के ऊपर अनुग्रह हो जाने पर उसे समय-धर्म पालन रूप शेष वृत्ति के निर्वाह 
की कोई आवश्यकता नहीं होती ॥ ३८॥ 

वही कह रहे हैं-- 

“यह लोक अर्थात्‌ संकुचित प्रमाता वर्ग लौकिक आणवमल के प्रभाव से 
अपना कर्त्तव्य समझकर अभिलाषापूर्वक कुछ भी करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 
अभिलाषा भी मल ही है।' मल असिद्ध होता है । इसके प्रभाव से बह्‌ जो कुछ 
भी करता है, वह भी असिद्ध ही होता है। लौकिक प्राणो इसी में रचा पत्ता 
है । वहु पारलोकिक परमार्थ के प्रति अपनी प्रवृत्ति को नहीं मोड पाता। 
जो साधक अनुपाय विज्ञान के प्रभाव से समस्त सांसारिक बन्धनों को ध्वस्त कर 
चुका है, भेरवी भाव के अद्वय सामरस्य पीयूष से तृप्त हो चुका है ओर सर्वात्मना 


३१२ श्रीतन्त्रालोकः 


यस्येवाभावात्‌ पूर्णः-अनन्योन्मखतया स्वात्मन्येव विश्रान्तः, तस्येयता 
निखिलस्य लोकस्य ग्रन्थकर्तब्यमवइ्यं कार्य स्वात्मप्रत्यामिज्ञापनं, तन्मात्रमे- 
वेदं रफुटम्‌-अपरिम्लानं कत्यं~लोकानुग्रह एवास्य कर्तव्य इत्यर्थः, नहि 
अस्यात्मनि प्राप्तप्राप्व्यस्वात्किचिस्क रणीयमस्तीति भावः, ग्रदगीतं भगवता 


'यस्त्ात्शरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव ६ संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥! 


नि मै यार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमदाप्तव्य वत एव च कर्मणि! 
इति च ॥३॥। 
द्विविधाइच परानुग्रहाः-निमंलसंविदोऽनिर्मलसंविदश्च, तत्र निर्मलसंविदः 
प्रति तावन्निरुपक रणमेवास्यानुग्रहकारित्वम्‌, इत्याह 
तं ये पइ्यन्ति ताद्रप्यक्रमेणामलसंविदः । 
तेऽपि तद्रपिणस्तावत्येवास्यानुग्रहात्मता ॥ ४० ॥ 


कृतकृत्य हो चुका है, उसका कोई स्वात्मोत्कर्ष रूप कत्त॑व्य शेष नहीं रहता । 
उसका सबसे पुनीत कर्त्तव्य है कि वह लोकसंग्रह के लिए ही कार्य करे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 

“जो साधक आत्मरत और आत्मतृप्त हो चुका है तथा स्वात्मभाव में 
ही सन्तुष्ट है, उसका कोई कायं अवशिष्ट नहीं है ।” तथा यह भी कहा है कि 
“हे पार्थं ! तीनों लोकों में मेरे लिये कुछ करणीय शेष नहीं है । मुझे कुछ भी 
प्राप्त्य नहीं है । मुझे सब कुछ अवाप्त है । इतना होने पर भी मैं कर्म में वर्तन 
कर रहा हुँ" ॥ ३९ ॥ 

परानुग्रह दो प्रकार का होता है। १--निमंल संविटूप और २-- 
अनिमंल संविद्रूप । इसमें प्रथम अनुग्रह की बात कह रहे हैं-- 
अभ्यास आदि के कारण जिनकी संविद्‌ निर्मल हो गई है या तीव्र तीव्र 


शक्तिपात के जो अधिकारी हैं, यह सोचकर कि यह साधक निरुपाय समावेश! 
पा सकता है, उसे अनुग्रह पूवंक देखते हैं-- 


a 


क ४०-४१ ] द्वितीयमाह्निकम्‌ ३१३ 


ये पुर्वाभ्यासादिना निर्मलसंविदः, तीव्रतीव्रशक्तिपातभाजो वा, तंसमन- 

न्तरोक्तस्वरूपं, ताद्रूप्यक्रमेण पश्यन्ति 'निरुपायसमावेशभागयम्‌' इति ज्ञानपूर्वं 
साक्षात्कुवंन्ति, अतस्ते परदर्शनमात्रेणैव तत्संवित्संक्रमात्‌ 

५४% दीपाहोपमिवोदितम ।' 
इति वक्ष्यमाणनीत्या निरुपावसमावेशभाक्त्वेन तत्सदक्षा एव भवन्ति इति 
शेषः, एवंरूपं सिद्धादिदर्शनं च निझुपायसमावेशे निमित्तम्‌, इति प्रागेव 
मंवादितम्‌ 

'सिद्धानां यो गिनीनां च दर्शनम्‌ 000001 | 
इत्यादि, अत एव तावतो दर्शनमात्रछ्पैत्रा्य अनुग्रहात्मता, न तु वक्ष्यमाणो- 
पायादिसव्यपेक्षा, इत्यर्थः || ४० ।। 


वि 


ननु सर्वत्र दीक्षायाः 
2,99०, ०० ००००० “मुक्तिश्च शिवदोक्षया \ 
इत्याद्युक्त्या मुक्तावुपायत्वमुक्तम्‌, इति कथमत्र दीक्षां विनापि दर्शनमात्रादेव 
तदवाप्तिरक्ता ? इत्याझंक्याह 


एतत्तत्त्वपरिज्ञानं मुख्यं यागादि कथ्यते । 
दीक्षान्त विभुना श्रीमस्सिद्धयोगीइवरीमते ॥ ४१ ॥ 


“"” ~ ~ दीप से दीप प्रज्ज्वलित होते हैं ।” इस नीति के अनुसार 
अनुगृहीत शिष्य निरुपाय समावेश पा लेते हैं ओर तद्रूप ही हो जाते हें । इस 
तरह सिद्धों के दर्शन भी इसमें निमित्त बन जाते हैं। पहले ही कहा है-- 

“सिद्धों ओर योगिनी वर्ग के दर्शन "” “““ ( कारण हैं )।” इस 
स्थिति में निरुपाय समावेश के लिए अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं रहती ॥ ४०॥ 

शास्त्रवचन है कि “शिव दीक्षा से ही मुक्ति मिलती है ।” किन्तु यहाँ 
दीक्षा के विना ही मुक्ति की बात कहो गई है । ऐसा क्यों? इसका उत्तर दे 
रहे हैं-- 

इस निरुपाय विज्ञान को अच्छो तरह जान लेना ही सबसे बडी 
“दीक्षा है । यही मुख्य रूपसे याग है और होम आदि का विधान है । 


३१४ श्रीतन्त्रालोकः 


एतस्थ समनन्तरोक्तस्य निरुपायात्मतस्तत्त्वस्य परिज्ञानमेव मुख्यया 
वृत्या 'यागहोमादि' श्रीसिद्धयोगोश्वरीमतादौ-सर्वत्रेवागमे “विभुना” 
वि इति संबन्धः, अत एव च बाह्य यागादि गोणम्‌-इत्यर्थंसिद्वय, 
अन्यथा ह्यस्य मुख्यत्वमेव न स्यात्‌, यदभिप्रायेणेव चर्याक्रमेऽप्येतन्निषिद्धम्‌; 
यदुक्तम्‌ 
'नास्य मण्डलकुण्डादि किचिदप्पुपयुज्यते । 
न च न्यासादिकं पूर्व स्नानादि च यथेच्छया ॥* 


इति ॥ ४१॥ 

तदेव पठति 

स्थण्डिलादुत्तरं तुरं तुरादुत्तरतः पटः । 

पटाद्धचानं ततो ध्येयं ततः स्याद्धारणोत्तरा ।। ४२ ॥ 

ततोऽपि योगजं रूपं ततोऽपि ज्ञानमुत्तरम्‌ । 

ज्ञानेन हि महासिद्धो भवेद्योगोइबरस्त्विति ॥ ४३ ॥ 

स्थण्डिलं-यागा्थं गृहीतो भूप्रदेशः, तूरं-पात्रादावुस्कोणं आकारविशेषः, 
ज्ञानस्य सर्वोत्कृष्टत्वे हेतुमाह “ज्ञानेन' इति, ज्ञानेन हि योगिनामपीछवरः 
स्यादित्यर्थः, अत एव तदुपोद्ठळनाथं महुच्छन्देश्वरशब्दयोरपि प्रयोगः 
॥ ४२-४३ ॥ 


श्री सिद्धयोगीष्वरी शास्त्र में परमेषवर द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से कही 
गई है । वहाँ कहा गया है कि, 

“इसके लिए मण्डल, कुण्ड आदि न्यास विधान, और अभिषेक भादि 
सभो निषिद्ध है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह करे या न करे ॥४१॥ 

उसी तथ्य का प्रतिपादन कर रहे हैं -- 

स्थण्डिल से तूर, तूर से पट, पट से ध्यान, ध्यान से ध्येय, इससे भी 
धारणा, धारणा से योगाख्ढता, इससे भी ज्ञान उत्तम है। ज्ञान ही ऐसी वस्तु 
है, जिससे साधक योगीइवर हो जाता है। स्थण्डिल याग भूमि को कहते हैं । 
'तुर' एक विशेष आकार होता है, जो पात्र आदि पर उत्कीर्ण किया जाता 
है ॥ ४२-४३ ॥ 


बै ४४-४६ ] द्वितोयमाह्निकम्‌ ३१५ 


अनिमंलसंविद: प्रति पुनरस्य सोपकरणमेव अनुग्रहकारित्वम्‌, इत्याह 

सोऽपि स्वातन्त्रयधाम्ना चेदप्यनिसंलसंविदाम्‌ । 

अनुग्रहं चिकीर्षस्त-द्भाविनं विधिमाश्न येत्‌ ॥ ४४ ॥ 

स्वातन्त्र्यधाम्ना, न पुनः शास्त्रीययन्त्रणया-- तत्त्रोटनायाः समनन्त- 
रमेवोक्तत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 

भावी च विधि: कोदुक्‌ ? इत्याह 

अनुग्राह्मानुसारेण विचित्रः स च कथ्यते । 

परापराद्य पायोघसंकोर्णत्वविभेदतः ॥ ४५ ॥ 

“परापर' इत्येकशेषः, तेन-परः शाम्भवः, अपरः आणवः, परापरः 
शाक्तः, संकीर्णत्वमुपायान्तरसाहित्यात्‌ ॥ ४५॥ 


न केवलमस्य परानुग्रहार्थं भाविविध्याश्रयणमुपयुक्तस्‌, यावत्तदमिधायकं 
शास्त्राद्यपि, इत्याह 


तदर्थमेव चास्यापि परमेइवररूपिणः । 
तदभ्युपायशास्त्रादिश्र वणाध्ययनादरः ॥ ४६॥ 


अनिमंल संविद्‌ वाले शिष्य को अनुगृहीत करने की भावो विधि का 
निर्देश कर रहे हैं-- 

यदि अनिमंल संविद्‌ शिष्य पर अनुग्रह करना है, तो उसमें शास्त्रीय 
नियम पालन भादिक उपयोगी योजना गुरु स्वयं शुरू करे । अनुग्रह की इच्छा 
रखने वाला गुरु ऐसी विधि का उपयोग करे, जिसे वह उचित समझे ॥ ४४ ॥ 

अनुग्रह की विधि का निर्देश कर रहे हैं-- 

अनुग्राह्य शिष्य के स्तर के अनुसार यह विधि विचित्र अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार की हो सकती है । पर अर्थात्‌ शाम्भव, परापर [ शाक्त] अथवा आणक 
आदि अन्य संकीर्ण उपाय भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं ॥ ४५ ॥ 

न केवल इन विधियों का आश्रय ही उपयोगी है; अपित्‌ विधिविधायक 
शास्त्र भी प्रयोज्य हैं। यही कह रहे हैं-- 

अनुग्राह्य और अनुग्राहक दोनों के लिये शास्त्र श्रवण-मनन में आदर 
आवश्यक है । कहा गया है कि, 


न केवलमारुरुक्षूणामेव शास्त्रमुपादेयं यावदस्यापि, इति अपिशब्दार्थः, 
यदुक्तम्‌ 
'शंकाश्न्योऽपि तत्त्वज्ञो मुमुक्षुप्रक्रियां प्रति । 
न स्पजेच्छास्त्रमर्यादामित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥।' 
इति॥ ४६ ॥ 
नन्वेवमुपायमुखप्रेक्षित्वादस्य स्वालन्त्यहानिः स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 
नहि तस्य स्वतन्त्रस्य कापि कुत्रापि खण्डना । 
नात्तिमेलचितः पएंसोऽनुख्रहस्त्वनुपावक्रः ॥ ४७॥ 
नहि अस्य आरुरक्षुवदात्मन्युपायापेक्षा पेन स्वातन्त््यखण्डना स्थात्‌, 
कि तु स्वात्मनि कृतकृत्यत्तात्पराथंमस्य तत्स्वीकारः, यतः परेषामनिर्मलचित्त्वा- 
दुपायमन्तरेण न अनुग्रहः सेत्स्यति, इति-भाविविध्याश्रयणाद्यप्युक्तम्‌, यदगीतं 
“सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्विढांस्तथासक्तश्चिकोर्षुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥ 
इति ॥ ४७ || 
न चेतत्स्वोपज्ञमेवास्माभिरक्तम्‌; अपि तु भगवता, पूर्वाचार्येश्च सवंत्रे- 
वोक्तम्‌, इति-निखिलस्य आह्विकार्थस्याविगोततां दशंयितुमाह 


“'शंकाओं से रहित तत्त्वज्ञ पुरुष भी मुमुक्षु प्रक्रिया में आदरवान्‌ 
बने । कभी भी शास्त्र की मर्यादा का उल्लङ्घन न करे। यह परमेश्वर का 
आदेश है ।” ॥ ४६॥ 

इस प्रकार शास्त्र का मुखापेक्षी होने पर स्वातन्त्र्य को हानि को 
सम्भावना भी नहीं होगी । यहीं कह रहे हैं-- 

आरुरुक्षु की तरह शंकाशून्य गुरु को उपाय की अपेक्षा नहीं होती, 
जिससे उसके स्वातन्त्र्य की उपेक्षा हो सके । वह तो स्वात्मरत है । दूसरे के 
लिये वह ऐसा करता है; क्योंकि अनिर्मल संविद्‌ शिष्य के लिये गुरुकृपा के 
अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं होता । वस्तुतः अनुग्रह तो अनुपायक ही होता 
है। गीता में कहा है- 

“कमे में आसक्त अज्ञ लोग जेसा आचरण करते हैं, वेसा ही आचरण 
लोककल्याण की आकांक्षा से विद्वान्‌ ( गुरु आचार्य भादि ) भी करे।” ॥४७॥ 

यह केवल मेरी युक्ति नहीं; अपितु स्वयं भगवान्‌ ने तथा पूर्वाचायों ने 
भो सर्वत्र कहा है-- 


२१६ श्रीतन्त्रालोकः 


|] ४८] द्वितीयमाल्विकम्‌ ३१७- 


श्रीमदमिमहाशास्त्रे सिद्धसंतानरूपके । 
इदमुक्तं तथा श्रीमत्सोमानन्दादिदैशिक्कैः ।। ४८ ॥ 
ऊमिमहाशास्त्र इति--श्रीमदुमिकौलसिद्धसंतानखूपके, इत्यनेन पादो- 
वल्यां पारम्पर्येऽप्यम्लानत्वं दशितम्‌, तत्र हि 
'शुन्यं न कंचित्तच्छ्न्यं त्वशून्यं शन्यता नहि। 
यदकिचित्कथं तद्धि न किंचिच्छेत्तमहंति । 
इति भगवत्या पृष्टो भगवान्‌ 


आत्मा शून्य इह ज्ञेयः शिवधर्माविनाकृतः । 
शिव। शून्योऽधिगन्तव्यो विमलोऽमूर्तबिग्रहः ॥ 


इत्थादयुपक्रम्य 
“नास्त्यस्ति नास्ति नास्तीति कोटयो न स्पृशन्ति हि । 
वाचामगोचरं यस्मात्तत्तत्त्रमिह कथ्यते ॥ 


यदभावि न तडद्भावि यद्भावि न तदन्यथा। 
एवं विचिन्त्य मतिमान्विकल्पं न समाश्चयेत्‌ ॥ 
तच्च संगतं सुक्ष्ममुपाधिपरिवजितम्‌ ।' 


श्रीमदूमिकोलसिद्धसंतान रूपी श्रोमदूमिमहाशास्त्र में यह कहा गया 
है कि, 

“शून्य भी कोई शून्य नहीं होता । वह भशून्य भी होता है, शून्यता 
मात्र नहीं होता । जो कुछ है ही नहीं, वह कैसे हो सकता है ? वह तो किसी का 
भवच्छेदक नहीं बन सकता ।” इस भगवती के प्रश्‍न पर परमेश्वर ने शून्य को 
अच्छी तरह परिभाषित किया है-- 

“आत्मा शून्य है; क्योंकि शिव शासन की मान्यताओं के अनुकूल है । 
अत: शिव को भी शून्य मानना चाहिये; क्योंकि वह मल रहित अमूर्त विग्रह 
है ।” यहाँ से प्रारम्भ कर “वह नास्ति भो है। “नहीं है” यह भी नहीं है । 
विचारों की ये कोटियां भी उसको नहीं छू पातीं । वहु वाणी से भी अगोचर :$ 
इसलिये वह वही है--यही कहा जा सकता है। जो नहीं है, वह नहं हो 
सकता । 


३१८ श्रोतन्त्रालोकः 


इत्यादिपर्यन्तं बहुक्तवान्‌ । श्रीमस्सोमानन्दादिदेशिकेः उक्तमिति -- 
श्रोशिवदृष्ट्यादो, यदुक्तं तत्र 


अआवनाकरणाम्यां कि शिवस्य सततोदितेः। 


इति । 
'सकृज्ज्ञाते सुवर्णे कि भावना करणं ब्रजेत्‌ । 
एकवारं प्रमाणेन शास्त्राद्वा गुरुवाक्यतः ॥ 
ज्ञाते शिवत्वे सर्वस्थे प्रतिपत्त्या दढात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा ॥? 


[5 च ॥४८॥ 

तदेव सर्वत्रावधातब्यमित्याह 

ग॒ रोर्वाक्यादयुक्तिप्रचयरचनोन्माजेनबशात्‌ 
समाइवासाच्छास्त्रं प्रति समुदिताद्वापि कथितात्‌ । 


जो है या होने वाला है, वह॒ अन्यथा भी नहीं हो सकता । ऐसा सोच- 
कर बुद्धिमान्‌ पुरुष विकल्पों का आश्रय ग्रहण नहीं करता । परमेश्वर संगत 
सर्वव्यापक तत्त्व है, सूक्ष्म है और सर्वोपाधिरहित है ।” यहाँ तक उसी का 
विश्लेषण है । 

शिवदृष्टि (७।१०१) में देशिक शिरोमणि श्रीमान्‌ सोमानन्द ने भी कहा 
है कि “भावना और करण सततोदित शिव के लिए कुछ भी नहीं हैं ।'' 

“एक वार सुवणं का ज्ञान हो जाने पर क्या भावना को इन्द्रियों से 
पूछने की आवश्यकता होती है ? एक वार यदि प्रमाण के द्वारा या गुरु वाक्य के 
द्वारा सर्वव्यापक शिव का ज्ञान हो गया और दृढ़ चिदेक्य प्रतिपत्ति हो गई, 
तो करण और भावता दोनों निरर्थक हो जाते हैं ।” (शि० दू० ७।५-६) ॥४८॥ 


यही तथ्य सर्वत्र अवधान के योग्य है-इसका निर्देश कर रहे हैं-- 


गुरुदेव के उपदेश के प्रभाव से, युक्ति प्रचय पूर्ण शास्त्र परम्परा के 
स्वाध्याय से, बौद्ध ज्ञान के उदय हो जाने के कारण, भद्वयागम शास्त्र के प्रति 
समाश्वासन से, उसके प्रति उदित विशवास से और शाङ्कारूपो बादलों के छट 
जाने से हृदयाकाश में परम प्रतापो बोध-आदित्य का प्रकाश प्रसरित हो जाता 
है। उसकी अन्ध-तमस-विध्वंसिनी रहिमयो के स्पर्श से अपने परम श्रेय का 
उत्कर्ष कर प्रकाशमान बनो । 


5 ४९ ] द्वितीयमाह्निकम्‌ ३१९ 
विलीने झंकाश्रे हूदयगगनोद्‌ भासिमहसः 
प्रभोः सूयंस्येव स्पृशतत चरणान्ष्वान्तजयिनः ॥ ४९ ॥ 


गुरोरित्यादिवाक्यात्सकृदुपदेशाद्यात्मनः “भात्मेवेश्वर: सर्वज्ञः सर्वकर्ता 
च' इत्यादिकानां युक्तोनां  प्रचयस्य या रचना--परपक्षबाधनस्वपक्षसाधना- 


घायिका शास्त्रपरिपाटी, तया उन्मार्जनं--बोद्धाज्ञानोत्पुंसनम्‌, तद्वशात्‌--बोद्ध- 
ज्ञानोदयेन स्वपरामशंदाढर्थादित्यर्थः । शास्त्रं--प्रभुसंमितमद्वेतागमं प्रति 


समाइशासातप्रत्ययादिति, व्यस्तात्‌ -गुरुतः शास्त्रतः स्वतः तीव्रतीव्रशक्तिभाजाम्‌, 
यद्वा समुदितात्‌--समस्तात्कथिताद्‌ एतस्मात्त्रयादपि तीव्रमध्यादिशक्तिपात- 
भाजाम्‌, शंकाविकल्प एवावारकत्वादश्रम्‌, तस्मिन्निलीने सति, हूदयं विमश एव 
अनवच्छिन्नत्वाद्गगनं तत्रोच्चेर्भासनशी लजञत्वकर्तुत्वलक्षणं महः तेजो यस्य, अत 
एव ध्वान्तस्य स्वात्मप्रच्छादनेनोपाश्रितस्य द्वेतप्रथात्मकस्य अज्ञानस्य, 
जयिनः प्रभोः-विश्वात्मकत्वेन प्रभवनशीलस्य परमात्मनः, चरणान्‌-चरेगंत्यर्थ- 
त्वादाणवादीनि ज्ञानानि, यूयं-समनन्तरोष्रिष्टाः तीक्रतोब्रादिशक्तिपातभाजः, 


इस इलोक में रूपक, उपमा, इलेष आदि अलकारों के माध्यम से शाञ्रोय 
परिपाटी का उट्टुङ्कन किया गया है। गुरु के महत्त्वपूर्ण उपदेश शिष्य का 
कल्याण करते हैं। अपने पक्ष को सिद्ध करने वाली और परपक्ष को बाधित 
करनेवाली युक्तिसमूह को रचना की जाती है, जिससे उन्मार्जन भर्थात्‌ अज्ञान 
के नष्ट हो जाने पर बोद्धज्ञान का उदय होता है-इन तथ्यों की ओर हो संकेत 
किया गया है । 


शास्त्र के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आत्मा-अनात्मा के प्रति जो शंकायें 
होती हें-वस्तुतः वे बादल के समान मन-मस्तिष्क पर छा जाती हैं । इन बादलों 
का विनाश, हृदय रूपी विमर्श के विशाल आकाश में ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश 
प्रसार से हो सम्भव है । बादलों के कारण होने वाला अन्धकार भी स्वात्म के 
ऊपर मलों के आवरण के ही समान है। इसी से द्वेत-बुद्धि उत्पन्न होतो है । 
प्रभु तो सर्वसमर्थ परमेश्वर ही हैं ग्रन्थकार यहाँ कहुना चाहते हें कि अनुपाय 
विज्ञान में निष्णात जो तीव्र तीव्र-शक्तिपात वाले लोग हैं, वे भी स्वात्म रूप 


३२० श्रोतन्त्रालोकः 


स्पृशत-यथोत्तरं स्वात्ममयतयेव ४मावयध्वमित्र्थः, अत एव चास्य सूर्येणौपम्य- 
मुक्तम्‌, तस्यापि हि अश्नगलिते गगनोद्भासित्वेन अन्धकारम्‌ निराकुवंतः पादः 
स्पर्श उचितः ॥ ४९॥ 
इदानीमाह्विकाथं स्छोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति 
इदमनुत्तरधामविवेचकं विगलितोपयिकं कृतमाह्निक्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
उपाय एवोपयिकमिति शिवम्‌ । 
तत्तद्ग्रन्थाधिगमोपायशतान्वेषणप्रमत्तेन । 
अनुपायाह्विकमेतद्‌ व्याख्यातं जयस्थेनाशु ॥ 
॥ इति श्रीमदाचार्या भिनवगुप्तवादबि र चिते, श्रोजयरथाचार्यकृत- 


प्रकाशाख्यव्याख्योपेते ओतन्त्रालो के अनुपायप्रकाशनं 
नाम द्वितीयमाह्लिकम्‌ ॥ २॥ 


से सत्रको आत्मसात्‌ करें, किसी में अन्य भाव को यहाँ आवश्यकता नहीं । 
लोक में भी सूर्योदय हो जाने पर अन्धकार निवारक रहिमियों को पूजा को 


जाती है ॥ ४९ ॥ 

अब भाह्िक का उपसंहार उभय आह्विक-योजक लोक की प्रथम 
मर्धाली से कर रहे हैं-- 

इस प्रकार अनुत्तर धाम का विवेचन करने वाले, समस्त उपाय-जाल 
से रहित अनुपाय विज्ञान नामक आह्विक को रचना सम्पन्न की गयी। 


“सम्बन्धित ग्रस्थाधिगम, कर पा विविध उपाथ । 
जयरथ ने पूरा किया अनुपायाह्विक दाय” ॥ 
अनुपापसुधास्वादस्वस्थस्सं विदनुग्रहात्‌ \ 
सोऽस्म्यहंपरमाचार्यः व्याख्यामनुपायाह्लिकम्‌ ॥ 


श्रोमदाचार्यभिनवगुप्तपादवि रचित, श्रो राजानकजयरथाचार्यकृत 

प्रकाशाख्य-ब्याख्योपेत, डॉ० परमहंसमिश्रकृत नोर-क्षो र-विवेक- 

भाषा-भाष्य-संवलित, श्रीतन्त्रालाक का अनुपाय प्रकाशन नामक 
द्वितीय आह्लिंक सम्पूर्ण इति शुभं भूयात्‌ ॥ २॥ 


[3 
श्रीतन्त्रालोकस्य 
आीमन्महामाहेश्व राचार्याभिनवगुप्तपादविरचितस्य 
श्रीमदाचार्यजयरथकृतविवेकाभिर्यव्याख्योपेतस्य 


डॉ० परमहंसमिश्रकृतनी र-क्षो र-विवेक 
हिन्दीसाष्यसंवलितस्य 


तृतीयमाह्विकम्‌ 


खात्मस्वेऽपि विचित्रं निखिलमिदं वाच्यवाचकात्म जगत्‌ । 

दर्पणनगरवदात्मनि विभासयन्विजयते विजयः ॥ १॥ 

इदानोमनुपायानन्त्येण क्रमप्राप्तं शाम्भवोपायं द्वितीयाधेंन प्रणिगदितं 
प्रतीजानीते 


अथ परोपयिकं प्रणिगद्यते पदमनुत्तरमेव महेशितुः ॥ 


ननु यदि नाम परोपायस्यापि अनुत्तरमेव रूपं तल्यूवेंगेव गताथंत्वातु 
किमर्थमिदमाह्मिकान्तरमारभ्यते ? इत्याह 


श्रीतन्त्रालोकका तृतीय आहिक 


मुकुरनगरवत्‌ स्वाहम में, वाचक वाच्य समान । 
भासित करते ख इव शिव, जयनशील ईशान ॥ 


अब अनुपाय विज्ञान के अनन्तर क्रमप्राप्त शाम्भवोपायका प्रवर्तन 
द्वितीय आहिक के अन्तिम इलोक की द्वितीय अर्घाली से कर रहे हैं- 

उपायों में श्रेष्ठ, शाम्भव उपाय से सम्बन्धित महेश्वर शिव के अनुत्तर 
पद का वर्णन किया जा रद्वा है। 


प्रश्‍न है कि यदि परोपाय अनुत्तर रूप ही है, तब तो पहले आहिक में 
ही गतार्थ हो जाने के कारण पुनः उसी को परिभाषित करने के लिये इस नये 
आह्लिक के आरम्भ की क्या आवक्यकता ? इस पर कहु रहे हैं-- 
श्रीत०-२१ 


३२२ श्रीतन्त्रालोक: 


प्रकाशमात्र यत्प्रोक्तं भेरवीयं परं महः । 
तत्र स्वतत्त्रतामात्रमधिकं प्रविविच्पते ॥ १ ॥ 


प्रकाशमात्रमिति प्राधान्यात्‌, नहि निविमर्शः प्रकाशः समस्ति उपपद्यते 
वा प्रोक्तमित्यनुपायाह्लिके,, अधिकमिति कल्पनामात्रेण, नहि वस्तुतो वस्तुनः 
स्वभावोतिरिच्यते--तथात्वे वा स॒ स्वभाव एव न स्यात्‌, स्वतन्त्रतेति 
प्रकाशनक्रियाकर्तुत्वं, तस्थ चेयत्तत्वं--गतू स्वभित्तावेव स्वेच्छया सर्व 
प्रकाशयतीति ॥ १ ॥ 

तदेवाह 

यः प्रकाशः स सर्वस्य प्रकाहात्बं प्रयच्छति । 


यः खलु प्रकाशनक्रियायाँ कर्ता परप्रमात्रात्मानुत्तरशब्दाभिधेयः प्रकाशः 
स सर्वस्य प्रमातृप्रमेयात्मनो विश्वस्य प्रकाशत्वं प्रकाणमानतां प्रयच्छति 
स्वात्मेकातम्येन अवभासयतीस्यर्थः। नहि विष्वं नाम 'प्रकाशमानत्वात्तदति- 
रिक्त किञ्चित्संभवति-ततदतिरेकाभ्युपगमे ह्यस्य प्रकाशमानस्वायोगाद्भानमेव 
न स्यात्‌ इति । 

तदाहू 


न च तद्व्पतिरेक्यस्ति विइवं सद्वावभासते ॥ २ ॥ 
वा शब्दो$भ्युपगमे ॥ २ ॥ 


अनुपाय आह्विक में यह कहा गया है कि प्रकाश निविमशं नहीं हो 
सकता। वस्तु से वस्तु का स्वभाव अलग नहीं किया जा सकता। भैरवीय 
पर-प्रकाश पहले वणित है। विमर्श उसका स्वभाव है, वह, उससे अलग नहीं 
हो सकता । उसी प्रकाश के स्वतन्त्रता बामक गुण की इस आह्लिक में विवेचना 
को जा रही है ॥ १॥ 

प्रकाश के उसी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं-- 

प्रकाशन क्रिया का कर्ता प्रकाश है। यह परप्रमाता है । इसे अनुत्तर 
कहुते हैँ । यही सारे प्रमेयों और प्रमाताओं से संवलित इस विश्व में प्रकाशमान 
है। वही सबको प्रकाशित भी करता है अर्थात्‌ स्वात्मेक्य रूप से अवभासित 
करता है । प्रकाशमानता के अतिरिक्त विश्व कुछ नहीं है । प्रकाश की प्रकाश 
मानता के विना जगत्‌ का भान ही नहीं हो सकता । वही कह रहे हैं - 

प्रकाश का कोई प्रतियोगी नहीं होता। यह सारा विश्व ही सटूप 
से भासित हो रहा है ॥ २॥ 


1 ३-४] तुतीयमाल्विकम्‌ ३२३ 


ननु यद्येवं तहि प्रकाश एव प्रकाशते इति विश्वस्य अवभास एव न 
स्यात्‌, अथ च भासते विश्वमिति किमेततु ? इत्याशंक्याह 

अतोऽसौ परमेशानः स्वात्मव्योमन्यनगंलः । 

इत्यतः सृष्टिसंहाराङम्बरस्य प्रदशंकः ॥ ३ ॥ 

मत इति--प्रकाशातिरिक्तस्य विश्वस्य भानायोगात्‌, परमेइवरो हि 
अनर्गलत्वलक्षणस्वस्वातन्त्र्यमाहात्म्यात्‌  स्वात्मभित्तावेव अनतिरिक्तमप्यति- 
रिक्तायमानम्‌ इयद्विइववेचित्र्यं प्रदर्शयति इति । इत्येवं विइववेचित्र्योललासेऽपि 
प्रकाशमात्रस्वभावे स्वात्मनि अस्य नाधिकं किञ्चित्‌ जातम्‌-इति कटाक्ष 
यितुमत्र व्योम्ना निरूपण कृतम्‌, अत एव चानेन विइवस्थ चित्प्रतिबिम्बत्वमु-- 
इत्यनुजो देशो दिष्टस्य प्रतिबिम्बवादस्य भवकाशो दत्तः। यथा हि दर्पणादो 
परस्परव्यावृत्तात्मानः प्रतिबिम्बिता आकारविशेषाः ततोऽनतिरिक्तःवेऽपि 
अतिरिक्ता इव भासन्ते तद्वदिहापीति ॥ ३॥ 

तदाहु 

निमंले मकुरे यद्वद्भान्ति भूमिजलादयः । 

अमिश्चास्तद्ृदेकस्मिश्चिन्नाथे विइववृत्तयः ॥ ४ ॥ 


यदि यह तथ्य है, तब तो इसके अनुसार प्रकाश ही प्रकाशित होता है । 
प्रकाश के अतिरिक्त विना विश्व का प्रकाशन असम्भव है किन्तु यह विश्व तो 
अवभासित हो रहा है ! इस पर कह रहे हैं-- 

स्वात्म व्योम में अनर्गल ईशान परम शिव ही इतनी बडो सृष्टि और 
संहार रूपी आडम्बर का प्रदर्शन करते हैं । परमेश्वर का अनर्गल होना उनकी 
स्वतंत्रता का ही स्वरूप है । स्वात्म ब्योम ही फलक है । उसी पर सृष्टि संहार 
रूपी विस्मय जनक आडम्बर का प्रदर्शन वे करते हैं । अर्थात्‌ शिव का स्वात्म 
प्रकाश ही स्वाम फलक पर चित्र रूप में एक रहते हुए भी दर्पण में प्रतिबिम्ब 
की तरह अलग प्रतिभासित होता है । प्रकाश से अतिरिक्त विशव का भान हो 
नहीं सकता । 


वही कह रहे हैं-- 

स्वच्छ दर्पण में जिस प्रकार भूमि और जल आदि पृथक्‌ पृथक्‌ भासित 
होते हें, उसी तरह एक ही प्रकाश रूप परमेश्‍वर में यह्‌ समग्र विश्व ब्यवहार 
अमिश्रित रूप से ही प्रतिफलित है । 


३२४ श्रीतन्त्रालोकः 


सुबोधमञ्जर्यामु 
“रूपादिपश्चवर्गोऽयं विश्‍वमेतावदेव हि । 
गृह्यते पश्चभिस्तच्च चक्षुरादिभिरिन्द्रिये: ॥' 
इत्यायुक्तयुक्त्या पङ्चेव रूपादयस्तावल्सवंमिति ॥ ४॥ 
तेषां प्रतिबिम्बेन व्यवस्थया विषयभागं दशयति 
सदृक्ष भाति नयनदर्पणाम्बरवारिषु । 


सदृशमिति सजातीयम्‌, भम्बरेति अम्बरस्थं नातितीव्रं नातिमन्दं-- 
सौर चान्द्रं वा तेजः, तत्र हि छायापुरुषोपदेशविद्धिः शरीरसंस्थातप्रतिबिम्बं 
दृष्यते । यदाहुः 

“नभस्ये च तेजसि रूपप्रतिबिम्बयोगः' । 

इति। यद्वा विषयान्तरोपलक्षणपरतया शब्दप्रतिबिम्बविषयस्वेन व्याख्येयम्‌; 
तेन--नभसि प्रतिश्रुत्का तथा परानुभूयमानस्य कटुतिक्तादे रसस्य, स्त्र्यादि- 
स्पर्शस्य, गन्धस्य च दन्तोदके, कन्दादी स्पर्दाक्षेत्रे त्वचि, घाणे गन्धक्षेत्रे च 
क्रमेण प्रतिबरिम्बनमिति ॥ 


सुबोधमङजरी में यह इस प्रकार स्पष्ट किया गया है— 

“रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द रूप पाँच वर्ग में विश्व उल्लसित 
है । यही चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत होता है ।” इससे यह सिद्ध है कि यह 
सारा का सारा विशव प्रपंच इन तत्मात्राओं और इन्द्रियों के ब्यवहार मात्र में 
ही उल्लसित है ॥४॥ 

इनके प्रतिबिम्बों से सभी विषय-विभाग विमासित होते है। उनका 
व्यवस्थित वर्णन कर रहे हैं-- 

नयन, दर्पण, भम्बर और जल इन में वही शक्ति सदृश रूप से 
आभासित होती है। अम्बर (आकाश) में चान्द्र भौर सौर तेज के माध्यम से 
वही प्रकाशित है । कुछ लोगों को यह प्रतिभासित होता है कि मनुष्य के 
शरीर की बनावट की तरह ही छाया पुरुष दीख रहे हैं। इन सब में रूप मात्र 
ही भासित होता है । इसी तथ्य को उद्धरण द्वारा कह्‌ रहे हॅ 

“आकाशीय तेज में भी रूप प्रतिबिम्बित होता है ।” अथवा यहाँ 
विषयान्तर का उपलक्षण मान कर भी इसकी व्याख्या की जा सकती है । जैसे 


डे ५-६] तृतीयमाह्हिकम्‌ ३२५ 


एतदेव दर्शयति 

तथा हि निर्मले रूपे रूपमेवावभासते ॥ ५ ॥ 

इह॒ पृथिव्यप्तेजसां त्रयाणामेव रूपवत्त्वमिति-पार्थिवे दर्पणादौ, आप्ये 
स्तिमिते जलाशयादो, तेजे चक्षुरादौ च ख्पाख्योऽस्ति स्वच्छो गुणः 
संनिवेशस्य संस्थानात्मा-इति तरप्रतितिस्बनमेव तत्रावभासते न स्पर्शादेः, 
तत्‌ खलु आनन्दस्थानाद्यात्मकेषु कन्दाद्याधारादिषु स्पर्शादेः संभवात्‌ प्रति- 
संक्रामति, तेन य एव यत्र स्वच्छोऽस्ति गुणः स एव तत्र प्रतिसंक्रा- 
मतोत्याशयः ॥ ५ ॥ 

न चेतदसंबद्धमित्यवधा रथितुमत्र दृष्टान्तमाह 

प्रच्छन्नरागिणो कान्तप्रतित्रिस्बितसुन्दरम्‌ । 

दपंणं कुचकुम्भाभ्यां स्पुशन्त्यपि न तृप्यति ॥ ६॥ 

अत्र तावत्प्रच्छन्नरागिण्याः कान्ताया गुरुसंनिधानादेरन्तरायप्रायत्वात्‌ 
साक्षात्‌ दर्शनादयप्राप्तावपि दर्षणप्रतित्रिम्बद्वारेणापि अनन्यसंचेत्यं “दृष्टो मया 


आकाश में प्रतिध्वनि, रसना द्वारा कटुतिक्त आदि रसका आस्वादन, स्त्री आदि 
के संयोग में स्पर्श, नासिका द्वारा गन्ध और दन्तोदक इत्यादि में भी रस 
इत्यादि का प्रतिबिम्बन होता है । इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। 


पृथ्वी, जल और तेज में रूपवत्त्व है । पार्थिव दर्पण आदि में, जलाशय में 
और तेजस अंग आँख में रूप नामक स्वच्छ गुण है । रूप सन्निवेशात्मक संस्थान 
वहाँ है। इस तरह वहाँ रूप की स्वच्छता के कारण ही रूप का प्रतिबिम्व 
प्रतिभासित होता है, स्पर्श आदि का नहों। स्पर्श आदि आनन्दप्रद इन्द्रियों 
द्वारा अनुभूत होते ही हैं। उन उन स्थानों पर स्पर्श आदि के स्वच्छता गुण 
होते हैँ। इस लिये वहाँ वे प्रतिसंक्रान्त होते हैं। यह कहना युक्ति संगत 
हे कि जहाँ जेसा स्वच्छता का गुण है, वहां उसी प्रकार का प्रतिभासन 
होता है ॥५॥ 

यह कोई असम्बद्ध तथ्य नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के लिये 
दृष्टान्त दे रहे हैं- 

गुप्त रूप से प्रेम करने वाली प्रेमिका गुरुजन-सान्निध्य के संकोच से 
साक्षात्‌ नहीं मिल पाती । दर्पण में उसके प्रतिबिम्ब को देख कर वह सोचती है- 


३२६ श्रीतन्त्रालोकः 


कान्तः इति सन्तोषाभिमानात्‌ कान्तदर्शनं वृत्तम्‌, अत एव सुन्दरमित्यनेन 
दर्शनवशोन्मिषिताह्नादातिशयकारित्वाद्यपि सूचितम्‌ । एवमन्यासंवेद्य 
एतत्स्पर्शोऽपि मे भूयादिति तत्र कृतभ्रयत्नापि सा दर्पणे स्पर्षाप्रतिसंक्रमात्त- 
मलभमाना न तृप्यति न प्रीयत इत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 


ननु यद्यत्र रूपं प्रतिबिम्बितं तत्तदव्यभिचरितस्वभावः स्पर्शोऽपि कि न 
प्रतिबिम्बितः ? इत्याशंक्याह 


न हि स्पर्शोऽस्य विमलो रूपमेव तथा यतः । 
नेमल्या चातिनिबिडसजातीयैक्षसंगतिः ॥ ७ ॥ 


मस्येति दर्पणस्य, तथेति विमलं, स्वच्छमेव हि अस्वच्छस्य दर्पण इव 
मुखस्य प्रतिबिम्बं स्वीकरोतीति भावः। नेर्मल्यं नाम च एतह्किमुच्यते ? 
इत्याहु-ते्मल्यं चेति, अतिशयेन निविडा: विजातोयमावेरकलुषिता ये 
सजातीयाः, यथा--दर्पणे रूपपरमाणवः, तेषां एका विजञातीयाभावाद- 
सहाया या संगतिः-नेरन्तर्येणावस्थानात्स्थपुटत्वादिपरिहारेण इलक्षणत्वात्म 
संहतल्व॑ नेर्मल्यस्‌ । यदेव हि विजातोयेः सजातीयाभावेश्चाकलुषितं दर्पणादे 
रूपमुपलभ्यते तदा ख्पप्रतिबिम्बयोगः। यदा तु विजातीयेर्बाष्परजोख्पादि- 


“मेने प्रियतम का दर्शन पा लिया' उसके सौन्दर्य से भी उसे तृप्ति होती है किन्तु 
स्पर्श पाने के लिये जब बहू दर्पण को सीने से लगाती है, तो स्पर्श के प्रतिबिम्ब 
के अभाव में बहु तृप्त नहीं हो पाती । इससे यह सिद्ध होता है कि स्पशं की 
स्वच्छता जहां है, वहीं स्पर्श प्रतिबिम्बित होता है । वह दर्पण में नहीं है ॥६॥ 

प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि रूप प्रतिबिम्बित होता है तो, उसके 
साथ स्वभावतः शाश्वत सम्बद्ध स्पर्श भी क्यो नहीं प्रतिबिम्बित होता ? इसका 
उत्तर दे रहे हैं-- 

दर्पण में स्पर्श रूपी स्वच्छ गुण नहीं होता । उसकी स्वच्छता रूप की 
स्वच्छता है । स्वच्छ ही अस्वच्छ का, दर्पण की तरह मुख का प्रतित्रिम्ब 
ग्रहण करता है। रुपक अत्यन्त निविड सजातीय परमाणु दण में हुँ । उनके 
पारस्परिक उल्लास में विजातीयता का नाम तक नहीं होता । उसमें इतनी 
निरन्तरता होती है कि वहाँ अन्तराल का अवकाश तक नही होता । इन 
परमाणुमों की यही निविडता (घनता) है। 


1 ७-८ ] तृतीयमाह्विकम ३२७ 


भिस्तत्कालुष्यमुपनोयते तदा न-इत्यन्वयब्यतिरेकाभ्यां निश्चीयते, यद्यस्येव 
प्रतिबिम्बार्पकापेक्षा विशिष्टः स्वच्छताख्यो गुणः स एव तत्प्रतिबिम्बं 
गृह्वाति इति, अत एव च 'रूप एवं रूपमवभासते, इत्यादो प्रतिज्ञातो 
दपँणोषपि मुखे प्रतिबिम्बेतु -इत्यविशेषेण बिम्त्रप्रतिबिम्त्रभावो न भवति-- 
इत्यप्यावेदितम्‌ ॥ ७ ॥ 


एतदेव प्रका रान्तरेणापि व्याचष्टे 


स्वस्मिन्नभेदाद्धिश्चस्य दर्शनक्षमतैव या । 
अप्यक्तस्वप्रकाशस्य नेमंल्यं तद्गुरूदितम्‌ ॥ ८ ॥ 


अल्यक्तप्रतिबिम्बितेऽपि भावान्तरे तस्याविकल्पस्येव निर्भासादति- 
रोहितः स्वप्रकाशो यस्य दर्पणादे, स्वात्मन्यभेदमवलम्ब्य यर्ड्िन्नस्य 
भिन्नदेशस्य प्रतिविम्बार्पकस्य अर्वतादेदर्शतं गर्भीकृतण्पर्थत्वात्प्रकटीक रणं 
नहि दर्पणदेशादणुमात्रेऽपि वाह्य देशे प्रतिबिम्बं भवति इति भावः, तत्र 
या क्षमता--कुड्यादिवेलक्षण्येन प्रतिब्रिम्बग्रहणसहिष्णुता तदेव नेर्मल्यस्‌ । 
न चेतत्स्वोपज्ञमेवास्माभिङक्तमित्याह्‌ 'गुरूदितमिति' गुरणा परमगुरुणा 
श्रीमदुत्पलदेवेन 


'अथाथस्य शंबारूपे न °“? इत्यादि । 


इसको अन्वय ब्यतिरेक पद्धति से भो समझ सकते हैं। १--विजातीयता 
से अकलुषित दर्पण आदि के रूप-परमाणु रूप के प्रतिविम्ब को 
ग्रहण कर सकते हैं । २-जब विजातीय वाष्प आदि से कलुषित होंगे तो नहीं । 
इससे यह निश्चय होता है कि प्रतित्रिम्ब के अर्पक की अपेक्षा विशिष्ट स्वच्छता 
गुण वाला ही उतत प्रतिबिम्ब का ग्रहण कर सकता है। इससे यहु भी स्पष्ट 
हो जाता है कि दर्पण मुख में प्रतिबिम्बित नहीं होता । बिम्बप्रतिबिम्बभाव में 
स्वच्छता ही प्रधान हेतु है ॥७॥ 

इसी तथ्य को प्रकारान्तर से कह रहे हैं-- 


स्वात्म में अभेद रूप से भिन्न के दर्शन की क्षमता के साथ ही साथ 
स्वात्म प्रकाश पूर्ण अभिव्यक्ति के हेतु को ही नेमंल्य कहते हैं । दर्पण के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहो भी दुसरे स्थान पर नेर्मल्य के विना रूप प्रतिबिम्वित नहीं होता । 


३२८ श्रोतन्त्रालोकः 


तथा 
वतच युक्तं जडस्यंव”' ११०००००० ss ००००००' **हत्यादि । 

्रीप्रत्यभिज्ञाकारिकाद्वयटीकायामेतन्ञिखिलमेव  प्रतिबिम्बसतत्त्वमुदितमुक्त- 
मित्यर्थः ॥ ८ ॥ 

तदेतन्नेर्मल्यं मुख्यामुख्यतया द्विप्रकारमिति दशंयितुमाह 

नैर्मेल्यं मुख्यमेकस्य संविन्लाथस्य सर्वेतः । 

अंशांशिकातः क्वाप्यन्यद्विसलं तत्तदिच्छपा ॥ ९ ॥ 

मुख्यमिति सर्वस्येव ख्पाद्यात्मनो विश्वस्य प्रतिब्रिम्बग्रहणसहिष्णुत्वात्‌, 
अत उत्तं--सर्वत इति । संवित्संलग्नमेव हि विशवं संवेद्यते, अत एव अस्याः 
सर्वतः स्वच्छत्वं, तथा क्वापि दर्पणादौ अंशांशिकातो--ख्पादिलक्षणमंशमंण- 
मवलम्ब्य अन्यदमुख्यं नेर्मल्यम्‌, तद्धि क्वचिदेव किचिन्निर्मलम्‌, अन्यथा, 
“सर्वत्र सवं आयात्‌’ इति दर्पणेऽपि स्पर्शः प्रतिबिम्ब गृह्लीयातू, एवं च 
मुख्यादस्य भेदो न स्यात्‌ । तन्नेरमल्ये च तस्स्वातन्त्र्यमेव निमित्तमित्याह 
“विमलं तत्तदिच्छया' इति। तदिति रूपादि, अत एव स्पर्शादि, तत्र अविमलम्‌ 
इत्यथंसिद्धं, तेन तच्छक्तिरेव तथा प्रसृतेति भावः ॥ ९ ॥ 


क्षमता का तात्पर्य है कि प्रतिबिम्ब के ग्रहण की उसमें कितनो शक्ति है। इसी 
शक्ति को नेमंल्य कहते हैं। यह स्वोपज्ञमत नहीं अपितु गुरु सम्मत सिद्धान्त 
है । परमगुरु श्रीमदुत्पलदेव कहते हँ- 

“अर्थ का जेसा रूप है” तथा “जड में यह मानना उचित 
नहीं “ ““““1” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा कारिका में इस विषय का विशद 
विवेचन है ॥८॥ 

मुख्य ओर अमुख्य भेद से स्वच्छता दो प्रकार की होती है, यही प्रदर्शित 
कर रहे हैं-- 

संविन्नाथ परमेद्ववर के स्वात्म दर्पण में सभी रूप, रस, गन्ध आदि के 
प्रतिबिम्ब ग्रहण करने को क्षमता है । संवित्‌ से संलग्न हो कर ही विष्व बोध का 
विषय बनता है । इस लिये संवित्‌ में सभी के ग्रहण की शक्ति है। इसे मुल्य 
नेर्मल्य मानते हैं। वहीं पर दर्पण आदि में आंशिक रूप से अर्थात्‌ रूप मात्र के 
ग्रहण की ही क्षमता है। यह अमुख्य, नेर्मल्य है। ऐसा न मानने पर "सबके 
सर्वत्र भान होने की अव्यवस्था होने लगेगी । यह नेमंल्य उसी परमेश्वर 
की इच्छा पर निर्भर है॥ ९॥ 


कस्का पसा 


= १०-११ ] तृतीयमाह्लिकस्‌ ३२९ 


अत आह 
भावानां यत्मरतीचाति वपुर्मायात्मकं हि तत्‌ । 
तेषामेवास्ति सद्विद्यामयं त्वभ्रतिवातकम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रतीघाति इति, प्रतिहन्तुस्वादन्यानुप्रवेशासहमित्यर्थः, तद्धि माया- 
स्वरूपगोपनाकारिस्वात्‌ “येयं पारमेश्वरी क्रियाशक्तिः तदातमकष्‌, अत 
एव मेदप्राधान्याद्वेद्यतायाः स्थोल्यात्‌ तत्रास्वच्छस्वस्‌ इति प्रतिबिम्बग्रहणा- 
सामर्थ्यम्‌ । यत्पुनरप्रतोचाति भावानां वपुः तत्सद्विद्यामयं-ज्ञानशक्तिस्व- 
आवम्‌, गत एव तदपेक्षया तस्स्वच्छम्‌ इति तत्र प्रतिबिम्बग्रहुणसहिष्णुत्वं 
तेन पूवं प्रतिबिम्बात्मकम्‌ इदं तु तदुग्राहि--इति विदोषः । एवं परमेश्वर 
एव स्वस्वातन्त्रयमाहातम्यात्तत्तढिम्बप्रतिबिम्बाद्याभासवैचित्र्येण अवभासते 
इति तात्पर्याथं ॥ १०॥ 

तदाह 


तदेवमुभयाकारमवभासं प्रकाशयन्‌ । 
विभाति वरदो बिस्बप्रतिबिम्बवुशाखिले ॥ ११ ॥ 


इस लिये कहते हें 

भावों के प्रतिघाती भाव मायात्मक होते हैं। ऐसे भाव जो अप्रतिषाती 
होते हैं, वे सद्विद्यामय होते हैं। मायात्मक भाव स्थूल होते हैं। उनमें भेद की 
प्रधानता होती है । वे अस्वच्छता के गुण से युक्त होते हैँ। उनमें प्रतिबिम्ब 
ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। इसी लिये अन्यानुप्रवेश में असमर्थ होते 
हैं। उनमें क्रियाशक्ति की प्रधानता होतो है। 

सद्विद्यात्मक भाव ज्ञानात्मक होते हैं। अपेक्षाकृत स्वच्छ होते हैं। इस 
लिये प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। मायात्मक पदार्थ प्रतिबिम्ब 
रूप होते हैं और ज्ञानात्मक भाव उसके ग्रहण करने वाले द्वोते है। 
यह इन दोनों का विशिष्ट अन्तर है । अर्थात्‌ परमेश्वर हो अपने स्वातन्त्र्य के 
बल पर विविध बिम्बों और प्रतिबिम्बों के आभासन का विस्मय जनक कार्य 
सम्पन्न करता है। यही उसकी क्षमता है॥ १० ।। 

यही कह रहे हैं- 

इस प्रकार उभय प्रकारक अवभास को प्रकाशित करने बाला वही 
बर-प्रदाता महेश्वर बिम्बप्रतिबिम्ब रूप से अखिल सर्जन में शोभित हो 


रहा है। 


३३० श्रीतन्त्रालोक: 


उभयाकारमितिप्रतीघात्यप्रतोघात्यात्मकम्‌ भाभासमात्रसा रमेव एतत्‌, न 
तु तात्त्विकमित्युक्तमु--अवभासं प्रकाशयन्‌' इति। उक्तं च 


“तस्मादेको महादेव: स्वातन्त्र्योपहितस्थितिः । 
द्वित्वेन भात्यसौ बिम्बप्रति बिम्बोदयात्मना ॥' इति ॥ ११॥ 
एवं यथाप्रतीति प्रतिबिम्बसतत्त्वमुपपाद्य केषांचन नेयायिकानां प्रत्या- 
वृत्तेनंयनरश्मिभिः स्वस्येव मुखस्य ग्रहणेऽपि दर्पणमुखमिति भ्रान्तिरियम्‌ न पुनः 
सत्यत्व श्रान्तत्वव्यतिरेकेण तृतीयस्य राश्यन्तरस्य अभावात्मतिबिम्बं नाम 
किचिदस्ति -इति मतं निराकर्तुमाह 

यस्त्वाह नेत्रतेजांसि स्वच्छात्प्रतिफलन्त्यलम्‌ । 

ब्रिपयंस्य स्वकं वक्त्रं गृह्णन्तीति स पृच्छचते ॥ १२॥ 

य इत्येकवचनेन सूत्रकारासूत्रितत्वात्सर्वेषां नेयायिकानां नेतन्मतम्‌-- 
इति सूचितम्‌, केश्चिदेव हि आग्रहप्रवृत्तेरेतदुक्तमिति भाव: । अत एव वृत्तिकार- 
भूषणकारादिभिरेतन्नामाधि न स्पृष्टम्‌ । स्वच्छादिति बाह्याहपंणादेः, विपर्यस्य 
इति परावृत्येत्यर्थः । अत्र च प्रतिफलन्तीति विशेषणद्वारेण हेतुः, अन्यथा हि 
स्वदेहसंमुखी भाव एव एषां न स्यात्‌ इति कथं स्वमपि वक्त्रं गृह्लीयुः, पृच्छयते 
इति एतदभ्युपगमे कस्तवाशय इति ॥ १२॥ 


कहा गया है-- 

“इस लिये स्वातन्त्र्य शक्ति सम्पन्न `. प्रेशवर बिम्ब और प्रतिबिम्ब 
रूप उभयात्मक रूप से प्रकाशित है ॥११॥” 

यहाँ तक अनुभव के आधार पर प्रतिविम्ब की वास्तविकता का 
प्रतिपादन किया गया । कुछ नेयायिकों के अनुसार नेत्रज्योति ही प्रत्यावृत 
होकर भपने ही मुख का ग्रहण दर्पण में करती है, यह उनकी आन्ति ही है । सत्य 
ओर श्रान्त के अतिरिक्त कोई तृतीय राव्यन्तर नहीं होता । अतः प्रतिबिम्ब 
भी भ्रान्ति ही है-इस मत का निराकरण कर रहे हें- 

इलोक में 'य एक बचन प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यह मत सभी 
नेयायिको का नहीं हैं। 

जो नेयायिक वर्ग यहु मानता है कि नेत्र के ही तेज, स्वच्छ दर्पण से 
प्रतिफछित होते हैं। दर्पण से लोट कर वे ही अपने मुख का ग्रहण करते हैं। 
यहाँ प्रतिफलन ही कारण है। यदि प्रतिफलन न हो तब इनके शरीर का 
भी संमुखीभाव असम्भव होगा, फिर इनके मुख के ग्रहण केसे होंगे? यह 
प्रश्‍न होता है कि प्रतिफलन से इनका आशय कया है ?॥ १२॥ 


न १३] तृतोयमाह्लिकस्‌ ३३१ 


तदेवाह्‌ 
देहादन्यत्र यत्तेजस्तदधिष्ठातुरात्मनः । 


तेनैव तेजसा ज्ञत्वे कोऽथः स्थाहपंणेन तु ॥ १३ ॥ 


उद्धाटितचक्षुषः प्रमातुर्देहाद्रहिः प्रसृतं यन्नायनं तेजः तेनैव विपर्यस्तेन 
तेजसा स्वाधिष्ठायकस्यात्मनो यदि स्वमुखज्ञातृता जायेत तदूर्पणेन पुनः कोर्श्थ:- 
पुरः प्रतिफलनहेतूनामन्येषामपि कुड्यादीनां तत्र संभवात्‌ । अथ दर्पणादय 
एव प्रतिफलनहेतबो न कुड्यादय ? इति चेत्‌ स्वच्छन्दाभिधानमेतत्‌ -यतः 
समानेऽपि प्रतिघातहेतुत्वे दर्पणादय एव तथा न कुड्यादय --इत्यत्र न 
किचिन्निमिततमुत्पद्यामः । अथात्राधिकः स्वच्छत्वाख्यो धर्मोऽस्ति निमित्तम्‌ ? 
इति चेत्‌, नेत्‌ -स्वच्छत्वं हि न प्रतीघाते निमित्तम्‌, एवं ह्यालोकस्य 
स्वच्छत्वात्‌ तस्मिन्सति नभसि न कस्यापि अवकाशः स्यात्‌ प्रत्युत 
तत्प्रतिबिम्बग्रहणे निमित्तम्‌ -इति विरुद्धत्वमेव हेतोरावहति, तेन 
प्रतीघाते मूरतत्वाद्येव निमित्तं, तच्चोभयत्रापि समानं, यद्वा दपंणेन प्रति- 
फलनस्य वृत्तस्वादिदानीं दर्पणं विनापि स्वमुखग्रहणं म्यात्‌-इति तेन कि 
प्रयोजनम्‌ ॥ १३॥ 


वही कढ रहे हैं-- 
देह से बाहर देखने वाले की दृष्टि का तेज हो जब लौट कर शरीर के 
अधिष्ठाता रूप अपने ही मुख का ज्ञापन करता है तो प्रश्न उपस्थित होता 
कि दर्पण से क्या लाभ? बाहर तो दीवाल आदि बहुत सो चोजें हैं । उनसे 
भी तेज लोट कर मुख का ज्ञापन कर सकता है। 

यदि दर्पण ही प्रतिफलन कर सकता है, कुडय आदि नहीं, तब तो यह 
मनमानो बात कहो जायेगी । प्रतिघात में तो समान रूप से दर्पण और 
दीवाल दोनो कारण हें । कहा जा सकता है कि इस प्रतिफलन में वहाँ स्वच्छता 
गुण विशेष काम करता है किन्तु यह कथन भी ठोक नहीं, क्योंकि स्वच्छता का 
गुण प्रतिफलन नहीं करता अपितु ग्रहण करता है। यही स्थिति आलोक 
स्वच्छता और आकाश की है। वे भी प्रतिबिम्ब ग्रहण में हो निमित्त हैं। 
इसलिये प्रतीघात में मूत्तं होना आवश्यक है । वह गुण दर्पण में भो है और 
कुड्य में भी। दर्पण में तो प्रतिबिम्ब घटित होता ही है। अब तो विना दर्पण 
के भी घटित होने की अनवस्था होगी । अतः निष्प्रयोजन यहु तर्क 
व्यर्थ है ॥१३॥ 


३३२ श्रीतन्त्रालोकः 


एवं च प्रतिफलनबलात्प्रत्यावृत्ता यदि नायना रक्मयः स्वकमेव वक्त्रं 
गृह्गन्ति तिज एव देशे तन्न्याय्यं नान्यत्र दर्पणादेरन्तरित्याह्‌ 

विपर्यस्तैस्ठु तेजोभि्ग्राहकात्मत्वमागतैः । 

रूपं बुझ्येत वदने निजे न मकुरान्तरे॥ १४॥ 

रूपमिति, स्ववदनसंबन्धि-वदने निज इति-स्ववदनदेशे एवत्यथंः, 
स्वदेशावस्थितमेव हि ग्राह्य ग्राहको गृह्णातीति भावः। न हि नीलदेशं 
परिहूत्य नीलज्ञानं नीलं परिञ्छिन्दत्‌ क्वचिद्दृष्टस्‌, ग्राहृकात्मत्वमिति ग्रहीत्‌- 
तंबद्धभेव चेतज्ज्ञेयसु--आत्माधिष्ठितानामेव ह्येषां ग्राहकत्वव्यवहारः । 
कि च बहिःनिःसृतानां नयनतेजसामात्मनाविष्ठानं किमशरीरेण सशरोरेण 
वा ? आद्ये पक्षे शरोरस्य भोगायतनत्वं न स्यात्‌ - तेन विनापि बहिरवदधि- 
लक्षणस्य भोगस्य उल्लासात्‌, एवं च तस्य 'भोगायतनं शरीरम्‌’ इति 
स्वसिद्धान्तभङ्गो भरेत्‌ ॥ १४॥ 

सशरीरेणाधिष्ठानेन च बिम्ववदेवास्य प्रतिपत्तिः स्यान्न त्वन्यथा 
इत्याह 


स्वमुखे स्पश्षंवच्चेतद्रूपं भायान्ममेत्यलम्‌ । 
न स्वस्य स्पृश्यभिन्नस्य वेद्येकान्तस्वरूपिण: ॥ १५ ॥ 


यदि प्रतिफलन के बल पर प्रत्यावृत्त नेत्र रष्मियाँ अपना ही मुख 
अहृण करतीं तब तो ठोक है । अपने अतिरिक्त अन्य कुछ नही दोखना चाहिये ? 
इस पर कह रहे हैं-- 

प्रध्यावुत्त ग्राह्म तेज जब ग्राहक से सम्बद्ध हैं, तो अपने मुख में ही रूप 
दृश्य होना चाहिये । प्राह्म नीलत्व नील को छोड़ कर अलग नहीं रह सकता । 
ग्राह्य स्वदेश में रहता है, तभी ग्राहुक नेत्र उसे ग्रहण करता है । प्रश्‍न है कि-- 

बाहर निःसृत नेत्र के तेज का स्वात्माधिष्ठान अश्रीर है या सशरीर ? 
पहले पक्ष में शरीर भोगायतन नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके बिना भी 
बाह्यबुद्धि का उल्लास सम्भव हो जायेगा और 'भोगायतन शरीर' रूप सिद्धान्त 
ही अमान्य हो जायेगा || १४॥ 

सशरीर पक्ष में तो फिर बिम्ब के समान ही इसकी प्रतिपत्ति होने 
रूगेगी। इसपर कह रहे हैं-- 


छ १५] तृतीयमाल्विकम्‌ ३३३ 


यदीद॑ निजमुखाधिकरणत्वेनात्मनो रूपमवभासेत तत्‌ 'ममेद॑ रूपम' 
इत्यहन्तास्पदत्वेन पर्यस्ता प्रतिपत्तिः स्यात्‌, न पुनर्वेद्य कात्मनोःस्येद' रूपम्‌ 
इति इदन्तास्पदत्वेन, अत्र हि अव्युत्पन्तानां बालादीनामयमित्येवेकरसा 
प्रतिपत्तिः, व्युत्पन्नस्तु '“मन्मुखमवेदेमत्र प्रतिबिम्बितम्‌’ इत्यभिमन्यतां 
नाम, को दोषः?, बिम्बात्पुनरस्य प्रतिबिम्बत्वे भेदेन प्रतिपत्ति रस्त्येव ~ 
तत्र एवंरूपश्वस्य अपह्नोतुमशक्यत्वात्‌, कि च स्वमुख एव यद्यात्मनो 
रूपभानं स्यात्‌ तत्स्पर्शोऽपि भायात्‌, रूपसंनिवेशो हि कामं गुरुत्वगन्ध- 
वत्त्वादिरहितो स्याताम्‌, न पुनस्तदव्यभिचरितस्वमावस्वात्‌ स्पर्धद्दीनो 
क्वचिदृष्टो, रूपप्रतिबिम्बे तु स्पर्शाद्धिन्नमेव रूपं प्रतीयते, नह्यग्नि- 
प्रतिबिम्बभाजो मुकुरस्य क्वचिदुष्णत्वमुपलब्धम्‌, तद्र्पावभासे यथा 
तद्धर्मस्य संनिवेशस्य अवध्यं भानं तथा तदब्यभिचारिण: स्पर्शस्यापि स्यात्‌, 
यदि स्वमुखमेव गृह्येत तस्मान्न युक्तमुक्तं 'स्वकस्येव वक्त्रस्य ग्रहणम्‌' 
इति। ननु अत एव उक्त 'श्रान्तिरियस्‌' इति यत्स्वमुखमेव गृह्यमाणं 
भ्रान्त्याभिमन्यते--दर्पणे गृहीतमिति, यद्येवं तहि सेवास्तु किमसंवेद्यमानस्य 
सत्यमु खग्रहुणस्याभ्युपगमेन, श्रान्तो हि आरोप्यमाणमेव परिस्फुरति न 
बस्तुतत्त्वमपि, शुक्तिकारजतनिर्भासे हि यदि शुक्तिकापि भायात्‌ तत्कृतं 
रजतनिभसिन इति भ्रान्तिरेव न स्यात्‌, एवं सत्यमेव चेन्मुखं गृहीतं का 
नाम भ्रान्तिः, श्रान्तावपि वा कि दर्पण एव मुखत्वेन भाति उत स्वमुख 
परमुखस्रेन ? न तावत्‌ आद्य: पक्षो-दर्पणस्याखण्डस्येव निर्भासमानत्बात्‌ , 
नहि रजतनिर्भासावसर शुक्तिकाया अपि भानं भवेत्‌, नापि द्वितीयः-एवं 
हि ओदासीन्यमवलम्बमानः सर्वो जनः स्वमुखे भूषणविन्यासप्रसाधनादौ 
अनादृतः स्यात्‌, तस्माद्श्रान्त्यभावादिबिम्बविलक्षणं प्रतिबिम्बाख्यं वस्त्वन्त- 
रमेवेतदभ्युपगन्तब्यम्र ॥ १५ ॥ 


बिम्ब से प्रतिबिम्ब की भिन्न प्रतीति स्वाभाविक है । 'मेरा यह रूप 
है” इस वाक्य प्रयोग से अहन्तास्पद प्रतीति, इदन्तास्पद प्रतीति, बालकों को 
केवल मुख की भ्रतीति और व्युत्पन्न व्यक्तियों को 'मेरा मुख ही यहाँ प्रति- 
बिम्बित है' इत्यादि भिन्न भिन्न प्रतीतियों का झमेला बना ही रहता है । 

अपने मुख में ही अपने रूप का भान स्पर्श के साथ ही होना चाहिये। 
भले ही यह गुरुत्व, गन्धवत्त्व से रहित हो ! किन्तु स्पर्श तो रूप से अलग रह 
ही नहीं सकता । इसलिये रूपावभास में तद्वर्मावच्छिन्न स्पर्श का भी 
ग्रहण होने लगेगा जो नितान्त असम्भव है। 


श्रीतन्त्रालोकः 


अत आह 
रूपसंस्थानमात्रं तत्स्प्षंगन्धरसादिभिः । 
न्यग्भूतेरेव तद्युक्तं वस्तु तत्प्रतिबिम्बितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्‌--उक्तात्‌ ्रान्त्यभावा देहँतोः, ्पर्शादिशूत्यत्वात्‌ केवलं तद्रूपसंस्थानं, 
तत्र दर्पणादौ प्रतिबिम्बितं सत्‌ वस्त्वेव, न पुन रवस्तु, कि तु स्पर्शादिभिन्यंग्भू- 
तैरेव तद्युक्तम्‌, अन्यथा ह्यस्य विम्बादविशेष एव स्यात्‌, तस्मादस्त्येव्र प्रति- 
बिम्त्रलक्षणस्तृतीयो राशिरित्याशयः !! १६ ॥ 


कि नाम चेदं स्पर्शादीनां न्यग्भूतत्वमित्याह 
न्यग्भावो _ ग्राह्यताभावात्तदभावोऽप्रमाणतः । 
स दार्थसंयमाभावात्सोऽप्यादर्शेऽनवस्थितेः ॥ १७॥ 


स॒ इति--प्रमाणाभावः, अनवस्थितेरित्यर्थात्स्पर्शादोनां, यदि वा 
नामात्र हि स्पर्शादीतामवस्थानं स्यात्‌ तत्ते: सह्‌ इन्द्रियाणि संयुज्येरन्‌, 
तत्संनिकर्षादेव चोत्पद्यमानं ज्ञानं तत्र प्रमाणतां यायात्‌--इति तत्प्रमीयमाणस्य 
स्पर्शादे््राह्मा भावो भवेदिति भावः ॥ १७॥ 


दर्पण में गृहीत प्रतिबिम्ब यदि भ्रान्ति मानेंगे, तो अमुख. भी भ्रान्ति वश 
मुख रूप से प्रतीत होने लगेगा । भ्रान्ति में भारोप्यमाण पदार्थ की प्रतीति होती 
है। यदि सत्य मुख की प्रतीति हुई तो श्रान्त केसो ? भ्रान्ति में असंवेद्यमान 
सत्य मुख ग्रहण होगा-इन तको से यह निष्कर्ष निकलता है कि वेद्यमान 
बिम्ब से विलक्षण प्रतिबिम्ब स्वरूप मुख का ही ग्रहण होता है ॥ १५॥ 

इसलिये कहते हैं- 

इस तरह रान्ति के अभाव में न्यग्भूत स्पर्शादिशून्य केवल रूपस्थेर्य 
के कारण मुख रूप ही दर्पण में प्रतिबिम्बित होता है। यही मान्य सिद्धान्त 
है। वहाँ अवस्तु का प्रश्न ही तहों । न्यग्भूत स्पर्शादि से पृथक्‌ ही यह 
प्रतीति होती है । इसे न मानने पर बिम्ब प्रतिविम्ब में अन्तर बया होगा ? 
अतः बिम्ब के अतिरिक्त यह प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बित तृतीय वस्तु ही मान्य 
है॥ १६॥ 

यह स्पर्श आदि तन्मात्राओं का न्यग्भूतत्व षया है? इसका उत्तर दे. 


रहे हैं-- 


छ १८] तृतीयमाल्विकम्‌ ३२५ 


किच 
अत एव  गुरुत्वादिधर्मो. नेतस्य लक्ष्यते । 
नह्यादशैं संस्थितोऽसो तद्वृष्टोस उपायकः ॥ १८ ॥ 


अत इति--स्पर्शादीनामनवस्थितेः, यदि ह्येतस्य प्रतिबिम्वितस्य 
ख्पसंस्थानमात्रस्य स्पर्शाद्यपि स्यात्‌ तत्तद्वर्मो गुरुत्वादिरपि भायात्‌, 
तदभावे चास्य कि प्रमाणमित्याह “नह्यादर्शे संस्थितो$साविति' असाविति 
गुरुत्वादिर्धमंः, प्रतिबिम्बितस्य पर्वतादेः, गुरुत्वादिधर्मसंभवे हि तद्योगात्‌ 
दर्पणोऽप्यचाल्यः स्यात्‌, न चेवम्‌-इति' प्रतिबिम्बेऽपि तन्नास्तीत्युक्त 
'गुरुत्वादिधंमो नेतस्य लक्ष्यते’ इति । तनु रूपं तावत्सपर्शाव्यभिचारि 
सवंत्रेव दृष्टं, बिम्बे चैवमिति दर्पणे रूपमेव केवलं किमिति प्रतिसंक्रान्तम्‌ ? 
इत्याशंक्याह 'तद्‌दृष्टौ स उपायक' इति; तद्दृष्टाविति तस्य रूपसंस्थान मात्रस्य 
दृष्टाववभासन इत्यर्थः, दर्पणे हि पूर्वोक्तयुक्त्या रूपमेव स्वच्छमस्तीति 
तदवभासन एवास्य साधनत्वं, न स्पर्शादेरपीति भावः । उपाय एव 
उपायकः, इति स्वार्थे कन्‌ ॥ १८॥ 


स्पर्श आदि का अवस्थान यदि नाम मात्र को भी प्रतिबिम्ब में होता, 
तो इन्द्रियों से उनका संयोग होता । इन्द्रिय संन्निकर्ष से उत्पद्यमान विषयों 
का ज्ञान ही प्रमाण बन जाता । इससे यह स्पष्ट है कि प्रमीयमाण स्पर्श आदि 
की ग्राह्यता होती ही नहीं । यही उनका न्यग्भाव अर्थात्‌ प्रमाण भूमि से निम्न 
स्थिति में रहना है। १७॥ 


और भी 

स्पर्श आदिको की अनवस्थिति के कारण यदि प्रतिबिम्ब में स्पर्श 
आदि भो आ जाएंगे तो उसका गुण भारीपन भी अनिवार्यतः आ जायेगा । 
जो कभी नहीं होता । आदर्श में गुरुत्व की स्थिति नहीं होती! यदि ऐसा 
होगा तो पर्वत का प्रतिबिम्ब पड़ने पर दर्पण भी पर्वत की तरह अचल हो 
जायेगा । प्रन होता है कि स्पर्श तो रूप का अव्यभिचरित धर्म है । दर्पण में 
केवल रुप मात्र ही प्रतिबिम्बित होता है। उस दृष्टि से अर्थात्‌ रूप संस्थान की 
दृष्टि से अवभासन में दर्पण की स्वच्छता ही उपाय बनती है ॥ १८ ॥ 


३३६ श्रीतन्त्रालोक: 


ननु यथा दर्पणस्तदुदृष्टावुपायस्तथान्ये$प्यालोकादयः, इत्युपायत्वा- 
विशेषेऽप्येष एव कस्मादस्याधार उच्यते ? इत्याशंक्याह 

तस्मात्तु नैष भेदेन यद्भाति तत उच्यते 

आधारस्तत्र तूपाया दोपदुक्संविदः क्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 

यतः पुनस्तस्मादादशदिष प्रतिबिम्बो भेदेन पृथक्तया न भाति ततो 
हेतोस्तिलेषु तेलमितिवदभिव्यापकतयास्य एष आधार उच्यते, अत्र 
पुनरत्पन्नस्थ सतः प्रतिबिम्बस्य शप्तावालोकादय उपाया, इति-तेम्योऽस्य 
विशेषः, तदाह-तत्र त्विति, क्रमादिति दर्पणामेदेन उत्पत्यवभासात्‌, उत्तरः 
कालं संनिहितेऽपि दर्पणे जातेऽपि प्रतिबिम्बे दीपं विना कस्तद्वृथवहारः, को 
हि वेद अन्घतमसे दर्पणे मुखं संक्रान्तमिति, एवमन्धस्य संकरान्तेऽपि मुले 
सत्यपि आलोके न तद्बघवहारः, अनन्धस्य तु सष्यामपि एवंसामग्रयां 
केनापि वेगुष्येन यदीन्दरयार्थसंनिकर्षाभावात्‌ तउज्ञानं नोत्पन्नं तत्क एवं 
परिच्छिन्द्यातू--इत्मेतज्ज्ञप्तावेषां समुदितानामुपायत्वम्‌, अवभासनमात्रसारमेव 
हि प्रतिबिम्बसतत्वस्‌ - इत्येतदिह प्राधान्येनोक्तस्‌ ॥ १९॥ 

यदि दर्पण उपाय बनता है तो आलोक आदि भी उपाय कहे जा सकते 
हैं। इस तरह उपाय में कोई बिशेषता नहीं रह जाती है। इसलिये केवळ 
अवभासन ही आधार है--यह केसे कहा जा सकता है? उसका उत्तर दे रहे हैं- 


दर्पण से प्रतिबिम्ब भेद युक्त भासित नहीं होता। इसलिये जिस 
तरह तिल में तेल ब्याप्त है। अतः तिल आधार है, उसी प्रकार यहाँ भी कहा 
गया है। प्रतिबिम्ब की शसि में आलोक उपाय है। यद वेशिष्ठ्य यहाँ है । 
यहाँ क्रमिकता भी होती है। दर्पण है और अन्धकार है। उसमें प्रतिबिम्ब 
पड़ता ही है। भालोक होने पर ही अवभासत होता है। दीप से ज्ञि 
होने पर प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती है । इसलिये भालोक के पहले भोर बाद 
में शक्ति की क्रमिकता भी स्वभावतः इसमें सहायक होती है। अन्धे के लिये तो 
आलोक रहने पर भी जसि नहीं होती । यहाँ भोर भी कई प्रकार के वेगुण्य हो 
सकते हैं । इन्द्रियार्थ संन्निकर्ष के न होनेपर प्रतिबिम्ब का ज्ञान नहीं हो सकता । 
इसलिये कह सकते हैं कि अवभासन ही प्रतिबिम्ब का आधार है ॥ १९॥ 


॥ | २०३ तृतीयमाह्निकम्‌ ३३७ 


नै ननुक्तयुक्त्या दर्पणात्‌ दीपादीनामपि अविशिष्टमेव प्रतिबिम्बग्रहण 
सहिष्णुत्वम्‌, इति किमिति न तेऽपि स्वात्मामेदेन तद्भासयेयुः? 
इस्याशंक्याह 


दीपचक्षुविबोधाना काठिन्याभावतः परम्‌ । 
सर्वेतश्वापि नं्मल्याज्ञ विभादशंवत्पूथक्‌ ॥ २० ॥ 


सत्पमस्त्येव दीपादोनां स्वात्मनि प्रतिब्रिम्बग्रहणसहिष्णुत्वं, कि तु 
प्रतिबरिम््रस्य दर्पणे यथानतिरिक्तत्वेऽपि ततोऽतिरिक्तायमानत्वेन प्रकाशः, 
तथा नात्रेति अत आह “न विभादर्शवत्पृथक' इति, यतो दोषादीनां 
काठिन्यस्याभावः, कठिने हि दर्पणादौ प्रतिसंक्रान्तं मुखादि भाधारस्य 
स्थेर्यात्‌ पृथकप्रतिभासते, दोपादितेजः पुनः काठिन्याभावात्‌ एकबदिति, 
तत्रास्थेर्यात्तत्तथा न प्रकाशते यथा निर्मलेऽपि जलाशयादावस्तिमितत्बा- 
पप्रतिसंक्रान्तमपि मुखादि न लक्ष्यते तथेहापीति भावः। नन्वेवमप्स्वपि 
द्रवत्वात्काठिन्या बावात्‌ स्तेमित्येऽपि प्रतिबिम्बस्य पृथक्‌ प्रतिभासो न 
स्यात्‌ ? न--अस्त्येव हि अपां काठिन्यम्‌, नहि यथा नभसि भुजं 
परिभ्रमयतो न प्रतीघातस्तथात्रापीति, भत एवात्र बाहुभ्यां तरतः पुंसो 
बाह्वोः परं तद्भेदने परिश्रमः कि तु तदापेक्षिकं, नहि यथा पृथिव्यां 
काठिन्यमस्ति तथाप्सु, यथा चात्र तथात तेजसि, नहि तेजसि काठिन्यं 
नास्तीत्युच्यते कि तु तदपेक्षयापि स्वल्पं प्रतिबिम्बस्य पृथवप्रकाशनायोग्य- 
मिति, अन्यथा हि अमूर्तत्वादाकाशतुल्या एव दोपादयोऽपि भवेयुः, संविदि 
पुनरेतन्नास्त्येव- त्यमूर्तस्वात्तत्र न प्रतिबिम्बस्य पृथवप्रकाशः, कि च 


प्रश्‍न है कि दर्पण से व दीपादि से अविशिष्ट रूप से प्रतिबिम्ब का भव 
भासन होता है । फिर वे समान क्यों नहीं भासित होते ? इसपर कहु रहे हैं 

दीप और आँख आदि में भी प्रतिबिम्ब ग्रहण सहिष्णुता है किन्तु 
दर्पण में काठिन्य के कारण प्रतिबिम्ब अनतिरिक्त रहते हुए भी अतिरिक्त की 
तरह भासित होता है । वेसा काठिन्य दोप भादि में नहीं । अतः प्रतिबिम्ब को 
आधार नहीं मिल पाता । जल में चाञ्चल्य से स्थिर अवभास नहों हो पाता । 

यहू कहा जा सकता है कि जल भोर तेज में काठिन्य है किन्तु स्तैमित्य 
भी है। आकाश में तो शून्यत्व हो है। इसलिये प्रतिबिम्ब योग्यता केबल दर्पण 
में है। पृथिवी में यद्यपि काठिन्य है किन्तु रूप-परमाणुओं को घनता नहीं है 
ओर स्वच्छता भी नहीं है । 

श्रीत०--२२ 


३३८ श्रोतन्त्रालोक: 


दर्पणादि पुरत एव स्वच्छं, न पश्चादिति, तत्र मलिनं पश्चाद्भागं भित्ति- 
न्यायेनाथित्य स्वच्छे पुरोभागे प्रतिबिम्बं भासते, इह तु सवंत: स्वच्छल्वात्‌ 
एकेन भागेन प्रतिसंक्रान्तमपि मुखादि न लक्ष्यते भागान्तरेण ~ अन्ततः 
आलोकादिनां प्रतिसंक्रान्तेन तस्यावृतस्वात्‌ । यद्वा यथा काचस्फटिकश- 
कलादयः सर्वतः स्वच्छत्वात्‌ तद्वयवहितवस्तुदर्शनान्यथानुपपत््या नायनानां 
रक्मीनां न प्रतिघातकास्तथा दीपादयोऽपि, काठिन्याभावे सति सर्वत? 
स्वच्छश्वाद्भागान्तरेण निर्गच्छतः प्रतिबिम्बस्येति न तत्र॒ तत्प्ररोहमेति~ 
मलिनस्य तत्प्रतीघातकस्य भागान्तरस्याभावात्‌ , नंवित्युत: सर्वतो नर्मल्या- 
स्स्वप्रकाशेति न तम्या वेद्यत्वगन्धोऽप्यस्तीति तत्र कथं प्रतिबिम्बस्य 
पुथक्प्रकाशः, यत्पुनः प्रसरावसरे दोपे छायापुरुषज्ञान वा नभस्थे तेजसि 
प्रतिबिम्ब लक्ष्यते तम्मन्त्रादिमाहात्म्याच्चक्षुष्यपि वा यत्प्रतिबिम्बं दृष्यते 
तन्न तैजसे चक्षुरिन्द्रिये--तस्य नित्यपरोक्षत्वात्‌, £+ तु याप्ये गोलके इति 
न कश्चिहोषः ॥ २० ॥ 


न चेतत्त्रतिबिम्जसतत्त्वमस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 
एतच्च देवदेवेन दाशित बोधवृद्धये । 
मूढानां वस्तु भर्वात ततोऽप्यन्यत्र नाप्यलम्‌ ॥२१।। 
प्रतीघाति स्वतम्तं नो न स्थाव्यस्थायि चापि न। 
स्वच्छस्येष कस्यापि महिमेति कृपालुना ॥२२॥ 


एतहप्रतिबिम्वसतत्तवं कृपालुना देवदेवेन 'मूढानाम्‌' इति वक्ष्यमाणेन 
प्रकारेण बोधवृद्धये दशितमिति संबन्धः) दशितमिति सामान्येनोक्तेः 
सवंत्रेवेति भावः, तदुक्तम्‌ 


संविद्‌ तो अमूर्तं है । भतः उसमें प्रतिबिम्ब का पृथक्‌ प्रकाशन नहीं 
होता। दर्पण भी पृष्ठ भाग में मलिन हे। वहाँ स्वच्छता के अभाव के कारण 
प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं हे। मुकुरमें भित्ति के आगे प्रतिबिम्ब होता हे, पोछे 
नहीं । संविद्‌ सर्वतोभावेन निर्मल हे । भतः स्वप्रकाश हे । उसमें तो वेद्यत्व 
का गन्ध भो नहीं हे । अतः आदर्श की तरह पृथक प्रतिबिम्ब की वहाँ 
सम्भावना नही । दीप में या आकाश में छाया का दीखना मन्त्र बळ से सम्भव 
हे किन्तु आँख में तेजस इन्द्रिय के नित्यपरोक्ष होने के कारण छाया पुरुष दर्शन 
गोलक की आद्रता में ही हो सकता है ॥ २० ॥ 


| २२] तृतीयमाल्विकम्‌ ३३९ 


'पूजयेद्बम्बवद्देवीः करणत्वेन दीधितीः ।' इति । तथा 
'जलदपेणवत्तेन सबं व्याप्तं चराचरम्‌ ।' इति। तथा 
'सदसद्वस्तुनिर्भासी दर्षणप्रतिबिम्बवत्‌ ।' इति । तथा 
'यथान्तरनिमलादशे भान्ति भावा विरोधिनः । 
अनामिभ्रास्तथतस्मिश्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥' इति । तथा 
'प्रतिबिम्बिन्ति यस्यार्थास्त्वन्तः स्वच्छमणेरिव ।' इति। तथा 
“न मे बन्धो न मे मोक्षो जीवस्येता विभोषिका: । 
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेजेलेष्विव विवस्वतः ॥' 
इति। तत्र तावदेततप्रतिबिम्बं वस्तु भवति--प्रतिभासमानत्वात्‌, न च 
भातमभातं भवति इति हि सर्वेषामेवात्राविवादः, न चात्र कश्चिद्बाधकः 
प्रत्ययोऽस्ति ~ तस्योत्तरकालमनुदयात्‌। ननु यद्येवं तदेतेन प्रसिद्धतद्वस्तु- 
जातीयेन भवितुं युक्तम्‌, अन्यथा हि अनियतं वस्तुत्वं भवेत्‌, तेन शशस्या- 
ख्पस्पर्शाद्यात्मकं विषाणं वस्तुभूतमस्ति’ इत्यपि स्यात्‌, न चास्य प्रसिद्ध 
वस्त्वन्तरजातीयत्वमस्तीति कथं वस्तुभूतत्वं स्यात, बाह्य खलु उत्पन्नं 
वस्तु देशाद्देशान्तरमपि ब्रजेत्‌, न चेवमेतत्‌ ? तदाह 'ततोऽप्यन्यत्र न' इति, 
तत इति दर्षणदेशात्‌, अन्यत्रेति देशान्तरे भवति--इति सर्वत्रेव संबन्धः 
नीयम्‌, बाह्य च ख्पादि स्पर्शाद्यव्यभिचरितमेव भवति, नेवमेतदित्याह 
“नाप्यलमिति' नेतत्पर्याष्तमित्यर्थः, यतोऽत्र स्पर्शादिपरिहारेण रूपसंस्थान- 
मात्रस्येव प्रतिभासः । 
यह प्रतिबिम्बवाद मेरी बुद्धि की उपज नहीं अपितु शास्त्रोक्त हे। वही 
कह रहे हैं- 
कृपालु देवदेव परमेश्वर द्वारा मूढों की बोधवृद्धि के लिये स्थान स्थान 
पर कहा गया हे। जेसे- 
“दीधिति देवियाँ भी करणत्वेन पूजित हैं ।” तथा 


= 


“जल दर्पणवत्‌ सारा चराचर उससे व्याप्त हे” तथा 

“दर्पण में निर्भासित प्रतिबिम्ब की तरह वहु भी सदसत्‌ वस्तु का 
निर्भासन करता हे ।” 

“निर्मल दर्पण में जेसे विरोधी भाव भी भासित होते हें । उसी तरह 
भगवत्‌ चिन्नाथ में सारो विश्ववृत्तियाँ भमिश्रित भाव से भासित होतो हैं ।” तथा 

“अन्तः स्वच्छमणि के समान जिसमें सारे अर्थ प्रकाशित होते हैं।'” 
तथा “न मेरा मोक्ष होता हे ओर न मेरा बन्ध होता हे। यह सारी 


३४० श्रीतन्त्रालोक: 


न-शब्दो$त्र काकाक्षिवद्योज्य:, बाह्य' पर्वतादि सर्वस्येव प्रतिहन्तृ --सवँ 
चास्य मूर्तत्वात्‌, न चेवमेतत्‌ अत आह्‌ 'प्रतिघाती ति' न-शब्दो$त्रापि संबन्धनोयः, 
अन्यथास्य भग्ने दर्पणे कथं तदन्तः प्रवेशः स्यात्‌, न चेतद्दर्पणस्य पृष्ठतों युज्यते; 
तथात्वे हि दपंणस्यादर्शनं भवेत्‌, बाह्यस्य च सर्वस्येवोत्पत्तो कारणापेक्षास्ति, नहि 
स्वयंभु किंचित्‌ वस्तु संभवति, उत्पन्नं पुनरन्यतिरपेक्षमेवास्ते, यथा चक्रादिपरि 
हारेण घटः, इदं पुनसत्पत्तिनिमित्तं दर्पणादि उपेक्ष्य स्वातन्त्रयेण न किचिदपि 
सत्तां लभते, न हि दर्पणादिपरिहारेण प्रतिबिम्बं क्वचिदृश्यते तदुवतं 'न 
स्वतन्त्रमिति’ अत एव च नेतस्स्वर्यं स्थिरमस्थिरं वापीत्याह 'न स्थाय्य- 
स्थायि चापि नेति’ बाह्य हि वस्तु उत्पन्नं सत्‌ बहुकालयोगित्यात्स्थायो- 
त्युच्यते अन्यथा तु अस्थायि, एतत्पुनदर्पणादेरतिरेकेण सत्तामेव नोपलभत 
इति कस्य कालयोगो येत स्थायित्वमस्थायित्वं वापि भवेत्‌ तस्मात्प्रसिद्धः 
तद्वस्तुजातीयत्वाभावात्‌ णशविषाणादिवदेतदवस्त्वेवेति नास्थ प्रतिभासो 
न्याय्यः । अथ चास्ति प्रतिभास इति किमेतदुच्यते ? इत्याह 'स्वच्छस्येवेष 
कस्यापि महिमेति’ स्वच्छस्य दर्पणादेरेवेष प्रभावो यद्वस्तु अवस्तुविलक्षण- 
माभासमात्रसारं प्रतिबिम्बं नामेदं प्रतिभासते इति, तेन भगवता यथा 
दर्पणादौ आभासमात्रसारा एव भावा भवभास्यन्ते तथा संवित्तावपीति न 
बहोरूपत्वेनेषां सत्त्वमस्तीति बोधं वर्धयितुं बाह्यार्थाभिनिवेशिनामेतदुपदिष्टम्‌, 
अतः सर्वमेवेतदाभासमात्रंसारमेवेति, न बाह्येऽर्थेऽभिनिवेष्टव्यं येन द्वेतमोहः 
शाम्येत्‌ ॥२१-२२॥ 


विभीषिकायें जीव को हैं । सूर्य के जल में पडते हुए प्रतिबिम्ब की तरह यह 
बुद्धि का ही वेभव हे” इन उक्तियों से सिद्ध है। 

प्रतिबिम्ब भी वस्तु ही होता हे क्योंकि यह्द भी प्रतिभासमान है। “जो 
भात है, वहु अविभात नहीं हो सकता' यह सह्य सिद्धान्त है । इसमें बाधक कोई 
प्रत्यय नहीं क्योंकि भान होने के पहुले इसका उदय ही नहीं होता । शशविषाण 
की तरह प्रतिबिम्ब अवस्तु नहीं । दर्पण से पृथक्‌ बाह्य वस्तु की तरह यह 
अलग भी नहीं जा सकता । इतना ही नहीं, यह स्पर्शादि से रहित रूप संस्थान 
मात्र से ही प्रतिभासित होता है । 

यहु प्रतिघाती भी नहीं द्वोता क्योकि बाह्य वस्तु ही प्रतिघाती होते हैं । 
यह स्वतन्त्र भी नहीं है क्योंकि दर्पण के न रहने पर यहु नहीं प्रकाशित होता । 
न यह स्थायी है और न भस्थायो । इसी लिये प्रसिद्ध वस्तु जातीय न होने के 
कारण यह्‌ भवस्तु की तरह होने पर भी वस्तुवत्‌ प्रतिभासित है-यहु दर्पण की 
स्वच्छता का प्रभाव है ॥ २१-२२ ॥ 


ल्‌ २३] तृतीयमाह्लिकम्‌ ३४१ 


अत एवाहू 
न देशो नो रूपं न च समययोगो न परिमा 
न चान्योन्यासंगो न च तदपहानिन घनता । 
न चावस्तुस्वं स्यान्न च किमपि सारं निजमिति 
भ्रुत्न॑ मोहः शाम्पेदिति निरदिशहुर्षणविधिः ॥२३॥ 


प्रतिबिम्बं तावद्दर्पणातिरेकेण स्वतन्त्रतया पृथक्‌ सत्तां नोपलभत इत्यु- 
वपादितम्‌, ततश्च नास्त्यस्य दर्पणाहपृथग्देश इत्युक्तं “न देश इति’ एबं चास्य न 
घनता -_काठिन्यलक्षणा मूर्तिरपि नास्तीत्यर्थः, अन्यथा हि दर्पणादस्य पृथग्देशः 
स्यात्‌-एकस्येव नभोदेशस्य मूर्तेन दर्षणेनाक्रान्तस्य मर्तान्तरेणाक्रमितुमशक्यटवात्‌ 
मूर्तानां समानदेशत्वविरोधात्‌, अत एव चास्य नो रूपं ~ रूपाख्यगुणयोगो नास्ति 
इत्यर्थः स हि मूर्त एव भवतीति भावः, अत एव चास्य न कालेन संबन्धः, स हिं 
कंचितपूर्वापरभाविनमपेक्ष्य पृथग्लब्धसत्ताकस्य स्यात्‌, अस्य पुनर्दपंणात्‌ पृथक्‌ 
सत्तेव नास्तीत्युक्तं बहुशः, अत एव चास्य “न परिमा’ परिमाणं नास्ति -सत एव 
तद्योगोपपत्तेः, अन्यथा हि परिमिते दर्पणदेशे महाकारं पर्वतादि कथं भ्रतिसंक्रान्तं 
भवेत्‌, नापि दर्पणान्तरनेकेषामर्थानां सहप्रतिभासेऽपि परस्परं नेबिडयेन संशलेष 
इत्याह “न चान्योन्यासंग इति' । ननु नगरप्रतिभासादो यद्यनेकेषां भिन्नदेशानाम- 
र्यानामेकस्मिन्तेव परिमिते दर्पणदेशे प्रतिभासः तदेतेषामेकदेशत्वान्यथानुपपत्त्या 
वरश्परंसंमेलनेनेकपिण्डीभावेनेवासो न्याय्यः, न चेदेवं तहि तत्र नगरप्रतिभास एव 
न भवेदित्याह 'न च तदपहानिरिति' सर्वेषामेवार्थानां परस्परं वेविक्ल्येनेव प्रति- 
भासात्‌ 'न च भातमभातं भवतीत्युक्तं बहुशः, अत एव च नास्य अवस्तुत्वमित्याह 
“न चावस्तुस्वं स्यात्‌ इति' सर्वेषामेवार्थानां प्रतिभासात्‌, एवमध्यस्य वस्तुस्वोपपाद- 
कमल्पमपि निजं तथ्यरूपं नास्तीत्याह 'न च किमपि सारं निजमिति' । 


इसलिये कहते हैं कि, 

दर्पण से पृथक्‌ प्रतिबिम्ब का कोई देश नहीं । रूप की घनता भी इसमें 
नहीं । क्योंकि वह मूर्त वस्तु में ही होती है । इसका कोई समय-योग नहीं होता । 
इसकी कोई परिमा भी नहीं होतो क्योंकि यह घन वस्तु का ही परिमाण होता 
है । दर्पण में प्रतिभासित अनेकानेक पदार्थों से इसका कोई मेल भी नहीं होता । 
इसकी कोई अपहानि नहीं क्योंकि प्रतिभासित सभी पदार्थ पृथक्‌ भाव से 
श्रकाशित होते हैं । 


श्रीतन्त्रालोकः 


इत्येवमाभासमात्रसारं प्रतिबिम्बसतत्त्वं बाह्यार्थवादिनो निश्चितमेव द्वेतप्रथातमकं 
संकुचितं ज्ञानं शाम्यतामित्येदथं दर्पणविधिः-कुड्यादिवेलक्षण्येन प्रतिबिम्बः 
सहिष्णुवस्तुभ्रकारो, निरदिशत्‌ निदिष्टवान्‌। एवं च सत्ययमर्थः प्रदशितो 
भवति - यद्विइवमिदं संविदि दर्पणप्रतिबिम्बन्यायेन अवस्थितं न तु तदतिरिक्ततया 
बहीरूपत्वेन वस्तृसदिति न तत्रा भिनिवेष्टव्यमिति ॥२३॥ 
तदेवमुषपादिते प्रतिमिम्बमार्गे यच्छब्दस्य प्रतिबिम्बं तत्सामयायिकेन 
अभिधानान्तरेणाप्यमिधीयते इत्याह 
इत्थं प्रदशितेऽमुत्र प्रतिब्रिम्बनवत्मंनि । 
शब्दस्य प्रतिबिम्बं यत्‌ प्रतिशचत्केति भण्यते ॥२४॥ 
न चासौ शब्दजः शब्द आगच्छत्त्वेन संभवात्‌ । 
तेनेव वक्त्रा दूरस्थेः शब्दस्याश्चवणाइवि ॥२५॥ 
पिठिरादिपिधानांज्ञवि शिष्ट छिद्रसंगती । 
चित्रत्वाच्चास्य शब्दस्य प्रतिबिम्बं मुखादिवत्‌ ॥२६॥ 
प्रतिसंक्रमणेन श्रुत्‌ श्रवणमस्या इति 'प्रतिधृत्का' यद्वा प्रति सदृश 
श्रवणं प्रतिश्रुत्‌ सेवेति। इह खलु नेयायिकानां दर्पणादो चाक्षुषाणां रइमीनां 
प्रतिफलनात्‌ स्वकवक्त्रग्रहणेन रूपस्य प्रतिबिम्बे श्रोत्रादेः प्रतिफलनाद्ययोगात्‌ 


प्रतिश्रुत्कादी मुख्यशब्दादिरूपतापरिकल्पनेनापि तदफह्वव इति न क्वचिदपि 
प्रतिविम्बमस्तीत्याशयः । तत्र रूपप्रतिबिम्बं तावदस्तीत्युपपादितम्‌ । 


३४२ 


यह भवस्तु भी नहीं। इसका काई निजो तथ्य या सार नहीं 
होता । यह आभास मात्र सार वस्तु है। यहु संसार भी संविद्‌ में दर्पण की 
तरह प्रतिबिम्बित है। इस लिये इसके स्वाध्याय से यह निष्कषं निकलता है 
कि इस विशव के प्रति मोह व्यर्थ है। इसी उद्देश्य से इस दर्पण विधि का 
निर्देश यहाँ किया गया है ॥२३॥ 

प्रतिबिम्ब मार्ग के प्रदर्शित हो जाने पर शब्द प्रतिबिम्ब की चर्चा 
उसके सामवायिक अभिधान के आधार पर कर रहे हैं ? 

इस प्रकार प्रतिबिम्ब वाद का जो प्रतिपादन किया गया, इस पद्धति में 
नेयायिक मतानुसार नेत्र की रश्मियों से मुख का जेसे दर्पण आदि में प्रतिफलन 
हमें अमान्य है। वेसे हो शब्द आदि का प्रतिफलन भी अमान्य है । शब्द के 
प्रतिबिम्ब को प्रतिश्रुत्का कहते हैं । 


| २४-२६ ] तृतीयमाह्विकम्‌ ३४२३ 


एवं शब्दादीनामपि प्रतिब्रिम्वास्तित्वोपपादनाय तन्मतमाशंक्य दूषयति- 
“न चासो' इत्यादिना, असाविति प्रतिश्रुत्का, शब्दज इति न पुनः सँयोगजो 
विभागजो वा--स्वत एव स्वहेतुसमुत्थत्वादयं मुख्य: शब्द इति भाव: स 
वक्त्रदेशात्‌ गच्छन्नेव प्रतीयते अत एव तश्सविधवतिभिः प्रमातृभिराद्य एवं 
शब्दस्तोब्रतमप्रायः श्रयते, न पुनरन्त्यो मन्दतमप्रायः, दूरदेशवतिभिः पुन रन्त्य 
एव न त्वाद्य इति, प्रतिश्रुत्का पुनस्तेनेव ववत्रा तत्समोपस्थेर्वा प्रमातृभिरागच्छ 
स्वेन स्वसंमुखं प्रबर्तमानत्वेन सश्रयते, नत एव च दूरस्थ: ग ह्व रगुहाप्रायदेशस्थेः 
प्रमातृभिर्न श्र्यते--तदाभिमुख्येन तस्याः प्रवतंमानत्वाभावातू, मुख्यः शब्दश्च 
बहूनां श्रोतृणां श्रोत्राकाशदेशमधिशयानो न भिन्नस्वरूपतामभ्येति, तथात्वे 
हि सर्वेपामेवश्रोतृणामेकविषयत्वेन प्रवृत्तिं स्यात्‌, प्रतिश्रुत्का पुनरधःस्थितक्व- 
थितसशब्दपानी यभाण्डाच्छादनरूपाः पिठिरादयो ये उपादानविशेषास्तेषां यानि 
विशिष्टानि स्थूलमूक्ष्मादिरूपाणि छिद्राणि सुषिरा भागास्तत्रसंगतो तदाकाश- 
मेलनेन एकशब्दास्मवेचित्र्यं यायादति वस्तुभूतशब्दजातीयश्वानुपलब्ध्या नासौ 


इसका विग्रह्‌ है- प्रतिसंक्रमणेन श्रुत्‌ श्रवणमम्याः सा श्रुत्का, अथवा 
प्रति सदृशं श्रवणं प्रतिश्रृत्‌ सेव प्रतिश्रुत्का । जहाँ प्रतिश्रुत्का है, वहाँ मुख्य 
शब्द की परिकल्पना होती है । क्या प्रतिश्रुस्का शब्दज शब्द है? नहीं । न तो 
यह्‌ संयोगज या न ही विभाग से उक्षन्त है । यह स्वयं श्रुति समुदित मुख्य 
शब्द है । ज्यों हा कोई शब्द का उपयोग करता है, उसकी प्रतीति होती है। 
शब्द कथन करने वाळे प्रमाता के समीप स्थित पुरुष ही उसे सुनते हैं । दूरस्थित 
श्रोता शन्द का अच्छी तरह श्रवण नहीं कर पाते । दूर व समीप के भेद से श्रवण 
में अन्तर पड़ता है । 

यही दशा गर्म जल के ढक्कन में भी होतो है। आजकल प्रेशर कूकर के 
शिखर से चित्र विचित्र सोटियाँ सुन पड़ती हैं। छिद्र के ऊपर निर्भर है कि 
शब्द केसा होता है? वहां भी ऐसी प्रतीति होती है कि यह बिम्ब रूप शब्द से 
उत्पन्न शब्द है । इसलिये जेसे मुख से दर्पण में प्रतिबिम्ब होता है, उसी तरह 
मुख्य शब्द का आकाश में शब्दात्मक प्रतिबिम्ब हो उभरता है ओर वही सुन 
पड़ता है। इस तरह नेयायिक मत स्वतः निरस्त हो जाता है ॥२४-२६॥ 


हा रजिना 


३४४ श्रीतन्त्रालोकः 


न केवलं वस्तुमूतमुख्यशब्दजातीयत्वाभावात्‌ अत्र प्रतिबिम्बस्वं यावः 
ट्रपप्रतिबिम्बजातीयत्वादपीत्याह 
इदमन्यस्य वेद्यस्य रूपनित्यवभासते ¦ F 
यथादरश तथा केनाप्युक्तमाकर्णये त्विति ॥२७॥ 
यथा दर्पणादावहुन्ताप्रत्ययस्यापि स्वमुखसंबन्धिनो रूपस्यान्यसंबन्धिः । 
स्वेन वेशलया प्रतीतिः तथा 'मयेतदुक्तम्‌' इति परामशंनीयस्यापि स्वयमु- | 
1 शब्दस्य 'केनाप्युक्तम्त्‌ अहमाकर्णये' इति, अतश्च प्रतिबिम्बान्तर- 
जातीयत्वादप्यत्र प्रतिबरिम्बस्वमित्याशयः। तु-शब्दश्चार्थे स च पूर्वापेक्षया, 
इतिशब्दो वाक्यसमाप्तो ॥२७॥ 


ननु केनचिद्रक्‍त्रा यदयुच्चारितः शब्दो दूरे गुहाद्याकाशे प्रतिसंक्रान्तिमेति 
तततद्देशवतिनाभेव तच्छूवणं भवेत्‌ न त्वन्येषाम्‌ ? इत्याहृ 
नियमाद्‌ बिम्बसांमुह्यं प्रतिबिम्बस्य यत्ततः । 
तन्मघ्यगाः प्रमातारः शृण्वन्ति प्रतिशब्दकम्‌ ॥ २८॥। 


यस्माद्र्पणादाविव प्रतिबिम्बस्य नियमेन बिम्बसांमुख्यमेव भवति 
तस्मात्तयोः बिम्त्रप्रतिबिम्बयोरन्तर्वीतन एव प्रमातारस्तं बिम्बसांमुख्येन 
प्रव्तमानं प्रतिशब्दं श्यृण्वन्ति, न पुनर्दूरगास्तदति रिक्तगह्वरगुहादिदेशस्थाः- 
तदाभिमुख्येन तस्याप्रवर्तनात्‌ ॥२८॥ 


न केवल वस्तु रूप मुख्य शब्द-जातोयता के अभाव में भी यहाँ प्रतिविम्ब 
मानते हैं वरन्‌ रूप प्रतिबिम्ब की सजातोयता में भो मानते हैं । वहा कह रहे हँ- 

दर्पण में रूप देखने वाले को अहमात्मक प्रतीति के साथ यह भी जान 
पड़ता है कि यहु प्रतिविम्ब इस मुख का है, वेद्य का है। उसी तरह “मेंने यह 
कहा” इस स्वयम्‌ परामर्शनीय वाक्य में “किसी का कहा में सुन रहा हूँ यह 
प्रतीति भी होती है। दोनों स्थलों में बिम्ब प्रतिबिम्ब का अन्तर सहूज प्रतीत 
होता है ॥२७॥ 


प्रश्‍न होता है कि किसी वक्ता द्वारा उच्चरित शब्द दूर गुहाकाश 
आदि में प्रतिसंक्रान्त होता है तो क्या वह उसी स्थान पर रहने वाले को सुन 
पड़े, दूसरों को नहीं । इस पर कह्‌ रहे हैं- 

दर्पण की तरह प्रतिबिम्बका नियम पूर्वक बिम्ब-सांमुख्य होता है। 
इस लिये उन बिम्ब प्रतिबिम्बों के मध्य के प्रमाताओं को उनकी प्रमिति होती 


डं २९-३० ] तृतीयमाल्िकम्‌ ३४५ 


ननु यद्येवं तहि तन्मध्यगत्वेशप केनापि निमित्तेनाश्रुतबिम्बाभिमत- 
शब्दकाराः कथं बिम्बाभिमुख्येन प्रवतंमानं प्रतिशब्दं यृह्लोयुः ? इत्याशंक्याह 
मुख्यग्रहं त्वपि विना प्रतिबिम्बग्रहो भवेत्‌ । 
स्वपश्चात्स्थ प्रियं पझ्येट्टङ्कित॑ मुकुरे बपुः ॥२९:। 
“भवेदिति’ प्रतिबिम्बग्रहणयोग्यदेशावस्थानात्‌ 'स्वपश्चास्थिति' अत- 
कितोपनतबिम्बभूतप्रियादर्शने विशेषणद्वारेण हेतुः ॥२९॥ 
ननुक्तयुक्त्या दर्पणादेरतिरेकेण प्रतिबिम्बं पृथक्सत्तामेव नोपलभत इति 
कथं तस्य बिम्बसांमुझ्यं भवति ? इत्याशंक्याह 
सांमुख्यं चोच्यते तादुग्दपंणाभेदसंस्थितेः ॥३०॥ 
तादृग्बिम्बसंमुखो योऽसौ दर्पणः, तेनाभेदो दपंणेकात्म्यं, तेन या प्रति- 
बिम्बस्य सा स्थितिरवस्थानं, तेन एतदेवास्य सांमख्यं--यद्दर्पणो बिम्बसांमुख्येन 
वर्तते, तदनधिकवृत्तित्वात्‌ तस्य दर्पणादेः पुनरवश्यंभाविविम्बसांमुख्यम्‌, 
अन्यथा हि प्रतिबिम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌, एवमाकाशादेरपि बिम्बसांमुस्येनेव 
हि शब्दादिप्रतिबिम्बग्रा हित्वमित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ ३०॥ 


है। उसी तरह शब्द में भी मध्यग प्रमाताओं को श्रावण प्रत्यक्ष अवष्यम्भावी 
है। जो उस से बहुत दूर हैं या अन्यत्र हैं, उनके लिये तो उसका प्रवर्तन भी 
नहीं हुआ तो सुनने का प्रश्न ही केसे हो सकता है। 

श्रोता यदि मध्यमें हों और किसी कारणवश शाब्द न सुन सकें, ऐसे 
अश्रुत बिम्बाभिमत-शब्दकार प्रमाता विम्बाभिमुख प्रवत्तमान प्रतिशब्द केसे 
ग्रहण कर सकते हैं ? इसका उत्तर दे रहे हें- 

मुख्य ग्रह के विना भी प्रतिबिम्ब ग्रहण होता है। प्रच्छन्न रागमयी 
कान्ता अपने पीछे स्थित प्रिय को आदर्श में प्रतिबिम्बित देखती है। यह दर्शन 
क्रिया प्रतिबिम्ब ग्रहण रूप ही है । 'प्चात्‌ स्थित' शब्द अतकित रूप से सम्भवतः 
विम्बरूप प्रिय के दर्शन का विशेषण द्वारा हेतु बनता है ॥२९॥ 

उक्त युक्ति के अनुसार दर्पण आदि के अतिरिक्त प्रतिबिम्ब की पृथक्‌ 
सत्ता ही नहीं रहतो फिर उसका बिम्बसांम्मुख्य केसे ? इसका उत्तर दे 
रहे हैं- 

बिम्ब के सामने स्थित दर्पण में प्रतिबिम्ब का अभेदावस्थान स्पष्ट 
परिलक्षित होता है । दर्पण बिम्ब के समक्ष वत्त॑मान है । यही अवस्थान ही 
सांमुख्य है । इसके अतिरिक्त प्रतिबिम्ब की वृत्ति नहीं होती है। अतः दर्पण का 


३४६ श्रोतन्त्रालोकः 


तदाह 
अतः कूपादिपिठिराक्षाशे तत्प्रतिमिम्बतम्‌ । 
वक्त्राकाशं सशब्दं सद्भाति तत्परवक्तृबत्‌ ॥३१॥ 


अतो-यथोक्ताद्विम्बसंमुखाधारविशेषेकात्म्याद्धेतो; कृपाद्याकाशे 
तद्विम्त्रभूतं सशब्दं वक्तुः संबन्ध्याकाशं प्रतित्रिम्बितं जाततदभेदवृत्ति सत्‌ 
भाति प्रतिभासते इत्यर्थ: । शाब्दस्य गुणत्वेन गुणिनि समवेतत्वात्तत्परतन्त्र- 
स्वमेवेति गुणिनेव सह्‌ अस्य गुणिति प्रतिबिम्बनं युक्तमित्युक्तम्‌-'आकाशे 
आकाशम्‌’ इति। कूपाद्याकाशस्य वक्त्राकाधासांमुख्यं हृदय ङ्गमीकतुः 
दृष्टान्तयति 'तत्परवत्तृवत्‌' इति-ततः प्रकृताद्वत्तुः परो वक्ता प्रतिवक्ता 
तस्मिन्निवेत्यर्थः, यथा बक्तृसंमुखीन एव प्रतिवकतृसंम्त्रन्धी श्रोत्राकाशो 
वक्तृसंम्बन्धिन: सदाब्दस्याकाशस्य प्रतिबिम्बं गृह्णाति तथा कूपाद्याकाशोऽपीति । 
इहु खलु तत्तदिन्द्रियजं ज्ञानं गृहीतत्तत्प्रतिबिम्मेव विषयं १२्‌च्छिन्द्यात्‌, 
अन्यथा हि निराकारस्य ज्ञानस्य नीलपोताद्यनेकविषयसाधारणल्वात्‌ 'इदं 
नीलज्ञानम्‌, इदं पोतज्ञानम्‌' इति नियमो न स्यात्‌, अतश्च साकारं ज्ञानम्‌ 
आकारवत्तामन्तरेणास्य प्रतिकर्मब्यवस्थानुपपत्ते: । 


बिम्बसांमुख्य अवइयंभावी है । अन्यथा प्रतिबिम्ब को उत्पत्ति ही नहो हो 
सकती । इसी तरह आकाश आदि का मी शब्द रूप त्रिम्ब-सांमुख्य अनिवार्य 
है। इसो से प्रतिबिम्ब का ग्रहण हो सकता है ॥३०॥ 


वही कह रहे हैं-- 

बिम्ब और ब्रिम्बाधार के विशेष ऐकात्म्य के कारण कूप आदि के 
भाकाश में वक्ता का शब्द गूंजता है और वह आकाश शब्द से भर जाता है । 
बक्ता बोलता है । वहाँ का आकाश, कूप का आकारा शब्द बिम्ब सहित प्रति 
बिम्बित और अभेद भाव से प्रतिभासित होता है । छब्द आकाश का गुण है + 
गुणी आकाश में वह समवाय भाव से स्थित होता है। अत. शब्द गुणो के परतन्त्र 
है। इसी लिये गुणी के साथ ही और गुणी में ही प्रतिबिम्बत होना स्वाभाविक 
है । शब्द के उच्चारण के समय दो आकाश हैं। १-वक्त्राकाश ओर २-कूप भादि 
के माकाश । दोनों का सांमुख्य इस प्रकार समझा जा सकता है-- 


वक्ता बोलता है । शब्द आकाश से होकर कूप आदि आकाश में पहुंचा ॥ 
वहाँ श्रोता का श्रोत्राकाश है। बहू उस शब्द को ग्रहूण भो करता है। सशब्द 


> 


[न ३१ ] तुतीयमाह्लिकस्‌ ३४७ 


न च यदेवास्य जनकं तदेव विषय इति प्रतिकर्मव्यवस्थाफि 
सिद्धथेत्‌, इति वक्तुं युक्तं-जनकश्वाविशेषाच्चक्षुरादीनामपि तद्विषय 
त्वप्रसंगात्‌ । अथेतन्नीलेन कमंणा सत्ता जन्यते न त्वेवं चक्षुरादिना इत्यस्य" 
तदेकविषयत्वम्‌ ? इति चेत्‌ नेतत्‌--कर्मत्वं हि कारकत्वं तच्च क्रिया- 
वेशवशाद्धवति, अन्यथा हि तद्वस्तुमात्र स्यात्‌, न कारकं, नीलस्य चेह 
ज्ञानास्यक्रियावेश एव विचारयितुं प्रस्तुत इति कथं तत्पूर्वमपि अस्य कमंत्वं 
स्यात्‌ इति । न जनकत्वेनापि तदेकविषल्वं सिद्धयेत्‌ यत्पुनर्जनक्त्वाविशेषेऽपि 
वस्तुस्वभावक्कृत एवायं बिशेष _ इत्युच्यते . तत्पलायनभ्रका रासूत्रणस्‌, इत्यलं 
बहुना । एतेन इन्द्रियाण्यपि गृहोततत्प्रतिबिम्बान्येव तत्तद्विषयपरिच्छेदमाधा- 
तुमुत्सहन्ते इति साधु दृष्टान्तितम्‌ ¬ 'तत्परवक्‍तृवदिति' यद्यप्येतत्‌ श्रोतृमात्रे 
संभवति तथाप्यभिनिवेशादिना बकतृप्रतिवतरत्रोः परस्परमवश्यंभावि साँमुख्यः 
मित्येतन्निदर्शनीकृतम्‌ । 


वबत्राकाश प्रतिवक्ता के श्रात्राकाष में भी प्रतिबिम्बित होता है” जेसे श्र/त्राकाश 
प्रतिबिम्बख्प से ग्रहुण करता है । उसी तरह कूपादिं आकाश भी उसे ग्रहण 
करते हैं। 

यहाँ इन्द्रिय ग्राह्य अन्य विषय भी विमुष्टव्य हो जाते हैं। पांचों 
ज्ञानेन्द्रियो के पाँच प्रकार के ज्ञान हैं । सभो पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। यह ज्ञान क्या हें? 
ये सभी प्रतिबिम्त्र हैं। विषयों का परिच्छेद इसो भाधार पर हाता है। 
अन्यथा जहाँ निराकार ज्ञान होता है वहाँ तो सामान्य भाव होता है-वहाँ 'यहू 
नीला है' 'यह पीला है। यह नियम नहीं बन सकता । इस लिये इन्द्रिय जन्य 
ज्ञान साकार ज्ञान है क्योंकि इन्द्रियों से ग्राह्य आकारवत्ता के बिना उसकी 
प्रतिकत्तव्यता सिद्ध नहों हो सकतो। अर्थात्‌ क्यों न यहू माना जाय कि 
इद म्‌ नीलम्‌ तथा नीलमिदम्‌ में प्रतिकर्म है। 


प्रइन है कि जो इस ज्ञान का जनक हे, वही विषय हे । इस मान्यता के भनुः 
सार तो जनकत्व रुप प्रतिकर्मव्यवस्था भी पूर्ण हो जातो हे, किन्तु इसमें दोष 
यह हे कि जनकत्व का और विषयत्व का निर्धारण न होने से चक्षु आदि भी 
जनकवत्‌ ग्राह्य होने लगेंगे। नील रूप कमं के द्वारा एक नीलस्व सत्ता की उत्पत्ति 
होतो है। उसी तरह आंख के द्वारा नहीं होतो है। इस तरह शान का जनक विषय 
है-यह मानने में यह अन्तर है कि कर्म कारक हाता है। किया के आवेश 
के कारण ही कारकत्व होता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो कर्म वस्तु मात्र रह 


३४८ श्रोतन्त्रालोकः 


श्रोतृणां पुनरसाँमुख्यमपि संभाव्यते, तथाहि--एवं वदन्तो लौकिकाः 
श्रोतारो दृश्यन्ते न मया श्रुतमनेनोक्तमिति' । यद्वा सामान्येन कूपाद्याकाशे 
प्रतिबिम्बितो वकत्राकाशः पर इव वक्ता भाति-वक्त्रन्तरेण इव उच्चारितः 
शब्द श्रूयते इत्यर्थः। एवं प्रतिबिम्बमपि तदभेदवृत्तित्वादिबम्बसंमुखमेवेति 
युक्तमुक्तम्‌ “नियमाद्‌ ब्रिस्बसांमुख्यं प्रतिबिम्त्रस्येति ॥३१॥ 
अत एव च बिम्बप्रतिबिम्बयोमंध्यदेशग एव प्रमाता तत्तदगृह्णाति 
नान्य इत्याहू 
यथा चादलंपाश्चात्यभागस्यो वेत्ति नो मुखम्‌ । 
तथा तथाविधाकाञपश्चासस्थो वेत्ति न ध्वनिम्‌ ॥३२७ 


म्‌ खमित्यन्यसंबन्धिमुखप्रतिबिम्बं, तथाविधेति बिम्बसंमुखीनः पश्चा- 
त्स्थो--गह्व रगुहाप्रायदेशस्थ इत्यर्थः। 


जायेगा, कारक नहीं हो सकता । नोल में ज्ञान रूपी क्रिया का आवेश ही विचार 
का विषय है। इसके पूर्व यह कर्म नहीं कहा जा सकता था । देखने और विचार 
का विषय होने पर ही नील विषय की नोलता का ज्ञान होता है। इस लिये 
विषय जनक नहीं हो सकता । यह प्रतिबिम्बमात्र ही होता है। 

जनक मानने पर भी दोनों की एक विषयता सिद्ध नहीं होती। 
बयोंकि जनकत्व में सामान्य भाव होता है। वस्तु के स्वभाव से विशेष की 
सिद्धि होती है । इससे यह स्पष्ट है कि इन्द्रियां विविध विषयों का प्रतिविम्ब 
ग्रहण करती हैं। इस से विषयों का परिच्छेद हो जाता है। “पर वक्तुवत्‌ 
श्रोता के श्रुत शब्द से सम्बन्धित प्रयोग है फिर भो अभिनिवेश आदि से वक्ता 
और श्रोता का अवश्यंभावी सांमुख्य यहाँ निर्दाशत हो जाता है। उसी तरह 
इन्द्रिय जन्य विषय, ज्ञान के प्रतिबिम्ब मात्र हैं। 


जो केवल श्रोता हैं। इनमें परस्पर सांमुख्य नहीं होता । व्यवहार में 
श्रोता लोग कहते हैं-'इसने जो कुछ कहा हैनमैते नहीं सुता है अथवा 
सामान्यतया कूपाद्याकाश में प्रतिबिम्बित बक्ता-सम्त्रन्धित आकाश कभी 
दूसरा वक्ता ही जान पड़ता है। प्रतोत होता है कि कोई दूसरा हो इसे बोल रहा 
है। इस प्रकार प्रतिबिम्ब और बिम्ब की अभेद वृत्ति होने के कारण परस्पर 
सांमुख्य स्वोकार्य होता है। यही तथ्य इलोक २८ में भी प्रतिपादित है ॥३१॥ 

इसीलिये बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब दोनों के बीच का प्रमाता ही ग्रहण 


करता है, दूसरा नहीं। यही कह रहे हैं-- 


1 ३३] तृतीयमाह्लिकम्‌ ३४९. 


ध्वनिमिति प्रतिश्रुत्कालक्षणं, नो वेत्ति इति वेदनमात्रनिषेधात्प्रतिबिम्बस्य 
वस्तुतोश्वस्थानमस्तीति सूचितम्‌, न हि ज्ञानाभावाज्ज्ञेयस्याप्यमाव इति भावः- 
तेनोत्पन्नमपि प्रतिबिम्बं योग्यदेशा-वस्थानाभावाभ्न जानातीत्यर्थः, यद्यपि 
चेतन्नियमाद्‌ बिम्बसांमुख्यमित्यादिनेव गताथ॑ तथापि खूपप्रतिबिम्बसाजात्यो- 
पोद्बलनाय पुनरुपात्तम्‌ ॥३२॥ 

नन्वत्र रूपप्रतिबिम्बजातीयत्वं किमंशांशिकया सवंसविकया वा? 
तत्राद्ये पक्षे वस्तुभूतदाब्दजातीयस्वमपि प्रतिभासमानल्वादिना केनाप्यंशेनास्तीति 
तदूपतापि प्रसक्ता स्यात्‌, सव॑सविकया चेतन्नास्ति-यदुत्पन्नेऽपि रूपप्रतिबिम्बे 
हस्तादेबिम्बस्य प्रतीतिः, इह्‌ तु न तथा,-इत्याशंकां दर्शयति 


शब्दो न चानभिब्यक्तः प्रतिबिम्बति तद्ध्रुवम्‌ । 
अभिव्यक्तिश्रुती तस्य समकालं द्वितोयके ॥।३३॥ 


क्षणे तु प्रतिबिम्बत्वं श्रुतिश्च समकालिका ॥ 


इह शब्दस्ताबत्‌ अनभिव्यक्तोऽनुच्चारितः प्रतिबिम्बात्मतां नाभ्येति 
इति नूनमसौ प्रथमे क्षणे स्थानकरणाभिधातादभिव्यक्तः सन्‌ श्रोत्रेन्द्रियग्रा- 
ह्यतामवगाहते । 


मुख अन्य सम्बन्धित मुख का प्रतिबिम्ब है । उसे आदर्श के पीछे रहने 
वाला द्रष्टा नहीं देख सकता । उसी तरह बिम्ब शब्दाकाश के पीछे गुहागह्नर में 
रहने वाला श्रोता ध्वनि के प्रतिबिम्ब को श्रोत्राकाश में ग्रहण नहीं कर सकता । 

प्रतिश्रुत्का का लाभ उसे नहीं मिल सकता, यह इससे स्पष्ट है। यद्यपि 
संवेदन का निषेध है पर प्रतिबिम्ब की सत्ता वहाँ है । इस लिये ज्ञान के अभाव 
में ज्ञेय का अभाव नहीं होता । इस लिये प्रतिबिम्ब तो उत्पन्न है, पर योग्य 
देशावस्थान के अभाव में श्रोता नहीं जान पाता । इससे शब्द प्रतिबिम्ब ओर रूप 
प्रतिबिम्ब में साजात्य है-यह इलोक २७ की उक्ति भी सिद्ध हो जातो है ॥३२॥ 

प्रश्‍न होता है कि रूप प्रतिबिम्ब-साजास्य अंशांश रूप से होता है या 
सर्वाशतः ? आदि पक्ष में वस्तु भूत शब्दज शब्द-जातीयता, प्रतिभासमानता 
के कारण यदि कुछ अंशो में भी हुई तो तादूप्य भी प्रसक्त हो जायेगा ? द्वितोय 
पक्ष में ऐशा कुछ नहीं होता जेसा कि रूप प्रतिबिम्ब के उत्पन्न हो जाने पर 
हस्त आदि बिम्ब की प्रतीति होती ही है। यहां ऐसा नहीं द्वोता। क्यों ? 
हसका उत्तर दे रहे हैं-- 


३५० श्रीतन्त्रालोक: 


द्वितीये क्षणे पुनः प्रतिबिम्बतामइतुवानः श्रयते, इति-नास्यो- 
च्चारितप्रध्वंसिनो बिम्बसंमतस्य प्रतिबिम्बात्मतावसरे प्रतीतिः, अतश्च नात 
छूपप्रतितरिम्बजातीयत्वं-=तत्र प्रतिबिम्बकालेऽपि बिम्बस्य प्रतीतेः ॥३३॥ 

तदेतन्नेत्याह्‌ 

तुल्यकालं हि तो हस्ततच्छायारूपनिश्चयः ।। ३४॥ 

निश्चय इति विमर्शात्मावभासः, तत्रापि न प्रतिबिम्बकाले विम्बस्य 
प्रतीतिः, न हि प्रतिबिम्बप्रतीती बिम्बस्यापि हस्तादेः प्रतीतिर्युक्ता - युग- 
वसप्रतोतिद्वयोदयविरोधात्‌, न चेयं चित्रज्ञानवदेकेव उभयालम्बना --बिम्त्र- 
प्रतिविम्बयोविदूरदेशवतित्वात्‌ अविच्छेदेन प्रतिभाक्षाभावात्‌ । नमु हस्तादेः 
प्रतिभासामावेऽपि वस्तुनोऽवस्थानमस्ति ? इति चेन्नेतत्‌ -आभास एव हि 
सर्ववस्तुव्यवस्थापकः तमन्तरेण अर्थानां सत्वासत्त्वनिश्चयायोगात्‌, स एव चात्र 
नास्ति, इति हस्तादेबिम्बस्य वस्तुतः सख्भावे कि प्रमाणं, शब्दस्य च द्वितीये 
क्षणे$पि नझ्यदवस्थस्य वस्तुतः सद्भावोऽस्ति कि तु प्रतिबिम्बात्मतावमरे 
तस्य प्रतीतिरेव न भवेदित्यत्रापि न बिम्बप्रतिबिम्बगोर्युगपत्मरतोतिरितिस्थित- 
मेबास्य तज्जातीयत्वम्‌ ॥३४।। 


शब्द यदि उच्चारित नहीं हुआ तो उसका प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता । 
इस लिये पहले घव रूप से जब स्थान और करण के अभिघात से शब्द अभिव्यक्त 
होता है, वह तभी श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य होता है । दूसरे क्षण में वह प्रतिबिम्ब बन 
जाता है। समकालिका श्र॒ति भी स्वाभाविक रूप से होती है। यह ध्यान 
देने की बात है कि शब्द उच्चारण के बाद ध्वंस हो जाता है। भतः रूप की 
तरह बिम्ब सदृश उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । इस लिये रूप प्रतिबिम्त्र 
साजात्य यहाँ नद्दीं हो सकता क्यों कि रूप के बिम्ब की प्रतीति प्रतिबिम्ब बनने 
पर भी होती ही है॥ ३३॥ 

तुल्यकालिक अवभास भी मान्य नहीं है । हस्त और छाया में बिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव है । इनकी युगपत्प्रतीति असंभव है । वस्तुतः छाया का विमर्शात्मक 
अवभास होता है। इसी तरह शब्द और प्रतिशब्द में भी होता है। यद्यपि 
उच्चरित शब्द तत्काल नश्यदवस्थ होता है अतः प्रतिबिम्ब के अवसर पर 
उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । 

“यह ध्यान देने की बात है कि बिम्ब और प्रतिबिम्ब रूप हाथ और 
उसकी छाया की युगपत्प्रतीति का उदय अस्वाभाविक है। ऐसा हो ही नहीं 


छ ३५-३६ ] तृतीयमाल्विकम्‌ ३५१ 
एवं नेयापिकमतापहस्तनेन प्रतिबिम्बपरमार्थमुपपाद्य प्रकृतमेवोपक्रमते 
इत्थं प्रदशिते$मुत्र प्रतिबिम्बसतत्त्वके । 
प्रकृतं बूमहे तत्र प्रतिबिम्बनमरहति ॥३५॥ 
शब्दों नभसि सानन्दे स्पंघामनि सुन्दरः । 
्पर्जोऽन्योऽपि दृढाघातशुलशोतादिको-द्ूवः ॥ 
परस्यः प्रतिञ्रिम्बत्वात्स्वदेहोदू लनाकरः ।।३६॥ 


तदाह~-ततरेत्यादि, तत्रेति एबंस्थिते सतीत्यर्थः । नभसीति तत्रेव शब्दस्य 
नैर्मल्यात्‌, स च परस्थः सन्‌ प्रतिबिम्बनमहंतीत्थन्वयः, एतच्च स्ंत्रेव योज्यम्‌, 
सानन्द इति आतनन्दस्थानातमके कन्दहृत्तालुतलादौ आधारविशेषे, तत्रेव हि 
स्पर्शस्य नैर्मल्यान्मिथुनोपभोगसमुचितः स्पर्शः प्रतिसंक्रामति येन धातुतिः्यन्द- 
सुखाद्यपि स्यात्‌ । अत एवानन्दातिशयकारिल्वात्‌ 'सुन्दर' इत्युक्तम्‌ । अन्यो 
दुःखादिका रिस्वादसुन्दरोऽपि म्पर्शोर्श्यात्‌ दृःखाद्यातमके मत्तगन्धजठरकूर्मनाडी- 
कण्ठप्रभृतौ आधारविश्ेषे प्रतिसंक्रामति येन मूर्च्छाद्यपि स्यात्‌, परस्थ इति 
परानुभूयमानः, तत्र हि स मुख्य इति भावः। 


सकता । यह चित्रवत्रतोति भी नहीं है । बिम्बप्रतिबिम्ब अलग अलग रहते हैं । 
इसलिये भवभास भी पृथक्‌-पृथक्‌ ही होगा। ऐसा भी नहीं कह सकते कि 
प्रतिभास न होने पर भी वस्तु का सद्भाव रहता है क्योंकि आभास ही सभो 
वस्तुओं को व्यवस्थापक है । उसके विना वस्तु के सद्भाव या असद्भाव का 
निश्चय नहीं हो सकता ॥३४।। 


इस प्रकार नेयायिक मतवाद निरस्त कर प्रतिबिम्बवाद की प्रतिपादकता 
के अनन्तर प्रकृत विषय का उपक्रम कर रहे हैं-- 

इस प्रकार बिम्बप्रतिबिम्बवाद की प्रतिस्थापना करने के उपरान्त अब 
मैं प्रकृत का पुनः उद्घोष करता हूँ कि शब्द का नेमंल्य आकाश में विद्यमान 
है । वहीं उसका प्रतिबिम्म्रोदय स्वाभाविक है । यही बात अन्यत्र स्पर्श आदि में 
भो लागू होती है । आनन्द के स्थान कन्द, हृदय और तालु आदि में स्पर्श का 
नेर्मल्य है । मिथुन के उपभोग के अवसर पर तदनुरूप स्पर्श का प्रतिसंक्रमण 
होता है भौर परिणामतः धातूस्रावजन्य सुखोपलब्धि होती है । आनन्दातिशय 
के कारण हो वह सुन्दर होता है । असुन्दर स्पर्श भी मत्तगन्ध, जठर, कूर्मनाडी 
और कण्ठ आदि में त्वरित संक्रमण करता है। परिणामतः मूर्च्छा से लेकर 


३५२ श्रीतन्त्रालोकः 


एतच्चोपलक्षणं--तेन स्मर्यमाणोत्प्रेक्यमाणादिरूपोऽप्यसौ एवं स्यात्‌ । 
प्रतिविम्बत्वं च अस्य कुतो लक्ष्यते ? इत्याह--'प्रतिबिम्बत्वास्स्वदेहोदूलनाकर” 
इति, एतच्च सुखदृःखयोरनुभवे समातमित्यविशेषेणोपात्तम्‌ । २५-३६ 

नन्वेवमर्थक्रियाकारित्वादेषु मुख्य एव स्पर्शः कि न भवति? 
इत्या शंक्याह 

न चेष मुख्यस्तर्कारयपारम्यर्याप्रक्ाशनात्‌ ॥३७॥ 

मुख्य इति बिम्बरूपः, तस्य स्पर्शस्य यत्कार्यमानन्दादि तस्य यत, 
पारम्प्यं-प्रबन्धेन प्रवृत्तिः तस्यानवभासनात्‌, साक्षाद्धि संनिहिते कारणे 
कार्यमविच्छेदेनेव उद्गच्छरभवति, न चैवमिह, इत्यस्य न मुख्यस्वभ्‌ ॥३७॥ 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 

एबं घ्राणान्तरे गन्धो रसो दन्तोदके स्फुट: ।। ३८॥ 

दन्तोदक इति निर्मलरसगुणयुक्ते--रसनेन्द्रियाधिष्ठानभूत इत्यर्थः ॥३८॥ 


मृत्यु तक हो जाती है । इसकी दो स्थितियों का आकलन होता है। १-परस्थ 
ओर २-प्रतिबिम्ब । पहली अवस्था में वह मुख्य होता है। दूसरी अवस्था में 
प्रतिबिम्ब रूप रो अपने ही आधार भूत शरीर में उदीप्ति का उद्धावक बन 
जाता है। कभी-कभी यह स्मृतिजन्य या उत्प्रेक्षा जन्य भी होता है। सभी 
अवस्थाओं में यहू अपना प्रभाव उसी प्रकार स्थापित करता है ॥३५-३६॥ 

प्रश्‍न होता है कि इस प्रकार भर्थ-क्रियाकारी होने के कारण यह्‌ 
क मुख्य क्यों नहों होता ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

मुख्य तो बिम्ब रूप स्पर्श होता है। उसका ही कार्य आनन्द आदि है। 
इसमें पारम्पर्यका प्रकाशन हाता है किन्तु प्रतिबिम्ब-अथं के क्रियाकारी होने 
के बावजूद स्पर्शानन्द आदि की परम्परा का प्रकाशन नहों हो पाता। इसलिये 
इसे मुख्य नहीं कह सकते । नियम है कि कारण के सान्निध्य में रहने पर कार्य 
नेरन्तर्य से अनवरत गति से होता है। ऐसा यहाँ नही होता ॥३७॥ 

इसी का अन्यत्र भी प्रतिनिर्देश कर रहे हैं-- 

गन्ध को भी यही दशाहै। नासिका में गन्ध फे नेर्मल्य के 
कारण वहाँ गन्ध प्रतिबिम्बित होता है। दन्तमूल में रसना से स्रवित जल को 
दन्तोदक कहुते हैं । रस के रसना में प्रतिबिम्बित होते हो दन्तोदक फूट पड़ता 
है। किसी को चटपटी चीज खाते देख कर मुख में पानी भर आता है। वह 
रस का प्रतिबिम्ब है। यहु स्मृति से या उत्प्रेक्षा से भो होता है ॥३८॥ 


डौ ३९ ] तुतीयमाल्विकम्‌ ३५३ 
एवं प्रतिश्रुष्कावद्रसादिप्रतिबिम्बानामपि रूपप्रतिबिम्बजातोयत्वं 
कटाक्षयन्‌ यथासंभवं व्यवस्थां दर्शयति 

यथा च रूपं प्रतिबिम्बित दृशोर्ने 

चक्षुषान्येन विना हि लक्ष्यते । 
तथा रसस्पर्शनसौर भादिकं 

न लक्ष्यतेऽक्षेण विना स्थितं स्वपि ॥३९॥ 
इह अवभासनमात्रसारमेव प्रतिबिम्बसतत्त्वमित्यक्तं बहुशः, अवभासनं 
च तत्तद्विषयग्राहकेर्टरियानुग्राहृकान्तःकरणाधिष्ठानायत्तम्‌, यतः संनि हितेऽपि 
दर्पणादौ यदि चक्षुरादीन्द्रियजातमन्तःकरणाधिष्ठितं न जातं तत्को नाम 
मुखादिप्रतिबिम्बावभासः, ततश्च दृशोः दुगिन्द्रियाधिष्ठेययोः गोलकयोः 
प्रतिसक्रान्तं रूपमन्येन अन्यसंबन्धिना चक्षूरिन्द्रियेण विना नाभिलक्ष्यते-- 


इस तरह प्रतिश्रुत्का की भांति रसादि प्रतिबिम्बो में भी रूप प्रति- 
बिम्ब साजात्य-दृष्टिकोण पर कटाक्ष करते हुए यथा सम्भव व्यवस्था का 
दिग्दर्शन कर रहे हैं-- 

यहाँ बहुधा यह्‌ प्रतिपादित है कि प्रतिबिम्ब अवभास मात्र सार है! 
अवभासन भी उन-उन विषयग्राही इन्द्रियों से अन्तः करण में अधिष्ठित अनुः 
भूति के अधीन होता है। यह देखा जाता है कि पास में ही दर्पण पड़ा हुभा 
है, पर अत:करण से इन्द्रिय संयोग नहीं है । परिणामतः प्रतिबिम्ब नहीं दीख 
पड़ता । इस लिये आँख और चक्षु इन्द्रिय के अधिष्ठेय गोलक में प्रतिसंक्रान्त 
प्रतिबिम्ब का अवभासन अन्य आंख के व्यापार के बिना संभव नही है । यह 
बात केवल प्रतिबिम्ब के आधार-रूप दर्पण में प्रतिसंक्रान्त रूप के अवभासन में 
ही अन्य इन्द्रिय ब्यापार के उपयोग के विषय में हो नहीं लागू होती है अपितु 
स्वयं अपनी ही आखों में प्रतिसंक्रान्त रूप के सम्बन्ध में भो यह लागू होती है ! 
आंख में अञ्जन लगता है। वहू आँख से अलग नहीं रहता । भाँख उसे नहीं 
देखती । भाँख में प्रतिसंक्रान्त रूप को दूसरी आँख ही देख सकती है । 

श्रीत०-२३ 


३५४ श्रीतन्त्रालोक: 


चक्षरिन्द्रियान्तरव्यापारमन्तरेण न निर्भासत इत्यर्थः । न केवलं तत्परिच्छेद- 
कोशलशून्ये दर्पणादो प्रतिसंक्रान्तस्य रूपस्यावभासने अन्यसंबन्धिचक्षु रिन्द्रियो- 
पयोगो यावत्स्वयमेवं कुशल्योदृंशोरपि इति दशंपितुमुक्त 'दृशोरिति' । न खलु 
चक्षुरज्जनादिवदतिसंनिकृष्टं परिच्छेत्तुमलमिति भावः, तेन न इन्द्रियव्यापार- 
मन्तरेणेतन्निर्भासत इति तात्पर्यम्‌ । एवं यथेतत्तथा रसादि प्रतिसंक्रान्तं सत्‌ 
स्थितमपि स्वेन्ट्रियव्यापारमन्तरेण पुनर्न लक्ष्यते नावभामत इत्यर्थः । अत्र 
चक्षुरादीन्द्रियाणामवभासनान्यथा नुपपत्या भन्तःकरणाधिष्ठानं लक्ष्यते इति न 
स्वकण्ठेनेतदुपात्तमु, अन्यथा हि व्याप्रियमाणमपि चक्षुरादि न किंचित्परि- 
च्छिन्द्यात्‌ । ननु इह ख्पशब्दयोरन्तइचक्षुःश्रो्रादौ बहिइच दर्पणाकाशादी 
प्रतिबिम्बयोग इति बाह्यं प्रतिबिम्बमन्यसंबन्धिभ्यां चक्षश्रोत्राभ्यां परिच्छिन्दयते 
इत्युपपन्नम्‌ । स्पर्शादि पुनरन्तर्देह एव कन्दादौ प्रतिसंक्रामति इति तत्र स्थितं, 
तत्परसंतानस्य नित्यानुमेयत्वाच्च अन्यस्य संबन्धिनो बाह्येन्द्रियज्ञानस्य विषयो 


व्यापार के वे अवभासित नहीं हो सकते । यह ध्यान देने की बात है कि आँख 
आदि सभी इन्द्रियों से अन्तःकरण का संयोग भावइयक है । विना अन्तःकरण 
के संयोग के अवभासत अनुपपन्न ही माना जायगा । अतः इन्द्रिय वर्ग का 
मन्तःकरणाधिष्ठान अनिवार्य है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो व्यापार-संलग्न भी 
आँख आदि इन्द्रियां कुछ भी परिच्छेद पूर्ण अनुभव नहीं कर सकतीं । 


यही स्थिति रस, स्पर्श और गन्ध भादि की भी है। यह सब भी विना 
अन्य इन्द्रिय व्यापार के लक्षित नहीं हो सकते, भले हो प्रतिसंक्रान्त हों । रूप 
और शब्द इन दोनों का आँख और कान के आकाश में भीतरी ओर तथा 
बाहर दर्पण ओर आकाश में उभयत्र प्रतिबिम्ब-योग होता है। इसमें बाह्य 
प्रतिबिम्ब अन्य आँख आदि से या अन्य आँख आदि के व्यापार सें परिच्छिन्न 
रूप से अवभासित होते हैं । किन्तु स्पर्श, रस और गन्ध में यह बात नही लागू 
होती । यहाँ अन्तर्‌ देह में ही प्रतिसंक्रमण होता है । इस लिये अन्य सम्बन्धी 
आह्ये न्द्रिय ब्यापार की आवश्यकता ही नहीं द्वोती ॥३९॥ 


र ४०-४१ ] तृतीयमाह्निकम्‌ ३५५ 
तदाह 


न चान्तरे स्पर्शनधामनि स्थितं 
बहिःस्पृशोन्याक्षधियः स गोचरः ॥४०॥ 


आन्तरे इति अन्तर्देहवृत्तित्वात्‌, स्पर्शनधामनीत्युपलक्षणम्‌ तेन गन्धः 
रसक्षेत्रयोरपि ग्रहणम्‌, अन्याक्षधियश्चान्तरस्पर्शाद्यग्रहणे 'बहिःस्पृश' इति 
विशेषणद्वारको हेतुः, स इति गोचरशब्दापेक्षो निर्देशः। एवमन्तर्देहवृत्ति- 
सवात्कन्दादेः स्पर्शादिक्षेत्रस्य च चक्षुर्गोलकादिवत्‌ प्रमात्रन्तरे इन्द्रियगोच रता 
नास्तोति ॥४०॥ 


तत्र स्थितं स्पर्शादि अन्त:करणाधिष्ठितस्वेन्द्रियव्यापारादेव निर्भासत 
इत्याह 


अतोऽन्तिकस्थस्वकतादुगिन्द्रिय- 
प्रयोजनान्तःकरणेर्यदा कृता । 

तदा तदात्तं प्रतिबिम्बमिन्द्रिये 
स्वकांक्रियां सूयत एव तादृशीम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अतो-यथोक्तादान्तरत्वादे्हेतोः, मनःप्रभृतीनामन्तःकरणानां क्रमेण 
सर्वेन्द्रियसंयोगसंभवादन्तिकस्थं संयुक्तं स्वकं विषयोचित्येन नियतं तादृगि- 
न्द्रियघाताद्यभावाददुष्टं च तदिन्द्रियं त्वगादि तस्य प्रयोजनान्तःकरणकतुंका 
स्पर्शादो विषये प्रेरणा यदा भवेत्‌ तदार्थाद्‌ बिम्बभूतबाह्मस्पर्शादिसंनिकर्षात्‌ 
जाते इन्द्रिये-इन्द्रयज्ञाने, गृहीताकारस्येव ज्ञानस्य तत्तन्नियतविषयपरिच्छेदो- 
पपत्तेः पूर्वमुक्तत्वात्‌ स्पर्शाद्यात्म प्रतिबिम्बमात्तं गृहीतं सत्‌ तादृशीमानन्दादि- 
लक्षणां स्वकां बिम्बसंमतामर्थक्रियां सूयते करोतीत्यर्थः। अत एव चात्र 
बास्तवत्वं-- सवंत्रेव ग्राहक भावस्येवंभावात्‌ ॥४१॥ 


स्पर्श, गन्ध ओर रस अन्तर्देह में अवस्थित हैं। इनका ऐसी इन्द्रियों 
से ग्रहण नहीं हो सकता जो चक्षु गोलकवतु बाह्य प्रतिबिम्ब ग्रहण करती हैं। 
कन्द, नासिकान्तर और दन्तोदक आदि के क्षेत्र अगोचर ही हैं। ये केवल 
अनुभूति के विषय हैं ॥ ४०॥ 

वहाँ स्थित स्पर्श आदि अन्तःकरण स्थित ग्राहकेन्द्रियो द्वारा हो 
अवभासित होते हैँ । यही कह रहे हैं ~ 


३५६ श्रोतन्त्रालोकः 


बाह्मनिम्बाभावे पुनः स्मर्यमाणं स्पर्शादि स्वक्षेत्रे प्रतिसंक्रान्तमपि न 
सत्यार्थक्रियाकारि इश्याह्‌ 
न तु स्मृतान्मानसगोचराद्ता 
भवेत्क्रिया सा किल वतंमानतः। 
अतः स्थितः स्पशंवरस्तदिन्द्रिय 
समागतः सन्विदितस्तथाक्रियः ॥४२॥ 
स्मृतादिति बहिरस्यासंभव उवतः-तस्या अतीतार्थविषयत्वात्‌, मानसः 
ज्ञानस्य हि सुगन्धिबन्धूकादि बहिरसंभवदपि विषयो भवेदिति भावः ! ऋता 
भवेत्‌, न तु न भवेदेव इत्यभिप्रायः । स्मर्यमाणादपि हि स्पर्शादे: सुखादि स्यात्‌, 
कितु न तत्सत्यं-त्राबन्धिन्यास्तत््रवृत्ते रभावात्‌, अत्र हेतु:--सा किल वर्तमानत 
इति, किलेति हेतो, यतः सा भर्थक्रिया वर्तमानतो बहिः संभवत एवार्थाद्भव- 
तीत्यर्थः, तदाह अत इत्यादि, अत उक्ताद्बहिबिम्बात्मना संभवन्‌ उत्कृष्ट: स्पशः 
तदिन्द्रिये--स्पर्शनेन्द्रियज्ञाने, समागतो-दत्तप्रतिबिम्बः, अत एव विदितः सन्‌, 
तथाक्रियः-सत्यनिजार्थक्रियाकारी भवतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
इसी अन्तर हेतु के कारण मन इत्यादि अन्तःकरणों का ओर क्रमशः 
समीपस्थ सभी इन्द्रियों का संयोग अपने विषय के अनुसार होता है। इन्द्रियों के 
जेसे त्वग्‌ आदि के प्रयोजनीय अन्तःकरण के संयोग से स्पर्श विषयक प्रतिबिम्ब 
आत्त होते हैं। परिणामतः तादृश स्पर्शानन्द भादि क्रिया-व्यापार का प्रसव 
होता है । यह अर्थक्रिया प्रतिबिम्ब रूप ही होती है॥ ४१ ॥ 


बाह्य बिम्ब के अभाव की अवस्था में स्पर्श आदि स्मर्यमाण होते हैं। 
ये अपने क्षेत्र में प्रतिसंक्रान्त होने पर भी सत्य अर्थक्रिया का प्रसव नहीं करते 
हैं। यही कह रहे हैं- 

स्मृति का विषय होने कारण कोई क्रिया बाह्य दृष्ट नहीं वरन्‌ मानस 
गोचर होती है । जैसे स्पर्श की स्मृति । इससे सुख तो सम्भव है पर वह्‌ क्रिया 
सत्य नहीं होती क्यों कि बह वर्तमान अर्थात्‌ बाह्य रूप स्मृति बिम्ब से 
आती है । परिणामतः ऐसे स्पर्श, रस भोर गन्धादि सुख उस इन्द्रिय में उत्पन्न 
हो जाते हैं और जान पडता है--विदित होता है कि वह तथा-क्रिया ही है। 
सच्चे रूप से अपनी अर्थ-क्रिया के वे प्रसविता जान पढ़ते हैं॥ ४२॥ 


दु ४३] तुतीयमाल्विकम्‌ ३५७ 


नन्वेवं सत एवार्थस्य प्रतिबिम्बापंणक्षमत्वात्‌ बहिरसंभवन्‌ स्पर्शादिः 
प्रतिसंक्रान्तिमेव नेतीति स्मृत्यादौ को नामार्थक्रियामेव कुर्यात्‌ यस्या असत्य- 
स्वमपि परिकल्प्येत ? इत्याञंक्याह 
असंभवे बाह्यागतस्य तादृशः 
स्व एव तस्मिन्प्रतिबिम्बतस्तथा । 
करोति तां स्पर्शवरः सुखात्मिकां 
स चापि कस्यामपि नाडिसंततौ ॥४३॥ 
बाह्यबिम्बाभावे तत्सदृशः स्मृत्यादिविकल्पेरुल्लेखितः स्व एवाकारी- 
भूतः स्पर्शादिर्नं तु बाह्यः तस्मिन्‌ स्पशंक्षेत्रादौ प्रतिबिम्बितः सन्‌ तथा 
स्वौचित्यादसत्यां सुखलक्षणां तामर्थक्रियां करोतीति वाक्यार्थः । ननु कन्दादीनां 
बहनां स्पर्शक्षेत्राणां संभवात्‌ कि सर्वत्रेव स्पशं प्रतिसंक्रामति उत कुत्रचिदेव ? 
इत्याशंक्याह 'स चापि कस्यामपि नाडिसंतताविति’ कस्मिश्चिदेव नाङिसंतत्यात्मके 
कन्दादावाधारविशेष इत्यर्थः, कन्दादिप्राधान्याद्धि केषांचित्केचिदेवाधा रविशेषाः 
संभवन्तीति--यत्रेवेषां नेर्मल्यातिशयः तालुतल इव षष्ठानां तत्रेव तेषां 
स्पर्शप्रतिसंक्रान्तिरिति भावः ॥४३॥ 


जिज्ञासु कहता है कि सत्‌ अर्थ में ही प्रतिबिम्ब अर्पण की क्षमता हो 
सकती हें । बाह्य रूप से असंभव स्पर्श आदि प्रतिसंक्रान्त ही नहीं हो सकते । 
फिर स्मृति आदि में अर्थ क्रिया को संपादित हो कोन करेगा, जिसकी असत्यता 
की परिकल्पना की जाय ? इसका उत्तर दे रहे हैं - 


बाह्य बिम्ब के अभाव में उसी के सदृश (स्मृति आदि विकल्पों से 
उल्लसित) 'स्व' ही मानो साकार हो कर उन स्पशं आदि क्षेत्रों में प्रतिबिम्बित 
हो जाता है। वही स्वानुरूप स्पर्शंसुखादि अर्थ-क्रिया का सम्पादन 
करता है। जेसे स्पर्श को निजात्मक सत्ता यदि उद्दीप्त हुई तो वह स्पर्श 
सुखातिमका भर्थ-क्रिया को उत्पन्न कर देता है। कन्द आदि विशिष्ट 
नाडी संस्थान में यह उल्लास अनुभूत होने लगता है। यह्‌ ध्यान देने की बात 
है कि जहाँ जिसका नेर्मल्यातिशय होता है जेसे तालु तल में षष्ठ-वर्णो का 
होता है, वहीं स्पर्श आदि की प्रतिसंक्रान्ति होती है ॥ ४३ ॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


एवं प्रतिबिम्बसतत्त्वमुपपाद्य प्रकृते योजयति 
तेन संबित्तिमकुरे विश्वमात्मानमपंयत्‌ । 
नाथस्य भासतेऽमुष्य विमलां विइवरूपताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तेन समनन्तरोबतेन हेतुना, विश्वं संवित्तिरेव स्वच्छतातिशयान्मकुरः 
तस्मिन्नात्मानमर्पयत्‌-प्रतिबिम्बं दददमुष्य संवित्त्यात्मनो नाथस्य विमलां 
युकस्यनुभवोपपादितत्वान्निरवदयां विश्वरूपता स्वात्माभिन्नतां वदते-भासयति, 
संवित्तेरतिरेकेण न स्फुरति इति यावत्‌, न खलु दर्पणादेः स्वाधारान्मुखादेः 
पृथक्‌ स्वातन्त्येण प्रतिभासो भवतीति भावः, तेन निखिलमिदं जगत्‌ संवित्त्या- 
त्मनः परमेइवरस्येत्रेकस्य रूपमिति पिण्डार्थः । यदुक्तं प्रज्ञालंकारे 
“एबं तहि जगत एकस्येव कस्यचिदनंशस्य 
यथोक्तविधिना रूपमस्तु कि न: क्षीयते ।' 
इति। वदत इति 'भासनोपसंभाषा०' ( पा० सू० १ | ३४७) इत्यादिना 
भासने आत्मनेपदम्‌ | ४४ || 


इस प्रकार प्रतिबिम्ब की तात्त्विकता का उपपादन कर प्रकृत में 
नियोजित कर रहे हैं -- 


फलितार्थतः विशव ही संवित्ति रूपी दर्पण में अपने आपको प्रतिबिम्बः 
रूप से अपित करता है । चूँकि संविद्‌ स्वातन्त्र्य संपन्न संवित्तिनाथ रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श भोर शब्द के समग्र नेमल्यातिशय से परिपूर्ण है । इस लिये अपनी 
निर्दोष विइवरूपता का आभासन करता है । इलोक में वद धातु से “भासनो- 
पसंभाषाज्ञानयल्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः” पा. सू. १।३।४७ के अनुसार आभासत 
अर्थ में तड (आत्मेतपद) हुआ है । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व अतिरिक्तायमान होते हुए भीः 
अतिरिक्त नहीं है अपितु संविदुल्लास रूप से ही स्फुरित है । जेसे दपं में मुख 
के अतिरिक्त प्रतिभासन नहीं होता । अर्थात्‌ यह सारा विइव संविद्रप परमेश्वर 
का ही एक मात्र रूप है, पृथक नहीं । प्रज्ञालंकार ग्रन्थ में कहा गया है--' 
ऐसी स्थिति में यह जगत्‌ उसी एक अनंश का अंश रूप हो, इससे वस्तु सत्य में 
कोई अन्तर नहीं पडता ।” इत्यादि ॥ ४४ ॥ 


दे ४५-४६ ] तुतीयमा ह्लिकम्‌ ३५९ 


ननु संवित्ते रनतिरिक्तमेव चेद्विइवं तत्संवित्त्यात्मकत्वा तस्य तद्धर्मधमित्व- 
मपि स्यात्‌ ? सत्यमु-अस्त्येव तत्‌, इति बा ह्यदृष्टान्तपुरःसरमाहू 

यथा च गन्धरूपस्पुग्रसाद्याः प्रतिबिम्बिता: । 

तदाधारोपरागेण भान्ति खड्गे मुखादिवत्‌ ॥ ४५ ॥ 

तथा विइवमिदं बोघे प्रतिबिस्वितसाश्र येत्‌ । 

प्रकाजत्वस्वतन्त्रत्वप्रभुति घर्मेविस्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


इह खलु खूपादयः प्रतिबिम्बिताः सन्तः स्वाधारोपाधिवेष्द्येनेव अव- 
भासन्ते, यथा खड्गे तद्धर्मोध्वंताद्युपरक्ततया मुखं तथा महति सूक्ष्मे वा दर्पणे 
तथात्वेनेति, तद्वद्विष्वमपोदं प्रकाशे प्रतिबिम्बितं सत्‌ प्रकाशमानत्वादि तद्वर्म- 
जातमा श्र येत्‌ स्वी कुर्यादिवत्यर्थः । प्रकाशादनतिरिक्त्व एव हि विश्वस्य 
प्रकाशमानत्वं स्यात्‌ अन्यथा हि प्रकाशमानत्वायोगात्‌ न किचिदपि स्फुरेत्‌, अत 
एव च स्वयं प्रकाशमानत्वादस्य स्वातन्त्र्यं; प्रकाशादतिरिक्तत्वे हि जडस्य 
नीलमुखाद्यात्मनो विश्वस्य स्वयमप्रकाशरूपत्वात्‌ स्वात्मना न प्रकाशः अपितु 
वरेण इति परापेक्षायां पारतन्त्र्यं भवेदिति भावः, अत एव च सर्वमेवेदं वेद्यजातं 
प्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य शरीरोभूतम्‌--इति प्रकाक्षात्मत्वाद्विश्वात्मेव, तदुक्त 


यदि संविद्‌ से विश्व अनतिरिक्त है तो संवित्तिरूप हाने के कारण दोनों 
में धर्म धर्मी भाव भी होना चाहिये । बाह्य दृष्टान्त से इस जिज्ञासा का समर्थन 
कर रहे हैं-- 


जे गन्ध, रूप, स्पर्श, रस आदि प्रतिबिम्बित हो कर अपने आधार की 
उपाधिगत विशिष्टता के साथ ही अवभासित होते हैं। खङ्ग में मुख ऊपर 
नीचे लम्त्र की तरह, दर्पण में भी लम्बई चौडाई के अनुसार प्रतिबिम्बित होता 
है। उसी तरह यह समग्र विइव भी बोधात्मक प्रकाश में प्रतिबिम्बित होता है। 
साथ ही प्रकाश के कारण प्रकाश धर्म का भी आश्रय बनता है। प्रकाश के 
बिना तो इसका प्रकाशन ही नहीं हो सकता । स्वयं प्रकाशमान होने के कारण 
स्वातन्त्र्य भी इसमें है। यदि यह पर-अ्रकाश्य होता तब तो पारतन्त््य 
होता । इसमें पर-प्रकाश्यता नहीं है । इसलिये स्वातन्त्र्य घमं से भी संवलित 
है। विशवाह्मकता भी प्रकाश्यमानता पर ही निर्भर है । कहा गया है 


३६० श्रोतन्त्रालोकः 


'प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यश्च' 
इति। तथा 
'एकेकस्यापि तत्त्वस्य षट्त्रिशत्तत्वरूपता' । 
इति च ॥ ४५-४६ ॥ 


ननु रूपादीनां मध्यात्क्वचिदेव किचित्प्रतिबिम्बिमेतीति प्रतिपादितं 
प्राक्‌, तत्कथं रूपाद्यात्मकं निखिलमेव विश्वमेकस्मिन्बरोधे प्रतिसंक्रान्तिमियात्‌ ? 
इत्याशंक्याह 


यथा च संतः स्वच्छे स्फटिके सर्वतो भवेत्‌ । 
प्रतिबिम्ब तथा बोधे संतः स्वच्छताजुषि ॥ ४७ ॥ 


सर्वत इति स्फटिकपक्षे सर्वस्याः पूर्वापरादिकाया दिशः, बोधपक्षे 
सर्व॑स्माद्रूपादेः, यद्यपि सर्वतः स्वच्छे स्फटिके सर्वतो रूपमात्रप्रतिबिम्बमव 
भवेदिति नास्य दृष्टान्तस्य खूपादिप्रतिबिम्मग्रहणसहिषणौ बोधे साम्यं तथापि 
यथायथं स्वच्छतातिशयसम्भवात्‌ भावानां प्रतिबिम्बग्नहणोत्कषंप्रतिपिपादयिषया 
एतदुपात्तम्‌, तथाहि दर्पणस्य पुरोभाग एव खड्गस्य पूर्वापरभागयोरेव स्फटिकस्य 
च.सवंत;एव स्वच्छतातिशय इत्येषां यथायथं प्रतिमिम्बग्रहणे तारतम्यं संभवति, 


“प्रदेश भी ब्रह्म को सर्वूपता को अतिक्रान्त नहीं करता। वह भी 
अविकल्प्य है।” तथा-- 
“एक-एक तत्त्व में ३६ तत्त्वात्मकता उल्लसित है । इत्यादि ॥४५-४६॥ 


प्रश्न है कि रूपादि के मध्य से कोई तन्मात्र हो कहीं प्रतिबिम्बित होता है, 
यह पहले कहा गया है। यहाँ कहाँ गया है कि रूपाद्यात्मक निखिल विश्व ही एक 
बोध में ही प्रतिसंक्रान्त है । यह क्यों और केसे ? इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं- 


प्रतिबिम्ब के आश्रय के रूप में पहले दर्पण, पुनः खड्ग भोर उसके बाद 
स्फटिक रूप तीन दृष्टान्त आये । इनमें स्फटिक में चारों ओर प्रतिबिम्ब होता 
है क्यों कि वह चारों ओर से स्वच्छ है। खङ्ग में दोनों ओर प्रतिबिम्ब पडते हैं 
भोर दर्पण में एक ओर ही रूप प्रतिबिम्ब होता है। इसमें एक तारतम्य दीख 
पडता है । यहाँ स्फटिक का दृष्टान्त सार्वत्रिक नेर्मल्यातिशय के लिये दिया गया 
है। जेसे सर्वतः स्वच्छ स्फटिक में रूपादि प्रतिबिम्ब ग्रहण सामर्थ्य है, 


॥ 1 ४८ ] तुतीयमाल्विकम्‌ ३६१ 


एवं बोधस्यापि सर्वतः स्वच्छत्वाट्रपादिप्रतिबिम्बग्रहणे सामर्थ्यमिति, एवं च 
स्फटिकादपि अत्यन्तस्वच्छो बोध इति तात्पर्यार्थ: ॥ ४७ ॥ 


ननु का नामास्य ततोऽप्यत्यन्तस्वच्छता ? इत्याह 
अत्यन्तस्वच्छता सा यत्स्वाकृत्यनवभासनम्‌ । 
अतः स्वच्छतमो बोधो न रत्नं त्वाकृतिग्रहात्‌ ॥ ४८ ॥ 


इहु खलु प्रकाशः स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वात्मन एव प्रकाशते न परस्य 
इत्यन्यानपेक्षणात्‌ वेद्यत्वगन्धमात्रमपि न स्पृशति इति नास्य स्फटिकादिवज्ज्ञाः 
नान्तरग्राह्यत्वं येनाकारावभासेऽपि स्यात्‌, इह स्वच्छमेव हि अस्वच्छस्य प्रति- 
'बिम्बं स्वीकर्तु' शक्नुयात्‌ सितदुकूलमिव स्फटिकमणिः, न च परप्रमात्रेकरूपं 
प्रकाशमपेक्ष्य अन्यदधिकस्वच्छं किंचिदस्ति यदस्याप्याकारग्रहुणनिपुणं स्यात्‌ 
इति यक्तमुक्तम्‌ 'अत्यन्तस्वच्छता सा यत्स्वाकृत्यनवभासनम्‌' इति । स्फटिकादि 
पुनर्ग्राह्मस्वादेतदपेक्षया न स्वच्छं-यथा यथा हि स्फुटावेद्यता तथा तथा स्वच्छः 
स्वस्याभाव इति भावः, अनेनेव चाभिप्रायेण पूवं 
“नेमंल्यं मुख्यमेतस्य संविज्ञाथस्य सवंतः । 
अंशांशिकातः क्वाप्यन्यत्‌ 1१ 
इत्यादिना बोधस्य तदितरेषां केषांचन भावानां च स्वच्छत्वस्य मुख्यामुख्यतया 
द्व विध्यमुक्तम्‌ । एवं दर्पणादि स्वच्छं स्फटिकं स्वच्छतरं बोधस्तु स्वच्छतम 
इस्याशयः ॥ ४८॥ 


उसी तरह बोध में सार्वत्रिक स्वच्छता के कारण सर्वप्रतिबिम्ब ग्रहण सामर्थ्यं है । 
स्फटिक से भो अधिक स्वच्छता का उत्कर्ष बोध में है, जिसमें विश्व प्रति- 
बिम्बित है ॥ ४७ ॥ 

यह नेमंल्यातिशय क्या है ?--इसका वर्णन कर रहे हें- 

अत्यन्त स्वच्छता वही है कि उसमें उसकी अपनी आकृति को अवभासन 
भी न हो। रत्न ओर स्फटिक तथा दर्पण और खङ्ग ये सभी परःप्रकाइय हैं 
इस लिये परतन्त्र हैं । वे स्वच्छ-स्वच्छतर हो सकते हैं किन्तु बोध स्वच्छतम है । 
भोरों में स्वाकारावभास है । बोध में नहीं है। इसीलिये इलोक ९ में स्वच्छत्व 
का द्वेविष्य उल्लिखित है। अर्थात्‌ बोध ओर बोधेतर दो दो भेद अंशाशिकार्थ 
में दिये गये हैं । दर्पण स्वच्छ है। स्फटिक स्वच्छतर है। बोध सर्वातिशायी 
उत्कर्ष वाला अर्थात्‌ स्वच्छतम है।। ४८ ॥ 


३६२ श्रीतन्त्रालोकः 


| | तदेवं संवित्प्रतिबिम्बेन विश्वस्य सर्वतः संभवत्यपि बाह्यप्रतिबिम्बसाम्ये 

अस्ति कश्चित्ततो युक्तिबलानीतों विशष इत्याहु | 
प्रतिबिम्बं च बिम्बेन बाह्मस्थेत समर्प्यते । 
तस्यैव प्रतिबिम्बत्वे कि बिम्बमवशिष्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इह खलू मुखादिना बाहथेन बिम्बेन दर्पणादो प्रतिबिम्बं समर्प्यते इत्यत्र 
| तावन्न कस्यापि विमतिः, यदा पुनस्तस्य बिम्बल्वेन संमतस्य बाह्यस्येव प्रति 
भिम्बस्वमुपगम्यते तदा कि नाम बिम्बप्रतिबिम्बार्पणक्षम वस्तु अवशिष्यताम्‌, 
न किंचिदपि संभवतीत्यर्थः । नहि यथा ज्ञानाद्विच्छिन्नो नीलसूखादिरर्थस्तथा 
ततोऽपि विच्छिन्नमर्थान्तरमस्तोति कस्याप्यभ्युपगमः॥ ४९ ॥ | 
ननु यद्यप्येतदेवं तथापि निनिमित्तमेव कथं प्रतिबिम्बमुदियात्‌ इति, 
तत्र बिम्बभूतं किचित्कारणं वक्तव्यम्‌ ? इत्याशंक्याह 
यद्वापि कारणं किचिद्‌ बिम्बत्वेनाभिषिच्य ते । 
तदपि प्रतिबिम्बत्वमेति बोधेऽन्यथा त्वसत्‌ ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार संवित्प्रतिबिम्ब के द्वारा समग्र विश्व का समुद्भव होता है 
फिर बाह्य प्रतिबिम्ब की समानता में कोई सत्तर्क संगत वेशिष्ट्य की कलता 
यहां है। वही कह रहे हैं- 
बाह्यस्थ बिम्ब मुख है। उसके द्वारा दर्पण में प्रतिबिम्ब का समर्पण 
होता है । यह्‌ तथ्य प्रत्यक्षसिद्ध है । यहाँ तो बाह्यस्थित उस बिम्ब में हो प्रति- 
बिम्ब की अनुभूति हो रही है । यहु प्रतिबिम्ब है-ऐसा बोध हो रहा है। फिर 
बिम्ब अवशिष्ट ही कहाँ रहता है ? जब बिम्ब ही नहीं है, तो उससे उत्पन्न 
प्रतिबिम्ब को कल्पना मी नहीं हो सकतो । यह स्पष्ट है कि ज्ञान के अतिरिक्त 
किसी पदार्थ नील-पीत, सुख-दुःख आदि की सत्ता ही स्वीकार्य नहीं है। इनसे 
| जितकी स्वयं सत्ता ही नहीं है, पदार्थान्तर की उत्पत्ति भी असंभव है ॥४९॥ 


मान लिया कि यह सिद्धान्त सत्य पर आधारित है परन्तु यह सोचने 
को बात है कि बिना कारण के कार्य रूप प्रतिबिम्ब का उदय ही केसे होता. 
है ? वहां बिम्ब रूप कोई कारण तो होना ही चाहिये । इस पर कह रहे हैं-- 


नजि ५१-५२ ] तृतोयमाल्विकम्‌ ३६२ 


अत्र खल्‌ बिम्बत्वेन यत्किचन प्रतिबिम्बार्पणक्षमं कारणमिष्यते तत्कि 
बोधादनतिरिक्तमतिरिक्त वा ? अनतिरिक्तत्वे तत्‌ उक्तयुक्त्या प्रतिबिम्बमेव न 
बिम्बम्‌, अतिरिक्तत्वे च बुद्धयमानत्वाभावात्‌ तन्न किचिदेव इति युक्तमुक्तं 
'तस्येव प्रतिबिम्बत्वे कि विम्त्रमवशिष्यताम्‌' इति ॥ ५० ॥ 


एतदंवोपसंहरति 
इत्यमेतत्स्वसंवित्ति दृढन्यायास्त्ररक्षितम्‌ । 
साम्राज्यमेव विइवत्र प्रतिबिम्बस्य जम्भते ॥ ५१ ॥ 


एवकारो भिन्नक्रम:-तेन प्रतिबिम्बस्यैव, न पुनबिम्बस्यापीत्यर्थ:, 


विशवत्रेति-न पुनर्त्राह्ये मुखादी, तत्र हि बिम्बप्रतिबिम्बयोद्योरपि सामर्थ्य- 
मिति भाव: ॥ ५१ ॥ 


ननु तयोः परस्परसापेक्षत्वात्‌ कथं बिम्बाभावे प्रतिबिम्बस्यैव सद्भावः ? 
इत्याह 


ननु बिम्बस्य विरहे प्रतिबिम्बं कथं भवेत । 
कि कुर्मो दृश्यते तद्धि ननु तद्‌ बिम्बमुच्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रन तो यही है। यहाँ बिम्ब रूप जिस कारण को हम अपनी वृत्तियों के 
अमृत से भभिषिचित करना चाहते हैं, क्या वह बोध रूप ही है अथवा वोध के 
अतिरिक्त है ? यदि बोध रूप है, तो प्रतिबिम्ब मात्र ही सिद्ध हुआ। यदि उसे 
अतिरिक्त कहें तो यह बात बुद्धि के स्तर पर जँचती ही नहीं । इस लिये वह 
भसत्‌ ही है। भतः इलोक ४९ की उक्ति युक्ति-संगत है कि “तब बिम्ब ही नहीं 
बचा' ॥५०|| 


इस विषय का उपसंहार कर रहे हैं-- 


इस प्रकार स्वात्मसंवित्ति के अकाटथ तर्क रूपी अस्त्र से रक्षित 
प्रतिबिम्ब का साम्राज्य सर्वतोभावेन समुल्लसित है। जहाँ तक बाह्य मुख 
आदि का प्रश्न है, वहाँ तो बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव अनुभव सिद्ध ही है ॥५१॥ 

प्रश्न है कि उन दोनों के परस्पर सापेक्ष होने के कारण क्‍यों बिम्ब के 
अभाव में भी प्रतिबिम्ब का ही सद्भाव है ? इसका उत्तर दे रहे हैं - 


बिम्ब के अभाव में प्रतिबिम्ब नहीं होना चाहिये। पर किया क्या 
जाय ? वह तो दीख ही पड़ता है। यदि किसी की इच्छा उसे ही बिम्ब कहने 


३६४ श्रीतन्त्रालोक: 


एतदेव समाधत्त कि कुर्म इत्यादिना, दृष्यते इति-नहि दृष्टेऽनुपपन्नं 
नामेति भावः। ननु न खलु वयं दृष्टमपहनुमहे यदेवमुच्यते कि तु दृश्यमान- 
मिदं विश्वं प्रतिबिम्बतया न वाच्यमपि तु बिम्बतया इत्यभिदध्म इत्याह 'ननु 
तदिबम्बमुच्यताम्‌ इति ॥ ५२ ॥ 

एतदेव निराकरोति 


नैवं तल्लक्षणाभावाद्‌ बिम्बं किल किमुच्यते । 

अन्यामिश्रं स्वतन्त्रं सऱद्भासमानं मुखं यथा ॥ ५३ ॥ 

तल्लक्षणाभावादिति - बिम्बलक्षणायोगात्‌, कि नाम बिम्त्रलक्षणम्‌ ? 
इत्याहू ( बिम्बमित्यादि ) अन्यामिश्रमिति-सजातीयविजातीयव्यावृत्त मित्यर्थः । 
अत एब स्वतन्त्र स्वरूपमात्रनिष्ठं-परस्य परनिष्ठतानुपपत्तेः, तथात्वे हि 


स ततः पृथगेव न भवेदिति भावः। एवं रूपत्वे चास्याबाधितत्वमेवास्ति प्रमाण- 
मित्युक्तं भासमानमिति' ॥ ५३ ।| 


एवं बिम्बलक्षणानन्तर॑ तत्तुल्यकक्ष्यतया लक्षणीयस्य प्रतिबिम्बस्य 
पीठिकाबन्धं कतु' तदाधारस्य तावत्‌ सवंवादिसिद्धतां द्योतयितुम्‌ 


की हो, तो वह कहे। तथ्य में कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं । इस दृश्यमान 
विश्व को यदि कोई प्रतिबिम्ब कहने से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह इसे बिम्ब कहू 
कर सन्तोष कर सकता है ॥५२॥ 

इसका ही समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


वास्तव में उसमें बिम्ब का लक्षण घटित नहीं हो रहा है । प्रश्‍न करते 
है कि विम्ब का लक्षण कया है ? दूसरो अर्धाली में बिम्ब की परिभाषा दे रहे 
हैं १--बिम्ब किसी भी अवस्था में दूसरे से चाहे वह सजातीय हो या विजा- 
तीय, मिश्चित नहों होता । २--वह स्वतन्त्र होता है । जो दूसरे की अपेक्षा नहीं 
रखता वही स्वतन्त्र होता है। इस लिये यह स्वरूपमात्र निष्ठ होता है। ३-- 
इन गुणों से अधिष्ठित होने के कारण वह निर्बाध रूप से भासमान होता है । 
इन तीन लक्षणों से लक्षित बिम्ब होता है ॥५३॥ 

इस प्रकार विम्ब की परिभाषा करने के बाद इसी श्रेणी के योग्य लक्षणीय 
प्रतिबिम्ब की पृष्ठभूमिको प्रस्तुत करने के लिये, उसके आधार की सर्ववादि- 
संमत स्थिति द्योतित करने के लिये-- 


र ५४] तृतीयमाह्निकम्‌ ३६५ 


'निजधर्माग्रहाणेन पररूपानुकारिता । 
प्रतिबिम्बात्मता सोक्ता खड्गादशंतलादिवत्‌ ।।' 


इति प्रज्ञाल ड्कारकारिकारथंगर्भीकारेण लक्षणमाह 


स्वरूपानपहानेन पररूपसदुक्षताम्‌ । 
प्रतिबिम्बात्मतामाहुः खडगादर्शतलादिवत्‌ ॥ ५४॥ 


इह्‌ दर्पणादेस्तनुत्वपरिमण्डलत्वाद्यात्मनः स्वस्यासाधारणस्य ख्पस्थाप- 
रित्यागेऽपि परस्य मुखादेः संबन्धिना रूपेण यत्‌ सादृश्यं तदेव प्रतिबिम्बात्म- 
त्वं न तु तद्रूपतासादनमेव इति सर्व एव वादिन आहुः, नात्र कस्यापि विभ्रति- 
पत्तिरिति भावः । ताद्रप्ये हि स्हक्ष्णेकवपुषोर्झप दर्पणस्य निम्नोन्नतमुखप्रतिबिम्ब 
परिग्रहे ऋक्षणत्वाभावो भवेत्‌-नगरादिप्रतिबिम्बयोगेऽनेकरूपपरिप्रहात्‌ दर्पणस्य 
आनेक्यं स्यात्‌, तेन यथा चित्रज्ञातस्य अनेकवेदनेऽपि चित्रपत ङ्गादौ एकत्वान- 
पायात्‌ अनेकसदृशाकारतया एकल्वमेव नानेकत्वस्‌, एवं दर्पणा देरप्यनेकप्रति- 
बिम्बयोगे न अनेकरूपत्वमिति नानेक्यप्रसङ्कः अपि तु तल्सादृश्यमात्रमेव, न च 

“स्वधर्म को न छोड़ते हुए पर रूप की अनुकृति ही जिसका स्वभाव है, 
वही प्रतिबिम्बात्मकता है । वह खद्ध और आदर्श के तल फलक पर पुलकित 
होती है।” इस प्रज्ञालङ्कार की उक्ति का सार ग्रहण कर अपनो परिभाषा 
दे रहे हैं - 

प्रतिबिम्ब की परिभाषा में दो बातें विचारणीय हें। १-स्व रूप का 
परित्याग उसमें नहीं होता और २-दूसरे रूप का सादृश्य रहता है। इन दोनों से 
युक्त प्रतिबिम्बात्मकता होती है। दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं--१-खज्ज और 
२-दूसरा दर्पण का तल। प्रतिबिम्बात्मकता में इन दोनों की समानता होती 
है । दर्पण अपने छोटे बड़े गोल आदि और खङ्ग अपने लम्बे और गोल तल से 
युक्त होते हैं । अपने रूप का वे परित्याग नहीं करते फिर भी उसमें पड़े बिम्बित 
मुख आदि रूपों का सादृश्य भी प्रस्तुत करते हैं । इस तरह उनका अपना 
स्वरूप भी स्थिर रहता है और दूसरे का सादृश्य भी हो जाता है । यही प्रति- 
विम्बात्मकता है । इसमें सादृश्य होता है, ताद्रूप्य नहीं । क्योंकि मुख का प्रति- 
बिम्ब पड़ने पर भी उसकी चिकनाहुट में अन्तर नहीं पड़ता तथा अनेक 
प्रतिबिम्वों जेसे नगर या पतङ्ग आदि के पड़ने पर उसमें अनेकता नहीं आती । 
चित्रवत्‌ इसमें भी अनेकता नहों होतीं । केवल सादृश्य भान होता है । यह नहीं 


३६६ श्रीतन्त्रालोकः 


सादुष्यमात्रादेव ताद्रप्यं, न हि गवयसादृश्यादेव गौगंवयः, तस्माद्बिम्बसदृशा- 
-कारत्वमेव प्रतिबिम्बधारिस्वमिति तात्पर्यार्थः ॥ ५४ ॥ 


'एतदेवार्थद्वारेण संवादयति 
उक्तं च सति बाह्येऽपि धीरेकानेकवेदनात्‌ । 
अनेक्षसदृशाऽकारा न त्वनेकेति सोगतेः ॥ ५५ ॥ 
उक्तमिति प्रज्ञाळंकारादौ । तदुक्तम्‌ तत्र 
'तस्मात्सत्यपि बाह्योऽथे धीरेकानेकवेदनात्‌ । 
अनेकसदृशाकारा नानेकंव प्रसज्यते ॥।? 
इति ॥ ५५॥ 


नन्वेवमपि प्रतिबिम्बस्य लक्षणं न किचिदुक्तं स्यात्‌ ? इत्यादांकां प्रदष्यं 
तल्लक्षणमेवाह 


नन्वित्थं प्रतिबिम्बस्य लक्षणं कि तढुच्य ले । 
अन्यव्यामिश्रणायोगात्तद्भेदाशक्यभासनम्‌ ॥ 
प्रतिबिम्बमिति प्राहुदंपणे वदनं यथा ॥ ५६॥ 


कहना चाहिये कि सद्शता ही ताद्रूप्य है। गो सदृश होने से गवय गाय नहीं 
हो जाता । इस लिये यद्व कह सकते हैं कि बिम्ब सदृश आकार ग्रहण करना ही 
प्रतिबिम्बधारकता है ॥५४॥ 

इसी तथ्य का अर्थ द्वारा विसंवाद प्रस्तुत कर रहे हैं- 

कहा जाता है कि “आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता” अर्थात्‌ 
सौगत मतवाद की योगाचार शाखा मानती है कि बुद्धि भनादिवासना के 
कारण अनेक आकार वाली भासित होती है। वास्तव में वह अनेक नहीं एक 
ही है। प्रज्ञालंकार में भी यही कहा गथा है कि बाह्य अर्था के रहते हुए भी 
बुद्धि एक ही होती है । मात्र ग्राह्य ग्राहक के भेद से अनेक वेदन का सादृश्य 
प्रतीत होने लगता है। बाह्य प्रतिबरिम्बों के योग के कारण अनेक प्रतिबिम्ब 
योग होने पर भी वह्‌ भनेक नहीं होती। प्रतिबिम्वात्मकता में सादृश्य मात्र 
है, ताद्रूप्य नहीं ॥५५॥ 

इतना वर्णन करने पर भी प्रतिबिम्ब के लक्षण के विषय में तो कुछ 
नहीं कहा गया । इस लिये उसका लक्षण ही यहाँ वणित कर रहे हैं-- 


1 ५७ ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ३६७ 


इह खलु सर्व एव वादिनस्तत्प्रतिबिम्बमाहु: यदन्येन स्वाधिकरणभूतेन 
दर्पणादिना या व्यामिश्रणा तादात्म्यं तया योगात्तदनतिरिक्तत्वाद्धेतोः, ततोऽ- 
नयस्मात्‌ तदाकारग्रहणसहिष्णोर्दर्पणादेभेदेन पृथकस्वातन्त्र्येणाशक्यं भासनं 
यस्य तत्‌, तत्परतन्त्रमित्यर्थः । अनेन चास्य  बिम्बवेपरीत्यं दशितम्‌, तद्धि 
अन्यामिश्रं स्वतन्त्रं चेत्युक्तम्‌ । एतच्च पूर्वमेव बहूक्तमु इतीह न 
युनरायस्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 

एतदेव प्रकृते योजयति 


बोधमिश्रमिदं बोधाद्भेदेनाशक्य भासनम्‌ । 

परतत््वादि बोधे कि प्रतिबिम्बं न भण्यते ॥ ५७॥ 

इदं खलु तत्त्वभुवनाद्यात्मकं विइवं बोधे प्रतिबिम्बं कि न भण्यते --अव- 
यमेवाभिधातव्यमित्यर्थः, यस्मादिदमपि दपंणेनेव मुखं बोधेन प्राप्ततदेकातम्यम्‌, 
अत एव दर्पणादिव मुखस्य बोधाद्भेदेन पृथगशक्यरं भासनं यस्य तत्‌ नहि 
प्रकाशमन्तरेण किचिदपोदं भावजातं स्फुरेदिति भावः, यदुक्तम्‌ 


प्रतिबिम्ब क्या है ? यह प्रश्‍न स्वयम्‌ उपस्थित कर स्वयं परिभाषा भी 
दे रहे हें-अपने से अन्य ओर अपने आश्रय (आधारभूत दर्पण) से व्यामिश्रित 
अर्थात्‌ तादात्म्य भाव युक्त होने के कारण आश्रय से पृथक्‌ जिसका स्वतन्त्र 
अवभासन अशक्य हो वही प्रतिबिम्ब है । दृष्टान्त रूप में दर्पण और मुख को 
लिया जा सकता है । मुख से दर्पण अन्य है । दर्पण में मुख की छाया पड़ती है । 
इस तरह दर्पण आश्रय हो जाता है। आश्रय से उक्त छाया का तादात्म्य 
सम्वन्ध है । उससे पृथक नहीं हो सकती, स्वतन्त्र नहीं हो सकती वरन्‌ परतन्त्र 
है भोर उसमें तादात्म्य भाव से भासन भी होता है। ऐसी विशेषताओं से युक्त 
ही प्रतिबिम्ब होता है ॥५६। 

इसी तथ्य को प्रकृत से योजित कर रहे हें- 


यह विश्व, बोध से उसी तरह तादात्म्य भाव से मिला हुआ है जेसे मुख 
दर्पण के साथ तादात्म्य भाव से मिश्रित है । जेसे दर्पण से मुखका भेद भरा 
भासन अशक्य है, उसी तरह बोध से विश्‍व को अलग कर नहीं देखा जा 
सकता । यह्‌ सिद्धान्त हो है कि प्रकाश बिना यहाँ कोई पदार्थ प्रकाशित नहीं 
हो सकता । कहा गया है कि, 


श्रीतन्त्रालोकः 


'तत्तदूपतया ज्ञानं बहिरन्तः प्रकाशते । 

ज्ञानाद्‌ते नार्थसत्ता ज्ञानरूपं ततो जगत्‌ ॥ 

नहि ज्ञानादृते भावाः केनचिद्विषयीकृताः । 

ज्ञानं तदात्मतां प्राप्तमेतस्मादवसोयते ।॥' इति । तथा 
'युगपढ्वेदनाज्ज्ञानज्ञेययोरेकरूपता ।' इति ॥५७॥ 

तदेवं प्रतिबिम्बलक्षणयोगेऽपि विश्वस्य यदि निनिमित्तमेव बिम्बत्व- 
मुच्यते तदुच्यतां को दोषः, एष खलु नास्ति बिवादः- न चात्र विदुषां भरः, 
ते हि वस्तुन्येवाभिनिविष्टाः, तच्च नान्यथाकतु* शक्यं-प्रतिबिम्बलक्षणयोगस्यै- 
वात्रोपपादितत्तात्‌ बिम्बलक्षणस्य च योजयितुमणक्यत्वात्‌ । तदाह 

लक्षणस्य व्यवस्थेषाऽकस्माच्चेदि बम्बमुच्यताम्‌ । 
प्राज्ञा वस्तुनि युज्यन्ते न तु सामयिके ध्वनौ ॥ ५८ ॥ 
अकस्मादिति निरहेतुकमिस्यर्थः ॥ ५८ ॥ 

“ज्ञान ही उन उन रूपों में बाहर ओर भीतर सर्वत्र प्रकाशित हो रहा 
है । ज्ञान के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता स्वीकायँ ही गहों है। इससे यह्‌ 
सिद्ध है कि यह जगत्‌ भी ज्ञान रूप ही है। ज्ञान के विना पदार्थ की अनुभूति 
किसी के द्वारा नहीं की जा सकतो । इस लिये यह निश्चय है कि ज्ञान और पदार्थ 
तादात्म्य भाव से अवस्थित हैं ।” तथा-- 

“ज्ञान और ज्ञेय का एक साथ संवेदन होने के कारण दोनों की एक 
ख्पता है ।” इत्यादि ॥५७॥ 

इस प्रकार विश्व भी प्रतिबिम्ब की परिभाषा से परिभाषित है, यह 
प्रमाणित हो जाने पर भी यदि बिना कारण की खोजबीन किये ही उसे बिम्ब 
कहें तो कहिये क्या दोष होता है ? वस्तुतः यह तो विवाद का विषय ही नहीं 
है । इस विषय में विद्वद्वगंका कोई आग्रह भी नहीं है । वस्तु मात्र में ही उनका 
अभिनिवेश है । उसको किसी अवस्था में झुठलायाः नहीं जा सकता क्‍यों कि 
प्रतिबिम्ध के पूर्ण लक्षण इसमें घटित हैं और बिम्ब की परिभाषा इस पर 
चरितार्थ ही नहीं होती । यहो कह रहे हैं-- 

अकस्मात्‌ अर्थात्‌ अकारण हो इसे बिम्ब कहते रहें, इसमें कोई औचित्य 
नहीं । बुद्धिमान पुरुष कोभ कान ले जा रहा है इस पर विशवास नहीं करते । 
वे तथ्ये का ध्यान रखते हैं और तथ्य तो लक्षण के अनुसार व्यवस्थित 


होता है ॥५८॥ 


हन ५९-६० ] तुतीयमाह्लिकस्‌ ३६९ 


ननु तल्लक्षणयोगाद्विस्वस्य प्रतिब्रिम्बत्वं यदुच्यते तदास्तां, नास्माकमत्र 
अभिनिवेशः, तस्य पुनबिम्बाख्यं कारणमन्तरेण सद्भाव एव कथं स्यात्‌ ? 
इत्याशंक्याह 
ननु न प्रतिबिम्बस्य विना बिम्बं भवेत्स्थितः । 
एतदेव प्रतिविधत्ते 
कि ततः प्रतिबिम्बे हि बिम्बं तादात्म्य वृत्ति न ॥५९ ॥ 
कि तत इति--बिम्बं चेन्नास्ति ततः कि, न किचिदपोत्यर्थः, न हि प्रतिबिम्बे 
शिशिपात्व इव वृक्षत्वं बिम्बमैकात्म्येन वर्तते, येन बिम्बाभावे प्रतिबिम्बमपि न 
स्यात्‌ ॥५९॥ 
तदाह 
अतश्च लक्षणस्यास्य प्रोक्तस्य तदसंभवे । 
न हानिहेंतुमात्रे तु प्रइनोयं पर्यवस्यति ॥६०॥ 
अत इति--बिम्बप्रतिबम्बयोस्तादात्म्यवृत्तित्वाभावात्‌, ध्रोक्तस्येति 
अर्थाद्विव्वविषये, तदसंभव इति बिम्बाभावे। ननु न वयं प्रतिबिम्बलक्षणे 
विवदामहे, कि तु बिम्बं विना तत्कथं भवेदिति ब्रूमः, नहि नि्निमित्तमेव 
भवानां संभवो न्याय्य ? इत्याशंक्याह, हेतुमात्र इत्यादिना, हेतुश्च द्विविधः- 


प्रश्‍न है कि उन लक्षणों के अनुसार विश्व की प्रतिबिम्बात्मकता सिद्ध है-- 
यह मान लिया । इसमें कोई अभिनिवेश की बात नहीं । किन्तु यह बात तो 
अवक्य विचारणीय है कि विना बिम्ब नामक कारण के प्रतिबिम्ब का सद्भाव 
केसे संभव है ? इसी का समाधान कर रहे हैं-- 

बिम्ब के विना तो प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती? इस 
प्रदन का ही प्रतिविघात कर रहे हैं कि, इससे क्या हुआ ? मत रहे बिम्ब । 
प्रतिबिम्ब में बिम्ब की तादात्म्येन स्थिति नहीं है । शिंशपा वृक्ष है । शिशपात्व 
में बक्षत्व की तरह प्रतिबिम्ब में वृक्ष रूपी विम्ब की तादात्म्येन स्थिति कहाँ है? 
जिससे यह कहा जाय कि बिम्ब के अभाव में प्रतिबिम्ब नहीं बन सकता ॥५९॥ 

वही कह रहे हैं-- 

इस लिये बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब दोनों में तादात्म्य वृत्ति के अभाव के 
कारण विश्व के सम्बन्ध में बिम्बत्व की अशकयता ही सिद्ध होती है। इस 
मान्यता में कोई हानि नहीं है। प्रतिबिम्ब के लक्षण के सम्बन्ध में तो कोई 

श्रीत०--२४ 


३७० श्रीतन्त्रालोक; 


उपादानं निमित्तं च, उपादानं यथा घटादौ मृदादि, निमित्तं यथा तत्रेव दण्डादि, 
प्रतिब्रिम्बस्य च बिम्बं नोपादानकारणं, तद्धि घट इव मृत्स्वरूपविकारमासाद्य 
कार्यानुगाभित्वेन वर्तते, नेवमत्र बिम्बं, प्रतिबिम्वोदयेऽपि तस्याविकृतस्येव 
पृथगुपलम्भात्‌, तेनात्र दण्ड इव घटे निमित्तकारणं बिम्वमु ॥६०॥ 
ततश्च निमित्तकारणविषय एवायं प्रश्‍नो नान्यत्र, इत्याह 
तत्रापि च निमसाख्ये नोपादाने कथंघन । 
नि्मित्तक्रारणानां च कदाचित्क्वापि संभवः ॥६१॥ 


न च निमित्तकारणानां सर्वमविकयेव संभवो भवेत्‌, इत्याह - निमित्त 
इत्यादि, इह खलु दण्डपरिहारेणापि स्वकराहत्येव चक्रं भ्रामयन्‌ कुम्भकारः 
जुम्भं कुर्यात्‌, मृत्परिहारेण पुनरतिनिपृणोऽपि कुम्भकारः कुम्भं कर्त न शक्नुयात्‌ 
अतश्चोपादानकारणवत्‌ नावश्यं निमित्तकारणोपयोगः, तेन विम्बं विनापि 
प्रतिबिम्ब भवेत्‌-तदुत्पादनसमर्थस्य तत्प्रतिनिधिभूतस्य कारणान्तरस्यापि 
भावात्‌ ॥६१॥ 


विवाद ही नहीं । कठिनाई तो यह है कि बिना बिम्ब हेतु के प्रतिबिम्ब होगा 
ही केसे ? इसका समाधान हेतु मात्र के विमर्श में ही पर्यवसित हो जाता है। 
हेतु दो प्रकार के होते हें। १-उपादान ओर २-निमित्त। मिट्टी से घडा 
बनता है । इसमें मिट्टी उपादान कारण है। दण्ड, चक्र ओर चीवर भादि से 
भी घडा बनता है । ये निमित्त कारण हैं । बिम्ब प्रतिबिम्ब का उपादान कारण 
नहीं है । प्रतिबिम्ब मिट्टी के आकार परिवर्तन से घडे की तरह बिम्ब से नहीं 
बनता अपितु भविकृत रूप से स्वतन्त्र उल्लसित है । हाँ दण्ड से घट की तरह 
यह निमित्त कारण ही प्रतीत होता है ॥६०॥ 


अब निमित्त कारण के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं- 


इसमें भी निमित्त कारण सर्वाशतया लागू नहीं होता । कुम्भकार अपने 
हाथ से भी चक्र चला सकता है । इस तरह केवल दण्ड ही निमित्त नहीं रह 
जाता । उपादान कारण तो सर्वाशतया अनिवार्य है । निमित्त ऐसा नहीं होता । 
निमित्त कारण में कारणान्तरों की सम्भावना बनी हुई है। अतः कहू 
सकते हैं कि बिम्ब के विना भी प्रतिबिम्ब का उत्पादन संभव है ॥६१॥ 


1 ६२-६३ ] तृतोयमाह्िकम्‌ ३७१ 


तदाहु 
अत एव पुरोवतिन्यालोके स्मरणादिना । 
निमित्तेन धनेनास्तु संक्रान्तदयिताक्ृतिः ॥६२॥ 


अत इति-बिम्बाभावेऽपि निमित्तान्तरेण प्रतिबिम्बोत्पादस्य संभवात्‌, 
आलोक इति--तस्य  खूपप्रतिबिम्तग्रहृणसहिष्णुत्वात्‌, घनेनेतिञभावना- 
स्मतामापन्नेनेत्पर्थः, अन्यथा हि सर्वस्य स्मर्तृः सर्वदेव पुरःस्मर्यमाणं भायात्‌ । 
अत्र तावद्बिम्बं नास्ति दयिताया देशादिविपरकृष्टत्वेन असंनिहितत्वात्‌, अथ च 
तत्कार्यं प्रतिबिम्ब दृश्यते इत्यत्र स्मरणादिना निमित्तान्तरेणावश्यं भाव्यम्‌ नहि 
नि्निमित्तमेव प्रतिसंक्रान्तायाः कान्ताया विच्छेदेन कादाचित्कः प्रतिभासो 
भवेत्‌ ॥६२॥ 
तदाह्‌ 
अन्यथा संविदारूढा कान्ता विच्छेदयोगिनो । 
कस्माद्धाति न बै संविद्‌ विच्छेदं पुरतो गता ॥६३॥ 
अन्यथा-स्मरणादिना निमित्तान्तरेण यदि प्रतिसंक्रान्ता कान्ता न 
स्यादित्यर्थः, संविदाख्ढेति - नहि संविदमारूढस्य वस्तुतो विच्छेदेन भानं 
भवेदिति भावः, संविदो विच्छेदे हि जाड्यापतेर्न किचिदपि स्फुरेत्‌, इति सर्व- 
मिदमन्धं स्यात्‌ । संविदारूढं च वस्तु संवेद्यमानस्वादेव, न ततोऽधिकम्‌, इति त 
तदपि विच्छेदेन भायात्‌, भत आहु “न वे संविद्विच्छेदं पुरतो गता” इति ॥६३॥ 


वही कहु रहे हैं- 

इस लिये कभी-कभी स्मरणशील ब्यक्ति को प्रकाश में भी अपनी प्रिया 
की आकृति सी संक्रान्त अनुभूत हो जाती है। स्मृति की घनता यहाँ कारण 
बन गयी । सब को सदा यह अनुभूति नहीं होती । स्मरण रूप निमित्तान्तर 
से भी कार्य रूप प्रिया की आकृति सदृश प्रतिबिम्ब हो जाता है ॥६२॥ 

वही कह रहे हैं -- 

बिम्ब के अभाव में दुसरे स्मरणदि निमित्त कारणों से यदि प्रतिव्रिम्व 
को उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो मान्यता हो ध्वस्त होने लगेगी । संविद्‌ में आरूढ 
आकृति संवेद्यमानता से ही प्रतिबिम्वित होती है । संविद्‌ शाश्वत प्रकाशनाने 
है। उसमें विच्छेद नही होता । यदि कान्ता संविद्‌ में प्रतिबिम्बित है तो उसका 
भान भो प्रतिबिम्बवत्‌ निमित्तान्तर से अनिवार्यतः मान्य है ॥६३।। 


श्रीतन्त्रालोक: 


ननु यद्येवं तहि ग्राट्यग्राहकभाव एव न भवेत्‌, इत समग्रब्यवद्वार- 
बिप्रलोप: स्यात्‌ ? सत्यं--नहि परां संविदमपेक्ष्य भेदगन्धमात्रमप्यस्तीति सर्वं 
संविदेव, इति--कि नाम ग्राह्य ग्राहृक्र वापि स्यात्‌, सेव पुनः स्वस्वातन्त्र्यात्स्वं 
रूपं गोपयित्वा यदा संकुचितज्ञानात्मतामवभासयति तदायं सकलो ग्राह्मग्राद्‌- 
कात्मा भेदव्यबहारः, तदाह 


भत एवान्तरं रकिचद्धी संज्ञं भवतु स्फुटम्‌ । 
यत्रास्य विच्छिदा भानं संकल्पस्व प्नदर्शने ॥ ६४॥ 


भत एव--परसंविदपेक्षया विच्छेदासंभवाद्वेतोः, किचित्संकुचितप्रमा- 
त्रात्म सुस्फुटं निविकल्परूपं ज्ञानसंज्ञमान्तरं परसंवित्प्रमेययोमंध्यवति 
भवतु, यत्रास्य प्रतिबिम्बस्य, विच्छिदा भेदेन, संकल्पत्त्वस्वप्तादो भानं भवेत्‌ 
विरहिणो हि संकल्पादावपि मिम्बाभावात्तोब्रतरस्मरणादिनिमित्तान्तरसंनिधा- 
पितमेव कान्ताप्रतिबिम्बं भायादिति भावः॥ ६४॥ 


एवं बहिः स्मृत्यादौ यथा बिम्बाभावेऽपि निमित्तान्तरेण प्रतिबिम्बं 
भवेत्तथा इहापि, इध्याह्‌ 


मतो निमित्तं देवस्य शक्तयः सन्तु तादृशे । 
यदि यह मानेगे-तो ग्राह्य ग्राहक भाव कैसे होगा ? सारा व्यवहार ह 
लुप्त हो जायेगा । हो जाय, पर यह ध्रुव सत्य है कि परासंविद्‌ में मेद की 
लेश मात्र कल्पना नहीं की जा सकती । सब कुछ संविद्‌ ही है। ग्राह्य ग्राहक 
भाव तो उसके संकोच के कारण होता है । यही कहू रहे हैं-- 


इस लिये यह मानता पडेगा कि संवित्‌ और प्रमेय के मध्य में 'धी' 
नामक कोई संकुचित प्रमाता रूप तत्त्व है, जहाँ संकल्प ओर स्वप्न आदि में 
भेद का भान होता है। वियोग में भी प्रियकी आकृति के दर्शन ह्यो जाते 
हैं ॥६४॥ 


बाह्य स्मृति भादि में जेसे बिम्बाभाव में भी दूसरे निमित्त से प्रतिबिम्ब 
की उत्पत्ति हो जाती है। उसी तरह यहाँ भी होता है। यही कह रहे हैं-- 
इस लिये शाइवत द्योतमान चित्तत्त्व रूप देव की इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 


शक्तियाँ ही निमित्त हों (तो कोई विप्रतिपत्ति नहीं) 'शक्तियों के सम्बन्ध में 
कहा गया है-- 


[बै ६५ ] तृतीयमाल्विकम्‌ ३७३ 


अतः--उक्तात्‌ निमित्तकारणमात्रसव्यपेक्षत्वलक्षणाद्वेतोः, देवस्य द्योत- 
नात्मनश्वित्तत्त्वस्य, तादृशे विश्वप्रतिबिम्बने, ज्ञानक्रियाद्या: शक्तयो निमित्त 
भवन्तु, एवं न कश्चिद्दोषः सभाव्यते इत्यर्थ: । शक्तयश्च 
'बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता ।' 
इत्याद्यक्तयुक्त्या स्वातन्त्र्यशक्तिमात्रपरमार्था एव, इति निजेक्वर्यमात्रादेव अस्य 
स्वात्मनि विशवाकारधारित्वम्‌ इति पिण्डार्थ, यदुक्तं श्री प्रत्यभिज्ञाकृता 
“तत्र त्वपकादुपाधेस्तदाकारत्वं, 
चित्ततत्वस्य तु निजेश्वर्यात्‌ ।' 
इति । अतुप्रत्यभिज्ञाकृताप्यनेनेवाभिभ्रायेण 
“नाथ त्वया विना बिम्बं स्वच्छे स्वात्मनि दशितम्‌ । 
प्रसेना दर्पणेनेव प्रभावाद्धावमण्डलम्‌ ॥' इत्याद्युक्तम्‌ । 
तदेवं विश्वचित्पतिबिम्बत्वमेवोपसंहरति 
इत्यं विइवमिदं नाथे भैरवीयचिदम्बरे । 
प्रतिबिम्बमलं स्वच्छे न खल्वन्यप्रसादतः ॥ ६५ ॥ 


“बहुत शक्तिशालिता का अर्थ है-उन शक्तियों से समवाय सम्बन्ध से 
शाक्वत संयुक्त रहना।” इस युक्ति के अनुसार स्वातन्त्र्य-शक्ति-सम्पन्नता ही 
शक्तिमत्ता है । अपने ऐश्वर्य भाव से स्वभावतः स्वाम फलक पर हो विश्व की 
आकृति प्रतिबिम्बित हो जाती है । श्री प्रत्यभिज्ञा कार कहते हैं- 


“वहाँ तो अर्पक उपाधि के द्वारा उसमें आकारता आ जाती है। यह 
केवल चित्तत्व के एकात्म ऐश्वर्य भाव का प्रभाव ही है।” अनुप्रत्यभिज्ञा कार 


भो यही कहते हँ 


“हे नाथ ! तुम्हारे विना ही बिम्ब स्वच्छ स्वात्म दर्पण में प्रतिबिम्बित 
होता है। दर्पण से ही यह सिद्ध है कि स्वात्म-प्रभाव से भावजगत्‌ उल्लसित है ॥” 
इन सारी उक्तियो से द्योतमान देव की शाश्वत शक्तियों के प्रभाव का ही 
समर्थन हो रहा है ॥ 


विश्व चित्‌ का प्रतिबिम्ब है, इस तस्ववाद का भब उपसंहार कर 
उक्त प्रतिपादन के निष्कर्ष स्वरूप यह्‌ सिद्ध हुआ कि स्वातन्त्र्य स्वभाव 
विश्वनाथ भेरव के चित्तत्त्वात्मक चिदाकाश रूपी चेतन्य दर्पण में यह विश्व 


श्रीतन्त्रालोक: 


भन्येति--भन्यमुखाप्रेक्षित्वे ह्यस्य स्वातन्त्र्यं खण्डधतेति भावः, स्वा- 
तनत्यं हि विमर्श इत्युच्यते, स चास्य मुख्यः स्वभावः, नहि निविमर्श: प्रकाशः 
संभवत्युपपद्यते वा, अयमेव ह्यस्य विश्वाकारधारित्वे जडेभ्यो विशेष:--यत्सर्व- 
मामृशतीति, यदुक्तमनेनेव अन्यत्र 
'अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह 
यद्वद्विचित्ररचना मकुरान्तराले। 
बोधः पुननिजविमशंनसारवृत्त्या 
बिश्व परामृशति नो मकुरस्तथा तु ॥' इति ॥ ६५ | 
स चायमामर्शो न सांकेतिकः, अपि तु 'चित्स्वभावतामात्रानान्तरीयकः 
स्वरसोदितः पराबाग्रूप' इति सर्वेरद्धोष्यते, इत्याहृ 
अनन्यापेक्षिता यास्य विइवात्मत्वं प्रति प्रभोः । 
तां परां प्रतिभां देवीं संगिरन्ते ह्यनुत्तराम्‌ ॥ ६६॥ 


अनुत्तरामिति—निरतिशयस्वा नन्त्येइवर्यचमत्का रमयीमित्यर्थः, अत एवः 
अनुत्तराद्यनन्तशक्तिब्रातोल्लेखशालिनीं  प्रतिभामित्यर्थः अनेन ! परामर्शोदय- 
क्रमस्याप्यवकादो दत्तः ॥ ६६ ॥ 


प्रतिबिम्ब रूप से उल्लसित है । इसमें किसी अन्य के प्रसाद की कोई अपेक्षा नही 
होता है । यह तथ्य है कि अन्य के प्रसाद-सहयोग से शिव का स्वातन्त्य ही 
खंडित हो जायेगा । स्वातन्त्र्य विमशं हो है। यह शिव का स्व' भाव है। 
निविम प्रकाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जड़ से चेतन की यही 
बिदोषता है कि यह समग्र का परामर्शक है। इसी से अन्यत्र कहा गया है-- 

“विष्वात्मा के चेतन्य दर्पण के अन्तर अवकाश में समस्त अनन्त वैचित्र्य 
अवभासित है । बोघ अपने विमर्श स्वभाव के बल पर विश्व को परामृष्ट कर 
लेता है । जड में [जडदर्पण में] यह परामर्श नहीं होता क्यों कि वह निविमर्श 
है ।।६५॥ 

ओर यह आमर्श सांकेतिक नहीं है। यह चिद्विमशं के अतिरिक्त नहीं है। 
यह रसःस्वरूप आनन्द से उदित है तथा परावाक्‌ स्वरूप है। यह. सर्वसम्मत 
सर्वसर्माथत तथ्य है। यही कह रहे हैं-- 

अन्य की अपेक्षा जिसे नहीं रहती वहो नान्तरीयक अर्थात्‌ निरपेक्ष होता 
है। न अन्तरं नान्तरम्‌, तत्रभवम्‌ नान्तरीयम्‌ तदेव नान्तरोयकम्‌ तस्य भावः 


दछ ६७ | तृतायमाल्विकम्‌ ३७५ 


इहू हि विश्वस्य वाच्यवाचकात्मना द्विधा अवभासः, तत्र प्रकाश 
एव प्राधान्येन वाच्यात्मविइवरूपत्वेन परिस्फुरति’ इति विश्वचित्प्रतिबिम्बत्वो- 
ट्रङ्कनेनोक्तम्‌, विमर्शोर्शप तत्तदनुत्त रानन्दाद्यामर्शात्मनोदेति' इति परामर्शोदय- 
क्रममप्याह 


अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रथनशालिनी । 
कोलिको सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभुः ॥ ६७ ॥ 
इह्‌ खलु पूणंः शिवशक्तथादिप्रतिनियतब्यपदेशासहिष्णु: अनाख्यः 
परपरामर्शात्मा अनुसरः, प्रकाश एव परम्‌ तत्त्वं, स एव च स्वस्वातन्त्र्या- 
द्विश्‍वमवविभासयिपु: प्रथमं शिवशक्तिरूपतां स्वात्मन्यवभासयति, यदाहुः-- 
'नोम्यनुत्तरनाथस्थ रश्मिचक्रमहं सदा । 
शिवशक्तीति बिख्यातं परापरफलप्रदम्‌ ।॥! इति । 
झनेनेव चाभिप्रायेण 


'रुद्रश्च रुव्रशक्तिश्व अमनस्के लयं गतो ।' इत्याद्यन्यत्रोक्तं । 
ततइच 


नान्तरोयकता । चिद्विमर्श इससे युक्त होता है । वही उसकी भनन्यापेक्षिता है । 
प्रभु की विष्वात्मता के प्रति यही व्याप्ति है। इस 'स्व' भावसत्ता को देवी 
रूप अनुत्तर परा प्रतिभा कहते हैं। अनुत्तरा शक्ति निरतिशय स्वातन्त्र्य के 
ऐशवदर्य पूर्ण चमत्कार से शाइवत युक्त है । यह परा शक्ति है । अनन्त शक्तियों का 
उल्लास इसमें समाहित है । सारा परामर्श इसी से होता है ॥६६॥ 

विइव का अवभास दो तरह से होता है । १-वाच्यात्मक और २- वाच- 
कात्मक । प्रकाश ही प्रधानतया वाच्य विश्व रूप से परिस्फुरित है--यह तथ्य 
विश्व चित्प्रतिबिम्ब है, यह्‌ (इलोक ६५) में कहा गया है। विमर्श भी अनुत्तर 
और आनन्द भादि रूप में उदित होता है-इसे परामर्शोदय कहते हैं । यही 
क्रमिक रूप से कह रहे हैं-- 

अकुल रूप इस द्योतमान अनार्य भोर अनुत्तर देव को कुलात्मकता को 
प्रथित करने वाली शक्ति ही कोलिकी पराशक्ति है । प्रभु इससे निरन्तर अवियुक्त 
है। इस इलोक में अकुल, कुल और कोलिकी शब्द विशेषतः विचारणोय हैं । 
कुल के विषय में कहा गया है-- 

“यह विस्मयरूप चित्रात्मक विश्व जहाँ से उदित होता है ओर जहां 
अस्त हो जाता है, वही शिव शक्ति रूप मेद का असहिष्णु देव ही 'कुल' 


श्रीतन्त्रालोकः 


'यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च। 

तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ शिवशवितविवजितम्‌ ॥।' 
इत्यादिलक्षितात्पूर्णपरसंवित्तत्त्वलक्षणात्‌ कुलात्‌ यदन्यदवमासितं शिवलक्ष- 
णमकुलं तस्य प्रकाशेकख्मत्वेन द्योतमानस्य सा परा विइवापूरणस्वभावा, 
अत एव 

“शक्तयोऽस्य जगत्कृस्त्नं.................... 


इत्याद्युक्तया कुलस्य शाक्तप्रसरात्मतो जगतो यताथनं तेन शालते तच्छीला, 
अत एव कुले भवम्‌ अकुलात्म कोलं तथस्यामन्तस्तादातम्येन अस्तीति 
'कौलिकी शक्ति” यथा समनन्तरोक्तरूपः प्रभुरवियुक्तः-तदव्यभिचरितस्वभाव 
इत्यर्थः, एवं चाकारलक्षणं कुलं शरीरमस्य = इत्याद्यवर्णो$प्यभिहितः, सोऽपि 
हि देवः 

“नास्योच्चारयिता कश्चित्प्रतिहन्ता न बिद्यते । 

स्वयमुच्चरते देवि प्राणिनामुरसि स्थितः ॥' 


कहलाता है।” यह पूर्णसंवित्‌ तत्त्व रूप हे, यही भनुत्तर और अनाख्य तत्त्व है। 
इससे अन्य केवल प्रकाश रूप से अवभासित शिव स्वरूप अकुल तत्त्व है। यही 
शाश्वत चोतमान शिव को परा शक्ति विश्व में व्याप्त है। कहा गया है- 


“सम्पूर्ण जगत्‌ उसको शक्तियों का (प्रतीक है)” ।' अर्थात्‌ अकुल रूप 
शिव का शाक्त प्रसार ही यहु जगत्‌ है । इसी का प्रथन करने के कारण यहु 
कुल प्रथन शालिनी कही जातो है। यही “कोलिकी शक्ति है । इसका विग्रह 
वाक्य है-कुल में उद्भू,त अकुलात्मक कौल . शिव) | यह कोल जिसमें नान्त- 
रीयकता से अर्थात्‌ तादात्म्य भाव से है-वह 'कोलिको शक्ति है। इसो से वह 
अकुल शिव सदा अवियुक्त है। 'अकुल' शब्द में परामशोंदय क्रम का भो संकेत 
है। जेसे-ब+कुल शब्दच्छेद करने पर 'अ' कार रूप वर्ण परामर्शोदय का 
प्रथम प्रतीक ही जिसका 'कुल' अर्थात्‌ शरीर है--वही शिव हैं। इसी लिये 
'अकार' को शिव रूप अनुत्तरतत्त्व भी कहते हैं। 

“इस का उच्चारण कोई नहीं कर सकता । स्थान ओर करण रूप 
अभिघात से रहित होने के कारण यह अनाहत है । यह प्राणियों के हृदय देश 
में अवस्थित स्वयम्‌ उच्चरित है ( अर्थात्‌ परप्रकाशात्मक यहद शाइवतद्यो तमान 
देव है) ॥” 


ट ६७] तृतीयमाल्विकम्‌ ३७७ 


इत्यायुक्तस्वर्पादनाहुतात्‌ स्थानकरणाभिघातोल्याच्च हृतात्‌ शब्दात्‌ उत्ती- 
गत्वेन परपरामर्शशालिसिततरप्रकाशात्मतया सर्वदेव द्योतमानः, तदुक्तध्‌ 
'अनाहतहतोत्तीर्णो महाविषमचिद्गतिः । 
बोरहृद्घट्टनोद्युक्तो रावो देव्या विजुम्भते॥' इति । 
तस्य च परेव सा शक्तिः कूलस्य शरीरस्य यत्‌ प्रथनं तेन इलाघमाना, 
तच्छरीरारम्भिकेत्यर्थः, अत एव 'कौलिकी' इत्यक्तम्‌, तथाहि--परेव सूक्ष्मा 
कुण्डलिनी शक्तिः शिवेन सह परस्परसामरस्यरूपमथ्यमन्थकभावात्मकं संघट्ट- 
मासाद्य उत्यिता सती इच्छाज्ञानक्रियारूपतामाश्रित्य रौद्रीत्वमुन्मुद्रयन्ती श्यु ज्ञाट- 
काकारतामम्बिकात्वमवलम्बमाना उकारात्मकशशाङ्कूशकलाकारतां ज्येष्ठात्व- 
मधितिष्ठन्ती च शशिबिन्दूदितकालाग्निरूपरेकात्मकविन्दुविश्रान्तस्पष्टरेखा- 
कारतामाभासयति--इत्याद्यवणंशरोमुल्लासयतीति, तदुतं श्रीतन्त्रसद्भावे 
'या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा निराचारेति कोतिता।' 
इत्याद्युपक्रम्य 
'उट्थिता तु यदा तेन कला सूक्ष्मा तु कुण्डलो । 
चतुषक्कलमयो बिन्दुः शक्तेरुदरगः प्रभः ॥ 


इसी लिये अन्यत्र कहते हैं -- 

“ह अनाहत है अर्थात्‌ हत वर्णो से उत्तीर्ण हे । महाविषम चित्तत्त्व में 
अधिष्ठित है । वीर (शेव) के हृदय देश में उद्घाटित ह्वोता हे । यह देवी का 
राव शाश्वत विज॒म्भमाण हे ।” 

'अ' यह वर्ण कौलिकी शक्ति का रूप केसे हे-इसका विश्लेषण कर 
रहे हैं । परा सूक्ष्मा कुण्डलिनी शक्ति शिव के साथ सामरस्य रूप मथ्यमन्थक 
आव से संघट्टित हो कर उल्लसित होती हे। उस उल्लास में तीन १--इच्छा, 
२-ज्ञान ओर ३-क्रिया शक्तियाँ होती हैं। रौद्री शक्ति को उन्मुद्रित कर 
कुण्डलिनी ही म्युङ्गाटक रूप अम्बिका शक्ति का आश्रय लेकर उकारात्मक 
चन्द्रकला का आकार धारण करती है। यह ज्येष्ठा शक्ति होती हे । पुनः 
शशिविनदुभों से कालाग्नि रेफ विन्दुओं की परम्परा से रेखा निकलती हे इस 
स्फुरण से जो वर्णाकृति बनती हे, वह 'अ' अक्षर होता है। 

'तन्त्र सद्भाव! ग्रन्थ में 'यह जो परा सूक्ष्मा शक्ति है, इसे निराचारा 
कहते हैं।” यहाँ से प्रारम्भ कर--एकेवेट्थं पराशत्तिसित्रधा सा तु प्रजायते ।” 
तक इसी तथ्य का वर्णन किया गया हे । उसी का संक्षेप अर्थ ऊपर दिया 
गया हे। 


श्रीतन्त्रालोकः 


मथ्यमन्थनयोगेन ऋजुत्वं जायते प्रिये । 

ज्येष्ठा शक्ति: स्मृता सा तु बिन्दुद्वपसुमध्यगा ॥ 

बिन्दुना क्षोभमायाता रेखेबामृतकुण्डला । 

रेखिनी नाम सा ज्ञेया उभो बिन्दू यदन्तगो ॥ 

त्रिपथा सा समाख्याता रोद्री नाम्ना तु गीयते । 
रोधिनी सा समुद्दिष्टा मोक्षमार्गनिरोधनात्‌ ॥ 
शशाङ्कशकलाकारा अम्बिका चार्धचन्द्रिका । 
एकेवेत्थं परा शक्तिस्त्रिधा सा तु प्रज्ञायते ॥' इति । 


श्रोवामकेश्वरीमतेऽपि 


इस्याद्युपक्रम्य 


'न्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जातेह सा प्रिये ।' 


'कवलोकृतनिःशेषबीजाङकुरतया स्थिता। 
वामा शिखा ततो ज्येष्ठा श ्गाटाकारतां गता । 
रोद्री तु परमेशानि जगद्प्रसनरूपिणो । 
एवं सा परमा शक्तिरेकंव परमेश्वरी ॥ 
त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वोशरूपिणी । 
ब्रेलोक्यं । संसृजत्यस्मारित्रपुरा परिकोतिता।' इति। 


भनेनेव चाभिप्रायेण अन्यत्रापि अस्य सृष्टिस्थितिसंहारात्मकं धामत्रयमयत्वं 
चोक्तम्‌, तदृवतं 


'ङध्वं तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्ददायिनी । 
पौग्रूषर्वाष्ट वर्षम्ती बेन्दवो परमा कला॥ 
अधः संहारङृज्ज्ञेयो महानग्निः कृतान्तकः । 
घोरो उबलाबलीयुक्तो दुधं्षो ज्योतिषां निधिः ॥ 
तयोमंध्ये परं तेज उभयानन्दसुन्दरम्‌ । 
अवतार: स विज्ञेय उभाभ्यां व्यापकः शिवः ।। 
परस्परसमाविष्टो चन्द्रेईग्निष्टीडिभि शशो। 
चन्द्र सृष्टि विज्ञानीयादरिनः संहार उच्यते ॥ 
अवतारो रवि: प्रोषतो मध्यस्थः परमेश्वरः ।' इति। 


श्रोवामकेइवरी तन्त्र में भो "त्रिपुरा परमा शक्ति” से आरम्भ कर “त्रिपुरा 


परिकोत्तिता 


।" तक यही तथ्य वर्णित हे । इसो अभिप्राय से दूसरे स्थान पर भी 


इसक्ा सृष्टि स्थिति संहारात्मक धाम त्रयस भो “ऊर्ध्वे तु' से लेकर “मध्यस्थः 


परमेश्वरः’ तक वर्णित हे । 


र ६७] तृतीयमाह्विकम्‌ ३७९ 
तथा 


'कालाग्रिरुदात्प्रसृतं च तेजो 
भूरि स्फुटं दीप्ततरं विचिन्त्यम्‌ । 
ऊध्वं स्थिता चन्द्रकला च शान्ता 


पूर्णामृतानन्दरसेन देवि ॥ 
तदोभयोवं ह्विविषानुयोगा- 

त्तेजःशशाद्गौ द्रवितौ च यस्मात्‌। 
तेजःशशाड्कुस्फुट मिश्नितत्वा- 

ज्ववेत्तदाकं त्ववताररूपम्‌ ॥ 
त्ततः सकाशात्प्रभवाप्ययो स्तो 

यस्मादयं विश्वसमग्र भे दः । 
एतच्च विद्वान्विदितार्थभावो 

ध्यायेत युक्त्यात्मचिदकरूपम्‌ ।।' इति । 


तथा 


“ततोऽस्व रोऽकं सोमाग्निक लाबीजप्रसृतिभाक्‌ । 
उवेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थप्रमातृदः ॥' इति । 


तथा “कालाग्निरद्रात्‌” से आरम्भ कर “ध्यायेत युक्त्यात्मचिदर्क 
रूपम्‌ ।” तक के प्रकरण में भी इसी का समर्थन है। तथा यह प्रसंग भी 
“इसके अनन्तर सूर्य, सोम और अग्नि के कलाबीज की उत्पत्ति में समर्थ, 
प्रमाण, प्रमेय मौर प्रमाता मय एक अभिनव आलोक उदित होता है।” इसी 
तथ्य का समर्थक है । 


यहाँ परमेश्वर की तीन ही प्रधान शक्तियाँ उल्लसित हैं। उनका इस पद्य 
में वर्णन कर रहे हैं-- 
/ “अ? का शिर रौद्री शक्ति है। मुख वामा है । बाहु अम्बिका है। और 


आयुध ज्येष्ठा शक्ति है” इस पद्य में अभिप्राय की दृष्टि से चार रूप 
बतलाये गये हैं। 


३८० 


श्रोतन्त्रालोक: 


इह च तिस्र एव परमेश्वरस्य मुख्याः शक्तयः संभवन्ति इत्यस्य प्राधान्येन 
तद्वपत्वमेवोक्तम्‌, अन्यत्र पुनः 

'अकारस्य शिरो रोद्री बबत्रं वामा प्रकोतिता। 

अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चेवायुधं स्मृता ॥' 
इत्याद्युक्त्या अभिप्रायान्तरेण अस्य चतूर्पत्वमप्युक्तम्‌, तदेवमेवंविधा परैव 
कुण्डलिनो शक्तिरस्य स्वरूपादनतिरिक्ता, इत्युक्तम्‌ 'अवियुक्तो यया प्रभु” इति, 


तढुक्तस्‌ 
अकारश्च हकारश्च द्वावेतो युगपत्स्थितो । 
विभक्तिर्नानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव ॥' इति । 


एवमविभागे$प्यनयोरेकेकप्राधान्येन स्वरूपमात्रविश्रान्तेरेकवी रत्व॑ चिच्छक्तिः 
रूपत्वं च ॥ ६७॥ 
यदा पुनः 
'न शिवः शक्तिरहितो न शक्ति: शिववजिता। 
यामलं प्रसरं सबं” +>२०००७७०० ,००००.००००००० 


इत्यादि-महागुरूदितनीत्या अनयोः परस्परोन्मुख्यात्मकं यामलं रूपं स्यात्‌, 
तदा विइवसर्ग इत्याह 


ऐसी परा कुण्डलिनी शक्ति इसके अतिरिक्त नहीं है। इसीलिये 
कहा गया है कि प्रभु इससे शाइवत अवियुक्त हैं, ओर भी कहा गया है 
कि “ अकार और “ह' कार ये दोनों युगपत्‌ स्थित हैं। इन दोनों में अन्तर- 
वकाश उसो तरह नहीं है, जेसे वायु ओर आकाश में नहीं है। यद्यपि इनकी 
अविभाग मयी स्थिति है फिर भी एक एक की प्रधानता को ध्यान में रख कर 
स्वरूप मात्र विश्रान्ति के कारण इनका एक बीरत्व ओर चित्‌ शक्ति रूपत्व भी 
व्यवहार सिद्ध है ॥६७।। 


इनका जो यामल रूप है, उसे संघट्ट कहते हैं । यहु आनन्द शक्ति है। 
इससे ही विश्व का विसर्ग होता है । 


[ ६८-६९ ] तृतोयमाह्मिकम्‌ ३८१ 


तयोर्यद्यामलं रूपं स॒ संघट्ट इति स्मृतः । 

आनन्दशक्ति: सेवोक्ता यतो विइवं विसृज्यते ॥ ६८ ॥ 

तयोरिति—अकुलकौलिकीणब्दव्यपदेश्ययोः शिवशक्त्योः, संघट्ट इति- 
सम्यक्‌ घट्टनं चलनं स्पन्दरूपता स्वात्मोच्छलत्ता इत्यर्थः, अतश्च प्रकाशविमर्शा- 
स्मनोरनुत्तरयोरेव संघट्टादानन्दशक्त्यात्मनो द्वितीयवर्णस्य उदयो, यतः 
इच्छाद्यात्मनो विश्वस्य सर्ग: । चर्याक्रमेऽपि स्रीपुंसयोः संघट्ट एवानन्दोदयाः 
द्विसर्ग: । इह शिवस्य शक्तेश्च विश्वोत्तीर्णत्वेन विश्वमयश्वेन च विच्छिन्नं 
रूपम्‌, इदं पुनः विश्वमयत्वेऽपि विश्वोत्तीणंम्‌, इति नियतावच्छेदा भावात्‌ 
पूर्ण रूपम्‌ ॥ ६८॥ 

अत एव सवंशास्त्रेषु परमोपेयत्वेनोद्धोष्यते; इत्याह 

परापरात्परं तत्त्वं सेषा देवी निगद्यते । 

तत्सारं तच्च हृदयं स बिसगे: परः प्रभुः ॥ ६९ ॥ 


यामलभाव अकुल और कोलिकी शक्ति रूप शिवशक्ति का होता है। 
संघट्ट का तात्पर्य परस्पर स्पन्दरूप ओन्मुख्य है । इसे स्वात्म उच्छलत्ता भी 
कहते हैं । यह प्रकाश और विमर्श रूप भनुत्तर शक्तियों के मिलन की स्थिति 
है। व्याकरणशास्त्र के अनुसार यह सवण दीर्घं सन्धि है । इससे आनन्दशक्ति 
रूप 'आ? का उदय होता है । यह वर्णमाला का द्वितीय वर्ण होता है । इसी 
आनन्दशक्ति से इच्छादिरूप विश्व का सृजन होता है । 

चर्याक्रम में भी यही होता है। प्रकाश रूप पुरुष और विमर्श रूप स्त्री 
का परस्पर मिलन रूप स्पन्दोदय होता है । शुक्रविसर्ग से भ्रुण आदि सृष्टि की 
परम्परा का प्रादुभवि होता है । इस सन्दर्भ में यह जानना आवश्यक है कि 
शिवशक्ति के बिशवोत्तीर्ण और विइवमय यह दो विच्छिन्न रूप होते हैँ । स्पन्द 
अवस्था में विइवोत्तीर्ण और आनन्दोदय में विश्वमयत्व होता है । प्रथम अवस्था 
में अवच्छेद का नियत अभाव होता है ॥६८॥ 

सभी शास्त्रों में यही परमोपेय मानी जाती है। यही कह्‌ रहे हैं- 

विइवोत्तीर्ण पर शेव रूप से और अपर विइवमय शाक्त रूप से यह पर तत्त्व 
प्रतिभासित है । श्री सारभट्टारक के मत से यह 'सार' रूप है । हूदय-नय रहस्य 
के अनुसार यह 'हंदय' है । यह पर है । वही प्रभु है । श्री देवीयामल शास्त्र के 
महाडामर याग के एक प्रकरण के अनुसार यह शक्ति-काल संकर्षिणी कही 
जाती है। 


३८२ श्रीतन्त्रालोक: 


देवीयामलशास्त्रै सा कथिता फालकर्षिणी । 
महाडामरके यागे श्रीपरा मस्तके तथा ॥ ७० ॥ 
श्रीपूर्वशास्त्रे सा मातृसद्भावत्वेन बणिता । 
परात्‌-विश्चोत्तीर्णात्‌ शेवात्‌ रूपात्‌, अपरात्‌ --विश्वमयात्‌ शाक्ताद्रपात्‌, 
परं पूणं, सारमिति श्रीसारभट्टारकाद्युक्तप्‌, हृदयमिति श्रीहृदयनयरहुस्यं, पर 
इति परापरस्य अपरस्य च विसगंस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, महाडामरके यागे इति 
देवोयामलशास्रपामानाधिकरण्पेन योज्यम्‌, तेन ततप्रतिपादके प्राथमिके ग्रन्येक- 
देश इत्यथं: । तदुक्त तत्र 
“तन्मध्ये तु परा देवी दक्षिणे च परापरा । 
अपरा बामश्ज्धे तु मध्यश्वु ड्रोध्बंतः शृणु ॥ 
या सा संकषिणी देवी परातीता व्यवस्थिता । इति । 
आतृसद्भाबष्वेनेति यदुक्तं तत्र, 
सद्भावः परमो ह्येष मातृणां परिपठ्यते ।' इति ॥६९-७०॥ 
एवं चिदानन्दशक्ती अभिधाय इच्छाशक्तिमाह्‌ 


संघ ट्रेऽरिंमिश्चिदास्मत्वाद्यतततप्रत्यवमर्शनम्‌ ॥७१॥ 
इच्छाशक्ति रघोराणां शक्तीनां सा परा प्रभुः । 
अस्मिन्‌ समनन्तरोक्तरूपे संघट्टे 


वहाँ कहा गया है-- 

“उसके बीच में परा देवी, दक्षिण भाग में परापरा, वामश्रुद्ध में 
अपरा, मध्य श्यृद्ध के ऊध्वं भाग में संकषिणी परातीत देवी मानी गयी हैं।” 
श्री पूर्वशास्त्र में वह मातृ सद्भाव कही जाती है । वहाँ कहा गया है-“यह मातृ- 
शक्तियों का परम सद्भाव है ।” इस तरह सार, हृदय, विसर्ग, पर, कालकषिणी 
और मातृसऱद्भाव शब्दों से संज्ञापित यह आनन्द शक्ति है ॥६९-७०॥ 

इस प्रकार चित्‌ और आनन्द शक्तियों की चर्चा के अनन्तर भब इच्छा 
शक्ति का वर्णन कर रहे हैं ~ 

संघट्ट की चर्चा पहले की जा चुकी है । इस सम्बन्ध में उक्ति है-“आनन्द 
ब्रह्म का ही रूप है ।” इसमें चित्प्राधान्य होता है । परप्रमाता में 
सृष्टि की इच्छा का प्रतयवमर्श होता है । बही इच्छा शक्ति है । जो निष्चम ही- 


5 ७१ ] तृतोयमाह्लिकम्‌ ३८३ 


इत्याद्युक्त्या चितः प्राधान्यात्‌ योऽयं परस्य प्रमातुः सिसुक्षात्मा परामर्शं उदेति 
सेयमिच्छाख्या शक्तिः, या खलु 


'पुर्वबज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः । 
पराः प्रकथितास्तज्ज्ञरघोराः शिवशक्तयः ॥' 


इत्याद्युक्तानामघोराणां  शुद्धस्वातन््यमात्ररूपःवादविद्यमान-भेदाद्यात्मकघो र- 
छूपाणां दाक्तीनां, प्रभुः प्रभवनिमित्त--गर्भीकृतानन्तशक्तित्राता, इति यावत्‌, 
अत एव परा स्वोत्किर्षयोगिनी तदाख्या चेत्यथं: । प्रकृतेऽपि अनेन तृतीयवर्णोदव 
उक्तः। सा च इच्छाशक्तिः 


'यदा तु तस्य चिद्धमंविभवामोदजम्भया । 
विचित्ररचनानानाकार्यसृष्टिप्रवतंने ॥ 
भवत्युन्मुखिताचिन्ता सेच्छायाः प्रथमातुटिः ॥' 


इत्याद्युक्ताद्यस्पन्दात्मिका बहिरौन्मुख्यमात्ररूपिणी स्रष्टव्यानारूषितेच्छामात्रखूपा 
वा स्यात्‌ तत्तदीषणोयविषयारूषणया प्रक्षो भात्मप्रयत्नरूपतां श्रयन्ती बहीरूपतया 
ऐइवयं भजमाना वा इत्यस्या द्वेधम्‌, तदुक्तं श्रो प्रत्यभिज्ञायाम्‌ 


“सा केवलमिच्छामात्ररूपा स्रष्टव्यस्य विप्रकृष्ट, 
काचित्पुनः प्रयत्नतामापश्ना संनिकृष्टा ॥' इति ॥७१॥ 


“ये अघोर अर्थात्‌ भेदवाद रहित शुद्ध स्वातन्त्यमयी शिवशक्तियाँ परा 
कही जाती हैं । यही प्राणियों को शेबी धाम प्रदान करती हैं।” ऐसी शक्तियों 
की प्रभु वही पराशक्ति है । प्रभु शब्द से सर्वोत्कर्ष का द्योतन होता हे । इसमें 
अनन्त शक्तियाँ समाहित रहती' हैं। इसी से तोसरे ह्वस्व 'इ' वर्ण का उदय भो 
होता हे। इसी इच्छा शक्ति द्वारा चिन्मयता के चरमोत्कर्ष के आनन्द का 
महोल्लास स्वाभाविक रूप से होता हें। विचित्र रचना की चारुता से चमत्कृत 
कार्यों से कौतुक मथो सृष्टि के प्रवर्तन में उन्मुखता को चिन्ता उत्पन्न होती 
हे। चिन्ता हो इच्छा को प्रथम तुटि है । इस उक्ति के अनुसार इच्छाशक्ति 
स्पन्दात्मिका होती है। इसमें बाह्य ओन्मुश्य भी होता है। यह दो प्रकार की 
होती है । १-सर्जन में अनाझषित इच्छा मात्र रूपा और २-भरक्षुब्धता के 
कारण प्रयत्न प्रवृत्ता । श्रो प्रत्यभिज्ञा में कहा गया है- 

स्रष्टव्य से विप्रकृष्ट वह्‌ केवल इच्छा रूप होती है । दूसरी प्रयत्न प्रवृत्त 
संन्निकृष्टा ।” इससे भी इसका द्वेध सिद्ध हो जाता है ॥७१॥ 


श्रोतन्त्रालोकः 
तत्र प्राच्यायाः स्वरूपं निरूपितं द्वितीयस्या निरूपयितुमाह 
सेव प्रक्षुव्धरू्पा चेदोशित्रो संप्रजायते ॥७२॥ 
तदा घोराः परा देव्यो जाताः शेवाध्वदेशिकाः । 
तदा- प्रक्षुब्ध्पत्वेनेच्छाशक्तेरेर्वर्ये सति परा अघोरा देव्यो जाताः 
बहीरूपतया प्रस्फुरिता इत्यथः, एतदेव हि अस्या ऐशवर्य-यत्तत्तदनन्तशक्ति- 
रूपतया बहिरिवभासनमिति, ताश्च तथा भेदस्य स्फुटत्वाभावात्‌ स्वस्वर्पाव- 
भासनब्यापारशालिन्य एव, इत्याहू “शेवाध्वदेशिका' इति, अत एव न घारादिः 
शक्तिवन्मुक्तिमा्गनिरोधिन्य इति भावः। प्रकृतेऽपि अनेन चतुर्थ वर्णोदय 
उक्तः ॥७२॥ 
एवमिच्छाशक्ति द्विप्रका रामभिधाय ज्ञानशक्तिमप्याह 
स्वात्मप्रत्यवमर्शो यः प्रागभूदेकवीरकः ॥७३॥ 
ज्ञातव्यविइवोन्मेषात्मा ज्ञानशक्तितया स्थितः । 
इह खलु प्राक्‌ परकषुन्धत्वरूपत्वास्ूवं व्यतिरित्तविमुष्याभावात्‌ स्वात्म 
मात्रनिष्ठाः, अत एव, ऐकवीरको' यः परामर्शः आसीत्‌, स एव ज्ञानशक्तित्वेन 


अन्तविजिज्ञास्यतया इष्टस्य विश्वस्य योऽसौ उन्मेषः-आद्यः परिस्पन्दः, तद्रूप: 
सन्‌ अवस्थितः, इति पंचम बीजनिर्णय इति ॥७३॥ 


पहली का रूप निरूपित कर द्वितीया के विषय में कह रहे हैं-- 

क्षुब्ध स्थिति में इच्छा शक्ति का ऐश्वर्य दृष्टि गोचर होता है, तब 
वही बाह्य-रूपतया स्फुरित होती है । भेद के कारण ये घोर कहलाती हैं। बाह्य 
अवभासन ही इनका ऐब्वर्य हे । ये भी शेवाध्वदेशिक होती हैं अर्थात्‌ स्वरूप 
के प्रकाशन में सदा सर्वदा समर्थ होतीं हें । इससे चतुर्थ स्वर को उत्पत्ति हो 
जाती है ॥७२॥ 

इच्छा शक्ति दो प्रकार की होती है, यह कहने के बाद अब ज्ञानशक्ति 
का कथन कर रहे हैं- 

पहले जिस समय प्रक्षुब्ध अवस्था नहीं थी, उस समय एक ऐसा परामर्श 
था जो स्वात्ममात्र निष्ठ था । उसे ही एकवीरक परामर्श कहते हैं। अभी बहू 
भन्तविजिज्ञास्य विशव के कारण रूप में था। उसी परामशं से विश्व-उन्मेष 
रूप आद्यस्पन्द सम्भव हुआ। उस रूप में अवस्थित उस परामर्श को ज्ञानशक्ति 
कहते हैं। यह पंचम बीज की उत्पत्ति का उत्स है ॥७३॥ 


ड्ड ७४-७५ ] तृतीयमाहिकस्‌ ३८५ 


एतदेव स्वदर्शनभङ्गया योजयति 
इयं परापरा देवो घोरां या मातृमण्डलीम्‌ ॥७४॥ 
सृजत्यवरतं शुद्धाशुद्धमार्गेकदोपिकाम्‌ । 
घोरामिति । यदुक्तम्‌ 
'मि्कर्मफलासक्ति पूर्वबज्जनयन्ति याः। 
मुक्तिमा्गेनिरोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापरा: ॥' 
इति । ज्ञद्धाशुद्धेति-न पुनर्घोरतर्यादिवदधोधःपातिनीम्‌ इति भावः ॥७४॥ 


इहेच्छाशक्तिवत्‌ ज्ञानशक्तेरपि ज्ञेयाधिक्यानाधिक्याभ्यांद्वेधं, यज्ज्ञेयस्या- 
नाधिकये स्वरूपं निर्णीतम्‌, आधिक्ये पुनः स्वरूपम्‌ निरूपयति 


जञेयांशः प्रोन्मिषन्क्षोभं यदेति बलवत्त्वतः ॥७५॥ 
ऊनताभासनं संविन्मात्रत्वे जायते तदा । 


इस तथ्य को अपने दर्शन की सरणी के अनुसार व्यक्त कर रहे हैं-- 

यह उन्मेषमयी परापरा देवी घोरा कही जाती है। यह शुद्ध और 
भशुद्ध दोनों मार्गो की अधःपात करने वालो स्थितियों की ओर उन्मुख करने 
बाली मातृशक्तियों का भी सृजन करने में समथं है और निरन्तर उनका सूजन 
करने में प्रवृत्त भी है। कहा गया है 

“मिश्रित कर्मों के फलों की ओर आसक्त करती हैं और मुक्ति मागं की 
बाधिका भी हें । यही परापरा शक्तियाँ घोरा हैं ।” यह पंचम बीज वर्ण के 
आद्यस्पन्द की अक्षुब्ध अवस्था में होने वाली अनुभूति का चित्रण है। इसे 
वर्णमातुका में 'उ'कार कहते हैं ।।७४।। 

जिस तरह इच्छा शक्ति में सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट दो भेद हैं, उसी 
तरह ज्ञान शक्ति में भी दो मेद हैं । १_ज्ञेयका भनाधिक्य भौर २-ज्ञेयाधिक्य। 
ज्ञेयाधिक्य अवस्था का निरूपण कर रहे है-- 

ज्ञेय अंश जिस समय विशेष रूप से उन्मेष के क्रमिक स्फुरण की अवस्था 
में होता है, उसमें तीब्रता भा जाती हैं भोर नील पीत सुख आदि की चित्रात्मकता 
भी आ जाती है, उस अवस्था को क्षुभितावस्था कहते हैं । उस दशा में संवितु 
तत्त्व तनुता प्राप्त करने लगता है। शास्त्र की भाषा में उसे ऊनता कहते हैं। 
यह अपूर्णता का अवभास होता हे। यह-छठें 'ऊ' वर्ण के उदय की अवस्था 
होती हे। 

श्रीत०-२५ 


३८६ श्रोतन्त्रालोकः 


ज्ञानापेक्षया ज्ञेयर्पोंऽश उद्रिक्तत्वात्‌ प्रस्फुटीभवन्‌, यदा क्षाभं--तत्त- 
न्रोलसुखाद्यात्मना चित्राकारघारितामेति तदा नेपरस्याधिक्यात्‌ ज्ञानस्य 
ज्ञानमात्ररूपतायामूनत्वस्य -अपुणंत्वस्य आभासन जायते-संकोचाधिगमो 
भवेत्‌, इति षष्ठवर्णोदयः ॥ ७५ ॥ 

एतदेव प्रपञ्चयति 

रूढं तज्ज्ञेयव्गँस्य स्थितिप्रारम्भ उच्पते ॥ ७६॥ 

रुढिरेषा बिबोघाब्धेश्चित्राकारपरिग्रहः । 

इदं तद्बीजसंवर्भबीजं चिन्वन्ति योगितः ।। ७७ ॥ 

E रूढं जातप्ररोह सत्‌, तत्तन्नोलसुलाद्यात्मनो 
ज्ञेयवगंस्य स्थितेः प्रारम्भ उच्यते, न पुनः माक्षात्स्थितिरेव-तस्याः क्रि याशक्तौ 
भावात्‌, को नाम अस्याः प्ररोहः ? इत्याह रूढिरेषेत्यादि' अनेन ज्ञानादतिरिक्त 
न किचिन्नाम ज्ञेयमस्ति अपि तु तदेव तत्तद्भासात्मना स्फुरति’ इति सूचितम्‌ । 
तत्‌-तस्माद्वोधस्येव चित्राकारधारित्वाद्धेतोरिदमेव व्याख्यातं संविन्मात्रोतत्वं 
बष्ठं च भेदसंदर्भस्य कारणस्ेन, योगिनो--न पुनरयोगिनः, तेषां कियाशक्तया- 


यहाँ तक के वर्ण बीजों का रहस्याथं इस तरह होता हे । १-अन्भनु- 
त्तर परम शिव। २-आ आनन्द, निरतिशय स्वातन्त्र्य सुख | ३-६' = इच्छा 
शक्ति, सिसुक्षात्मक प्रत्यवमशं, चित्‌ के आनन्द की रचनात्मक स्फूति । ४- 
ई ~ईशित्रीशक्ति, बहिरीन्मुख्य रूप प्रयत्न से पूर्ण ऐववयंमयी शक्ति। ५-उ = 
उन्मेष शक्ति , ज्ञात शक्ति की अक्षुब्ध अवस्था । ६-ऊ=ज्ञान के परिवेश को 
क्षीणता, संवित्‌ मात्र को तनुता; ऊमि के लहुराव की तरह संवित्‌ की 
गहराई छोड़कर लहर की चित्रात्मकता सी सीमा बद्धता ॥ ७५ ॥ 

इसी तथ्य को ओर भी स्पष्ट कर रहे हें- 

वह ऊनता का आभास जब रूढ होने लगता हे, तब ज्ञेयरूप नील-पीत, 
मुख दुःख आदि के अस्तित्व को आद्य आरम्भात्मक स्थिति होती हे । साक्षात्‌ 
सत्तात्मक स्थिति नहीं होती क्योंकि यह क्रिया शक्ति के क्षत्र में होता हे । अतः 
यह सिद्ध होता हे कि उस अवस्था में पार्थकय प्रथा का प्रथन नहीं रहता, 
ज्ञेय वर्ग का बोध समुद्र में तरङ्कों की तरह चित्रवत्‌ स्फुरण तो रहता हे 
किन्तु वह कारणात्मक ही होता हे । क्रिया शक्ति के स्फुरण का मानो यह 
बीज ही हे । योगियों की अनुभूति का यह विषय है। यही स्थूल क्रिया शक्ति 
का जनक हे। 


ङः | ३८३ 
एतदेव परविमर्शा- 


गत्‌ चिन्वन्ति जानन्तीत्यर्थः \ इट. खलु ए 
रमू प्रमेयेण वा संबट्दे सति निखिलपरामर्शो- 


इलो० ८८७९) 


त्ममुख्यं वरामक्षंषटकं यतः परस्प 
दयः, यद्वक्ष्यति 
'स्वराणां षट्कमेंवेह म्‌लं स्वाद्वणेसंततो । 
इति । तत्र अनुत्तरानन्दयौः शुढसंविन्मात्रख्वत्लात, तदपेक्षया 
प्रभेयवार्ताषि नास्तीति ॥ ७६-७७ ॥ 
इच्छाशक्तेरेव दृष्प्रभाणारूषणया चातूरूप्य॑ दर्शयितुमुपक्रमते 
इच्छाशक्तिदिङपोक्ता क्षनिताक्षुमिता च या \ 
इष्यमाणं हि सा वस्तु दरू रि 
झमात्रात्मकत्वात 


दृष्या स्य. प्रका 
तम्भस्वभा र्र 


1: श्रुति तंगी प्रकाशर त्वात्‌ ॥ ७८ १ 


अत्र रलये 
तदाह 
झक्त्या ज्वलनरूपया \ 
स्थैर्येणाथ चरात्मता ॥ ७९ ५ 
eS ७०.५०५५००* ७०००११० iy 


इच्छा ओर उन्मे' सावष्यं है। इससे इन 
लेश मात्र भी नहीं ॥७६०७9॥ 
इच्छा शक्ति मॅ व्यव 


बर्णन कर रहें हे 
इच्छा शक्ति क्षु 


हार वाद के सम्पर्क से उ 


स्थाओं के कारण दो प्रकार की 


दो प्रकार से धारण करती हैं । 


३८८ श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याद्युक्तेज्वंलनरूपा धरात्मा च येयं द्विप्रकारा शक्तिः, तदात्मकं यदिष्यमाणं 
तेन, अर्थात्‌ द्विप्रकाराया अपि इच्छाशबतेर्या समापत्तिः भपृथगभावेनावः 
भासनम्‌, मतोऽस्याश्चातूरूप्यमित्यर्थः, यद्यपि प्रागपीच्छाया इष्यमाणसमापत्ति- 
रक्ता येनास्या: कषुब्धत्वं प्रतिपादितं तथापि तन्त तथा स्फुटेन रूपेण, यथेदानीम्‌, 
इत्युक्तं स्थेयेण' इति, त चात्रेवमपि बाह्मवत्‌ स्थेर्येणष्यमाणं प्रतीयते, तथात्वे 
हि तत्कायं स्यात्‌ नेष्यमाणम्‌; अत एवात्र अस्फुटत्वात्‌ रलयोः श्रुतिमात्रं, न 
तु साक्षाद्वयञ्जनबस्स्थित;, तदाह 'अचिरद्युतिभासिन्येति' यथाहि विद्युत्‌ 
क्षणिकत्वादचिरमेव कालमवभासते तथात्र इष्यमाणमपि छायामात्रेणेवेति, अत 
एव चात्र-वणंश्रुतिमात्रं, न साक्षादवर्णः, नहि वणंश्रुतिरेव वर्णः, अत एव 
नरसिहवत्‌ जात्यन्तर्रामदमिति श्रीमहाभाष्यकारः, भत एव चेतद्वर्णचतुष्टय- 
मुभयच्छायाधारित्वात्‌ 
“ऋ ऋ लू लू चतुष्कं च नपुंसकगणस्तथा' 

इत्याद्युवत्या सर्वत्रेव नपुंसकत्वेन व्यपदिश्यते, तेन अक्षुब्धा ज्वलनशक्स्याच्छु- 
रिता 'ऋ' क्षुब्धा तु 'क्र' एवं धराशक्तथाच्छुरिता “ल्‌ लु' इति, ज्वलनाद्यात्म- 
नश्चात्रेष्यमाणस्य स्वरूपमात्रोपादानादेव स्थिरात्मकत्वं लभ्यते=इलि त तदर्थं 
विश्ञेषणान्तरोपादानम्‌ ॥ ७९ ॥ 


ननु यदीच्छाशक्तेरिष्यमाणसमापत्त्या परामर्शान्तरोदय इष्यते, तज्ज्ञा- 
नशक्तेरपि कि न ज्ञेयसमापत्त्या ? इत्याशंक्याह 


वही कह रहे हैं- 

इच्छा शक्ति की क्षुभितावस्था में विद्युत्‌ की प्रकाशमयता के कारण भग्नि 
की श्रुति मात्र स्थिति उत्पन्न हो जाती हे । प्रथम अवस्था की अपेक्षा यहाँ कुछ 
अधिक उल्लास होता है, पाथंबय प्रथा नहीं । इसी प्रकार अक्षुभिता अवस्था में 
घरात्मक स्थिरता का संस्कार ले कर उसमें धरा बीज की श्रुति भी स्फुरित 
होती है । यह भी द्वितीय अवस्था की बीजावस्था है, साक्षात्‌ वर्ण सत्ता नहीं। 
वर्ण की श्रुति वर्ण नहीं मानी जाती | वरनु यहु एक प्रकार की जात्यन्तर 
प्रवृत्ति है। इसी लिये--“ऋ, क्र, छ ओर लू ये चारों वर्ण नपुंसक माने जाते 
हैं।” मक्षुन्धा इच्छा ऋ भोर क्षुब्धा "ऋ ये दोनों वर्ण घरा-संस्कार से रूषित 
अवस्था में छू ओर लु हो जाते हैं ॥७९॥ 


न ८०-८१ ] तुृतीयमाह्विकम्‌ ३८९ 


उन्मेषशक्तावस्त्येतज्ज्ञेयं यद्यपि भूयसा । 
तथापि विभवस्थानं सा न तु प्राच्यजन्मभूः ॥ ८० ॥ 


यद्यपि ज्ञानशक्तावेतज्ञ्वलनाद्यात्म ज्ञेयं भूयसा विद्यते तथापि सा 
ज्ञानशक्तिः ज्ञेयस्य विभवस्थानं, न तु प्राच्येच्छाशक्तिलक्षणा जन्मभूः ¬ 
इच्छाशक्तिवत्‌ नेयमुल्यतिस्थानमित्यर्थः, इच्छाशक्तो खलु इष्यमाणात्मतया 
उत्पन्तस्य सतो भावजातस्य ज्ञानशक्तावभिव्यक्तिः, यस्य क्रियाशक्तो बहीरूपतया 
परिस्फुरणम्‌, अतो ज्ञानशक्तो ज्ञेयस्य नापूर्वतया उत्पाद, इति न तत्र तत्समा- 
पत्त्या परामर्शान्तरोदयः, तेने च्छाशक्ताविष्यमाणस्यापूर्वतयोत्पादादेवमभिधानम्‌, 
यद्यपि सर्वभावनिभं रत्तास्परस्यामपि संविदि सर्वे भावाः संभवन्ति तथापि तत्र 
तेषां संविर्मात्रतयावस्थानम्‌ ॥ ८० ॥ 


इह पुनः किचिदुच्छ्नतासमापत्त्या पृथगिवावभास इति इत्येतदुक्तम्‌ 
अत आह 


इच्छाशक्तेरतः प्राहुश्चातूरूप्यं परामुतम्‌ । 
क्षोभान्तरस्यासट्भ।वान्नेदं बोजं च कस्यचित्‌ ॥ ८१ ॥ 


इच्छा शक्ति में इष्यमाण भाव के स्फुरण से एक नया पृथक्‌ परामर्श 
उदित होता है । प्रश्‍न है कि ज्ञान शक्ति में जत्र ज्ञेय की समापत्ति होतो है, 
तो परामर्शान्तरोदय क्यों नहों होता ? इसका उतर दे रहे हैं - 
उन्मेष शक्ति हो ज्ञान शक्ति है । इसमें भो अनन्त ज्ञेयों का शाश्वत 
स्पन्द होता है । इच्छा शक्ति में इष्यमाण समापत्ति जेसे अनन्त आन्तरिक 
उत्पाद की कारण है, उसी तरह ज्ञानशक्ति उत्पत्ति को कारण नहीं मानी 
जाती है--अपि तु विभव-स्थान मानो जाती है । इच्छा शक्ति में इष्यमाण रूप 
से उत्पन्न भाववर्ग का ज्ञान शक्ति में अभिव्यंजन होता है ओर उन्हीं का क्रिया 
शक्ति में बाह्य अवमास होता है । इच्छा शक्ति में इष्प्रमाण का अपूर्व उत्पाद 
होता है । ज्ञान शक्ति में ऐसा नहीं होता, वरन्‌ उसका परामर्श होता है। 
दूसरा परामर्श नहों होता । यद्यपि ये सभो भाव संवित्‌ में भी होते हैं फिर भी 
उसमें उनका अवस्थान संविद्रूप ही रहता है ॥ ८० ॥ 


इच्छाशक्ति में इष्यमाण समापत्ति से चार वर्ण श्रुतियां होतो हैं। 
इनको पृथक्‌ प्रतीतिमात्र होती है पर वे पृथक्‌ नहीं होतीं । यही कह रहे हैं-- 


३९० श्रीतन्त्रालोकः 


परामृतमिति--स्वात्ममा त्रविश्नान्त्या परचमत्कारात्मकमित्यर्थः 

यद्वक्ष्यति 

'आह्मस्येव च विश्वान्त्या तत्प्ोक्तममृतात्मकम्‌ ।' {३।९२) 
इति । ननु 

(०७७ ०००९६ 0००० ०१०१००००७०००%००' बीजं स्वरा मताः ।' 

इत्यादिना स्वरान्तः पातित्वादेषां बोजत्वमुक्त, तच्च प्रक्षोभकत्वमुच्यते न च 
स्वात्ममात्रविश्रान्तिरूपत्वादत्र तत्‌ संगच्छते, ताद्व क्षोभान्तरसदूभावे स्यात्‌ ? 
इत्याशंबयाह “नेदं बीजमिति’ स्वात्ममात्रविश्रान्तेः क्षोभान्तरानुल्लासकतयः 
स्वकार्याकरणात्‌ दगधप्रायत्वात्‌, न तु सव॑सविकया बीजख्पत्वाभावातू, नहि 
शिवशव्त्यात्मबीजयोन्यतिरेकिणः 

“बोजयोन्यात्मकाऱ्जूंदादिद्धा बीजं सवरा मताः । 

कादिभिश्च स्मृता योनि: * १९५२९१ ००००" ° | 


इस्याद्यभिधानात्‌ राव्यन्तरस्य सद्‌भावोऽस्ति, येनेवं स्यात्‌, यत्तु 
“या तूक्ता ज्ञयकालुष्यभाविक्षप्ररिथरयोगतः । 
दिरूपायास्ततो जात टतताद्यं वगंयुः्मकम्‌॥' ३-१५२।४ 


इत्यादि पुरस्ताद्क्ष्यते, तत्तत्रेव समाधास्यत इति युवतमुकतं- नेद. 
बीजमिति ॥८१॥ 


इच्छा शक्ति की इस चतुर्धात्मकता को को परामृत कहुते हैं। इनमे 
कोई नया क्षोभ नहीं होता । इसलिये ये किसी अन्य वर्ण के बीज नहीं माने 
जाते । परामृत कहने का यही कारण है बयोंकि स्वात्म मात्र मे ही बिश्वान्त 
होते हैं । यह एक प्रकार का परात्मक चमत्कार ही हे। प्रश्न है कि“ 
ही बीज होते हैं।” इस नियम के अनुसार ये स्वरों के अन्तर्गत हैं। इस ल्यि 
इन्हें बीज मानना चाहिये ही बयो कि यह भी एक प्रकार का प्रक्षोभात्मक 
उल्लास ही है । इस प्रश्‍न का ही उत्तर है-ये बीज नहीं हैं बयों कि इनसे दूसरे 
क्षोभ का उल्लास नहीं होता । ये स्वयं दग्ध प्राय होते हुँ । जेसा कि-- 

“बीज भोर योनि रूप दो भेद स्वर और व्यंजन रूप होते हैं । इनमें स्वर 
बीज हैं भोर कादि सान्त्य वर्ण योनि हँ” """।” इस उक्ति के अनुसार राइयन्तर 
का सद्भाव जेसा स्वरों में हे, वेसा सद्भाव इनमें नहीं होता । यही तथ्य इलोक 
१५२ में भी कहा गया है ॥८१॥ 


न ० ८२-८३ ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ३९१ 


ननु यद्येवमेषां बीजत्वं नास्ति तहि पारिशेष्याद्योनित्वं स्यात्‌ ? इत्या- 
झंक्य . तत्परिहारार्थमेषां बीजयोनिवेलक्षण्यं प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपं 
ताबदाह 

प्रक्षो भक्कत्बं बोजत्वं क्षोभाधारइच योनिता । 

ननु कारणस्वाभिमतं बीजं जडं, तस्य कथं निरपेक्षस्य रूपान्तराविर्भाः 
बने सामर्थ्यम्‌ ? इत्याशंक्याह 

क्षोभकं संबिदो रूपं क्षुभ्यति क्षोभयत्यप ॥८२॥ 

क्षोभः स्याज्ज्ञेयघमंत्वं क्षोभणा तद्बहिष्कृतिः । 

यतः संविद एव मुख्यतया क्षोभक रूपम्‌, अतः क्षुभेः ण्यन्ताण्यन्तार्थ- 
गर्भीकारात्सा संबित्‌ क्षुभ्यति, मयूराण्डरसन्यायेन अन्तरासुत्रितप्रायं 
बहिर्भावोन्मुखमिव ज्ञेयजातं धारयति, तच्च तथा क्षुभ्यतु क्षोभयति - बही- 
रूपतयावभासयतोश्यर्थः, तदाह 'क्षोभ' इत्यादि, क्षोभणा-क्षोभ्यस्य प्रेषणा- 
दिरूपा प्रेरणत्यर्थ ।। ८२।। 

एतदेव रहुस्यप्रक्रियागर्भीकारेणापि सूत्रयति 

अन्त:स्थावइवाभिन्नैकबी जांशविसिसुक्षुता nen 

क्षोभोऽतदिच्छे तत्त्वेच्छा भासनं क्षोभणां विदुः । 


जेसे इनकी बीज रूपता नहीं वैसे ही इन्हें योनि भी नही कहते । यहाँ 
बीज-योनि का स्वरूष निर्धारित कर रहे हैं-- 

बोज प्रक्षोभक होता है और योनि क्षोभ की आधार। बीज कारण 
रूप होता हें। इसे जड नहीं कहना चाहिये। इसी का समर्थन कर रहे हैं-- 

मुख्य रूप से संविद्‌ ही क्षोभक होतो है। क्षुभ धातु के प्रयोग में ण्यन्त 
भथं अन्तर्भूतं हे। इस लिये तदनुसार यह स्वयं क्षुब्ध भी होतो हे ओर क्षुब्ध 
कराती है तथा करती भी है। जेसे मोर के अण्डे के रस में सारे चित्र हैं । वे 
अन्तर में उल्लसित रहते हुए बहिर्भावोन्मुख की तरह धारित हें । उसी तरह्‌ 
ज्ञेय धर्मश्व का अन्तःस्थित बहिरोन्मुख्यावभास ही क्षोभ है । क्षोभ का प्रभाव 
क्षोम्य पर पड़ता है । क्षोभ्य के प्रेषण आदि व्यापार को क्षोभणा कहते हैं ॥८२॥ 

रहस्य प्रक्रिया के अनुसार इसी तथ्य को व्यक्त कर रहे हैं- 

परप्रमाता के अन्तर में ऐकात्म्य भाव से स्थित अनन्त ईषणीय 
भावात्मक विश्व (शाइवत उल्लसित है) । उनमें से एक-एक भाव बीजांश हैं । 


श्रीतन्त्रालोकः 


अन्तःस्थं-प्रमात्रेकात्म्येन वर्तमानं यद्विञवम्‌ ईषणीयादिभावजातं, 
तत्राभिन्नमीषणादि संविद्रपत्वेन अनुद्धून्नविशेषमू, अत एवेकमद्वितीयं 
यत्‌ संविदो छूपं, तदेव सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ विशवाविर्भावकतया वीजांशः= 
कारणविशेषः, तस्य या परानपेक्षत्वेन विशिष्टा खष्ट्रत्वेच्छा--पग्राह्मग्राह- 
कात्मनो विध्वस्प भिन्नकल्पतयावविभासयिषा, तया योऽसौ संबन्धः, स एव 
क्षोभः, तथा 'बरं गमयति’ इत्यादिवत्‌ अतदिच्छेऽपि ओदासीन्यात्‌ बहि- 
्भावानुन्मखे देहनीलादौ भावजाते यत्तत्त्वेच्छाभासनम--औओदारीन्यच्यावनेन 
बहिर्भावोन्मुख्येन अवभासनं, तां ्षोभणाम्‌, एतदगुरुप्रभृतयो विदुः जानीयु- 
रित्यर्थः । चर्याक्रमे हि बीजं सिसृक्षुः पुमान्‌ स्वयं क्षुभ्यति प्रमदां तु क्षोभयति 
इति । इह्‌ चेतदतिरहुस्यत्वाच्च न प्रपञ्चितं, यथोपयोगमूह्यत एव 
केवलम्‌ ।।८३॥ 

एवं बीजस्वरूपमभिधाय योनिस्वरूपमाह 

यदेक्यापत्तिमासाद्य तदिच्छा कृतिनो भवेत्‌ ॥८४॥ 

क्षोभाधारमिमं प्राहुः भ्रीसोमानत्दपुत्रक्ाः । 

येन- इदन्ताविमृश्येन देहुनीलादिना भावजातेन, कादिना च ऐकातम्य- 
मासाद्य तस्य परस्य प्रमातुः संबन्धिनी इच्छा,-क्कतिनी 

“ममेव भरवस्येता विश्वभद्भयों विनिगंताः।' 

वे हो विश्व के आविर्भावक हैं। उसके सर्जन की इच्छा अर्थात्‌ ग्राह्य ग्राहक 
रूप विशव को अवविभासयिषा से भाव के सम्बन्ध को क्षोभ कहते हैं। पर- 
प्रमाता प्रेरक होता है। प्रेरणा की शक्ति वहाँ है। वह हमेशा तदर्थ प्रेरक भी 
नहीं रहता । प्रायः भतदिच्छ हो होता है । ऐसी दशा में भी कभा भाववर्ग की 
ओर यदि इच्छा की रश्मियाँ अपना चमत्कार कर देतीं हैं और अभिब्यक्ति के 
अवभासन का सूकम स्पन्दातमक आकलन उल्लसित हो जाता है-वही क्षोभणा 
कहलाती है। यह्‌ अत्यन्त रहस्यात्मक स्थिति है । योगिवर्य साधक इसे जानते 
है। चर्या क्रम में भी दाम्पत्य में यह क्षोभ प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होतो 
है ॥ ८३॥ 

योनि स्वरूप का अभिधान कर रहे हें 

जिससे ऐक्य भाव प्राप्त कर प्रमाता की इच्छा कृतार्थ होती हे, उस 
संवित्‌ स्वातन्त्र्य के आधार को ही सोमानन्द गुरुवर्य के शिष्य-पुत्रों की परम्परा 
के लोग योनि कहते हैं। कृताथंता के विषय में ही-- 


र ८५] तृतीयमाल्विकम्‌ ३९३ 


इ्यादिन्यायेन स्वात्ममात्रविश्रान्त्या कृतार्था पूर्णा जायते । तमेतं क्षोभस्य 
संवित्स्वातम्त्रयस्य आधारम्‌ विषयं श्रीसोमानन्दस्यानुकम्प्या: पुत्रा:-श्री मदुत्पल- 
देवप्रभुतयः शिष्याः, प्राहुः-आचक्षत इत्यर्थः । चर्याक्रमेऽपि हि यस्सामरस्यः 
मासाद्य पौंस्नोऽभिलाषः कार्तार्थ्यमेति स योनिलक्षणः क्षोभाधारः इति ॥।८४॥ 
एतच्च बीजयोनिस्वरूपम्‌ 'अन्तःस्थ' इत्यादिना सूत्रितम्‌, रहस्यप्रक्रि- 
वागर्भीकारेण परमोपादेयत्वादनुग्राह्माणां हृदयंगमीकर्त स्वयमेव व्याचष्टे 


संविदामीषणादीनामनुद्धिश्विशेषकम्‌ ॥८५॥ 
यजज्ञेयमात्रं तद्बीजं यद्योगादबीजता स्वरे । 


ईषणादीनां संविदामसंजातविभागम्‌, यज्ज्ञेयमवष्यं ज्ञातव्यम्‌ पारमार्थिकं 
संबिटूपमेवेच्छादिसंविद्विशेषरूपत्वानुपग्रहात्केवलमनवच्छिन्तं पासमेइवरम्‌ रूपं, 
तदेव 
“चिदात्मैव हि देवोन्तःस्थितमिच्छावशाद्बहिः । 
योगीव निदपादानम्थजातं प्रकाशयेत्‌ || 


“मुझ भैरव देव की ही यह विश्वात्मक तरङ्गें तरङ्गायित हे” यह 
उक्ति हे। यह विश्वात्मक तरङ्गे भाव-वर्ग और व्यञ्जन आदि वणाँ से 
तादात्म्य भाव से स्फुरित हैं। चर्याक्रम में भी जिस आनन्दात्मक सामरस्य को 
पाकर पुरुष का क्षोभात्मक अभिलाष तृप्त होता हे, उसके आधार को भो योनि 


कहते हैं ॥८४॥ 
बीज की रहस्य ग्भिता का प्रतिपादन शिष्य हित को ध्यान में रख 


कर कर रहे हैं-- 

संविद्‌ में ईषण आदि विभाग विशेष रूप से उद्धिन्न नहीं हुए हों, फिर 
भी उसमें पारमाथिक ज्ञेय भाव यदि स्पन्दित हों तो संविद्ूप होते हुये भी उन्हें 
बीज कहेते हैं। उनसे ही अतुप्राणित होने के कारण स्वर में भी बीजता भा 
७०५० । बोज रूप संविद्विशेष पारमेइवर स्वातन्त्र्य का ही प्रतीक हे। कहा 
गया हे-- 

वही चिदात्मा पर प्रमाता परमेश्वर भन्तः स्थित अर्थ समूह को इच्छा- 
शक्ति से उसी प्रकार बहिः प्रकाशमान कर देता हे जेसे योगी निरुपादन सृष्टि 
कर लेता हे ।” इस उक्ति से अन्तःस्थ विएव का स्वेच्छा से हो प्रकाशन होता है 
यह सिद्ध हो जाता हे। स्वर भी अपने अनुरूप वर्णों के वैसे ही उत्पादक हैं । 
अत एव बीज हैं ॥८५॥ 


३९४ श्रीतन्त्रालोकः 


इत्याद्युक्त्या सर्वभावनिर्भरत्वात्‌ अन्तःस्थस्य विइवस्य स्वेच्छयेव बहिरा- 
विर्भावनाद्वीजं-मुख्यकारणमित्यर्थः । ननु यद्येवं तस्कथं स्वराणामपि 
बीजत्वमित्याशंक्योक्तं 'यद्योगाद्वीजता स्वरे’ इति, यद्योगादिति-यदनुः 
प्राणितत्वादित्यर्थः, भत एव स्वराणां तत्तदर्णाविर्भावकत्वादुचितं बीजत्वम्‌- 
इत्याशयः, नहि संवित्स्वातन्त्र्यमन्तरेण अन्यस्य कस्यचित्‌ रूपान्त राविभविने 
सामर्थ्यम्‌, इति भावः ॥८५॥ 


एवं बीजशन्दार्थ व्याख्याय विसिसुक्षात्मकंण्यन्ताण्यन्ततया द्विप्रकार 
क्षोभमपि व्याचष्टे 


तस्य बोजस्य सेवोक्ता विसिसूक्षा य उद्भबः । 
यतो ग्राह्ममिदं भास्यदिभन्नकल्पं चिदात्मनः ॥८६॥ 
एष क्षोभः क्षोभणा तु तूष्णींभूतान्यमातृगम्‌ । 
हठाद्यदोदासीन्यांजच्यावनं संविदो बलात्‌ ॥८७॥ 


उद्भव इत्पुदन्तृतेत्यर्थः, यतो हेतोरिदं ग्राह्यः देहनोलादि भावजातं 
कादि च, चिदात्मनः सकाशादृभिन्नकल्पस्‌-भनतिरिक्तमपि अतिरिक्तायमानं 
भास्यत्‌-उत्तरकालं भासिष्यमाणं ध्यात्‌ स एष उदयन्तृतामात्ररूपः क्षोभः । 
चर्याक्रमेऽपि हि क्षोभानन्तरमेवानन्दादि भवेत्‌, क्षोभणा तु तूष्णींभूता-भौदा- 
सीन्यात्‌ बहिर्भावानुन्मुखा, ये अन्ये नीलाद्यपोहेन भवस्थिता देहादयो मातारः 
भर्थान्नोलादय: प्रमेयाश्च, तद्गतं बलात्‌ स्वातन्त्र्लक्षणं स्वं वीर्यमवलम्ब्य 
संवित्कतूंकं हठात्‌ - अतदिच्छेऽपि तत्वेच्छाभासनलक्षणात्‌ बलात्कारात्‌. 
यदोदासीन्याद्बहिर्भावोन्मुखतायाम्रवर्तनात्‌ च्यावनं बहिर्भाबौन्मुख्येतेवाव- 
भासनं नामेति ॥८६-८७॥ 


इस प्रकार बीज शब्द की व्याख्या कर ण्यन्त अर्थ के अनुसार क्षोभ 
की द्विप्रकारता का प्रतिपादन कर रहे हैं-- 

बीज के विसर्जन का अभिलाष संबिद्‌ का एक स्पन्द मात्र होता हे! 
यही उद्धव हे। चिदात्मा परप्रमाता से तादात्म्य सम्बन्ध से उल्लसित और 
भाषित होने के लिये स्पन्दित भाव वर्ग तथा कादि वर्णो' के रूप में यह स्पन्द 
ही ग्राह्य की चरम सूक्ष्मता का प्रतीक बन कर लहरा रहा हे । यही क्षोभ दशा 
हे। क्षोभणा का वर्णन इलोक ८४ में है । चर्या में भी तूष्णीं भाव से उदासीन 
देहादि प्रमाताओं का नीलादि प्रमेयो से दृठात्‌ स्वतन्त्रतापूर्वक अलगात्र रहने 


1 ८८-८९ ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ३९५ 


एवं बीजसूत्रं व्याख्याय योनिसूत्रमपि व्याचष्टे 
जातापि विसिसृक्षासौ यढिमर्शन्तरेक्यतः । 
कृतार्था जायते क्षोभाधारोऽत्रेतत्प्रकीतितम्‌ ॥८८॥ 
यत्परस्य प्रमातुसत्पन्नापि क्षोभलक्षणा सष्टत्वेच्छा --चिन्मात्रनिष्ठात्‌ 
प्रकृतादहन्ताविमर्शादन्य इदन्तात्मा विगर्शो- विमृश्यविमर्शयोरभेदोपचा रात्‌, 
तत्परामुझ्यं देहनीलादि भावजातं कादि च, तेनैकासम्यमवलम्ब्य, कृतार्था-- 
स्वात्ममात्रविश्रान्त्या पूर्णा जायते, तदेतदत्र ' यदैवयापत्तिमासाद्य' (८४) इत्यादो 
योनिसूत्रे क्षोभाधारः, प्रकीतितं = सम्बगुक्तमित्यर्थ: ॥८८॥ 
एवमेतत्पदाथंद्वारेण व्याख्याय तात्पर्यमुखेनाप्यभिधत्ते 
ततस्तदान्तरं ज्ञेयं भिन्नकल्पत्वमिच्छति । 
विइवबीजादतः सर्व बाह्यं बिम्ब विवत्स्येति ॥८९॥ 
ततः समनन्तरोक्तात्‌ सिसुक्षालक्षणात्‌ क्षोभाद्वेतोः, आन्तरम्‌ -त्रमा" 
त्रेकात्म्येन वर्तमानं सत्‌ तत्‌ आसूत्रितप्रायं जञेयं भिन्नकल्पत्वस्‌-अतिरिक्ताय- 
मानत्वमेति, अतो-विइवबीजादादिवर्णान्महामायातशचारभ्य सर्बतानन्दादि 
तत्त्वमुवनादि च भावजातं, बाह्य —विच्छेदेनावभासमानं, बिम्बं-ज्ञानीयाकार- 


पर भी आकर्षण दीख पड़ता है। बहिर्मुखता में अप्रवृत्त के विपरीत बाह्यो- 
न्मुख्य का यह आकर्षणात्मक स्पन्दन ही क्षोभणा हे। चर्या में इस प्रकार की 
स्थिति अतदिच्छ होते हुए भी तदिच्छा में आन्तरिक रूप से प्रवृति में होती 
हे ॥ ८६-८७ ॥ 


बीजसूत्र की व्याख्या के अनन्तर योनिसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं-- 

विसर्ग की इच्छा की क्षोभात्मक स्थिति में अहन्ता का विमर्श होता 
हे । दुसरा बिमर्श इदन्ता का होता है। जब दूसरा विमर्श प्रथम विमर्श से 
तादात्म्य स्थापित कर कृतार्थ हो जाता है उस भानन्दमयी इच्छा का आधार 
योनि ही बनती है। चर्या पक्ष में समस्त भाववर्ग और वर्ण विकृति में भी यही 
नियम लागू होता है ॥८८॥ 

तात्पर्यार्थ प्रकाशन के माध्यम से वही तथ्य स्पष्ट कर रहे हैं= 

इसके बाद वह आन्तर ज्ञेय भिन्न कल्पस्व अर्थात्‌ अतिरिक्त की तरह 
भासमान पदार्थ की तरह होना चाहता है । इसी लिये विश्व बीज रूप जो आदि 


३९६ श्रोतन्त्रालोकः 


लक्षणप्रतिबिम्बात्मक, विवत्स्यंति-तत्तदेहनीलाद्यात्मना पदवाक्यादितया च 
यथायथं स्फुटोभविष्यतीत्यर्थः । चर्याक्रमेऽपि हि बीजमेव भेदेन प्रसृतं सत्‌ 
स्त्रीपुंनपुंसकादिरूपतामेष्यतीति ॥८९।। 


न चेतत्स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌, इत्याह 
कोभ्यक्षोभकभावस्य सतत्वं दशितं भया । 
श्रोमन्महेश्बरेणोक्तं गरुणा यत्प्रसादतः ॥९०॥ 
'तदपरमूतिभंगवान्‌ महेश्वर’ इत्यादिना प्राङ्नमस्क्रतेन गुरुणा यत्स 
तस्वमुक्तं, तन्मया दशितम्‌, इति संबन्धः ॥ ९० ॥ 
एवमेतत््रसंगादभिधाय प्रकृतमेवावता रयति 
प्रकृतं ब्रूमहे नेदं बोजं वर्णचतुष्टयम्‌ । 
नापि योनियंतो नेतत्क्षोभाधारत्वमृच्छति ।॥९१॥ 


नहि कादिवदेतदेक्यमासाद्य कस्यचिदपीच्छा कार्तार्थ्यमियादित्यस्य 
क्षोभाधारत्वागमनम्‌ । नेदं बीजमित्यत्र पुनः 'क्षोमान्तरस्यासंभवात्‌' इत्यादिना 


प्रागुपादानाद्वेतोरनिर्देशः, अत एव चास्य व्णंचतुष्टयस्य प्रक्षोभकत्वाभावात्‌ 
स्वात्ममात्रविश्चान्त्या परचमत्क्ारमयत्वम्‌ ॥ ९१ ॥ 


वर्ण या बीजषटूक उससे सारा बाह्य उन्मेष प्रसरित होता है । बीज बिम्ब का 
बाह्य विश्वात्मक प्रतिबिम्ब बन जाता है और चर्याक्रम में बीजरूप शुक्र और 
रज के संयोग से स्त्रीपुंनपुंसकलिज् की सृष्टि होती है ॥८९॥ 

यहु केवल अपनी हो सम्मति नहों वरन्‌ अन्य शास्त्रकार भी यही कहते 

क्षोभ्य क्षोभक भाव का यह तात्विक प्रतिपादन महामाहेश्वर मेरे 
गुरुवर्य ने ह्यो किया है । मैंने वहो बात उन्हीं की कृपा से कही है ॥९०॥ 

प्रसङ्ग वश इस चर्चा के बाद प्रकृत की चर्चा कर रहे है-- 

निष्कर्षार्थ यह हुभा कि ऋ ऋ लू लृ रूप ये चार वर्ण नतो 
बीज की तरह नये क्षोभान्तर के उत्पादक हैं और न विमर्शान्तर के तादात्म्य 
को धारण कर योनि की अर्थ-क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये क्षोभाधार भी 
नहीं हैं। ये स्वास्म मात्र में विश्रान्त वर्ण हैं। इसीलिये इन्हे परामृत का 
चमत्कार मानते हैं ॥९१॥ 


| ९२] तृतीयमाह्लिकम्‌ ३९७ 


तदाह 
आत्मन्येव च विश्रान्त्या तत्प्रोक्तममतात्मकम्‌। 


न केवलमेषा यथासंभवं प्रमेयेण संघट्टे परामर्शान्तरोदयो, यावत्पर 
स्परमपि, इत्याह 


इस्थं प्रागुदितं यत्तत्पञ्चकं तत्परस्थरम्‌ ॥९२॥ 
उच्छलद्विविधाकारमन्योन्यव्यतिमिश्षणात्‌ । 
वञ्चक्कमिति-अनुत्तरेच्छेशनोन्मेषोनतारूपं, आनन्दशक्तिहि 

'आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌ 4444+ ००४४०००००० 

इत्याद्युक्त्या चिदव्यतिरिक्तेव, इति नास्याः पृथगभिधानम्‌, तदेतत्‌, 
परस्परम्‌-न पुनरेकेकम्‌, उच्छलद्विविधाकारं- श्रादु्भवन्नानावर्णरूपं भवेत्‌, 
न चेतत्पारम्पर्येऽपि स्वात्ममात्रावस्थाने किं तु संघट्टे सति, इत्याह 
ब्यतिमिश्रणादिति, तद्यथा अकारस्याकारस्य वा इकारेणेकारेण वा व्यति- 
मिश्रणे 'ए' इति रूपं भवेत्‌, तयोरेव उकारेणोकारेण वा व्यतिमिश्रणे 
'ओ' इति रूपं भवेत्‌, इकारस्यापि अकारेण 'य' इति, उकारस्यापि अकारेण 
'ब' इति, व्यतिमिश्रणं च न पञ्चकादतिरिक्तेन परामर्शान्तरेण केनचित्‌, 
इत्युक्तम्‌ अन्योन्येति । 


इसीलिये कहते हैं-- 

इलोक ८१ के सन्दर्भ में यह भर्धाली दी गयो है । वहाँ परामृत शब्द 
का प्रयोग किया गया है। यहां क्षोभान्तर का सद्भाव नहीं होता । स्वात्म 
मात्र में विश्रान्ति ही इसका स्वभाव है। इसके अतिरिक्त अन्य वर्ण, जो विशेषतः 
५ हैं, जेसे चित्‌ और आनन्द रूप 'अकार और आकार, इकार' ओर 'ई कार 
तथा उकार और ऊकार हैं, इन के मध्य में चित्‌ और आनन्द एक हो हैं। इस 
लिये इन्हें ५ पञ्चक कहते हैं । चित्‌ और आनन्द में अन्तर नहीं होता । इसी 
लिये कहा गया है कि “आनन्द ब्रह्म का हो रूप है।' यही कहू रहे हैं-- 

इन पांचों वर्णों का यथा संभव प्रमेयो से संघट्ट होने पर दूसरे परामर्शो 
का उदय होता ही है। परस्पर संघट्ट से भी दूसरे परामर्श उदित होते हैं । अनेक 
भाकारों में इनका उच्छलन स्वभावतः होता है । परस्पर ब्यतिमिश्रण से भी 
जेसे 'अ' या आ से 'इ'ई' के ब्यतिमिश्रण से 'ए' वणं पाणिनि के भाद्गुणः 


श्रीतन्त्रालोकः 


'सैव. शौघ्नस्थिरोपात्तज्ञेयकालुष्यरूषिता । 
बिजातीयोन्मुखत्वेन रत्वं लत्बं च गच्छति !। 
इस्यादि वर्ष्यात, तत्‌ परामर्शान्तरोदयविषयमिति तात्र मेलनोयं-संघ्य- 
क्षरोदयस्येव इह प्रक्रान्तत्वात्‌ ॥ ९२ || 
एतदेव दर्शयति 
योऽनुत्तरः परः स्पन्दो यश्चातन्दः समुच्छलन्‌ ॥॥९३॥ 
ताविच्छोन्मेषसंघट्टाद्‌ गच्छतोऽतिविचित्रताम्‌ । 
तावनुत्तरानन्दशब्दव्यपदेष्यौ अकाराकारो' इच्छोन्मेषाभ्याम्‌ 'इकाः 
रोकाराभ्यां' यः संघट्टः आदगुण' इत्येवंरूपः संधिः, तस्मादतिशयेत 
संधीयमानवर्णद्यविळक्षणतया, विचित्रताम्‌ 'एकारौकारलक्षणां' वेचित्रों 
गच्छत:--प्राप्तुत इत्यर्थः ॥ ९३ ॥ 
एवमेका रस्योदघमात्रमुबस्वा गर्भीकारेण स्वरूपमप्यभिधत्त 
अनुत्तरानन्दितो इच्छाशक्ती नियोजिते ॥९४॥ 


सूत्रानुसार निष्पन्न होता है । अ' का 'उ' कार और 'ऊ' के संयोग से ओकार 
की सृष्टि हो जाती है। 'इ' 'ई' भकाराकार से निमित 'य' यण्‌ के अन्तर्गत 
परिगणित है। 

“उ' का भकाराकार से 'व' बन जाता है। इन पाचों से अन्य कोई 
वर्ण ब्यतिमिश्रण द्वारा दूसरा वर्ण उत्पन्न नहीं कर सकता । जो यह कहा गया 
है कि “वही ज्ञेय कालुष्य से रूषित होकर विजातीयता की ओर उन्मुखता के 
कारण र ओर ल के परिवत्तित रूप में भी व्यक्त होती है, वह यहाँ मेलतीय नहीं 
है॥ ९२॥ 

यही स्पष्ट कर रहें हैं-- 

अनुत्तर अर्थात्‌ 'भ' कार और 'आ' कार ये दोनों पर स्पन्द हैं। स्पन्द 
में उच्छलन स्वाभाविक है । इन दोनों का इच्छा और उन्मेष के स्पन्दनों से 
संघट्ट होने पर विस्मय जनक चित्र रूपायित हो उठते हें । पाणिनि सूत्र भादगुणः 
यहाँ चरितार्थ होता है और अ-भा+इ-ई ='ए'कार और अ-आ +उऊ से 
आकार की सृष्टि हो जाती है ॥९३॥ 

इस तरह एकार का उदय होता है परन्तु यह रहस्य गर्भ अवस्था 
है। उसी का आकलन कर रहे हैं-- 


ड ९४] तृतीयमाह्निकम्‌ ३९९ 


त्रिकोणमिति तत्प्राहृविसर्गामोदसुन्दरम्‌ । 
यदनुत्त रानन्दौ अर्थाद्विकल्पेन, इच्छायां निहितसंधी तत्‌-संधोय- 

मानावयवमेकारलक्षणमक्षरं त्रिकोणं 

'त्रिक्ोणमेकादशमं वह्लिगेहे च योनिकम्‌। 

श्यृगाटं चेव एकारं नामभिः परिकोतितम्‌॥' 
इत्याद्यक्तेः, इच्छाज्ञानक्रियाख्यकोणत्रयमयत्वाच्च, लिपिक्रमेऽपि तथा संनि- 
वेशात 'त्रिकोणम्‌' इति -त्रिकोणशब्दव्पपदेशयमाचक्षते इति वाञ्यार्थः, 
पच्च 

बिसगंस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते |” 
इह्यादिवक््यमाणनीद्या, विसगं:--परा शक्तिः, तस्या आमोदः आनन्दो 
दयक्रमेण क्रियाश्क्तिपर्यन्तमुल्लासः, तेन सुन्दरं--तत्र नित्योदितत्वाच्छक्तः 
परानन्दमयमिव्यर्थः । ्रिकोणमित्यनेन योगिनीवकत्रापरपर्यायजन्माधार- 
हूपत्वमप्यस्य सूचितम्‌ । तत एव हि परा शक्तिददेतीति भावः, यदुक्तम्‌ 

'चदोललसति श्डुंगाटपीठात्कुटिलरूपिणी ।' इति। 
तथा 

“त्रिकोण भगमित्युक्तं वियत्स्थं गुप्तमण्डलम्‌ । 

इच्छाज्ञानक्रियाकोणं तन्मध्ये चिञ्िनीक्रमम्‌ ॥' इति । 


अनुत्तर और आनन्द दोनों एक हो चिन्मयतत्त्व हैं। ये विकल्प से 
इच्छा शक्ति से जब सन्धि द्वारा नियोजित होते हैं, उस समय तृतीय त्रिकोण 
तत्त्व की उत्पत्ति होती है। वही 'ए' कार है। यह्वविसगं रूप शक्ति प्रसार 
आनन्द से लेकर क्रिया शक्ति पर्यन्त उल्लसित होता है । यह उसका भामोद है । 
इसीलिये इसे सुन्दर कहा गया है। नित्योदित परामर्श रूप त्रिकोण ही एकार है। 
त्रिकोण के सम्बन्ध में कहा गया है-- यह ११ वाँ अग्निकेन्द्र हैं । यह क्षोभाधार 
है। इसी लिये इसे योनि कहते हैं । यह श्ङ्गाटक के आकार सदृश है। यही 
“ए' कार है। तीनों कोण इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप हें। लिपि में भी इस 
का यही तिकोना रूप प्रचलित है। यह “विसर्ग सर्वेश्वर को कुल प्रथन शालिनी 
कौलिकी शक्ति है।” इसे योगिनी वक्त्र भी कहते हैं। “इसे भग भो कहते हैं। 
शृङ्गाटक की कुटिल आकृति इसे प्राप्त होती है । यह गुप्तमण्डल है और वियत्‌ 
में अवस्थित है। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया रूपो तीन कोणों के बोच में चिञ्चिनो 
क्रम है। इसी आशय से अन्य लोग भी कहते हैं कि, 


४०० श्रीतन्त्रालोकः 


अनेनैवाशयेन च इतो बाह्ये रपि 

'एकाराकृति यहिव्यं मध्ये षट्कारभूषितम्‌ । 

आलयः सर्वसौर्यानां बोधरत्नकरण्डकम्‌ ॥।' 
इत्याद्युक्तम्‌ । चर्याक्रमेऽपि हि विसर्गस्यानन्दफलस्य संबन्धिना स्फारेण परानन्द- 
मयं प्रस रस्थानम्‌, इति ॥ ९४॥ 

न केवलमनुत्तरानन्दयोरिच्छायां योगे संध्यक्ष रलक्षणपरामर्शान्तरोदयो; 

यावदत्रापि, इत्याह 

अनृत्तरानन्दशक्तो तत्र रूढिमुपागते ॥९५॥ 

त्रिकोणहवित्वयोगेन ब्रजतः षडरस्थितिम्‌ । 


तत्र बिकोणेऽपि यदा अनुत्तरानन्दौ छढि--वृद्धिरेचि' इति संधिक्रमेण 
प्ररोहं पराप्तौ, तदा अनुत्तरस्य पूर्वोक्तनीत्या रौद्रयादिशक्तित्रयमयत्वेन आनन्दः 
स्यापि तत्स्फारमात्रसारत्वेन त्रिकोणखूपत्वात्‌ भकारेका रलक्षणत्रिकोणद्वययोगेन, 
षडरां - पट्कोणां स्थिति ब्रजतः=ऐकाररूपतामवभासयत इत्यर्थः । लिपौ 
पुनरेवंूपत्वमतिरहस्यत्वात्‌ न प्रद््यते-इत्येकारस्येव द्विगुणी भावोन्मोळ- 


नायोपरि रेखाविन्यासः । चर्याक्रमेऽपि हि सिद्धयोगिनीत्रिकोणद्र यसंपुटी भावेन 
षडरमुद्रामयी स्थितिर्जायते, इति ।। ९५ ॥ 


“एकार की आकृति वाला जो दिव्य आकार दीख पड़ता है, उसके 
बीच में छः अमृततत्वों से भूषित समस्त सोख्यों का आश्रय विद्यमान है। वह 
बोध रत्न का करण्डक (पिटारा) है” चर्या क्रम में भी \ क्रकणों के विसर्ग का 
परिणाम परानन्दमय डिम्भात्मक प्रसार में पुलकित होता है ॥ ९४ ॥ 


केवल अनुत्तर ओर आनन्द का ही इच्छा शक्ति के संयोग से सन्ध्यक्षर 
रूप अवान्तर परामर्शोदय नहीं होता अपितु अन्यत्र भी होता है। यही कहू 
रहे हैं 

त्रिकोण की स्थिति में भी अनुत्तर और आनन्द रूढि प्राप्त करते हैं। 
पाणिनीय सूत्र 'वृद्धिरेचि' की वृद्धि सन्धि के माध्यम से इनका अतिरिक्त प्रवाह 
दृष्टिगोचर होता है । भनुत्तर तो रौद्री, वामा और ज्येष्ठा शक्ति संवलित तत्व 
है ही, आनन्द में भी वहु स्फार अवस्था में रहता है। एक आन्तर शक्ति- 
त्रिकोण बहाँ उल्लसित रहता है। जब एकार रूप त्रिकोण से (इच्छा, ज्ञान 
और क्रियात्मक त्रिकोण से) योग हो जाता है, तो यहद छः भरों वाला नूतन 


1 ९६] तृतीयमाल्विकम्‌ ४०१ 


एवमनुत्त रानन्दयोरेकारेण संघट्टे यथा परामर्शान्तरोदय॥, तद्वदोकारेणापि; 
इत्याहू 


त एवोन्मेषयोगेऽपि पुनस्तन्मयतां गते ॥९६॥ 
क्रियाशक्तेः स्फुटं रूपमभिव्यङ्क्तः परस्परम्‌ । 


ते एव- अनुत्तरानन्दशक्ती, उन्मेषेण-उकारेण यो योगः--ओकारा- 
पत्तिलक्षणः संधिः, तस्मिन्सत्यपि पुनर्यदा तन्मयताम्‌-ओकारात्मतां संधिक्रमेण 
तदेकीभावं गच्छतः, तदा परस्परमनुत्तरानन्दो औकारात्मना संभूय, क्रियाशक्ते- 
रोकारलक्षणं स्फुटं रूपम्‌, भभितः-समन्तात्‌ ब्यङ्क्तः - प्रकाशयत इत्यर्थः 
अभितः स्फुटं रूपं व्यङ्क्त' इत्यनेन क्रियाशबतेः संध्यक्षरेषु यथाक्रमम्‌ अस्फुटं, 
स्फुटं, स्फुटतरं स्फुटतमं च, रूपमस्ति-इत्यावेदितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

नन्वनुत्तरानन्दयोरिच्छोन्मेषाभ्यां संघट्टे यथा परामर्शान्तरोदय उक्तः, 
तथा तह्क्षोभरूपाभ्यामीशनोनताभ्यामपि किमिति न? इत्याशङ्क्याह 


तत्त्व उल्लसित होता है। पुराण इसे ही षडानन कहते हैं। लिपि में इस 
रहस्यात्मक आकृति का चित्रण नहीं है। वरन्‌ इस द्वेगुण्य को व्यक्त करने के 
लिये ऊपर की रेखा ही माध्यम बनतो है । चर्याक्रम में त्रिकोण द्वय की मिथुन 
स्थिति में सिद्धयोगिनी ख्पा'षडर' भाव का उल्लास आनन्द के चरम उत्कं 
में होता है; जिसे वर्णन का विषय नहीं बनाया जा सकता ॥९५॥ 


इस प्रकार अनुत्तर और आनन्द का एकार के संघट्ट से जैसे अवान्तर 
परामर्शोदय होता है, उसी तरह उकार के संयोग से भी होता है-- 


अनुत्तर ओर भानन्द शक्तियों का जब उन्मेष से योग होता है, तो 
'मो'कार रूप सन्ध्यक्षर रूप अवान्तर परामर्श उदित होता है । पुनः यह्‌ 'ओ' 
कार भी जब अनुत्तर से संधि योग करता है तो पूर्ववत्‌ नृतन सन्ध्यक्षर 'औओ' 
कार का उदय होता है। यह क्रियाशक्त्यात्मक स्फार होता है। यहाँ अभि 
उपसग से व्यज्‌ धातु के संयोग के कारण क्रमशः अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर भौर 
स्फुटतम रूप ब्यक्त द्वोने की क्रमिकता ज्ञात होती है ॥९६॥ 

यहाँ अनुत्तर ओर आनन्द का इच्छा तथा उन्मेष के संयोग से नये 
परामर्श रूप सन्ध्यक्षरों के उदय का क्रम प्रस्तुत है। प्रन है कि इच्छा ओर 
उन्मेष के क्षोभ रूप ईशन ओर ऊनत्व के संयोग से भी परामर्शान्तर का उदय 
क्यों नहीं होता ? यहो स्पष्ट कर रहे हैं-- 

श्रीत०--२६ 


श्रोतन्त्रालोकः 


इच्छोन्मेषगतः क्षोभो यः प्रोक्तस्तद्‌गतेरपि ॥९७॥ 
ते एव शक्तो ताद्रूप्यभागिन्यो नान्यथास्थिते । 
यः-इच्छोन्मेषसत्क ईषणोनतालक्षणः क्षोभः पूर्वमुक्तः, त॑ गते-तेन 
सह 'भाद्गृण-' इत्यादिना संधि प्राप्ते अपि, ते-अनुत्तरातन्दाश्ये शक्ती, 
ताद्रूप्यभागिन्यावेव-तदेव ऐकारोकारलक्षणं रूपमवश्यं भजेते, अत एव 
“नान्यथास्थिते' परामर्शान्तरात्मकस्वेन न तिष्ठतः, इति न तत्संघट्टेन अनुत्तराः 
नन्दयोः परामर्शान्तरोदय उक्त: ॥ ९७ ॥ 
ननु “अनुत्तरः प्रकाश एवेकः प्रकाशते’ इति ततोऽन्यन्न किचिदपि 
संभवेतु-तस्यातिरेकानतिरेकविकल्पोपहुतत्वात्‌,  तत्कथमिदमुकतं -यदियता 
क्रियाशक्तिपर्यन्तेन वेचित्येण स एव परिस्फुरेत्‌, इति तदाह्‌ 
नन्वनुत्तरतानन्दो स्वात्मना भेदबजितो ॥९८॥ 
कथमेतावतीमेनां वेचित्रों स्वात्मनि श्रितो । 


तदेव प्रतिविधत्ते 
शृणु तावदयं संविन्नाथोऽपरिमितात्मक्षः ॥९९॥ 


अनन्तशक्तिवेचित्र्यलयोदयकलेइवरः \ 


अनुत्तर और आनन्द, इच्छा भौर उन्मेष की सन्धि से जो रूप प्राप्त 
करते हैं, वही रूप ईशन ओर ऊनत्व में भी होता है। जब ये पुनः अनुत्तर 
आनन्द से मिलते हैं तो बही ईशन ओर ऊनत्व उस क्षोभ को व्यक्त करने के 
लिये 'ऐ' कार और 'औ' कार का रूप ग्रहण करने के लिये विवश होते हैं । 
बस्तुतः ये नये परामर्श के प्रतीक नहीं रहते । इसी लिये इन्हें भवान्तर परामर्श 
नहीं मानते हैं ॥५७।। 

प्रन है कि वस्तुतः 'एक मात्र अनुत्तर प्रकाश हो प्रकाशित है' उसमें 
तो अतिरेक या भनतिरेक की स्थिति ही नहीं होती । इसे ही स्पष्ट कर रहे हैं 
और उसी का प्रतिविधान कर रहें हैं-- 

यद्यपि अनुत्तर और आनन्द स्वात्म भाव से भेद रहित हैं फिर भी 
अपने में इस वेचित्रयमय उल्लास को स्वात्म में केसे धारण करते हैं ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर (पहले ही आ चुका है कि) यह संविद्वपुषू परमेश्वर अनन्त शक्ति 
सम्पन्न है । वही इस विचित्र आनन्त्य के लय और उदय की कलताका आधार 
महेश्वर है। कहा गया है-- 


प्त १००] तृतीयमाह्विकम्‌ ४०३ 


अयं खलु अनुत्तरानन्दात्मा संविन्नाथः 
*शक्‍तयो$स्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्‍वर: ।' 
इत्याद्युक्तेरनन्तस्य शक्तिवेचिश्र्यस्य, लयोदययोः-निमेषोन्मेषयोर्यत्कलनं- 
स्वात्मनो भेदेन क्षेपः, तत्र स्वतन्त्रत्वात्‌ अपरिमितात्मको-नियतरूपानुपग्रहात्‌ 
अनवच्छिन्नस्वभावः, इत्यर्थः ॥ ९९॥ 


नन्वयं संविन्नाथः किमिति नाम न नियतेन खूपेण परिस्फुरेत्‌ ? 

इत्याशंक्याह 
अस्यास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेइवरः ।।१००॥ 
महेइवरत्वं संवित्त्व॑ तदत्यक्ष्यद्धटादिवत्‌ । 

यदि नाम महेश्वरः प्रतिनियतेन क्रेनचिट्रपेण अवतिष्ठेत, तदास्य 
चटादिन्यायेन माहेइवयं संविद्रूपत्वं च न स्यात्‌, एतदेव हि अस्य माहेष्वयं 
संविद्रपत्व॑ च-यत्‌ तत्तदनियतवाच्यवाचकात्मना परिस्फुरेत्‌ इति, तथाहि- 
“एकमेवेदं संविद्रूपं हुर्षविषादाद्यनेक्राकारविवतं पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञाः 
क्रियन्ताम्‌’ इत्याद्यक्तयुक्तथा संवित्‌ तावदनेकाकारतया परिस्फुरति, इतिं 
नास्त्यत्र विवादः, न चास्यास्तत्तदाकारतया परिस्फुरणे 'तस्यातिरेकानतिरेक- 
विकल्पोपहतल्वात्‌' अविद्यादि निमित्तं, कि तु स्व एव स्वभावो यः “स्वातन्त्र्यम्‌? 
इति 'माहेश्वयंम्‌' इति च सवंत्रोद्धोष्यते, ततप्रतिनियतेऽस्य स्वरूपे प्रकाशमाने 

“महेश्वर की शक्तियाँ ही यह सम्पूर्ण बिष्व है--और शक्तिमान्‌ तो 
वही संविन्नाथ परमेश्वर ही है।” इससे यह स्पष्ट है क्रि निमेष और उन्मेष 
दशाओं की कलना अर्थात्‌ अभेद में भी मेदवाद के स्वातन्त्र्य का आश्रय 
वही महेश्वर है ।९८-९९। 

यदि वह ईश्वर ही संविद्‌ शक्ति वेचित्र्य का अधोइवर है तो बहू नियत 
रूप से क्‍यों नहीं स्फुरित होता है ? इसका उत्तर दे रहे हें- 

यदि वह महेश्वर होते हुए भी एक प्रतिनियत रूप से अवस्थित होता 
तो वह अपने महेश्वरत्व एवं संवित्व दोनो का घट आदि जड पदार्थों को तरह 
परित्याग कर देता । ये दोनों महाभाव होते ही नहीं । वस्तुतः उसकी महेश्वरता 
इसी से सिद्ध होती है कि वह स्वातन्त्र शक्ति के कारण अनन्त वाच्य वाचकों 
में अनियत भाव से ही परिस्फुरित होता हैं। 


४०४ श्रीतन्त्रालोक: 
*माहेइवयं संविट्टपत्वं च' न स्यात्‌, इति-जाडयमेवापतेत्‌, जड एव हि घटादि: 
'इदमिदानीमत्र भाति' इत्येवमात्मनियतावभासो भवेत्‌, न परः प्रकाश: ॥१००।। 
एतदेव-ह्‌ तस्य जडाद्वेलक्षण्यं-यत्‌ स्वप्रकाशत्वात्‌ अन्येन केतचिष्ठ 
परिच्छिद्यते, अन्यप्रमीयमाणत्वमेव हि परिच्छिक्नप्रकाशत्वं यन्नाम सर्वत्रेव जडस्ण 
लक्षणमुच्यते, तदाह्‌ 
परिच्छिन्नप्रकाशत्वं जडस्य किल लक्षणम्‌ ॥१०१॥ 
जडाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते । 
यतश्चेवम्‌, अतस्तत एव इयान्‌ विश्वप्रसरः, इत्याह 
तेन बोषमहासिन्धोरुल्लासिन्यः स्वशक्तयः ॥॥१० २॥ 
आश्चयन्त्यूमंय इव स्वात्मसंघटुचित्रताम्‌ । 
तेन--उक्तानेकाकारतया परिस्फुरणेन हेतुना, सिन्धोरिवोर्मयो बोधात्‌ 
उल्लसनशीळाः, स्वाः भात्मभूता इच्छाद्याः शक्तयः स्वात्मसंघट्रेन परस्परलोली- 
भावेन, चित्रतामाश्रन्तितत्तद्‌प्राह्मग्राहृकात्मना तत्तत्परामर्शरूपतया च 
परिस्फुरन्ति, इत्यर्थः ॥ १०१-१०२ ॥ 


“हुम एक ही हर्ष शोकादि ख्पों में व्यक्त विवर्तं को देखते हैं। 
इनके यथेच्छ नामकरणीय हैं।' इस उक्ति के अनुसार संवितु का अनन्त भाकु- 
तियों में परिस्फुरण स्वाभाविक है । इस स्वतन्त्र परिस्फुरण में अविद्यादि को 
कारण नहीं मानना चाहिये । इसमें उसका महेश्वरत्व हो कारण है। अन्यथा 
बह 'इदानीम्‌ भत्र घटः भाति’ की तरह परिच्छिन्न्न ही हो जायेगा ॥१००॥ 


जड़ ओर अजडका वैलक्षण्य लक्षित कर रहे हैं-- 

दूसरे द्वारा प्रमीयमाण होना तथा पराधीन प्रकाशन यह दो प्रकार 
का जड का स्वभाव होता है। महेश्वर की जड से यह विलक्षणता है कि 
बह्‌ परिच्छिन्न नहीं होता है । चूँकि बहु ऐसा है, इसी लिये उस केद्वारा 
यह्‌ भनन्त विश्व प्रस्तार रूपायित हो पाता है। इसी लिये कहते हैँ कि इस 
बोध रूपी महा समुद्र की शाश्वत उल्लसित ये शनितियाँ लहरों की तरह स्वात्म 
भूत इच्छा, ज्ञान और क्रियादि शक्तियो के द्वारा परस्पर लोलीभाव से संघट्ट 
प्रवर्तित करती हैं और अनन्त ग्राह्य प्राहकात्मक रूपों में भवान्तर परामर्शो का 
उदय होता रहता है ॥१०१-१०२॥ 


डे १०३-१०४ ] तृतोयमाह्विकम्‌ ४०५ 


एतदेव च परं क्रियाशक्ते रूपम्‌, इत्याह 
स्वात्मसंघट्टवेचित्रयं शकतोनां यत्परस्परम्‌ ॥१०३॥ 
एतदेव परं प्राहुः क्रियाशक्तेः स्फुटं वपुः । 
परं स्फुटमिति—स्फुटतममित्यर्थः, भअत एव भेदप्राधान्यात्‌ अस्याः 
'विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणून्‌ । 
रुद्राणून्याः समालिग्य घोरतर्योऽपरास्तु ताः ॥' 
इत्यादिलक्षितानाम्‌-अशुद्धाध्वाधिष्ठात्रीणां घोरतरीणामपि शक्तोनां निमित्त- 
न्वम्‌, इत्यवगन्तव्यम्‌, अघोरादीनां हि शक्नीनामिच्छाशक्तेर्शानशक्तेश्व जन्म, 
इत्युक्तम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शक्तित्रयसंषट्टात्मकत्वादेव चास्य भगवतः त्रिशूलत्वमुक्तम्‌ इत्याह 
अस्मिश्चतुर्देशे धाम्नि स्फूटोभूतत्रिशक्तिके ।।१०४॥ 
त्रिशूलूत्वमतः प्राह शास्ता श्रोपूर्वशासने । 
अत इति-क्रियाशक्तेः परं स्फुटत्वात्‌, 'स्फुटीभूतत्रिशक्तिके, इत्यत्र 
चायं हेतुः, स्फुटीभूतत्रिशक्तित्वं च त्रिशूलत्वोक्तौ हेतुः--यदिच्छाज्ञानक्रियात्म- 
कमरात्रयम्‌ अत्रास्तीति भावः, यदुक्तं तत्र 


क्रिया शक्ति का यही पारमाथिक रूप व्यक्त कर रहे हैं-- 

क्रिया शक्ति के स्फुटतम शब्तियों का परस्परिक स्वाहम=संघट्ट विचित्र 
रूप से व्यक्त होता है। इसमें भेद का प्राधान्य होता है । मा० वि० २३१ में 
कहा गया है-- 

“विषयों में डूबे पाश बद्ध पशुजनों को घोरतरी अपर शक्तियाँ अपने 
भावेश में लेकर ओर भी नीचे से नीचे गिरने के लिये बाध्य कर देती हें ।” 
ये शक्तियाँ भशुद्ध अध्वा की अधिष्ठात्री होती हैं। पतन को ये निमित्त बनती 
हैं । अन्य अघोर शक्तियाँ इच्छा ओर ज्ञान शक्तियों से उत्पन्न होती हैं ॥१०३॥ 

इन तीन शक्तियों के संघट्ट के कारण भगवान्‌ महेश्वर का त्रिशूलत्व 
सिद्ध होता है- 

यह चौदहवाँ परामर्शान्तर है । यह क्रिया शक्ति का स्फुटतम खूप है। 
इसलिये यहाँ इच्छा, ज्ञान और क्रिया संघट्ट रूप त्रिशूलता उत्पन्न हो जाती 
है। इसका वर्णन इलोक ९६ में भी है। यहाँ भेद की प्रधानता होतीं है । इसी 


४०६ श्रीतन्त्रालोक: 


&,.,-'" **५५**** "त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌ पं 
इति ।। १०४ ॥ 
न केवलमत्र शाक्तित्रयसमावेश्ञात्रिशूलत्वं भगवतोकतं, याव्निरण्जन- 
त्वमपि अधिगततत्तदागमार्थेगृEभिः, इत्याह 
निरञ्जनमिद चोक्तं गुरुभिस्तत्त्वर्दाशभिः ॥१०५॥ 
शक्तिमानउ्ज्वतें यस्मात्न शक्तिर्जातु केनचित्‌ । 
च भिन्नक्रमः, तेनेदम्‌ 'औकारलक्षणं चतुर्दशं धाम निरञ्जनं चोक्तम्‌ 
इत्यन्वयः, यतः 
'यथालोकेन दीपस्य किरणेर्भास्करस्य च। 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छकत्या शिवः प्रिये ॥' 


इत्याद्युक्त्या शक्तिमान्‌-परः प्रकाशः शबर्या भञ्ज्यते--परिमितार्‌ 
प्रभातृन्त्रति व्यक्तीक्रियते उपाधीयते इत्यर्थः, स्वप्रकाशस्य हि परस्य प्रकाशस्य 
परकतुंका व्यक्तिरेवोपाधि:, शक्तिः पुनरभिव्यक्तैव तदञ्जने उपायः--इति 
न तस्या अपि केनचिदञ्जनं संभवेत्‌, नहि असंविदितं करणं कारणतामेव 
यायात्‌, इति भावः॥ १०५॥ 


लिये इसमें इच्छा ज्ञान भोर क्रिया शक्तियों का योग भी स्वाभाविक है। 
श्री पूर्व शास्त्र में कहा गया है कि “त्रिशूल से वह चतुर्थ है।” इसी आधार 
पर इलोक ९२ में उसे पञ्चक रूप भी कहा गया है ॥१०४॥ 

तीन शक्तियों के समावेश के आधार पर न केवल उसका त्रिशूलत्व हो 
कहा गया है, अपितु उसे निरञ्जन भी कहा गया है। वद्दी कह रहे हैं-- 

गुरुजनों द्वारा उक्त यही १४ वाँ निरञ्जन धाम है यह कहा गया है। 
“दीपक के प्रकाश से या सूर्य की किरणों से जेसे दिशाओं की स्थिति 
का स्पष्ट ज्ञान होता है, उसी तरह शक्तियों के द्वारा शिव भो ज्ञात होते हैं ।” 
इसके अनुसार पर प्रकाश रूप शक्तिमान्‌ शक्ति के द्वारा परिमित प्रमाताओं 
के लिये व्यक्त होते हैं। स्वयं प्रकाश की परकत्तृंक अभिव्यक्ति उपाधि कह- 
लाती है। वेसे ही स्वप्रकाश शिव शक्ति के द्वारा उपाधि रूप से अभिव्यक्त 
होते हैं । शक्ति पहले स्वयम्‌ अभिब्यक्त होती है। उससे शिव अभिव्यक्त होते. 
हैं। इसलिये शक्ति के अञ्जन में कोई दूसरा कारण नहीं बनता क्‍यों कि 
असंविदित करण, शक्ति के अभिव्यंजन में कारण नहीं हो सकता है।॥१०५॥. 


| १०६-१०७ ] तृतीयमाह्विकम ४०७ 


ननु इच्छादिशक्तिरिष्यमाणादिना स्वविषयेणाप्युपाधीयते एव, इति 
कथमुक्तं 'न शक्तिः केनचिदञ्ज्यते' ? इस्याशंक्याह 
इच्छा ज्ञानं क्रिया चेति यत्पृथक्पृयगञ्ज्यते ॥। १०६॥ 
तदेव शक्तिमत्स्वः स्वेरिष्यमाणादिकेः स्फुटम्‌ । 
यत्‌ खलु इच्छान्ञानक्रियालक्षणाः शक्तयः, स्वेः स्वैः--प्रातिस्विकेरि- 
ष्यमाणज्ञेयकार्यात्म भि: विषयैः, पृथक्‌ पृथक्‌ भेदेन उपरञञ्यते, तदेव स्फुटं-- 
पूर्णस्वरूपं, शक्तिमत्‌ -स एव गर्भीकृतानन्तशक्तिः परः प्रकाश: इत्यर्थः, 
शक्तिहि नाम शक्तिमत एव स्वं रूपं, कि तु फलभेदादारोपित भेदो येन इष्य- 
माणाद्युपरागात्‌ 'इच्छा' इत्यादिव्यवहारः ॥ १०६ ॥ 
ननु यदि इच्छादीतामेकेकशः इष्यमाणादिना उपरञ्जने शक्तिमद्रपत्वं, 
तश्समुदितानामासां कि रूपम्‌ ? इत्याशंक्याह 
एतत्त्रितयमेक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तदा ॥१०७॥ 
न केनचिदुपाधेयं स्वस्वविप्रतिषेधतः । 
एतत्पुनः-इच्छाज्ञानक्रियालक्षणं त्रितयं, यदा क्रियाशवत्यात्मना साम- 
रस्येन प्रस्फुरेत्‌, तदा केनचिदपीष्यमाणादिना विषयेण इच्छादीनामीषणो यादीनां 
च स्वेन स्वेन विप्रतिषेधात्‌ ईषणोयेत ज्ञानक्रिययोः नाञ्जनं 'ज्ञेयेनापि न 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इच्छा शक्ति इष्यमाण आदि अपने विषयों 
द्वारा तो उपाधि रूप से व्यक्त हो होती है फिर क्‍यों कहा गया है कि शक्ति 
किसी के द्वारा अंजित नहीं होती ? इसी तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं -- 


इच्छा, ज्ञान भोर क्रिया शक्तियाँ अपने अपने इष्यमाण, ज्ञेय ओोर कायं 
रूप विषयों के द्वारा पृथक पृथक्‌ उपाधोयमान होती हैं। यही शक्तिमान्‌ का 
स्फुट रूप है। पर प्रकाशात्मक दिव अपने अन्दर इन शक्तियों को पुलकित 
करता है। शक्ति तो शक्तिमान्‌ का ही अपना रूप होती है। फल के अनुसार 
भेद आरोपित होते हें, जिससे इष्यमाण के अनुसार इच्छा में भी भेदात्मक 
व्यवहार होता है ॥ १०६ ॥ 

इच्छा भादि एक एक शक्तियों के इष्यमाण आदि द्वारा उपरंजन से 
शक्तिमान्‌ की सह-समुदित दशा में बया रूप होंगे ? यही कह रहे हे-- 

ये इच्छा, ज्ञान, और क्रिया शक्तियाँ जब सामरस्यभाव से [ऐक्य रूप 
से] प्रस्फुरित होती हैं, तब अपने अपने विप्रतिषेध से वे किसी के द्वारा उपाधेय 


षि ०८ श्रोतन्त्रालोकः 
इच्छाक्रिययोः, कार्येणापि न इच्छाज्ञानयोः' इत्येवंूपात्‌ परस्परव्याहतत्वात्‌ 
नोपाधेयं-नाञ्जनोयमित्यर्थः, यद्वक्ष्यति 
क्रिया देवी निरञ्जनम्‌ ।' ॥ इति ॥ १०७॥ 
अत एव च एतत्त्रिशूलवब्देनोक्तम्‌, इत्याह 
लोलीभूतमतः शक्तित्रितयं तत्त्रिशुलकम्‌ । 
यस्मिन्नाशु समावेज्ञाद्वेद्योगो निरञ्जनः ।॥।१०८॥ 
अतः-अनुपहितत्वाद्वेतोर्लोलो भूतं -स्पधित्वेऽप्यविभागमाप्तम्‌, एत- 
च्छक्तित्रितयं त्रिशूलशब्दस्य व्यपदेक्यम्‌, यस्मिन्ननुपाधो रूपे न केवलं स्वयं 


निरज्जनत्वं यावत्तत्सत्तासमावेशात्‌ प्राप्ततदेकातम्यो योग्यपि निरञ्जनो 
भवेत्‌ ॥ १०८॥ 


मथेतदेव प्रमेयान्तरावापेन उपसंहरति 


इत्थं  परमृतपदादारभ्याष्टकमोदृशम्‌ । 
ब्राह्मघादिरूपसंभेदाद्यातयष्टाष्टकतां स्फुटम्‌ ॥ १०९॥ 
यदेतत्‌ परामृतपदातु--षष्ठवर्णचतुष्टयादारभ्य शूलबीजपर्यन्तमीदृशं- 
यथोक्तरूपमष्टकं, तद्ब्राह्म्यादेरष्टकस्य यत्सर्वसर्वात्मकं रूपं, तेन प्रतिवर्णं 
देव्यष्टकस्य वाच्यत्वेन मिश्री भावात्‌, भष्टाष्टकतां स्फुटं याति-_चतु:षष्टिर्पतया 


नहीं होतीं । जेसे १-ईषणीय से ज्ञान भोर क्रिया की, २--ज्ञेय से इच्छा और 
क्रिया की तथा ३-कार्य से इच्छा और ज्ञान की व्याहति होने के कारण ये 
किसी से उपाधेय नहीं होतों। कहा भी है कि "क्रिया निरञ्जना देवी 
है।”॥ १०७॥ 


इसीलिये यह शक्तित्रितय त्रिशूल शब्द से कथित है-- 

इसलिये यह्‌ तीनों शक्तियाँ लोलो भाव को प्राप्त कर लेती हैं और 
त्रिशूल शब्द से ब्यपदिष्ट होती हैं । इसमें समावेश प्राप्त योगी स्वयं निरञ्जन 
हो जाता है ॥ १०८॥ 

इसी तथ्य का उपसंहार अन्य प्रमेय के आधार पर कर रहे हैं-- 

चारों षण्ठ वर्ण परामृत माने जाते हैं । 'ऋ' से लेकर शूलबीज तक एक 
भष्टक बनता है । जेसे १-ऋ, २-ऋ, ३-लू, ४-लू, ५-ए, ६-ऐ, ७-ओ तथा 


® ११० ] तृतोयमाह्लिकम्‌ ४०९, 


प्रस्फुरतीत्यर्थः, तेन ब्राह्मो 'ऋकार:' एवं क्रमेण यावत्‌ 'ओकारो' योगोश्वरो, 
पुनर्माहिब्वरी ऋकारः अत्र ब्राह्मी 'औकारः' यद्वा 'ककार एवमस्यत्र 
ज्ञेयम्‌ ॥ १०९॥ 
तदेवं क्रिर्याशक्तिपर्यन्तेन वेचित्र्येण परिस्फ्‌ रन्त्या अपि परस्याः संविद: 
स्वरूपविप्रलोपो न जातः, इत्येव द्योतयितुं बिन्दुस्वरूपं दर्शयति 
अत्रानुत्तरशक्तिः सा स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ । 
कुर्वन्त्यपि ज्ञेयकलाकालुष्याद्बिन्दुरूपिणो ॥ ११०॥ 
अत्र-एवं संस्थितेऽपि, सा--समनन्तरोबतस्वूपा अनुत्तरशक्तिः, 
स्वस्वातन्त्र्यात्‌ ज्ञेयस्य--ग्राह्मग्राहकातमनो भावजातस्य यत्कलनमु--इयत्ता- 
परिच्छेदः, तेन यत्कालुष्यं--स्वरूपगोपनात्मा संकोचः, तदवलम्ब्य स्व॑ स्वप्रकाशं 
वपु: प्रकटस्थितं सवंसंवेद्यतया अवतिष्ठमानं कुर्वाणापि, विन्दुरूपिणी--वेत्तोति 
विन्दुः विदिक्रियायां स्वतन्त्रः प्रमाता, तस्य रूपम्‌--अविभागः परः प्रकाशः, 
तदेव विद्यते यस्याः--तत्स्व भावैवेत्यर्थः, एवमपि स्वरूपान्न प्रच्युता, इति 
भावः ॥ ११०॥ 


८-ओ । ब्राह्मो, माहेशो, कोमा री, वैष्णवो, ऐन्द्री, याम्या, चामुण्डा और योगेशो 
मेद से ६४ हो जाती है । यहो वर्गाष्टक है । इसमें ओकार योगेश्वरी शक्ति है । 
ऋकार ब्राह्मी है। प्रतिवर्ण देग्यष्टक के गुण से ये भेद होते हैं । इतका 
विष्लेषण वर्णोदय के सन्दर्भ में ह्वोता है ।। १०९ |। 

इस भेद भिन्तता में भो संविद्‌ शक्ति का स्वरूप प्रच्याव नहीं होता 
है-यही प्रतिपादित करने के लिये विन्दु की चर्चा कर रहे हैं-- 

इतनी भेद भिन्नता में वह ज्ञेय रूप ग्राह्य ग्राहकादि भेदवाद का आकलन 
करंती है। यह एक प्रकार का कालुष्य अर्थात्‌ संकोच ही है। इस अवस्था में 
अपने प्रकाशात्मक शरीर को सर्ववेद्यमाव से व्यक्त करती हुई विन्दु रूप से भो 
प्रकाशमान रहती है। सव॑ वेति इति विन्दु इस विग्रह के अनुसार विद्‌ धातु से 
स्वतन्त्र सर्वज्ञ पर प्रमाता अर्थ वाला यह विन्दु शब्द निष्पन्न होता है । अर्थात्‌ 
यह अविभाग परःप्रकाश-रूपा संवित्‌ शाइवत अच्युत विन्दु-भाव से अवस्थित 
रहती है ॥ ११० ॥ 


श्रीतन्त्रालोक: 


अत आह 
उदितायां क्रियाशक्तौ सोमसूर्याग्निधामनि । 
अविभागः प्रकाशो यः स बिन्दुः परमो हि नः ॥ १११॥ 
इह ह्वादतैकष्याद्य्वच्छिन्नत्वेन नियतात्मनां प्रमाणाद्यात्मनां सूर्यादीनाः 
माश्चयभूतायां क्रियाशक्ताबुदितावां--तत्द्वेचित््थात्मना परिस्फुरन्त्यामपि, 
अविभागो--ह्वादतेकषण्याद्ुपाष्यवच्छेदशूत्थः पूणो यः प्रकाशः स परमः, एवमपि 
अप्रच्युतस्वरूपत्वादत्युत्कृष्टो$स्मददांने “बिन्दु विदिक्रियायां स्वतन्त्रः परः 
प्रमात्रेकरूपः परमेइवरः शिव इत्यर्थः, यद्वक्ष्यति 
अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति । 
उक्त बिद्बुतया शास्त्रे शिवविन्दुरसौ मतः॥ इति ॥१११।¦ 
न चेतत्स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌, इत्याहु 
तत््वरक्षाविधाने च तदुक्तं परमेशिना । 


हृत्पद्ममण्डलान्तःस्थो नरशक्तिशिवात्मकः ॥ ११२।। 
बोद्धव्यो ल्यभेदेन बिन्दुविमलतारकः । 

इसलिये कहते हैं-- 

सोम रूप भाह्लाद, सूर्य रूप जीवनात्मक प्राण प्रकाश भौर अग्निरूपः 
दाहक पाचक स्वरूपों में व्यक्त क्रिया शक्ति के उदित होने पर भी शाइवत 
अविभवत अर्थात्‌ उक्त पार्थक्य की भतिरिक्तायमानता के रहने पर भी पर- 
प्रकाश रूप से प्रकाशमान परम शिव ही विन्दु है । कहा गया है कि, 

“तीनों प्रकाशमान सूर्य, सोम ओर भग्नि रूप प्रतिनिधियों के रहते 
प्रकाश मात्र जो परम सत्ता है, वह शास्त्र में विन्दु रूप से कथित है। वही 
वस्तुतः शिव विन्दु है ।” विन्दु का वास्तविक अर्थ विदधातु से निष्पन्न वेत्ति 
क्रिया का कर्ता परम प्रमाता रूप परमपुरुष परमेश्‍वर शिव है | १११ ॥ 

यह केवल ग्रन्थकार का स्वोपज्ञ कथन नहीं हे इसे अन्य आगम भो 
कहते हें । यही कह रहे हैं-- 

तत्त्वरक्षा विधान में सन्दर्भानुसार भगवान्‌ ने स्वयं कहा हे कि ऊर्ध्व 
द्वादशान्त, भ्रूमध्य भोर हृदय इनमें विश्रान्ति की योगिक प्रक्रिया के अनुसार 
नर शक्ति शिवात्मक विमल तारक विन्दु को बोध का विषय बनाना चाहिए। 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपों में तथा विद्या, मन्त्रेश और सदाशिव खूपों में 


| ३ 


इलो० ११३] तुतीयमाल्विकम्‌ ४११ 


तदेवाह--हलझ्रेत्यादि, बिन्दु:--वेदयिता परः भ्रकाशः, स्वस्वा- 

तत्त्र्याद्विव्वमवबिभासयिषुः 
“त्रियु स्थानगतो विन्दुमेक त्रेव विभावयेत्‌ ।' 

इत्याद्युबत्या द्वादशान्तभ्रुमध्यद्ददयलक्षणेषु स्थानेषु, लयस्य विश्वान्तेर्भेदात्‌, 
नरशक्तिशिवात्मको बोद्धव्यः--इच्छाद्यात्मकक्िवविद्यात्मलक्षणतस्वत्रयहूपत 
प्रस्फुरितः इत्यर्थः । एवमप्यसौ हुत्पद्ममण्डलान्तःस्थः संकुचितात्मतायाः 
प्राधान्यात्‌ भेदभूमावेव प्राप्तप्ररोहः इत्यर्थः । एबमपि नासौ स्वस्वरूपात्प्रच्युतः 
इत्याह--विमलतारक इति, विमलः--तत्त्वेचिश््योल्लासेऽपि संविन्मात्ररूपत्वात 
शुद्धः, अत एव संसाराब्धेस्तारकः ॥ ११२ ॥ 

न केवलं परामर्शनीयविश्ववेचित्र्यात्मना वरिस्फुरतोऽस्य न स्वस्वरूपात्‌ 
प्रच्यावो, यावत्तत्तत्परामर्शा्मनापि, इत्याह 


योऽसौ नादात्मकः शब्दः सर्वप्राणिष्वबस्थितः )। ११३ 
अधऊर्ध्वविभागेन निष्क्रियेणावतिष्ठते । 
इह योऽसौ विन्दुः, स तत्तत्परामर्ास्मतामुल्लिलासयिषुः 'नादातमर्कः 

बन्दः तटूपतया स्फुरतीत्यथंः, शब्दयति--स्वाभेदेन विश्वं परामुशतीति शब्दः; 
परावाग्रूपो विमर्शः, स च नादात्मकः--नदति सर्वेषामेव जीवकलाश्वेन परिस्फुर" 
तीति नादो 'हकारार्धार्धरूपिणी अमा कला' येव मुख्यया. वृत्या सर्वत्र 
अस्वरत्वेन व्यपदिश्यते, तस्यात्मा--तद्रूपतया अबभासते इति यावत्‌, से 
एलन १ See च 


sds A. ih कन लियन 
प्रमाता रूप से शिव ही प्रतिष्ठित हैं। इन रूपों में उल्लसित होने पर भी 
संविदपुष्‌ होने के कारण वे विमल हैं, संसार समुद्र से पार करने वाले हैं और 
विमल तारकवत्‌ प्रकाश के उत्स भी हैं। विन्दु परम प्रकाश को भी कहते हैं । 
अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से वही विश्व का उल्लास भी करता है। ऊध्वं द्वादशान्त 
श्रूमध्य ओर हृदय इन तीनों स्थानों में एक वही भासित है ॥ ११२॥ 
परामृश्य विश्ववैचिश्य स्थिति, या परामर्शान्तर प्राप्ति इन दोनों 
अवस्थाओं में शिव का स्वरूप से प्रच्याव नहीं होता । यही कह रहे हैं-- 
इलोक में प्रयुक्त 'नाद' और 'शब्द' ये दोनों 'विन्दु' के परामर्शान्तरीय 
उल्लास हैं । “नदति इति नादः' इस विग्रह के अनुसार सबकी जीव कला के 
रूप में स्फुरित होने वाला 'नाद' है। 'शब्दयति इति शब्द? विग्रह के अनुसार 
स्वात्म से अमेदरूप से विश्व का परामर्श करने वाला परावाक्‌ रूपी विमर्श ही 


श्रोतन्त्रालोकः 
“भकार: सवंवर्णानामन्तर्यामितया स्थितः ।' 
इत्याद्यवत्या सवेषामेव वर्णानाम्‌, अधऊष्वंविभागेन--अनुत्तरात्‌ शूलबीजपयंन्तं 
हकारप्यन्तं वा, प्राणनछूपत्ेनावस्थितः--सवं एव परामर्शराशिस्तत्स्फारसार 
एवेत्यर्थः। अथ च स एव सर्वेषां प्राणिनामधऊध्वंवि भागेन--सूर्याचन्द्रात्मप्राणा- 
पानप्रवाहरूपतयाप्यवस्थितः, सेव हि “परा जीवकला' इति भावः। एवमप्यमौ 
निष्ट्रियेण रूपेणावतिष्ठते--क्रियाशक्तिपर्यन्तं तत्तदवेचित्यात्मना परिस्फुरणेऽपि 
नास्य स्वस्बरूपात्‌ प्रच्याव इत्वर्थः ॥ ११३॥। 
ननु उदितायां क्रियागक्तो ह्वादतेक्ष्ण्याद्यवच्छिन्न: सोमसूर्यादिः प्रति- 
नियतः प्रकाशः प्रकाशते, यः स्वमन्यच्च निखिलमेंव प्रकाशयति, यः पुनर- 
विभागः परः प्रकाश उक्तः स किं तदात्मकः उत तप्रकाश्यो्न्यो वा ? 
इत्याशंक्याह 


ह्लादतेक्ण्यादिवैचित्र्यं सितरक्तादिकं च यत्‌ ।।११४॥ 
स्वयं तन्निरपेक्षोऽसौ प्रकाशो गुरुराह च । 


यह्खलु चन्द्रसूर्यादिगतं ह्वादतेक्षण्याद्यात्मसितरक्ताद्यात्म च वेचित्रयं, 
तदसौ परः प्रकाशः स्वात्मना नापेक्षते-नियतरूपत्वा भावात्तदेकात्मको न भवेत्‌ 
नापि स्वप्रकाशत्वात्ततप्रकाश्यः, तेन नासौ सूर्यादिरूपः तश्रकाइ्यो वा, अपि तु 
सूर्यादिधामत्रयानुप्राणकः परप्रमात्रेकरूपः, आदिणब्दद्वयाच्च दाहुकस्वं दाह्म- 


शब्द है । विन्दु के रह्यार्थ के अनुसार नादात्मक शब्द ही सभी प्राणियों के 
हृदय में अवस्थित है । नाद हुकारार्धार्ध रूपी भमा कला है । वह सर्वत्र अस्वर 
भाव से अवस्थित हे । वही-- 


“अ'कार सभी वर्णो में अन्तर्यामी रूप से अवस्थित हे ।” इस नीति के 
अनुसार सभी वर्णो में [अनुत्तर से शूल बीज पर्यन्त ] प्राणरूप से अवस्थित 
हे । प्राणियों में सूर्य प्राण और सोम अपान बन कर जीवकला रूप से इवास- 
निःइवास में उल्लसित हैं । निष्कियता का अर्थ क्रिया शक्ति तक ज्यों का त्यों 


रहना है। अर्थात्‌ विन्दु ही नाद, शब्द, इवास प्रश्वास आदि सब में अच्युत भाव 
से उल्लसित हो रहा है ॥११३॥ 


प्रकाश दो तरह के कहे गये है। १-क्रियाशक्ति में सोम सूर्यादि का 
प्रतिनियत प्रकाश भोर २--अविभाग प्रकाश | क्या यह दूसरा ही पर-प्रकाश 
है अथवा इससे प्रकाशय ? इसे स्पष्ट कर रहे हैं- 


जै ११५-११६ ] तुतीयमा छ्लिकम्‌ ४१३ 


मेदोत्थं नानावर्णत्वं च ग्राह्यम्‌ । एतच्च केवलं नास्माभिरेवोकतं यावड्भूगवता 
वासुदेवेनापि, इश्युक्तं ' गुराह च' इति, यद्गीतम्‌ 
“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पाबकः। 
यद्गत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं मम ॥' इति ॥११४। 
एतदेवार्थद्वारेण दर्शयति 
यन्न सूर्यो न वा सोमो नारिनिर्भासयतेऽपि च ॥११५॥ 


न चाकंसोमबह्नोनां तत्प्रकाशाद्विना महः । 
किमप्यस्ति निजं कि तु सुविदित्थं प्रकाशते ॥ ११६।। 


यत्परमं धाम न प्रतिनियतमूर्याद्येकरूपमपि भासयते च--स्वाभासत्वात्‌ 
सूर्याद्यवभास्यो न स्यात्‌, प्रत्युत सूर्यादीनां प्रकाश्यत्वात्‌ तत्प्रकाशमन्तरेण 
प्रकाशमानतेव न स्यात्‌, इति--पर एव प्रकाशः तत्तत्पूर्याद्यात्मना प्रस्फुरेत्‌, 
अत एवोक्तं 'कि तु संविदित्थं प्रकाशते’ इति ॥ ११५-११६॥ 


ननु यद्येबं तहि त्रयाणामपि तेजोख्पत्वाविशेषेऽपि तैक्षण्याद्यात्म वेचिश्र्यं 
कुतस्त्यम्‌ -इ्याशङ्कुाह्‌ 


यहाँ विचित्रता दो प्रकार से निर्दिष्ट की गयी है। १-ह्नाद और 
ते्षण्य आदि रूप से और २-सित रक्त आदि खूप से । इसमें प्रकाश ही उल्ल- 
सित है । पर-प्रकाश इनकी अपेक्षा नहीं करता। यहु प्रतिनियत प्रकाश 
नहीं है भोर तदात्मक भी नहीं । यह स्वयं प्रकाशमान होने से उनसे प्रकाइय 
भी नही है । वरन्‌ स्वयं उनका अनुप्राणक है। यही बात भगवान्‌ परम गुरु 
श्री कृष्ण भी कहते हें- 

“उस स्वप्रकाश पर प्रमाता प्रकाश को सूर्य नहीं भासित करता, चन्द्र 
भौर अग्नि भी प्रकाशित नहीं करते । जहाँ जाकर संसृति नहीं होती, वही 
मेरा परमधाम है ।” अर्थात्‌ परम भनुप्राणक वही है ॥११४॥ 

यही तथ्य स्वयं कह रहे हैं-- 

स्वप्रकाश होने के कारण सूर्य, सोम भोर अग्नि भादि से वह भवभास्य 
नहीं है । विना उस परमधाम के ये सूर्य, सोम और अग्नि प्रकाशित ही नहीं हो 
पाते। इनका प्रकाश उस परम प्रकाश का ही प्रकाश है। संविद्‌ इन प्रकाश. 
प्रतीकों में प्रतिनियत भाव से स्वयं प्रकाशित होती है ॥११५-११६॥: 


श्रीतन्त्रालोकः 


स्वस्वातन्त्र्यप्रभावोशयद्रिचित्रोपाधिसंगतः । 
प्रकाशो याति तैक्षण्यादिमवान्तरविचित्रताम्‌ ॥ ११७ ॥ 


स्वस्वातत्त्र्यमाहात्म्यातू उद्यत्पाथिवाप्यद्रव्यादिख्यो योऽसौ उपाधिः, 
तेन वैशिष्टयमापादितः - अर्थात्तेजोर्पतामप्युपगत: प्रकाशः, तेकषण्याद्यात्म 
वैचित्र्यान्तरं याति -तद्रूपतया प्रस्फुरतीत्यथः । पर एव हि प्रकाशः पाथिवादि- 
द्रव्याभाससंभिन्नो वल्लधात्मता, आप्यद्रव्यावभासोपहितश्च चन्द्रात्मता, शुद्धतेजो- 
मात्रावभासोपरक्तश्व॒सूर्यात्मना प्रस्फुरन्‌ दाहकत्वह्हादकत्वतोक्ष्णत्वादिरूपां 
विचित्रतामवभासयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 


ननु उपाधियोगमात्रादेव कथमेवं स्वरूपातिशायकमपि वेचिव्यं भवेत्‌ ? 
इत्याशंकां दृषटान्तोपदर्शनेन उपशमयति 

बुदज्ञेनोऽपि घर्मांशुः पतितः पाथसां पथि। 

नेत्रानन्दस्वमभ्येति पइ्योपाधेः प्रभाविताम्‌ ॥ ११८॥ 


दृष्टिधातकृदपि तीक्ष्णांशुः स्तेमित्यभाजि जलाशयादौ प्रतिबिम्बितो 
दुर्दर्शनस्वपरिहारेण सुखावलोकनीयतामेति, इति दृष्ट एवं सर्वत्रायम्‌ उपाधेः 
प्रभावो, यदुपाधेयस्य स्वरूपमतिशाययतीति ॥ ११८ ॥ 


पर प्रकाश से प्रकाश्य सूर्य आदि में ह्लाद तेक्ष्ण्यादि व सित रक्तादि 
वैचित्र्य का कारण क्या है? यही कह रहे हैं -- 


अपने स्वातन्त्र्य के प्रभाव से उदीयमान क्षित्यप्तेजोरूप जो विचित्र 
उपाधियां शाइवत स्फुरित हैं, वही पर प्रकाशास्म शक्ति अवान्तर वेचित्र्य में 
रूपान्तरित होती हुई तीक्ष्ण भादि रूपों में स्फुरित होती हैं । पार्थिव परिवेश में 
आग, रसात्मक परिवेश में सोम और तेजस परिवेश में सूर्य खूप से व्यक्त है, और 
इनमें दाहकत्व, भाह्वादकत्व भोर उष्णतीक्ष्णत्व आदि की अवान्तर विचित्रता 
भी उसी के प्रभाव से हो जाती है ॥११७।। 


उपाधि वैचित्र्य से स्वरूपातिशायी विचित्रता केसे हो जाती है ?-यहो 
कह्‌ रहे हैं 


चकाचौंध उत्पन्न करने वाली तिगमांशु सूर्य की प्रचण्ड भाकृति लह- 
राते जलाशय में पड़ कर नेत्रोत्सव प्रदान करने लगती है। यह्‌ मात्र उपाधिका 
प्रभाव है । इससे उपाधेय में आतिशय्य उत्पन्न ह्यो जाता है ॥११८॥ 


% ११९-१२० ] तृतीयमाल्िकम्‌ १४१५ 


एवमुपहितस्वरूपत्वादेव सूर्यादिप्रकाशः स्वप्रकाशने संवित्म्रकादमपेक्षते, 
इत्याह 

सूर्यादिषु प्रकाशोऽसावुपाधिकलूषोकृतः । 

संवित्प्रकाशं माहेशमत एव ह्यपेक्षते ॥ ११९ ॥ 

संविच्छब्देनात्र जडात्‌ सूर्यादिप्रकाशात्‌ परस्य प्रकाशस्य वेलक्षण्यं 
दशितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

एवमप्येषां यथासंभवं स्वरूपं दर्शयति 

प्रकाञमात्रं सुव्यक्तं सूर्य इत्युच्यते स्फुटम्‌ । 

प्रकाऽयवस्तसारांशर्वष तत्सोम उच्यते ॥ १२०॥ 

सुब्यक्तमिति-आप्यद्रव्याद्यनुपहितमित्यर्थः, सूर्यस्य शुद्ध प्रकाशमात्र- 
मेव रूपमिति भावः । भत एव चास्य प्रमाणत्वं, तस्य हि ज्ञानमात्रमेव विवक्षितं 
हूप॑, स्फुटं--सर्वजनमाक्षिकम्‌ । प्रकाइयानि मेयानि यानि वस्तूनि तेषां 
मुखदुःखमोहमयत्वात्‌ अंशद्वयापेक्षया यः  सारः- सुखकार्याह्णादादिरूप 
उल्कृष्टोंऽशः 

“`` "सोमो वषति चामृतम्‌ ।' 


ये उपहित प्रकाश संवित्‌ प्रकाश को अपेक्षा से ही प्रकाशित हैं। यही 
स्पष्ट कर रहे हैं -- 

उपाधियों से प्रभावित सूर्यादि में रहने वाला जड प्रकाश अपने अस्तिस्व 
के लिये माहेश्वर संविश्प्रकाश की भपेक्षा करता है। यही संवित्प्रकाश की 
महत्ता है ॥११९॥ 

इनके स्वरूप का ही परिदर्शन कर रहे हैं-- 

सूर्य का सुव्यक्त प्रकाश आप्य भादि उपाधियों से उपहत नहीं होता । 
बह शुद्ध प्रकाश वाला है । वह्‌ प्रमाण माना जाता है। जहाँ तक सोम का 
प्रश्‍न है, वह प्रकाश्य रूप मेय वस्तुओं के सारांश अर्थात्‌ उत्कृष्ट आह्वाद 
आदि अंश की वर्षा करता है । कहा गया है- 

“सोम भमृत की वर्षा करता है।” परिणामतः समग्र भाववर्ग का 
अभिसिञ्चन हो जाता है । तेकषण्य-प्राधान्य में सूर्य 


रि १६ श्रोतन्त्रालोकः 


इत्याद्युवत्या, तं वर्षति--तेन सर्वमिदं भावजातं सिञ्चति, आह्लादमयमेव 
करोति इत्येवंबिधं सत्‌ तत्प्रकाशमात्रं 'सोम' उच्यते--सोमशब्देन व्यपदिश्यत 
इत्यर्थः । अत एव च आह्वादात्ममेयांशश्राधान्यात्‌ अम्य सेयत्वं, यदभिप्रायेण 
अनयोः 

'ज्ञानशक्ति। परस्येषा तपत्यादित्यविग्रहा ।' इति । 
तथा 


“चन्द्रर्पेण तपति क्रियाशक्तिः शिषस्य तु ।' 
इत्याद्युबत्या ज्ञानक्रियाशक्तिरूपत्वमुक्तस्‌ ॥ १२० ॥ 
एवं च 
सूर्य प्रमाणमित्याहुः सोमं मेयं प्रचक्षते ॥ 
एवं सूर्यसोमयोः स्वरूपमभिधाय वल्लेरप्यभिघत्ते 
अन्योन्यमबियुक्ती तौ स्वतन्त्रावप्युभौ स्थितो ॥ १२१ ॥ 
भोक्तुभोग्यो भयात्मैतदन्योन्योन्मुखतां गतम्‌ । 


“ज्ञान शक्ति रूप आदित्य विग्रह बन कर प्रकाशित होता है ।” भोर 
झाह्लाद रूप मेयांश प्राधान्य में “क्रियाशक्ति चन्द्ररूप से प्रकाशित होती है ।” 
इन उक्तियों के मनुसार ज्ञानशक्ति सूर्य और शिव की क्रिया शक्ति ही चन्द्र 
रूप से प्रकाशित होती हैं ॥१२०॥ 


इस तरहु-- 

सूर्य को प्रमाण और सोम को मेय कहते हैं । सूर्य भोर सोम के बाद 
भग्न का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं-- 

सूर्य और सोम दोनों स्वतन्त्र रूप से अवस्थित रहते हुए भी एक दूसरे 
से अवियुबत भी रहते हैं। प्रमाण ओर प्रमेय रूप से तो पार्थवय दीख पड़ता है 
किन्तु अन्योन्याश्चय भाव से एकत्व भी है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक दूसरे के 
बिना अस्तित्व हीन ही होते हैं। कहा गया है कि, 

“स्फटिक में उपाश्रय के अभाव में ज्ञान का निरूपण नहीं हो पाता 
(क्यों कि पारदर्शिता से अर्थ प्रतीति असम्भव हो जाती है ।)” तथा “वेद्य वेदन 
के विना नहीं होता ।'' इस लिये ये सूर्य और चन्द्र दोनों ग्राह्य भोर ग्राहक 
अथवा भोग्य भौर भोक्ता रूप होने के कारण परस्पर उन्मुख रहते हैं। 


नजि १२२] ततीयमाह्विकम्‌ ४१७ 


ततो ज्वलनचिद्रूप॑ चित्रभानुः प्रकीतितः ॥ १२२ ॥ 
योऽयं वह्नेः परं तत्त्वं प्रमातरिदमेव तत्‌ । 
तौ उभौ सूर्याचन्द्रो, स्वतन्त्रौ--परस्परनेरपेक्ष्येण प्रमाणप्रमेयात्मना 
पृथग्व्यवडार्यो अपि, अन्योन्यमवियुक्तौ —सहोपलम्भनियमादभेदमापन्नावित्यर्थः 
न खलु ज्ञानं ज्ञेयानाूषितं क्वचिदपि उपलभ्यते ज्ञानं विना वा ज्ञेयमिति, 
यदाहुः 
'स्फटिकस्येव ह्यापाश्यश्न्यस्य ज्ञानस्य 
स्वरूपमनिरूप्यम्‌ ।' इति । 


“नावेदनमतो वेद्यम्‌ 9००००००००००००००० + 


इति, अत एव एतत्सूर्याचन्द्रात्म द्वयं ग्राह्मग्राहक र्पत्वात्परस्परीन्मुख्यं 
पराप्तं सत्‌ भोक्ता--बुद्धयाद्यात्मा संकुचितः प्रमाता तन्मयत्वात्‌ प्रमाणमपि 
भोक्ता, भोग्यं च नोलसुखादि तयोर्यत्‌ लोलीभावमापन्नं सत्‌ उभयं, तदात्मा 
यस्य तत्‌--भोक्तृभोग्यसंघट्टस्वभावमित्य्थः। यतश्चेवं ततो भोभ्तृभोग्य- 
संघट्टलक्षणाद्धेतोए्चित्रा:--तानाकारा मानमेयादिरूपा भानवो यस्यासौ अग्नि- 
रक्तः, यदुक्तम्‌ 

'शुचिर्नामाग्निरुद्‌भूतः संघट्टात्तोमसूयंयो: ।' 

इति, स च प्रमाणप्रमेयविभागात्मनो भेदस्य दाहकल्वात्‌ ज्वलनप्रधाना चिद्‌ 
रूपं यस्य सः--परिमितप्रमातुरूप इत्यर्थः, तस्य हि प्रमाणप्रमेययोः संमेलनमेव 
रूपमित्यर्थं वल्लेरप्येवम्‌ इति तस्य प्रमातृत्वम्‌, अत आह--योयमित्यादि, 
परमित्यसाधारणम्‌ ॥ १२१-१२२ ॥ 


एक दूसरे की उन्मुखता में परस्पर संघट्ट भी स्वाभाविक है । परिणाम स्वरूप 
चित्र विचित्र विभा-भास्वर रह्मियाँ फूटती रहती हैं । ये किरणें मान भोर मेय 
रूप होती हैं । यही अग्नि तत्त्व है । कहा भी है-- 

सोम और सूर्य के संघट्ट से शुचि नामक अग्नि उत्पन्न होता है ।” इसकी 
किरणें प्रमाण ओर प्रमेय रूप विभागमय भेद को जलाती हैं। अतः ज्वलन 
प्रधान चिद्रप परिमित भ्रमाता होती हैं। यही वह्मि का परम रहस्यात्मक 
स्वरूप है । स्वयं ह्लं भी परिमित प्रमाता है ॥१२१-१२२॥ 

श्रीत०--२७ 


डं ८ श्रोतन्त्रालोकः 


ननु वह्लेः परापेक्षप्रकादास्वात्‌ समनन्तरमेव जाङ्यमुक्तं, तत्कथमसौ 
चेतनेकवपुषः प्रमातुस्ततत्वं स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 

संविदेव तु विज्ञेयतादात्म्यादनपेक्षिणी ॥ १२३ ॥ 

स्वतन्त्रत्वात्प्रमातोर्ता विचित्रो ज्ञेयभेदतः । 


संविदेव हि स्वस्वातन्त्र्यात्‌ विज्ञेयेन भओक्तृभोग्यात्मना वह्मिना ऐका- 
स्म्यासादनात्‌ 'प्रमाता' इति उच्यते, अत एवोक्तम्‌--अनपेक्षिणीति, वह्विरूपता- 
मासाद्यापि संविदो न स्वरूपप्रच्याव इति भावः। ननु यदि संविद एव प्रमातृत्वं 
तत्तस्या आखण्ड्यात्‌ तट्रपस्यापि प्रमातुः कथं वेचित्र्यं संगच्छते ? इत्याशंक्याह 
“विचित्रो ज्ञेयमेदत' इति, ज्ञेयस्य--कलाद्यात्मनः तत्त्वत्रातस्य भेदात्‌-वेचित्र्या- 
दित्यर्थः, कलादोनां हि किचित्कर्तृत्वाद्यविशेषेऽपि तत्तत्कर्माधिपत्यादस्त्येव 
सर्वसवेद्यं तारतम्यं येनायमुपाधिमाहात्म्यापन्तः प्रमातुभेदः इति ॥ १२३ ॥ 

अत एवाग्निरपि तथा, इत्याह 


सोमांशदाह्म वस्तूत्थवेचित्रयाभासबुं हितः ॥ १२४ ॥ 
तत एवाग्निरदितश्चित्रभानुमंहेशिना । 


ततः प्रमातुविचित्रत्वादेव, प्रभुणाग्निरपि--चित्रा भोन्तुभोग्यादिरूपा 
भानवो यस्य स तत्तन्मानमेयादिविचित्रस्फार उक्तः, यतो--मेयात्मनः सोमस्य 


भग्निका प्रकाश भी सापेक्ष प्रकाश है । सापेक्षता ही जडता है। फिर 
चेतन पर-प्रमाता का यह तत्त्व है, यह मान्य है केसे ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

संविद्‌ हो स्वातन्त्र्य के कारण विज्ञेय, भोक्ता और भोग्य रूप अगिन 
से ऐकात्म्य स्थापित कर उल्लसित होती है। उसे किसी की अपेक्षा नहीं 
होती । वही प्रमाता कहुलातो है । वह्नि रूप में व्यक्त रहने पर भी संविद्‌ में 
स्वरूपप्रच्युति नहीं होतो है । संविद्‌ का प्रमाता होना ही वैचित्र्य से युक्त है । 
ज्ञेय रूप कला विद्या आदि का किचितकत्ंत्वादि भेदवाद विचित्रताओं से भरा 
हुआ है। भतः कह सकते हें कि भगवती संविद्‌ सोम सूर्य संघट्ट के कारण 
विचित्र रूप ग्रहण करती हुई भी अच्युत रूप से उल्लसित है ॥१२३॥ 

संविदू के स्वरूप के अनन्तर अग्नि का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं- 


वब १२५] तृतीयमाह्लिकभ्‌ ४१९, 


कलादिख्पा अंशा एव दाह्यानि आत्मसात्कार्याणि वस्तूनि तेभ्यः तारतम्यादिना 
उत्थितेन वैचित्र्याभासेन बुँहितो बेशिष्ट्यमापादित इत्यर्थः ॥ १२४ ॥ 

ननु प्रमातुः प्रमेयोपाधिवेचित्र्यमुक्‍्तं, प्रमेयं च प्रमाणापेक्षया पृथगेव न 
प्रकाशते इति- बैचित्र्यचर्चा दूर एवास्तां, प्रमातुत्वमेव पुन रस्याः संविदः कथं 
घटते ? इत्याशंक्याह 


ज्ञेयाद्यपाय-संघातनि रपेक्षेव संबिदः ॥ १२५ ॥ 
स्थितिर्माताहमस्मोति ज्ञाता शास्त्रज्ञबद्यतः । 


ज्ञातृतोपायभूततत्तन्नीलसुखाद्यातमञज्ञेयनिरपेक्षेव संविदः 'अहमस्मि' 
इत्यामर्शमयो या स्थितिः, स 'मराता' -पराहंपरामर्शस्वभावो ज्ञातेत्यर्थः । 
ज्ञेयनैरपेक्षेण च महँपरामर्शस्य विकल्पात्‌ वेलक्षण्यं दशितम्‌, 'कृशोऽहम्‌' 
इत्यादौ अहंग्रतयवमर्शो हि विकल्प एव ~ प्रतियोगिभूतस्य अकृशत्वादे रपो ह्मस्य 
संभवात्‌, तस्य दिं तदतद्रपर्धमिप्रतियोगिसापेक्षित्वमेव रूपम्‌ । परप्रमात्रात्मनि 
प्रकाशे पुन रहंप्रस्यवमर्शः प्रबर्तमानोऽतिरेकानतिरेकविकल्पापहृतस्वात्‌ प्रति- 
योगिनः कस्यापि असंभवात्‌ न विकल्पः, यदाहुः 


भेयात्मक सोम के कला रूप अंश को आत्मसात्करने वाली दाह्य आदि 
तात्त्विक वस्तु हैं । उनसे उदित विचित्र आभासो के कारण अग्नि वृद्धि को प्राप्त 
करता है। इसी से चित्रभानु कहलाता है। यह सब प्रभु महेश्वर काही 
मेयात्मक स्फार है ॥१२४॥ 

संविद्‌ के प्रमातु भाव का प्रतिपादन कर रहे हें 

ज्ञान और ज्ञेय आदि उपाय राशि के संघात से निरपेक्ष संविद्‌ शक्ति- 
तत्व में 'अहम्‌ अस्मि' (में हूँ) यह परामर्श होता है। यह परामर्शमयी 
जिसमें होतो है, वही वस्तुतः ज्ञाता और प्रमाता है क्योंकि परामर्श ही उसका 
“स्व' भाव होता है । 

“कुशोऽहुम्‌' ( में कृश हूँ ) इस वाक्य में कृश का प्रतियोगी अकृश होता 
है। इसमें अहंप्रस्यवमर्श तो है, पर विकल्पात्मक है । परप्रमाता रूप संविद्‌ 
बोध प्रकाश में होने वाले अहुप्स्यवमर्श के विकल्पोपहत किसी प्रतियोगी 
परामर्श को सम्भावना नहीं होतो । कहा गया है-“यह परावाक्‌ रूपी 
परामर्शात्मक अहँ प्रत्यवमर्श विकल्प नहीं होता । यह द्वयापेक्षी विनिश्चय 
होता है ।” 


शशि 


श्रीतन्त्रालोकः 


'अहुप्रत्यवमर्शो यः प्रकाशात्मापि वाग्बपु: । 

नासौ विकल्पः स हयुक्तो द्वयापेक्षी विनिश्चयः ॥' इति। 
ननु प्रमातुरहंविमशं एव स्वभावोऽस्तु, तस्यापि वा विकल्पादवेलक्षण्य, 
किमनेन नः प्रयोजनं, ज्ञेयं बिना पुनरस्य ज्ञातृत्वं न स्यात्‌ ? इत्याशंक्य उक्तं 
“शाङज्ञवद्यत?' इति, यथा शाञ्ज्ञस्य व्याचिख्यासादिविरहेऽपि शास्त्राणां 
स्वात्माभेदेन वतंमानल्वात्‌ तत्र ज्ञातृत्वमुच्यते, तथा परस्यापि प्रमातुः सर्वभाव- 
निभंरस्वात्‌ आत्मसंस्थ एव ज्ञेयजात इति ॥ १२५॥ 

ननु प्रमासंबन्धात्‌ प्रमाता उच्यते, प्रमा च व्यतिरिक्तज्ञेयविषयात्प्रमा- 

णाद्धवति-इति व्यतिरिक्तं ज्ञेयादि परिहूतय कथमस्य ज्ञातृत्वं स्यात्‌ ? 
इत्याशंक्याह 


अज्ञ एब यतो ज्ञातानुभवात्मा न रूपतः ॥१२६॥ 
न तुसा ज्ञातृता यस्यां शुद्धज्ञेयाद्यपेक्षते । 


यो हि प्रतिनियतज्ञानास्म प्रमाणादिकमपेक्ष्य ज्ञाता' इत्युच्यते सोऽज्ञ 
एव--न प्रमातेव भवति इत्यर्थः, प्रमातुः खल भनन्योन्मुखत्वादन्यनिरपेक्षमेव 


रूपं यथोक्तं, न पुनरस्त्र सापेक्षं रूपं भवितुमहंति--परस्य परनिष्ठत्वानुपपत्तेः, 
तदाहु 'न तु' इत्यादि ॥१२६॥ 


प्र्न होता है कि प्रमाता का तो महं विमर्श स्वभाव ही है। उसमें 
विकल्प की अपेक्षा बेलक्षण्यी है। पर देखना तो यह है किज्ञेय के बिना इस 
की ज्ञातृता केसे होगी ? इसके उत्तर में शास्त्रज्ञ का दृष्टान्त दे रहे हैं--एक 
सवंशास्त्र पारङ्गत विद्वान्‌ है । उसमें शास्त्र की व्याचिख्यासा के न रहने पर 
भी शास्त्र उसमें अभेद भाव से वर्त्तमान है। इस तरह उसमें ज्ञातृता का बोध 
होता है । उसी प्रकार परप्रमाता के सर्वभाव निर्भर स्वभाव के कारण उसमें 
अभेद भाव से ज्ञेय वर्ग उल्लसित रहता है ॥१२५॥ 

प्रमा से प्रमाता युक्त है । ज्ञेय प्रमाणों से प्रमा होती है। व्यक्तिरिक्त 
ज्ञेय को छोड़ कर इसका ज्ञातुत्व केसे ? इसी आशङ्का का उत्तर दे रहें हैं -- 

जो प्रतिनियत ज्ञानरूप प्रमाण को अपेक्षा से ज्ञाता कहलाता हे, वह 
वस्तुतः अज्ञ ही है । प्रमाता तो अन्पनिरपेक्ष हो होता हे । जो स्वयं 'पर' हे, वह 
दूसरे द्वारा अपनी परता को सिद्ध कराने की अपेक्षा नहीं रखता। वह ज्ञातृता 
ही नहीं, जिसमें ज्ञेय आदि की अपेक्षा हो ॥१२६॥ 


च १२७-१२८] तृतोयमाह्विकम्‌ ४२१ 


ननु यद्येबं तहि कथमस्य सर्वत्रेव ज्ञातृत्वमुच्यमानमपहतूयताम्‌ ? 
इत्याशंक्याह 
तस्यां दशायां ज्ञातृत्वमुच्यते योग्यतावशात्‌ ॥१२७॥ 
मानतेव तु सा प्राच्यप्रमातृपरिकल्पिता । 


तस्यामिति - संकुचितश्रमातुरूपायामित्यथंः, याग्यतावशादिति -ज्ञेय- 
परिच्छेदकारित्वलक्षणात्‌, सा पुनरियं दशा प्राच्येन आदिसिद्धेन परेण प्रमात्रा 
प्रमाणरूपत्वेन परिकल्पिता -संकुचितज्ञानात्मकत्वात्तथात्वेनावभासितेत्यर्थः । 
यर एव हिं प्रमाता स्वस्वातन्त्र्यात्‌ स्वं स्वरूपं गोपयित्वा संकुचितज्ञानात्मता- 
मवभास्य ज्ञेयमपि पृथगुल्लासयेत्‌ ॥१२७॥ 


ननु परा संविदेव यदि मानादिरूपेणापि प्रस्फुरेत्‌ तत्तस्या अस्तमय एव 
किन स्थात्‌ ? इत्याशंक्याह 
उच्छलन्त्यपि संवित्तिः कालक्रमविबजेनात्‌ ॥१२८॥ 
उदितेब सतो पूर्णा मात्मेयादिरूपिणी । 
मातुमेयादिरूपत्वेन बहिरुल्लमन्त्यपि संवित्तिः 'सकृद्विभातोऽयमात्मा' इति 
ज्यायेन अवभासनक्रियाविच्छेदाभावात्कालानवच्छेदादृदितैव-संविन्मात्ररूपल्वा- 


प्रच्यावात्‌ नियमेन अनस्तमितरूपा इत्यर्थः, अत एव पूर्णा--स्वात्ममात्रविश्रान्ति- 
ङ्पस्वादनन्यापेक्षिणोत्यर्थः ॥१२८॥ 


उसके सर्वत्र व्यक्त ज्ञातृत्व के विषय में कह रहे हैं--- 

संकुचित प्रमातृता की अवस्था में ज्ञेय को परिच्छेदास्मकता प्राच्य सिद्ध 
ब्रमाताओं के द्वारा प्रमाण रूप से ही परिकल्पित है। इसमें मुख्य कारण 
उसका संकोच है। वास्तविकता तो यह है कि परप्रमाता ही स्वातन्त्र्य 
शक्ति वशात्‌ अपने रूप का गोपन कर संकोच ग्रहण करता है भौर ज्ञेय का 
पृथक्‌ उल्लास करता है ॥१२७॥ 

यदि संविद्‌ शक्ति ही मान आदि रूपों में भो प्रस्फुरित होतो है तो उसका 
सूर्य को तरह अस्त क्यों नहीं होता ? इस का उत्तर दे रहे हैं 

माता-मान मेय रूपों में भो बाह्य जगत्‌ में उल्लसित यह संवित्ति-देवता 
कालक्रम से रहित होने के कारण शाइवत रूप से उदित रहतो है। इसका 
स्वरूप प्रच्याव नहीं होता। इसो लिये यह सदा पूर्ण बनी रहतो है। सकृत्‌ 
अकाशित आत्मा को तरह संवित्ति काल से कलित नहों होती ॥१२८॥ 


४२२ श्रीतन्त्रालोकः 


ननु संविन्नाम क्रिया, तस्याश्च क्रियान्तरवत्‌ कालावच्छेदोऽवश्यसंभाव्यः 
इति कथमस्याः कालक्रमविवजितत्वमुक्तम्‌ ? इत्याशंक्य लौकिक्या एव पाकादे 
क्रियायाः कालावच्छेदोऽस्ति, न तु अस्याः, इति दशंयितुमाह 


पाकादिस्तु क्रिया कालपरिच्छेदात्क्रमो चिता ॥१२९॥ 
मतान्त्यक्षणवन्ध्यापि न पाकत्वं प्रपद्यते । 
इह पाकादिः टौकिकी क्रिया कालावच्छेदात्‌ क्रमव्याप्ताभिमता, यतः 
सा अन्त्यः क्षणो, यत्समनन्तरमेव द्वितीये क्षणे फलनिष्पत्तिस्तेनापि यदा शून्या 
भवेत्‌ तदानेकक्षणप्रचयवत्त्वेपपि स्वस्वरूपापरिपूर्तस्तथा व्यबहारं न भजते यदि 
नाम हि साप्यवभासनक्कियावत्कालानवाच्छन्ना रयात्‌, तत्‌ प्रथम एव क्षणे 
पाकादिक्रियात्वेन व्यवहारमियात्‌, अतश्च पाकादेर्लौकिक्या एव क्रियायाः 
सक्रमत्वं, न पुनः शाश्वत्याः 'संविल्लक्षणाया' इति, यदाहुः 
'संक्रमत्वं च लोकिक्याः क्रियायाः कालशक्तितः । 
घटते न तु शाश्वत्या: प्राभव्याः स्यारप्रभोरिव ॥' 
इति, अतश्च अकालकलितत्वात्‌ प्रमातुप्रमाणप्रमेयरूपत्वेन अवतिष्ठमानमफि 
संवित्तत्त्व॑ संविन्मात्रलक्षणात्‌ मुख्या टूपात्‌ नापोह्यं स्यात्‌ ॥१२९॥ 
यदि संविद्‌ क्रिया है, तो दूसरी क्रियाओं की तरह काल कलित होना 
स्वाभाविक है । फिर उससे विवजित क्यों कहा गया है? लोकिक पाक आदि 
क्रियाओं की तरह यह नहीं है । यही प्रदर्शित कर रहे हें- 
पाक आदि क्रियायें लौकिक होती हैं। साथ ही ये काल से प्रभावित भी 
होती हैं । इनमें क्रम अनिवार्य होता है। इनका अन्त भो होता है और उसके 
बाद क्रिया का परिणाम भी होता है । अन्तिम क्षण में जब कोई क्रिया पूर्ण होती 
है, एक शून्य क्षण भी भाता है। इस तरह यह अवच्छिन्न होती है। बोध के 
अवभासन की शाश्वत परम क्रिया शक्ति ऐसी नहीं होती क्यों कि वहाँ क्रम नहीं 
होता है। इस लोकिकी क्रिया में क्रम की अवच्छेदकता रहती है। कहा 
गया है-- 
“लोकिकी क्रियाओं में क्रमिकता उसी शाइवत क्रिया शक्ति के अनुग्रह 
का ही परिणाम है। किन्तु परम प्राभवी क्रिया शक्ति में इस प्रकार की कोई 
खांडिकता नहीं होती जैसे प्रभुमें भी नहीं होती ।” 


ह १३०-१३२ ] तुतीयमाल्विकम्‌ ४२२ 


इत्थं प्रकाशतत्त्वस्य सोमसुर्याग्निता स्थिता ॥१३०॥ 
अपि मुख्यं तत्प्रकाशमात्रत्वं न व्यपोह्यते । 


ननु वाच्यात्मविश्वाबभासदक्षायामेवमास्तां, वाचकात्मविष्वावभासे 
पुनः सोमसूर्याग्नीनां रूपमेव कि नामोक्तं -- यदवभासनेनास्य प्रकाशतत्त्वस्य न 
स्वस्वरूपापोहः, इति चिन्तापि स्यात्‌ ? इत्थाशंक्याह्‌ 


एषां यत्प्रथमं रूप हृस्वं तत्सूर्य उच्यते ॥१३१॥ 
क्षोभानन्दवशञादीघं विश्रान्त्या सोम उच्यते । 
यत्तत्परं प्लुतं नाम सोमानन्दात्परं स्थितम्‌ ॥१३२॥ 
प्रकाशरूप॑ तत्प्राहुराग्नेयं शास्त्रकोविदाः । 


एषां-समनन्तरोक्तानां बोजानां यरप्रथममासाद्यमकषुब्धं रूपं, तत्सूक्षम- 
स्वात्‌ एकमात्रात्म “हस्व' प्रकाशमात्रप्राधान्याच्च सूर्यः । तथा क्षोभानन्दयोः 
वशाद्बहोरूपतायां विश्रान्त्या क्षुब्घत्वेन स्थौल्यात्‌ द्विमात्र 'दोर्घम्‌' आह्वाद- 
कारित्वाच्च सोम उच्यते-सामान्येनोक्तेः सर्वे: शास्त्रकोविदेरेवं व्यपदिश्यत 


इस लिये निषकर्षतः यह निश्चित है कि संबित तत्त्व अकाल कलित है । 
अकालकलित होने पर भी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयख्प से उल्लसित भो है। 
इस तरह उल्लसित होने पर भी अपने “स्व' रूप से इसका प्रच्याव नहीं 
होता ॥१२९॥ 


बही कह रहे हैं-- 

इस तरह प्रकाशतश्व सोम, सूर्य ओर अग्नि इन तीन रूपों में प्रतिष्ठित 
है। फिर भी इसकी प्रकाश मात्रता का व्यपोहन नहीं होता ॥१३०॥ 

बिषव वाच्य और वाचक दो रूपों में भासित है। उपर्युक्त पद्य में 
वाचकात्मक अवभास में भी प्रकाश का व्यपोहन न होना कहा गया है। इसमें 
सोम, सूर्य और अग्नि सत्ता का वास्तविक रूप क्या है-यही कहू रहे है- 

ऊपर कहे गये बीज वर्णों का पहला अक्षुन्ध रूप ह्रस्व मात्रिक है, वही सूर्य 
है। यह सुक्ष्म और एकमात्रात्मक होता है । क्षोभ ओर आनन्द के कारण बाह्य 
विश्वान्तिका प्रारम्भ होने पर स्थूलता, द्विमात्रता अर्थात्‌ दीघस्थिति आ जाती 
है। यहो रूप सोम कहलाता हे । हस्व ओर दोर्घ के अतिरिक्त इनकी तीन अथवा 


fs श्रोतन्त्रालोकः 


इत्यर्थः । तथा ताभ्यामेकमात्रद्विमात्राभ्यां हस्वदीर्घाभ्यां परमन्यत्‌ यत्त्रमात्रं 
प्लुतं नाम तच्छास्त्रकोबिदा आगनेयं प्रामात्रं रूपं आहुः, यतः प्रकाशे मानात्मनि 
सूर्ये रूढं जातप्ररोहं सत्‌ मेयात्मक सोमानन्दमअरलम्ब्य परमत्यर्थं स्थित - 
मातृरूपतया प्रस्फुरितमित्यर्थः मातुहि 'मातमेयसंषट्टात्मकमेव रूपम्‌' इत्युक्तं 
आक, तदेषां हुस्वतवं सूर्यत्वं, दीर्घत्वं सोमत्वं, प्लुनत्वमग्नित्वमिति धामत्रयम- 
यत्वम्‌ ॥१३१-१३२॥ 
एवमप्यत्र परस्य प्रकाशस्य न स्वस्वरूपात्‌ प्रक्यावः, इति विन्दुरूपस्व- 

मननम्‌, इत्याहृ 

अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति ॥१३३॥ 

उक्त बिन्दुतया शास्त्रे शिवविन्दुरसौ मतः । 


न चायं विन्दुः परप्रमात्रेकल्पत्वान्मन्त्रश्रमेथान्तर्वर्ती इत्याह 'शिव- 
बिन्दुरसौ मत' इति - अविभागपरप्रकाशात्मकत्वेन विदिक्रियायां स्वतन्त्रः परः 
प्रमातेत्यर्थ:, तद्क्‍तं प्राक्‌ 


'उदितायां क्रियाशक्तो सोमसूर्याग्निधामनि । 
अविभागः प्रकाशो यः स विन्दुः परमो हि न: ॥? इति ॥१३३॥ 


अधिक मात्राओं के रूप को “प्लुत' कहते हैं । यह आग्नेय रूप है । यह सब शास्त्र 
के पारङ्गत विद्वान्‌ कहते हैं प्रमाण रूप सूर्य में मेयात्मक सोमानन्दात्मकता का 
अवलम्बन कर प्रमाता रूप से यह अगिनित्व स्फुरित होता है । प्रमाता तो मान 
ओर मेय का संघट्ट हो होता है। इस प्रकार बोजों का हृस्वत्व सूयंत्व, दोघंत्व 
सोमत्व ओर प्रभुतत्व अग्नित्व है। यही त्रिधामता भी है। 


इतना होने पर भी प्रकाश का 'स्व' रूप से प्रच्याव नहीं होता । इसोलिये 
उमे विन्दु कहते हैं-- 


तीनों धाम के प्रकाशमान रहते हुए भो प्रकाशमात्र तत्त्व को हो शास्त्र में 
बिन्दु कहते है । यहा शिव बिन्दु कहुलाता है। यह शिव बिन्दु पर प्रमाता है 
और मन्त्र रूप प्रमेय में निवास करता है । वह अविभाग पर प्रकाशात्मक होने 
के कारण विद्‌ धातु से निष्पन्न वेत्ति' क्रिया का आधार-भूत कर्ता होता है। 
यही बात १११ वे इलोक में भी कही गयी है ॥१३३॥ 


1 १३४-१३५ ] तृतीयमाल्विकम्‌ ४२५ 


ननु न विन्दुर्नाम परामर्शान्तरं किचिद्युज्यते--वक्ष्यमाणेन मकाराख्येन 
परामर्शविशेषेणेवास्य संग्रहात्‌, नहि अनयोः प्रतीतो कश्चिद्विशेषः--प्रत्येय- 
भेदाद्धि प्रतीतिमेद:, तत्कथमयं तता भिन्नः स्यात्‌ ? इत्याशंक्याह 
मकारादन्य एवायं तच्छायामात्रधुद्यया ॥१३४॥ 
रलहाः षण्ठवैसर्गवर्णरूपत्वसंस्थिताः । 
यथा षण्ठविसर्गार्णितामाश्रिता रेफलकारहका रास्तच्डतिमात्रधारित्वऽपि 
वक्ष्यमाणेभ्यो रेफादिभ्योऽतिरिक्ताः, तथायं बिन्दुरपि मकारात्‌ -इति 
वाक्यार्थः | 'न च वर्णश्रुतिरेव वर्ण' इत्युपपादितं प्राक्‌ ॥१३४॥ 
ननु इष्यमाणरूपाभ्यां रेफलकाराभ्यामिच्छाशक्तेरारूबितत्वम्‌, इति 
लच्छायामात्रधारित्वात्‌ युक्त परामर्शान्तरत्वं, मका रहका राभ्यां पुनरारूषणेव 
कस्याधोयते, यस्यापि परामर्शान्तरत्वं स्यात्‌ ? इत्याशक्याह 


इकार एव रेफांशच्छाययान्यो यथा स्वरः ॥१३५॥ 
तथेव महलेशादः सोऽन्यो वेधास्वरोऽपि सन्‌ । 


इकार एव यथा रेफांशच्छायया पण्ठात्मस्वरान्तरूपा भवेत्‌, तथेवा- 
स्वरोऽपि सन्‌ अनुत्तरप्रकाश्ञात्मकोर्शप भवन्तसौ 'अः' चिच्छक्त्यात्मा आदिवर्णों 


बिन्दु परामर्श के अतिरिक्त कुछ नहों है । इसका संग्रह मात्र 'म' कार से 
होता है। 'म' कार ओर बिन्दु को अनुभूति में काई विशेष अन्तर नहीं । प्रत्येय 
के भेद से प्रतीति में भेद होते हँ । इस नियम के विपरोत इनमें भेद क्‍यों ? इसी 
शङ्का का उत्तर दे रहे है- 

विन्दु 'म'कार के अतिरिक्त अस्तित्व रखता है । 'म' केवल उसको छाया 
मात्र को धारण करता है । जसे “र' 'लकार और 'ह' कार ये तोनों 'ऋ', छः 
और विसर्ग की छाया मात्र के धारक हैं। इसीलिये इन्हें षण्ठ वेसर्ग वर्ण कहते 
हँ । ये श्रुति साम्य वाले वर्ण हैं, मुख्य वर्ण नहीं हैं ॥१३४॥ 

रेफ और लकार दोनों इष्यमाण वर्ण हुँ । ये इच्छा शक्ति से रूषित हैं । 
इन दोनों को परामर्श दशा स्वाभाविक है। जहाँ तक 'म' कार ओर' 
हृकार का प्रश्‍न है, ये किसी से भी रूषित नहीं। फिर अवान्तर परामर्श केसे ? 
इसी का प्रतिपादन कर रहे हैं- 

इ'कार इच्छा शक्ति के प्राधान्य के कारण रेफांश की छाया को धारण 
करता है। फलतः छठाँ स्वर बन जाता है। उसी प्रकार अस्वर रहते हुए भी 'अ' 


४२६ श्रोतन्त्रा लोकः 


मकारहकारलेशमुपाघित्वेनावलम्ब्य तच्छ तिमात्रधारित्वेन द्वेधा--बिन्दुविसर्ग- 
रूपतयान्यः परामर्शान्तररूपभाक्‌ भवतीत्यर्थः। अनुत्तर एव हि प्रकाशः 
स्वस्वातन्त्रयात्‌ स्वं स्वरूपं गोपायित्वा शक्तिदशामा मास्य संकुचितप्रमातृरूप- 
तामवभासयेत्‌, भतश्चास्य 
'अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ ।' 
इत्या द्युक्त्या 
'हकाररूपया शक्त्या मकारो न हृबि स्यितः ।' 
इत्याद्युक्या संकुचितभ्रमात्रात्मना च मकारेणारूषणा-इति न कञ्चित्‌ 
दोषः ॥१२५॥ 
ननु अनुत्तर एव कस्मादेवमारूषणया विमर्गाद्यात्मकतामियात्‌ ? 
इत्याशंक्याह 
अस्यान्तविसिसूक्षासौ या प्रोक्ता कौलिको परा ॥१३६॥ 
सैव क्षोभवशादेति बिसगत्मिकतां ध्रुवम्‌ । 
अस्य-अनुत्तरप्रकाशातमन आदिवर्णस्य प्राक्‌ 
'कोलिको सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभुः ।' 
इत्यादो 'कोलिकीति, परेति' चोक्ता अन्तःप्रमात्रेकात्म्येन वतमाना विमर्शात्मा 


विन्दु और विसर्ग दो रूपों में विभक्त हो कर उल्छसित होता है। 'अस्वर' का 
तात्पर्यं अनुत्तर प्रकाशात्मक स्वर है। यह्‌ अपने स्वातन्त्र्य के प्रभाव के कारण 
अपने “स्व' रूप का गोपन कर लेता है। अपनो शक्ति का प्रदर्शन करता है। 
कहा गया है-- 

“म! कार और (हु' कार ये दोनों एक आधार पर अवस्थित हें” ओर 
यही कारण है कि “ह' कार रूप शक्ति से 'मकार' रूप शक्तिमान्‌ समन्वित हो. 
जाता है। इसका अधिष्ठान हृदय होता है।” संकुचित प्रमाता के रूप में 'हु” 
“म कार से आरूषित हो जाता है ॥१३५॥ 

अनुत्तर ही आरूषित हो कर विसर्ग आदि रूपों में क्यों उल्लसित होता 
है ? यही कह्‌ रहे हैं-- 

इलोक ६७ में वणित कोलिकी शक्ति परा कुंडलिनी शक्ति है। यहु 
अनुत्तर भ्रकाशात्मक 'अ' की विमर्श रूपिणी सर्जन की आकांक्षा ही है ४ 


E १३७-१४० ] तृतीयमाह्मिकम्‌ ४२७ 


यासौ विसिसृक्षा, सेव निश्चितं बहिरोन्मुख्यलक्षणात्‌ क्षोभवशात्‌ विसर्गात्मकता- 
मेत्य, आनन्दोदयक्रमेण क्रियाशक्तिपर्यन्त प्रोच्छलन्तीं स्थितिमवभासयति, 
इत्यर्थः ॥१३६॥ 
न चेतदस्मदुपज्ञमेव, इत्याह 
उक्तं च त्रिशिरःज्ञास्त्रे कलाव्याप्त्यन्तचचंने ॥१३७॥ 
कला सप्तदशी तस्मादमृताक्काररूपिणी । 
परापरस्वस्वरूपबिन्दुगत्या बिर्सापता ॥१३८॥ 
प्रकाइयं सर्ववस्तूनां विसगंरहिता तु सा । 
शक्तिकुण्डलिका चैव प्राणकुण्डलिका तथा ॥ १३९ ॥ 
विसर्गप्रान्तदेशे तु परा कुण्डलिनोति च । 
शिवव्योमेति परमं ब्रह्मात्मस्थानमुच्यते ॥ १४० ॥ 
विसर्गमातं नाथस्य सृष्टिसंहारविञ्नमाः ^ 
कलाब्याप्स्यन्तचर्चने, इति- अमाख्यकलास्वरूपस्फारसिद्वान्तविचारा- 
वसरे इत्यर्थः, तत्र हि 


वही क्षोभ के कारण बाहर की ओर उन्मुख होती है। उस अवस्था में वही विष्वः 
विसर्ग का कारण बन जाती है। भानन्द के उदय से लेकर क्रिया शक्ति 
पर्यन्त यह प्रोच्छलन, सृष्टि को प्रतिष्ठित कर देता है ॥१३६॥ 

यह तथ्य ग्रन्थकार का स्वोपज्ञ कथन नहीं अपि तु शास्त्रान्तर भी यही 
मत व्यक्त कर रहे हैं-- 

त्रिशिर: शास्त्र में अमा कला के 'स्व' रूप का स्फार केसे होता है, इस 
सिद्धान्त की चर्चा के प्रसद्ध में कहा गया है कि-- यह सत्रह॒वीं कला है ।” 
स्वयं पार्वती ने महेश्वर से कला व्याप्ति की चर्चा की थो । महेइवर ने उक्त 
प्रसद्ध में उक्त उत्तर दिया । कहीं शब्दतः और कहीं संकेतात्मक अर्थतः भी 
यह सब कहा गया है । वहाँ कहा गया है कि 

अन्तः करण प्रभृति १६ कलाओं का आप्यायन करने के कारण उसे 
अमृताकार रूपिणी कहा जाता है। वही 'कौलिकी' “वरा' या कुण्डलिनी कलाः 
है। यह हकारार्धार्ध रूपिणी सत्रहवीं अमा कला है । यह 'पराफर विसर्ग रूपा- 
वस्था में दो विन्दुओं से व्यक्त होती है ॥१३८॥ 


श्रीतन्त्रालोकः 


'कलाव्याप्तिर्महादेव पदसंज्ञा महेश्वर । 

अतिसंक्षेपतो ब्रृहि सिः 
इति भगवत्या पृष्टे, तन्तिर्णयाथे 

कला सप्तदशी 11) "०" 1 
इत्यादि भगवतोक्तम्‌, यदिह क्वचिच्छडदद्वारेण क्वचिदथद्वारेण च 
संवादितम्‌, तत्र 

“पुरुष षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्‌ ।' 
इत्याद्युबत्या अन्तःकरणप्रभृतोनां षोडशानामपि कलानामाप्यायकारित्वात्‌ 
'नित्योदितत्वेन च भनस्तमितरूपस्वात्‌ अमुताकाररूषिणो येयं चिन्मात्रस्वभावा 
'कौलिकीति, परेति’ एवमादिशन्दव्यपदेइया हृक्ारार्धार्घडपिणी अमाख्या 
सप्तदशी कला, परस्य आनन्दात्मनो विमगंस्य उक्तत्वात्‌ अपरस्य च हुकारा- 
स्मनो वक्ष्यमाणत्वात्‌ परापरो योऽमौ विसर्गः तस्य स्वरूपस्थौ यावातमभूतौ 
विसज॑नोयशब्दवाच्यो विन्द्र, तयोर्गतिः-तट्र्पावभासनेन प्रसरणं, तया 
विसपिता-तत्तद्रपावतिभासयिषया प्राच्छलन्तीत्यथः, अत एव च सर्वेषां 
प्रमातुप्रमाणप्रमेयात्मनां वस्तूनां अनतिरेकेऽपि अतिरिक्तस्वेनेव प्रकाइयं-- 
तत्तन्नियतप्रकाशास्मिकेत्यर्थः, सेव पुनविसर्गेण--बहिर्भावौन्मख्येन विरहिता 
सती, प्रसप्तभुजगाकारत्वात्‌ स्वात्ममात्रविश्रान्ता शक्तिकुण्डलिनी--परा 
संविन्मात्ररूपेति यावत्‌, अत एव विसगंस्य बहिर्भावौन्मुख्यात्मकादिकोटिरूपे 
प्रान्तदेशे प्राणकुण्डलिका 

“प्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता ।' 
इति नोत्या प्रथममेव प्राणरूपतामवभासयन्तोत्यर्थः, तथा प्रत्यावृत्तिक्रमेण 
अन्तर्भावौन्मुख्यरूपान्तकोटयात्मनि प्रान्ते स्वरूपे 'परा कुण्डलिनो' स्वात्म- 


यहो प्रकाश प्रमाता, प्रमाण, भोर प्रमेय आदि अनतिरिक्त रहते हुए 
भी अतिरिक्त भी तरह भासित नियत वस्तुओं का प्रकाशन करता है। यही 
बहिरौन्मुख्य के विपरीत जब स्वात्ममात्र में ही विश्रान्त होता है, तो सोये सांप 
की तरह आकार वाली शक्ति कुण्डलिनी बन जाता है । उस समय वह परापरा 
नहीं वरन्‌ केवल 'परा” होतो है और संविद्रूपा ही रहतो है। “पह्ले संवित्‌ 
प्राण रूप में परिणत होतो है ।” इस सिद्धान्त के अनुसार बहिरौन्मुख्य में प्राण 
कुण्डलिनी कहलातो है ॥१२९॥ 

्रत्यावृत्तिक्रम से पुनः जब अन्तर्मुख हो जाती है ओर अन्तिम कोटि 
रूप अग्निम स्वात्म मात्र में स्थित हो जाती है, उसे परा कुण्डलिनो कहते हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 


द्ध १४०] तुतीयमाल्विकम्‌ ४२९ 


विश्रान्तपरसंविन्मा त्रखूपेत्यर्थः, एवं त्वियमेव संविन्मात्ररूपा सप्तदशी कलाशिव- 
व्योमेति, परम ब्रह्मेति, शुद्धात्मस्थानमु इति चोच्यते-तेस्ते$ सामयिकेः 
नब्दैब्यपदिश्यते इत्यर्थः, तथा-5हिं श्रात्रिशिरोभैरवे एव 

*शिवव्योमेति या संज्ञा परं ब्रह्मेति यत्पदम्‌ ।' इति । 


तथा 
'आत्मस्थानं किमाख्यातं "`` ` ४ 
इति भगवत्या पृष्टे 
'कुण्डल्याख्या तु सा ज्ञेया सर्वाध्वोपरिव तिनी ।' 
इत्युपक्रम्य 


“प्रमाणोत्थानरहितमुपमाभेदर्वाजतम्‌ । 
भूतव्योमपदातीतं चिद्वघोमान्तपद परम्‌ ॥ 
भावप्रत्ययसंरम्भभभाव॑ परमा गतिः । 
शिवव्योम तु तज्ज्ञयं सर्वाधारत्वलक्षणम ॥ 

बृहत्त्वं बृ हकत्वं च सूक्ष्मं तच्चान्तवति शच । 

परं ब्रह्मति तत्प्रोकतं लक्ष्यभूतमलक्ष्यकम्‌ ॥' इति । 


“स्वात्म मात्र में विश्राम यह संविद्र्प ही होतो है । यह १७ वीं कला है । इसे ही 
शिवव्योम भी कहते हैं । इसे परम ब्रह्म भी कहते हैं । यद्दी शुद्ध आत्मस्थान है। 
समकालीन विद्वान्‌ इसे उक्त अनेक नामों से जानते और समझते हैं। 
त्रिशिरोभेरव ग्रन्थ में कहा गथा है कि, 

“शिवव्योम' नामक संज्ञा परं ब्रह्मा पद को ही सूचित करती है।' तथा 
आस्म स्थान किसे कहा गया है ? इस प्रकार भगवती परमाम्बा के पूछने पर-- 


उसे कुण्डलिनी कहते हें, वह सभी सिद्धान्त रूप से स्वीकृत अध्वा 
समुदाय से ऊपर है । यहाँ से लेकर” 


“जहाँ प्रमाण निरुपाय रहते हैं, उपमा ओर सादृश्य आदि भेद जहाँ नहीं 
रह जाते; भूत, और व्योमपद से अतीत चिद्व्योम रूप जो परम अन्तिम पद है, 
जहाँ भाव, प्रत्यय ओर इनके सम्बन्ध सभी निरस्त रहुते हैं, जो परम गति है, 
बहो शिवव्योम है । वही सबका आधार है, स्वयं वृंहित है, सब का उपवृंहक 
है, अत्यन्त सूक्ष्म और रहस्य मय है, उसे हो परम ब्रह्म कहते है। सबका 
लक्ष्य वही है फिर भो शाश्वत भलक्षित है। 


श्रीतन्त्रालोकः 


“युवं पदविभागं तु कौतितं तदहेयकम्‌ । 
तथापि भूमिकातीतमात्मस्थानं निगद्यते ॥' 
इत्यादिना स्वरूपमेषां भगवतोक्तम्‌ । तदेवं परेव पारमेश्वरी संवित्‌ तत्तत्प्र- 
आतुप्रमेयात्मनो विश्वस्य सृष्टिसंहारविञ्जमाविर्भावनिबन्धनम्‌, इत्युक्तं स्यात्‌, 
अत एव आह--विसमंमात्रमित्यादि ॥ १३७-१४० ॥ 
ननु एकेव अखण्डा संवित्‌ अस्ति, इति तदतिरिक्त॑ किचिदपि न 
संभवेत्‌, तत्कस्य नाम सुष्टिः संहारो वा स्यात्‌, येनास्यास्तत्कारित्वमपि 
भवेत्‌ ? इत्याशंक्याह 
स्वात्मनः स्वात्मनि स्वात्मक्षेपो वेसगिक़ी स्थितिः ॥१४१॥। 


इयमेव नाम वेसगिको-सष्टिसंहारकारित्वलक्षणा स्थितिः, यत्‌ 
स्वात्मन एव न पुनर्मायाप्रकृत्यादेरुपादानात्‌, स्वात्मन्येव न पुनस्ततो 
विच्छिन्ने कुत्रचिददेशे काले वा, स्वात्मन एव न पुनरन्यस्य कस्यचित्‌ 
श्रमातृप्रमेयादे:, क्षेपः:--तत्तदाभासवेचित्र्येणान्तर्बहील्पतया परिस्फुरणमिति, 
तेनानन्यापेक्षित्वेन पूर्णा परेव संवित्‌ कादिहान्तरूपतया परिस्फुरिता, इति 
भावः ॥ १४१ ॥ 


तथा “वही आत्म स्थान है। समस्त भूमिकाओं से अतीत है, पहले 
जितना कुछ पद और पद विभाग के सम्बन्ध में कहा गया है वह सभी उपादेय 
ही है।” इत्यादि उक्तियाँ उसी के स्वरूप को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार यह 
कह सकते हैं कि वहो परा संवित्‌ प्रमाण, प्रमा, प्रमाता ओर प्रमेय आदि रूपों 
अं विश्व के सर्जन, संहार, आदि विश्रमों को उत्पन्न में सक्षम परम कारण 
है॥ १४०॥ 

संवित्‌ एक अखण्ड शक्ति है। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। 
फिर किसकी सृष्टि और किसका संहार ? ये विभ्रम ही क्यो ? इनके कर्तारूप 
में भी इसे क्यों स्वीकार करें-इन्हीं प्रनों का उत्तर दे रहे हैं 

स्वात्मतस्व का स्वात्मतत्त्व में ही स्वास्मक्षेप होता है। किसी दूसरे 
पदार्थ का उसके अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान में उल्लास नहीं होता अपि तु 
बिभिन्न अनन्त विचित्र आभासों में वही स्वातम तत्त्व उल्लसित होता है । माया 
ओर प्रकृति का उपादान तो स्वात्म तत्त्व ही है। सृष्टि और संहार माया के 
विश्रम नहीं अपि तु वेसगिकी स्थिति के ही प्रतीक हैं ।। १४१॥ 


जि १४२] तृतीयमाह्मिकम्‌ ४३१ 


अत एवाह 
विसर्ग एवमुस्सुष्ट आइयानत्वमुपागतः । 
हंसः प्राणो व्यंजनं च स्पशंश्च परिभाष्यते ।। १४२ ॥ 


इह्‌ विसर्ग एव तत्तद्वैचित्र्योपारोहक्रमेण हकारात्म स्थौल्यमुपागतः सन्‌ 
“हंस' इत्येवमाद्येः शब्दे: परिभाष्यते-सर्वेष्वेव शास्त्रेष्वेवमुच्यत इत्यर्थः, 
तदुक्तं श्रीतन्त्रराजभट्टारके 
“हंसं शून्यं तथा प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम्‌ ।' इति । 
निघण्टावपि 
“त्रयस्त्रिशो व्यञ्जनं च द्विकुब्जः स्पर्शं एव च ॥' इति। 
एवं च विसगस्यैव स्थूलं रूपं 'हकारः इत्युक्तं स्यात्‌ ॥ १४२॥ 
ननु 
'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।' 
इत्याद्युक्त्या परस्य अनुत्तरस्य प्रकाशस्य 'स्वशक्तिमात्रस्फारो विश्वम्‌' 
इत्यविवादः, इह्‌ पुनः 
“विसर्गमात्रं नाथस्य सृष्टिसंहा रविश्रमाः ।' 


इसीलिये कहते हैं-- 
विसर्ग हो उत्सर्जन की अवस्था में सूक्ष्मता को अतिक्रान्त कर स्थूलत्व 
छप आइ्यानत्व ( विस्तार ) प्राप्त करता है। इस यात्रा में अनुत्तर का उसे 
आश्रय मिल जाता है । विसर्ग ही अनुत्तर स्वातन्त्र्य चमत्कार के कारण 'ह! 
स्थूल व्यंजन बन जाता है। इसे हो 'हंस', 'प्राण', व्यंजन और स्पर्श आदि 
'शब्दों के माध्यम से परिभाषित करते हैं । 
श्री तन्त्रराज में स्पष्ट हो कहा गया है-- 
“हुंस, शून्य, प्राण ये संज्ञायें हकार की कहीं गयी हैं।” निघण्टु में भी- 
३३ वाँ, दो स्थानों से टेढ़ा, स्पर्श व्यंजन 'ह'कार हो है ।” इस उक्ति 
के अनुसार 'हु'कार को विसर्ग का हो स्थूळ प्रतीक माना गया है ॥ १४२॥ 
“महेष्वर को शक्तिमान्‌ और समग्र जगत्‌ को शक्ति का स्वरू कहा 
गया है ।” इस उक्ति के अनुसार पर-अनुत्तर प्रकाश का शक्तिमय विस्फार 
ही यह विश्व है- यह तो निविवाद सत्य सिद्धान्त ही है। फिर भी यहाँ 
“महेइवर का सृष्टि संहारात्मक विभ्रम विसर्ग मात्र हो है।” यह्‌ 
प्रतोप वचन भो कहा गया है । यह क्यों ? इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं-- 


Es श्रीतन्त्रालाकः 


हत्याद्यन्यथोक्तम्‌, इति किमेतत्‌ ? इत्याशंक्याह 
अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यले । 
विसगंस्तस्य नाथस्य कोलिकी शक्तिरुच्यते ।। १४३ ॥ 
एवम्‌ 
'अकुलस्यास्य देवस्य''" "`" "°° [i 
इत्याद्यपक्रान्तमेव इह निर्वाहितं, न तु अपूर्व किचिदुक्तम्‌, इति भावः ॥१४३॥ 
ननु विसर्गंशन्दः, शक्तो केन निमित्तेन प्रवृत्तः ? इत्याशंक्याह 
विसगंता च सैवास्या यदानन्दोयक्रमात्‌ । 
स्पष्टीभूतक्रियाशक्तिपर्यन्ता प्रोच्छलत्स्थिति: ॥ १४४॥ 
सेव अस्याः कोलिक्याः शक्तेः, विसर्गता--विसर्जनक्रियायां कर्तृत्व-- 
यदानन्देच्छाद्युदयक्रमेण भिन्नावमासरूपत्वात्‌ स्पष्टीभूता= स्पष्टतामाप्ता येयं 
क्रियावतः, तत्पर्यन्ता प्रोच्छलन्ती स्थितिः-तत्तक्षरामर्शान्त खेचित्र्यरूप- 
तया परिस्फुरणम्‌, इति ।। १४४ ॥ 


ननु इयतो वेचित्रयस्य विसर्गः कारणमस्तु, स एव पुनस्तत्‌, इति कथं 
युज्यते ? इत्याशंकां दृष्टान्तोपदर्शनद्वारेण उपशमयति 


विस॒गं एव तावान्यदाक्षिप्तैताबदात्मक्रः । 
इयद्रूपं सागरस्य यदनन्तोभिसंततिः ॥ १४५ ॥ 


इस प्रकार श्लोक ६७ वें का यहाँ तक निर्वाह कर कोलिकी शक्ति 
को ही परिभाषित किया गया है ॥ १४३ ॥ 

यहाँ शक्ति के भर्थ में बिसगं शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त बतला रहे हैं-- 

इस कोलिकी शक्ति की विसर्गता इसलिये स्वाभाविक है कि, सर्जन 
की क्रिया में यही शर्क्ति कर्ता है । कुल-प्रथन शालिनी इसी चिन्मय शक्ति से 
आनन्द का उदय होता है । उसके बाद इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों का 
उच्छलन होता है । यहाँ तक का सारा अवभासन भवान्तर परामर्शो के 
वेचित्र्य का ही परिणाम है ॥ १४४॥ 

यह माना जा सकता है कि विसर्ग ही इन विचित्र परामर्शान्तरों का 
कारण है । किन्तु यह कोलिको शक्ति भी है । यह बात ज॑वती नहीं । इसी का 
स्पष्टीकरण दृष्टान्त के माध्यम से कर रहे हैं-- 


र १४६-१४७ ] तृतीयमाह्व्िकम्‌ ४३३ 


तावान्‌-तत्परिमाणो, विसर्ग एव न तु तावतः कारणं, भेदनिबन्धनो 
हि कार्यकारणभावः, भेद एव चात्र नास्ति, इति कथमेतद्भवेत्‌ इति भावः, 
यस्मादाक्षिप्तो-गर्भीकृतः, एतावान्‌-क्रियाशाक्तिपर्यन्तो येनेवंविध आत्मा 
यस्यासौ-तत्तद्वाच्यवाचकाद्यात्मना अनन्ताभासमय इत्यर्थः ॥ १४५ ॥ 

एवमस्य विसर्जनक्रियाकर्तृत्वादेव व्यपदेशान्तरमप्यन्यत्रास्ति, इत्याहृ 

अत एव विसर्गोऽयमव्यक्तहकलात्मकः । 

कामतत्वमितिश्रीमत्कुलगुह्र उच्यते ॥ १४६॥ 

अतः-उकताद्धेतोः, अव्यक्ता - नादमात्ररूपत्वादनु दभ न्नवर्णप्रविभागा, 
येयं हुकला- हृकारार्धार्धभागः, तदात्मकोऽयं विसर्गः, श्रीमत्कुलगुह्वराख्ये 
शास्त्रे 'कामतत्त्वं' कामः--इच्छा, तस्य तत्त्वं सर्वत्रेव अप्रतिहृतस्वभावं पूर्ण 
रूपम्‌ इत्युच्यते, इति वाक्यार्थः ॥ १४६ ॥ 

तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 

यत्तदक्षरमव्यक्तं कान्ताकण्ठे व्यवस्थितम्‌ । 

ध्वनिरूपमनिच्छं तु ध्यानधारणवजितम्‌ ॥ १४७ ॥ 


सागर की अनन्त ऊंमि परम्परा सागर के अतिरिक्त नहीं है । इसमें 
भेद की कल्पना व्यर्थ है। कारण से कार्य के होने पर भेद होता है। यहाँ तो 
लहरें भी सागर ही हैं। उसी तरह विसर्ग हो क्रिया शक्ति पर्यन्त उच्छलित हो 
रहा है। इदन्ता का प्रतीक रूप यहु सारा उल्लास उसके ही अन्तः समुद्र का 
तारङ्गिक विस्फार है । उसके अतिरिक्त नहीं ।। १४५ ॥ 

इसी विसर्जन क्रिया के कारण इसे कई तरह से संज्ञापित करते हैं -- 

इसलिये विसर्ग अव्यक्त 'ह' कलात्मक माना जाता है । श्रीमत्कुल- 
गुह्वर शास्त्र में इसे कामतत्त्व भी कहते हें। 'ह'कला हकार के आधे का भी 
आधा भाग होती है । उस समय यहु अव्यक्त रहती है । उसमें स्वरवर्ण विभाग 
की पार्थकय प्रथा का लेश मात्र भी नहीं होता है। केवल परनाद गर्भ अवस्था 
होती है । काम इच्छा शक्ति है। इच्छा जेसे सर्वत्र अप्रतिहत होती है। उसी 
तरह कामतत्त्व रूपी हुकलात्मक विसर्ग भी सर्वत्र अप्रतिहत रूप से उल्लसित 
है॥ १४६ ॥ 

श्रीत०--२८ 


४२४ श्रीतन्त्रालोकः 


तत्र चित्तं समाधाय वशयेद्युगपञ्जगत्‌ । 
तत्र च 


“इदानीं कामतत्त्वं तु विषतत्त्वं परं तथा । 
कथ्यते तव सुश्रोणि भक्तिस्नेहाद्विशेषतः ॥।' 


इत्युपक्रम्य 
'यत्तदक्षरम्‌ CTE TPP TTT 1४ 


इत्यादि चाभिधाय 
'तत्र चित्त नियुञ्जोत साधकेन महात्मना । 
देवकिन्नरगन्ध्े-सिद्धविद्याधराङ्गनाः ॥ 
यक्षकन्यास्तथा नाग्यः पिशाच्यः सुरयोषितः । 
बशमायान्ति सुभगे नरनारीषु का कथा॥ 
इत्युक्तम्‌ । यदिह्‌ 'तत्र चित्तं समाधाय वशयेद्युगपज्जगत्‌ इत्यर्थद्वारेण पठितम्‌, 
यत्तत्‌ -सवंदेव स्फुरद्ूपत्वात्स्वानुभूत्येकमिद्धम्‌, अक्षरं -नित्योदितत्वादप्रच्युत- 
प्राच्यस्वरूपम्‌, अत एव अनिच्छम्‌ 
'नास्योच्चारयिता कश्रित्प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः॥' 
इह्याद्युक्त्या स्वयमुच्चरट्रपत्वात्‌ अन्यसंबन्धिनीमृच्चिचारयिषां नापेक्षत इत्यर्थः, 
तदपेक्षित्वे हि तस्याः कादाचित्कत्वात्‌ अस्य निस्योदितल्वं न स्यादिति भावः, 
अत एव 'सहुजमिति, स्वयंभू' इति च अन्यत्रेतदुक्तम्‌, अत एवाव्यक्तम्‌, व्यक्तत्वं 
हि स्थानकरणाभिघातादिना भवेत्‌, तच्च इच्छाधीनम्‌, इति कथमस्ये- 
तत्स्यात्‌, अत एव घध्वनिरूपम्‌ 
'नादाख्यं यत्परं बीजं सवंभूतेष्ववस्थितम्‌ । इति। 
सुसूक्ष्मो व्यापकः शुद्धः प्राणतत्त्वस्थ वाचकः ॥' 


कुल गुह्वुर का उद्धरण दे रहे हैं-- 

जो नित्योदित होने के कारण अपने 'स्व'रूप से कभी च्युत नहों होता, 
वही अक्षर तत्त्व है । स्थान आदि आंगिक निमित्तों से जो ब्यक्त नहीं होता, 
रतिक्रिया में आनन्द के आमोद से विह्वल सामरस्य समावेश को भावातीत 
दशा में कान्ता के कण्ठ से अः, अः आप छप से भनुध्वनित होता है, भत एव 


ड १४७] तृतोयमाह्लिकम्‌ ४३५ 


इत्याद्युक्त्या सततोदितनादमा त्रस्वभावमित्यर्थः, अत एव-सुसूक्षमत्वव्यापकत्वादेः, 
तच्च तत्र स्थूलघ्येयादिनिष्ठं यत्‌ ध्यानादि तेन वजितं--नेयत्यनिबन्धन- 
ध्येयादिख्पत्वेन अक्षोभ्यमित्यर्थः, एवंरूपस्वेऽपि उपभोगावसरे रतिसौख्यसमावेश- 
बेवश्येन विगलितवेद्यान्त:क रणत्वात्‌ निरस्तवेकल्यायाः कान्तायाः कण्ठान्तः 
स्वरसत एव उद्यत्‌्अभिव्यज्यमानम्‌, अत एव सततोदितत्वेषपि तत्कालमस्य 
विशेषेणावस्थानम्‌ । एवं च विसगंस्य अनाहतरूपत्वात सौक्ष्म्येषपि कान्ता- 
कण्ठान्तः किंचिदुच्छुनतापत्त्या 'हा-हा' इति स्फटमवस्थानम्‌, येनास्य 
एतदुपलभ्यमानं निदशंनीकृतं, तेन न योगिमात्रगम्यमेवेतत्‌ अपि तु सर्वेरपि 
उपलभ्यत इति भावः । अतश्च अनेनैव हकारस्यापि प्रसद्धात्स्वरूपं निदिष्टं, कि 
तु तस्य स्थौल्यात्‌-स्फुटत्वेनावस्थानम्‌, अस्य तु सोक्ष्म्यात्‌ न तथा, इति 
इयानेव विशेषः, अत एव समनन्तरमेव 

“विसर्ग एव सुस्पष्टमाश्‍्यानत्वमुपागतः ।' 
इत्याद्युक्तम्‌ । यदभिप्रायेणेव अनयोः परापरत्वमपरत्वं चोक्तम्‌, अत एव अग्रे 
हकारस्य स्वरूपं न उक्तं चान्यत्र 

यत्तदक्षरमक्षोम्यं प्रियाकण्ठोदितं परम्‌। 

सहजं नाद इत्युक्तं तत्त्वं नित्योदितो जपः ॥' इति । 


“नाद नामक पर बीज ( कहते हैं) जो समस्त प्राणियों में अवस्थित 
है ।” तथा “जो अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक और शुद्ध है तथा प्राण शक्ति का 
बाचक है।” तथा “इस का उच्चार करने बाला और प्रति हुन्ता भी कोई 
नहीं होता। यह शाश्वत द्योतनशील प्राणियों के हृदय में रहते हुए स्वयम्‌ 
उच्चरित होता है ।।” 

इस उक्ति के अनुसार इसे अनिच्छ भी कहते हैं । अत्यन्त सूक्ष्म होने के 
कारण इसे ध्यान और धारणा से अतीत तत्त्व कहते हैं । 'ह'कार में तो कुछ 
स्थौल्य भो है किन्तु इसमें आत्यन्तिक सूक्ष्मता है । इसोलिये यह ध्येय नहों 
रह जाता । उस पर-ताद-गर्भ उच्छलन में चित्त को स्थिर करने वाला योगो 
विश्व को वशीभूत कर सकता है । यही तथ्य इन्होंने-- 

“इदानों' से लेकर 'नरनारीषु का कथा' तक ? के सन्दर्भ में प्रस्तुत 
किया है । उसका अर्थ नितान्त स्पष्ट है । इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिये 
इलोक १४२ में विसर्ग को आइयान अवस्था का भी उद्धरण प्रस्तुत किया गया 
है । इसी अभिप्राय से इन दोनों में परापरत्व और अपरत्व का आकलन करते 
हैं। 'हकार के 'स्व'रूप के सम्बन्ध में कहा गया है-- 


४३६ श्रोतन्त्रालोकः 


तथा 

'नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति गलकोदरे। 

स्वयंभ्‌ः सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः ॥' इति । 
तत्र भनाहतात्मनि एवंविधे विसर्गे साधकश्चित्तं सम्यक्‌ 

'अतिसौख्यसमावेश - विवशीकृतचेतसः । 

अविच्छिन्नं जपस्त्येनम ङ्गनासंगमोत्सवे ॥ 

अत्रासक्तधियो यान्ति योगं योगीश्वराः परम्‌ । 

स शिरोरहितः कामः कामिनीहूदयालयः ॥ 

नेत्रारूढेन तेनाथ शक्तिबष्टि समाहरेत्‌ । 

क्षोभयेज्ञात्र संदेहो दृप्तामपि वरस्त्रियम्‌ ॥' 
इत्याद्युक्तनीत्या कामशब्दा भिधेयम्‌ अनच्ककलात्मकं विसर्ग स्वनेत्राभ्यां निर्गतं 
साध्यनेत्रयोरनुषप्रविष्टं ध्यायेत्‌, साध्यनेत्राभ्यां च निर्गतं स्वनेत्रयो रनुप्रविष्ट 
ध्यायेत्‌, इत्येवं क्रमेण आ--समन्तात्‌ दोलायन्त्रक्रमेण गमागमयोः पोनःपुन्येन 


“यह वह अक्षर है, जिसमें कभी क्षोभ नहीं होता । प्रियतमा के कण्ठ 
से आनन्दामोदकी आनन्द स्थिति में इसका स्फुरण सहृदय हृदय संवेद्य भो 
होता है । यह्‌ सहज नाद तत्त्व है। यह नित्योदित है और इसका भनवरत 
अजपा जप होता रहता है।” और भो कहा गया है-- 


“नित्य आनन्द अमृत रस के आस्वाद की उपभोगावस्था में गले के 
अन्तराल में स्वयं प्रादुर्भूत होने वाला सुखद नादोदय है । यह काम तत्त्व का 
वेदक है ।” 


इस अनाहत अवस्था की विसगरिमक भूमि में साधक अच्छी तरह 
अपने चित्त का समायोजन करता है-- 


“और आत्यन्तिक आनन्द-समावेश के प्रभाव से साधक एक प्रकार से 
विवश सा हो जाता है। उसका मन उसी में रम जाता है। रति क्रिया के 
महोत्सव प्रसङ्ग में उसका जप स्वयं होने लगता है । इसमें आसक्त योगी योग 
के ऐश्वर्य भाव का अनुभव करते हैं। वह तर्कातोत काम तत्त्व है । कामिनो का 
हृदय उसका आश्रय स्थल हे। रसिक योगी उसकी आंखों में आँख डालकर 
प्रिया के शाक्त भाव का आहरण करता है और प्रौढा प्रिया को भी वश में 
कर लेता है ।” 


न १४८-१४९ ] तृतोयमाह्मिकम्‌ ४३७ 


घृत्वा--अनन्यापेक्षेण अवहितं कृत्वा, जगत्‌-जायमानं जन्तुचक्र, युगपत्‌ 
न तु कमेण, वशयेत्‌ =स्वाल्ममयतयेव सर्वभाभासयेत्‌, स्वात्मायत्तं वा 
कुर्यादित्यर्थः ।। १४७॥ 
इदानों ययोक्तविसर्गस्वरूपमेव दृष्टान्तोकृत्य कादोनामुदयं वक्तुमुप- 
क्रमते 
अत एव विसर्गस्य हंसे यद्वत्स्फुटा स्थितिः ॥१४८॥ 
तद्वत्सानृत्तरादीनां कादिसान्ततया स्थितिः । 


अतः--ममनन्तरोक्ताद्धेतोः, विसर्गस्येव यथा हकारात्मतया स्थूलेन 
ख्पेणावस्थानं, तथेव अनुत्तरादोनामपि कादिसान्तत्वेन अनुत्तरादय एव 
तथा अवभासन्ते इत्यर्थः ॥ १४८ 

तदेवाह 

अनुत्त रात्कवर्गस्य सूतिः पञ्चात्मनः स्फुटम्‌ ॥१४९॥ 

पञ्चशक्त्यात्मतावेश एकेकत्र यथा स्फुटः । 


इन उक्तियों से यह सिद्ध है कि यही कामाक्षर तत्त्व है। यही 
स्वर-कला रहित विसर्ग दशा हे । अपनो पुतलियों से साध्य को पुतलियों में 
अनुप्रवेश प्रक्रिया का ध्यान करना चाहिए । इस ध्यान को यह विशेषता 
होनी चाहिये कि जेसे झूला आगे और पीछे चलता हे,--उसी तरह साध्य 
में साधक और साधक में साध्य का अनुप्रवेश-अनुभव करे अर्थात्‌ गमागम रूप 
वारम्वार समागम संचारण कर इदमात्मक जगत्‌ रूपी जन्तुचक्र को स्वात्ममय 
अनुभव करे। इस प्रक्रिया में सार्वात्म्य संवलित तादात्म्य का अनुभव हो 
जाता है। इस प्रक्रिया से विश्व वशीभूत हो जाता हे ॥ १४७ ॥ 


विसर्ग भाव को सोदाहरण व्याख्या के उपरान्त अब कादि व्यजनों को 
बर्णोदय-परक्रिया के वर्णन करने का उपक्रम कर रहे हेट 


इसलिये जैसे विसर्ग को, 'हंस' में 'ह'कार रूप स्थूळ सतात्मक अक्षर 
को स्फुटता व्यक्त हे, उपो प्रकार अवुत्तरादि स्वर वर्णो क 'क्‌' से स्‌ तक 
को अवस्थिति भी विसर्ग में विद्यमान हे ॥ १४८॥ 


ES श्रीतन्त्रालोकः 


पञ्चारमत्वे हेतुः-पञ्चशवत्यात्मतावेश इति, एकेकत्रेति--अनुत्तरे- 
च्छादौ, अनुत्तरस्य हि चिच्छत्तिप्राधान्येऽपि 'सर्वत्र सर्वमस्ति' इति न्यायेन 
पञ्चशक्तिमयत्वम्‌, इति तत्सूतेः कवर्गस्यापि पञ्चास्मत्वम्‌, एवमन्यत्राफि 
ज्ञेयम्‌ ॥१४९॥ 

इच्छाशक्तेः स्वस्वरूपसंस्थाया एकरूपतः ॥। १५०॥ 

चवर्गः पञ्चशक्त्यात्मा ङ्रमप्रस्फुटतात्मकः । 

या तूक्ता ज्ञेयकालुष्य-भाविक्षप्रस्थियोगतः ॥१५१॥ 


द्विरूपायास्ततो जातं ट-ताद्यं वगेयुग्मकम्‌ । 
उन्मेषात्पादिवर्गस्तु यतो विइवं समाप्यते ॥१५२॥ 


स्वरवरूपसंस्थाया इति- इष्यमाणानारूषितायाः, एकरूपत इति 
मक्षुग्धाया एव इच्छाशक्ते, न पुनः क्षुब्धाया अपीत्यथंः, चिदादीनामफि 
शक्तीनां यथायथं बाह्योन्मुखतया स्पुटत्वमस्ति, इत्यौचित्यात्तत्स्फाररूपाणां 
कवर्गादीनामपि तथात्वमित्युवतं 'क्रमप्रस्फुटतात्मक' इति, येति--इच्छा- 


हाक्तिः, जेयम्‌ भर्थादिष्यमाणं, द्विपाया--ऋकारकऋकाररुपायाः, एवमने- 


बही कहू रहे हें-- 

यह सारी सृष्टि ही पांच शक्तियों के भावेश सें आवेदित हे। अनुत्तर 
तत्त्व में जैसे चित्‌ शक्ति का प्राधान्य है, किन्तु “सर्वत्र सवंसु अस्ति के 
नियमानुसार उस में चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियों का भी 
समावेश है, उसी तरह अनुत्तर से कवर्ग की भी पंचात्मक सृष्टि होती है । यही 
नियम वर्णोदय में सर्वत्र है ॥१४९॥ 

अपने स्वात्म रूप में संस्थित इष्यमाण से अप्रभावित अक्षुब्ध एक रूपा 
इच्छा शक्ति की प्रतीक 'इ'कार से “च' वर्ग का ५ अक्षरों का शक्ति-सम्पन्न 
रूप उदित होता है। इसमें क्रम भी स्पष्टतया व्यक्त है। यह क्रमात्मकता बाह्य 
भौन्मुख्य ही है। बाहर की ओर उन्मुखता कवर्ग से पवगंतक स्फुट है। इकार 
ही जव ज्ञेय अर्थात्‌ इष्यमाण से आरूषित हो जाता है तो ऋ और छ बन 
जाता है। क्षिप्रत्व और स्थिरत्व के प्रभाव का योग हो जाने पर इच्छा दो रूपों 
वाली हो जाती है। क्षिप्र योगिनी इच्छा रूप ऋ कार से ट वर्ग और स्थिर- 
योगिनी लू से तवर्ग का उदय हो जाता है। उन्मेष के प्रतीक 'उ'कार से ए 


ई १५३ ] तृतोयमाह्निकम्‌ ४२९ 


नानुत्तरादिभ्य एव पञ्चभ्यः कवर्गादीनां पञ्चानां वर्गानामुदय इत्यभिहितम्‌, 
अत एवेषां 'भकुह्विसर्जनीयानां कण्ठः, इत्यादिना सस्थानत्वमुक्तस्‌, उक्त 
चान्यत्र 

'अकुलात्पञ्चशक्त्यात्मा द्वितीयो वर्ग उत्थितः । 

अनारूषितरूपाया इच्छायाश्च ततः परः ॥ 

बह्िक्षमाजुषस्तस्याष्ट-ताद्यं च द्वयं ततः । 

पादिरुन्मेषतो जात इति स्पर्शाः प्रकीतिताः ॥' इति । १५०-१५२ 

ननु 
'ृथिव्यादीनि तत्त्वानि पुरुषान्तानि पञ्चसु । 
क्रमात्कादिषु वर्गेषु मकारास्तेषु सुक्रते ॥ 


इत्याद्युवत्या कादयो मावसानाः पञ्चविश्षतिवंर्णाः पृथ्वीतत्त्वादारभ्य पुरुषः 
तत्त्वान्तं यावत्स्थिताः, तत्‌ तत्त्वान्तराणामपि संभवाद्विहवमवशिष्यत इति 
कथमेतावतेवोक्तं 'यतो विष्वं समाप्यत' इति ? इत्याशङ्कयाह- 

ज्ञेयरूपमिदं पञ्चविशत्यन्तं यतः स्फुटम्‌ । 

ज्ञेयत्वात्स्फटतः प्रोक्त मेतावत्स्पशंरूपकम्‌ ।। १५३।। 

यत इदं--विष्व॑ पृथ्वीतत्त्वादि, पञ्चविशत्यन्तं “पुरुषः पञ्चावशकः' 


बर्ग की उत्पत्ति होती है। भगवान्‌ पाणिनि ने इसी आधार पर अकुह विसर्ग 
का कण्ठ स्थल के क्रमसे इचुयश, ऋटुरष, ऋतुलस और उ पु 
उपध्मानीय वर्णों का स्थान निदिष्ट किया है । अन्यत्र भो- 


“अकुल रूप से पंचशक्त्यात्मक द्वितीय वर्ग, वहि (क्षिप्र) योग से 
ट वर्ग, पृथ्वी ( स्थिर ) योग से तवर्ग, उन्मेष से पवर्ग इस प्रकार स्पर्श वर्ण 
उदित हैं।” यह कहा गया है ॥१५०-१५२॥ 


उक्ति है कि पृथ्वी से पुरुषतत्त्व तक पाँच-पाँच तत्वों के क्रमानुसार 
कादि वर्गों में भी ५-५ वर्ण होते हैं ।” इसके अनुसार 'क' वर्ग से “म' तक २५ 
वर्ण २५ तत्त्वों के बाधक रूप से स्थित हैं। प्रन उपस्थित होता है कि दूसरे 
तत्वों की उत्पत्ति भी सम्भव है तथा उनसे सृष्टि होना अवशिष्ट है । यहाँ विष्व 
समाप्त होता है, यह बयों लिखा गया ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 


४४० श्रीतन्त्रालोक: 


इत्याद्युक्त्या पुरुषतत्त्वान्तं विश्वं स्फुटत्वाज्ज्ञेयरूपघ्‌, अत उक्तं 'यतो विश्वं 
समाप्यते' इति । नियत्यादि हि 

'मायासहितं कञ्चुकषट्‌कमणोरन्तर ङ्कमिद मुक्तम्‌ ।' 
इत्याद्युक्त्या ज्ञातुरस्यन्तं कण्ठसंलग्नत्वेन अभिन्नमेव, इति न व्यतिरिक्तः 
स्थूलज्ञेयात्मविशबरूपतयोक्तमिति भावः, अत एव चेतावत्तत्वपऽचविशकान्तं 
विइवं स्फुटाज्ज्ेयत्वादेव हेतोः, इन्दरिेः स्पुश्यन्त इति 'स्पर्शाः' तदूपं, प्रकषण 
'कादयो मावसानाः स्पर्शाः, इति वाचकामिप्रायेण 

“मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 

आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥।' ` 


इति च वाच्याभिप्रायेण उक्तम्‌, अत्र च पुंसः प्रमातृत्वेऽपि करणानां च 
करणत्वादेव प्रमाणस्वेऽपि यज्ज्ञेयत्वमुक्तं तच्छ्न्यादिप्रमात्रन्तराभिप्रायेण, 
इति न कर्चिद्दोषः ॥१५३॥ 


विश्व पृथ्वी तत्त्व से पुरुष तक २५ तत्त्वात्मक है। कहा गया है-- 


“पुरुष पंचविद् तत्त्व है ।” यहाँ तक का सम्पूर्ण विश्व ज्ञेय है । स्फुट है। यहाँ 
तक स्फुटता समाप्त हो जाती है । इसी लिये वहाँ विश्व समाप्ति का उल्लेख 
है । शेष 'नियति' आदि तत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि 


“माया सहित कञ्चुकों का यह छ: तत्त्व-समुदाय अणु का अन्तरङ्ग 
है।” एक प्रकार से ये ज्ञाता से अभिन्त ही हैं। पृथक ज्ञेय विश्व के रूप मे 
इनका उल्लेख नहीं हो सकता । इसी लिये उक्त २५ तत्वात्मक वर्ण इन्द्रियों से 
सन्निकर्षं के कारण स्पर्श कहलाते हैं। कादि मावसान स्पर्श वर्णो की स्थिति 
उभयात्मक है । १-वाच्य रूप और २-वाचक रूप | गीता में स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि 

“हे कौन्तेय अजु'न ! प्रमाता द्वारा स्पर्श रूप से भी सस्षिइष्ट सुख आदि 
अनेक इन्दर उत्पन्न करते हैं । ये आगमापायी हैं । हे अर्जुन ! इन्हें तितिक्षा से 
जीत।” इस इलोक में वाच्य स्पर्श अभिप्रेत है। प्रमाता पुरुष है । इन्द्रिया 
प्रमाण हैं । यह ज्ञेय भाव शून्य प्रमाताओं की दृष्टि से कहा गया है। इस 
लिये स्पर्श की दृष्टि से विश्व समाप्ति की उक्ति में कोई दोष नहीं ॥१५३॥ 


१-श्री मद्भगवद्गीता- अ० २1१४ 


कु १५४-१५६ ] तृतीयमाल्विकम्‌ ४४१ 
एवं स्पर्शानामुदयमभिधाय अन्तःस्थानामप्यभिघत्ते 
इच्छाशक्तिइच या द्वेधा क्षुभिताक्षुभितत्वतः । 
सा विजातीयशक्त्यंशप्रोन्मुखी याति यात्मताम्‌ ॥ १५४ 
सेव जञीघ्रतरोपात्तज्ञेयकालुष्यरूषिता । 
विजातीयोन्मुखत्वेन रत्वं लत्वं च गच्छति ॥१५५॥ 


यहृदुन्मेषशक्तिद्विूपा वेजात्यशक्तिगा । 
वकारत्वं प्रपद्येत सृष्टिसारभ्रवर्षकम्‌ ।। १५६॥ 


क्षुभिताक्षुभितरूपत्वेन द्विविधा येयमिच्छाशक्तिः सा, विजातीयश्चिद्रपो 
योऽयं शक्त्यंशोध्नुत्तरस्तत्र प्रोन्मुखी -तेन समं {इको यणचि’ इति प्राप्तसंघिः 
सती यात्मतां याति--यकारात्मना प्रस्फुरतीत्यर्थः, सेव द्विरूपापीच्छाशक्तिः 
“अचिरद्यतिभासिन्या' इत्याद्युक्तगत्या शीघ्रं स्थिरं “च कृत्वा, उपात्तं यत्‌ 
ज्ञेथम्‌--अर्थादिष्यमाणं, तत्कालुष्येणारूषिता सती अनुत्तरात्मनि विजातीये 
यदुन्मुखत्वं--तेन समं 'इको यणचि' इति संधिः, तेन रत्वं लत्वं च गच्छति 
तदात्मना भासत इत्यर्थः, एवमुन्मेषशक्तिरपि द्विप्रकारा 'बेजात्यशक्तिगा'- 
अनुत्तरेण सह प्राग्वदेव कृतसन्धिर्वकारत्वमवभासयेत्‌, तदुक्तम्‌ 


'बिभिन्नशक्तिसंयोगादिच्छा य-र-लतां गता । 
उन्मेषशक्तिरायाति वत्वमेव वरानने ॥' इति । 


स्पर्श वर्णो के बाद अन्त:स्थ वर्णो का कथन कर रहे हैं- 

इच्छा क्षुभित और अक्षुभित दो प्रकार की कही गयी है। वही चिद्रूप 
विजातीय अनुत्तर शक्त्यंश की ओर उन्मुख हो कर पाणिनि के 'इको यणचि' 
६।१।७७ सूत्रानुसार सन्धि प्राप्त कर यकार रूप ग्रहण कर लेती है । वही शीघ्र 
और स्थिर भाव से ऋ लु रूपों में ज्ञेय भाव से आरूषित होने पर जब चिद्रप 
अनुत्तर शक्‍त्यंश की ओर अभिमुख होती है, तो र' और 'ल' बन जाती है। 
इसी प्रकार जब उन्मेप शक्ति भी क्षोभ और अक्षोभ की दोनों अवस्थाओ में 
विजातीय अनुत्तर चिद्रूप शक्त्यंश की ओर अभिमुख होती है तो उक्त सूत्रा- 
नुसार ही 'व' कार रूप ग्रहण कर लेती है। कहा गया है-- 


डर श्रोतन्त्रालोकः 


'सृष्टिसारप्रवर्षकम्‌' इत्यनेन अस्य वरूणबोजत्वादाप्यायकारिल्वं 
दशितम्‌, एवं य-र-लातामपिशोषकारित्वं दाहकत्वं स्तम्भकत्वं च क्रमेणाव- 
गन्तव्यम्‌ ।।१५६॥ 

ननु इष्यमाणारुषणायामपि वक्ष्यमाणनीत्या इच्छाशक्तिरेव परामर्शा- 
न्तरजननसमर्या, इत्पनुत्तरसंघट्टभाजः तस्थाः परामर्शान्तरलक्षणं कार्यः 
मुत्यद्यतां नाम, तस्य पुनर्यका रादिरूपस्वेन भेदः कथं स्यात्‌ कारणमेदाद्धि 
कार्यभेदः कारणं चात्रेच्छानुत्तरसंघट्टात्मकमेकमेव इति किमेतत्‌ ? इत्याशं- 
क्याह्‌ 


इच्छेवानुत्तरानन्दयाता जो घ्रत्वयोगतः । 
वायुरित्युच्यते वह्निर्भासनात्स्थेयंतो धरा ॥१५७॥ 


इह इच्छेव, न पुनरिष्यमाणमपि, अनुत्तरानन्दाभ्यां, अर्थाद्विकल्पेन,याता- 
मिलिता सती, शीघ्रत्वयोगत: संस्कारलक्षणं वेगमुपाधित्वेन स्वीकृत्य, वायु- 
रित्युच्यते -वायुबीजयकार्पां  प्राप्तेत्यर्थः एवं भासनाद्भास्वत्तालक्षणं 
धर्म, तथा स्थेर्यतो धृतिहेतु स्थिरत्वाख्यं धर्मम्‌ उपरञ्जकत्वेन अवलम्ब्य, 
क्रमेण बह्लिः--वह्लिबीजरेफात्मतां, धरा--धराबीजलकाररूपतां चाभासः 


“विभिन्न शक्तियों के संयोग से इच्छा ही य, र ओर ल भाव को प्राप्त 
हो जाती है ओर हे सुमुखि! उन्मेष शक्ति ही 'व'कार का रूप ग्रहण करती 
है ।” “व” बरुण बीज है । वरुण आपतत्त्व का आप्यायनकारी देव है । इस लिये 
यह सृष्टि के सार-तत्त्व का प्रवर्षक माना जाता है । इस दृष्टि से 'य' कार 
शोषक, र'कार दाहुक ओर 'ल' कार स्तम्भक तत्त्व माने जाते हैं ॥१५४-१५६॥ 


प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इष्यमाण से भारूषित होने पर भी इच्छा 
शक्ति हो परामर्शान्तर को उत्पन्न कर सकती है। अनुत्तर चिद्रूप सम्पर्क से 
परामर्शान्तर के सर्जक कार्य हों, क्योंकि कारण भेद से कार्य भेद होते हैं । यह 
नियम है । पर यहु 'य' कार आदि भेद केसे ? जबकि कारण एक ही है-इच्छा 
ओर भनु त्तर का संयोग ? इसका उत्तर दे रहें हे- 


इच्छा ही भनुत्तर और आनन्द से मिल कर शीघ्रता के साथ संयोग 
करतो है। उसमें वेग को उपाधि रहती है। यह वेग ही बायु है। 'य'कार 
वायु का हो बोज है। भासन की भास्वरता ही वह्लिं बीज रूप “र बन जाता 
है ओर इच्छा का स्थेयं हो धरा बीज का रूप ग्रहण कर लेता है $ 


र १५८] तृतीयमाह्लिकम्‌ ड्ड्रे 


यतीत्यर्थः, आनन्देति चोन्मेषादिविजातीयशमत्यन्त रामिव्यञजनपरतयो- 
क्तम्‌ तेनानुत्त रादिसंघट्टभाज इच्छाया एवमुपाधियोगेन भेदात्कार्यस्यापि 
भेद इति यथोक्तमेव युक्तम्‌ ॥१५७॥ 

अत्र चान्तःस्यशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तं दर्शयति 

इदं चतुष्कमन्तःस्थमत एव निगद्यते । 

इच्छाद्यन्तर्गतत्वेन स्वसमाप्तो च संस्थितेः ॥ १५८॥ 

अत एव --प्रागुकताद्धेतोः, 'इच्छादि’' इति आदि शब्देन उन्मेषस्य 
ग्रहणादि च्छोत्मेषयोरन्तर्‌- अभेदेनावस्थानात्‌, तथा स्वस्य--प्रमात्रेक- 
रूपस्य आत्मनः, सम्यगाप्तिः--ऐकात्म्येनावभासः, तत्र संस्थिते:--अमात्रे- 
कात्म्येन वर्तमानत्वादिदं यादि-वान्तं चतुष्कमन्तःस्थं निगद्यते--सर्वशास्त्रेषु 
एवमुच्यते इत्यर्थः, यदुक्तम्‌ 

'इच्छाद्यन्तः प्रवेशेन तेऽम्तस्था इति कोतिताः' इति ॥११८॥ 

नन्विच्छाद्याः शक्तयो विजातीयशक्तिसंमिन्ना यथा परामर्शान्तराणि 

आवि भावयन्ति, तथेव सजातीयशक्तिसंबन्धेऽपि कि, न वा? इत्याशंक्याह 


इस प्रकार अनुत्तर-संघट्ट हो उपाधिवशात्‌ अवान्तर रूपों में ब्यक्त होता है। 
यह कार्य कारण जन्य भेद भी स्वाभाविक ही है। इसमें प्रश्‍न की क्या 
आइयकता ? ।।१९७॥ 


अन्तःस्थ शब्दको प्रवृत्ति का निमित्त प्रदर्शित कर रहे हैं- 


इच्छा और उन्मेष इन दोनों के अन्तस्तादावम्य के कारण स्वात्म की 
सम्यग्‌ रूप से आप्ति स्वाभाविक है। इसे एकात्मक अबभास की शाश्वत 
स्थिति कह सकते हैं। 'य' “रु, ल' और 'व' इन चार वर्णो की इसी अन्तरिक 
स्थिति और प्रमाता के ऐकतम्य को देख कर इन्हें अन्तःस्थ कहते हैं। कहा 
गया है-- 

“इच्छा आदि के अन्तः प्रवेश के कारण इन्हें अन्तःस्थ कहते हैं । इस 
तरह अन्तःस्थ संज्ञा अन्वर्थ को ही व्यक्त करती है ॥१५८॥ 


इच्छा अदि शक्तियाँ विजातोय शक्ति से मिल कर जैसे अन्य परामर्शो 
को उत्पन्न करतीं हैं, उसी तरह सजातीय संपर्क में क्या परामर्शान्तर नहीं 
उत्पन्न करती हैं ? यही कह रहे हैं- 


४४४ श्रीतन्त्रालोकः 


सजातीयकशक्तोनामिच्छाद्यानां च योजनम्‌ । 
क्षोभात्मकमिदं प्राहुः क्षोभाक्लोभात्मनामपि ।।१५९॥ 
क्षोभात्मनां--दीर्घाणाम्‌, अक्षोभाप्मनां--ह्वस्वानाम्‌ | 
शक्‍तीनामेवंरूपाणां सजातीयानामपि शक्तीनां यदा योजनं--'अकः सवणे 
दीघं:” इति सन्ध्यात्मा योगो भवेत्‌, तदा 'क्षोभात्मकम्‌' इति प्राहु:--सजातीय- 
दीर्घख्पपरामशंस्वभावल्वं, न पूनविजातीयपरामर्शान्तरख्पत्वं शास्त्रकोविदाः 
कथयन्तीत्यर्थः, तेन इ इ=ई, ई इन्ई, ई ई =ई इत्येवंप्राये योगे क्षोभात्म-- 
दीर्घरूपमीकारत्वमेब भवेदिति तात्पयंम्‌ | १५९॥ 
अतुत्तरे पुनरेवंरूपत्वेऽपि विशेषोऽस्तोत्याद् 


अनुत्तरस्य साजात्ये भवेत्तु द्वितयी गतिः । 

अनुत्तरं यत्तत्रेंकं तच्चेदानन्दसुतये ॥१६०॥ 
प्रभविष्यति तद्योगे योगः क्षोभात्मकः स्फुटः । 
अत्राप्यनृत्तरं धाम द्वितीयमपि सूतये ॥ १६१॥ 
न पर्याप्तं तदा क्षोभं विनेवानुत्तरात्मता । 


अनुत्तरस्य पुनः सजातीययोगे द्विप्रकारा गतिर्भवेत्‌, यत्‌-यस्मात्तत्र 
तदेकमनुत्तरं चेत्‌, आनन्दसूतये प्रभविष्णुतामेष्पति, तदा तेनापरेणानुत्तरेणेव 


क्षोभात्मक दीर्घ स्वर हों या अक्षोभात्मक हस्व स्वर हों, इनसे सजातीय 

इच्छा आदि शक्तियाँ भी परस्पर संघट्ट प्राप्त करती हैं, उनका योजन होता 
है। परिणाम क्षोभात्मक ही होता है। इसमें बिजातीय परामर्शान्तर नहीं 
अपितु सजातीय क्षोभरूपता अर्थात्‌ 'अकः सवर्णे दीर्घ? के अनुसार दोघं ही 
होता है। जेसे-इ+३=ई, ई+इ=ई, ई+ई=ई और ३+ई=ईचारों 
दशाओं में दोघं ईकार ही होता है ॥१५९॥ 

अनुत्तर के सजातीय समायोजन में विशेषता का उल्लेख कर रहे हें- 

अनुत्तर के सजातीय संयोग की दो स्थितियां होती हैं। १-पहला 
अनुत्तर आनन्दोत्पत्ति में समर्थ है। उसका दूसरे अनुत्तर से संघट्ट होने पर 
क्षोभात्मक दीर्घं (अ+अ =) की निर्बाध सन्धि होती है। जेसे दण्ड + अग्रम्‌ 
= दण्डाग्रम्‌ प्रयोग निष्पन्न होता है । 


३ १६२-१६४] तृतीयमा्लिकम्‌ डड 


योगे--संबन्धे, क्षोभात्मक आनन्दखूप एव स्फुट योगः- प्राग्वदेव निर्बाध: 
सन्धिः, यथा 'दण्डाग्रम्‌' इत्यादावेकः प्रका रः; अथापि- अर्थादेकस्यातुत्त रस्य' 
द्वितीयमप्युत्तरं संघद्टमानस्‌ आनन्दजन्मने न पर्याप्तं स्यात्‌, तदा 
क्षोभात्मकानन्दप्रादुर्भाव मन्तरेण अतो गुणे' इति पररूपे इते सति, भनुत्तरात्म 
तेव भवेत्‌, यथा 'सीमन्तम्‌' इत्यादाविति द्वितीयः ॥१६१॥ 


एवमेतत्‌ प्रसंगादभिधाय प्रकृतमेव ऊष्मणामुदयभिधत्ते 

इच्छा या कर्मणा हीना या चेष्टव्येन रूषिता ॥१६२॥ 
शोघ्रस्थेयंप्रभिन्नेन.  जरिधा भावमुपागता । 
अनुन्मिषितमुन्मोलत््रोन्मीलितमिति स्थितम्‌ ॥ १६३॥ 
इष्यमाणं त्रि घेतस्यां तादूप्यस्थापरिच्युतेः । 

तदेव स्वोष्मणा स्वास्मस्वातन्त्र्य प्रेरणात्मना ॥ १६४ 
बहिर्भाव्य स्फुटं क्षिप्तं दा-ष-सत्रितयं स्थितम्‌ । 


२-पहले अनुत्तर के साथ दूसरा अतुत्तर यदि आनन्द के प्रादुर्भाव में 
समर्थ न हुआ तो वहाँ क्षोभ ही उत्पन्न नहीं होगा । वहाँ भकः सवर्णे दीर्घ:* 
अपना कार्य नहीं करेगा । वरत्‌ अतो गुणे* से पर--ख्प हो जाता है । जैसे 
सीमान्तम्‌ । इमो । इदम्‌+ न, इद+ओ, इद, इम+ आओ=इमौ ॥ 
दूसरी अवस्था के क्षोभ राहित्य में मनुत्तरात्मता ही रह जाती है ॥ १६०-१६१ 


शुद्ध इच्छा पहले अकर्मक होती है । वह जब एष्टव्य से प्रभावित होती 
है, तो उसमें शोघता ओर स्थिरता के दो अन्य भाव भी उल्लसित होते हैं। 


और ३-प्रोन्मीलित । अनुन्मिषित अर्थात्‌ 'इ'कार की शुद्ध अवस्था, जिसमें 
उन्मेष का उल्लास नहीं होता । कहा गया है-“स्रष्टव्य से अलग इच्छा मात्र 
रूप वह होती है ।” जिस समय उसमें ज्ञीत्रता का उन्मोलन होता है, बह्‌ 'इ' 
से 'ऋ' बन जातो है । यह उसके उल्लास के अंकुरण की अवस्था होती है । 
यह शीघ्रता से एष्टव्य है। जब स्थिरता की चाह उल्लसित होती है, तो वही 
लु'कार का रूप ग्रहण कर लेती है। 


१-मष्टाध्यायी-६।१।१०१ २-बही ६।१।९७ 


य... 


४४६ श्रीतन्त्रालोकः 


एवमत्रेष्टव्यस्यापि विभज्यावस्थानं दर्शयति--अनुन्मिषितमि त्यादिना, 

एतस्याँ त्रिधाभावमुपागतायामिष्यमाणमपि त्रिधेवावस्थितं, यतः 

'तत्सा केवलमिच्छामात्ररूपा ख्रष्टव्यस्प विप्रक्रृष्टा' 
इत्यादिनीत्या शुद्धायामिकाररूपायास्‌ 'अनुन्मिषितम्‌' अनुल्लसितं झीघ्र- 
रूपेण एऽटब्येनारूषितायामृकारछ्पायाम्‌ 'उन्मीलत्‌' उल्लसटरपं, स्थेर्यात्मना 
चेष्टव्येनारूषितायां लुकाररूपायां 'प्रोन्मीलितम्‌' उल्लसितमिति । ननु इष्यः 
माणस्य शीघ्रत्वादिभेदे वेशिष्ट्यात्मस्वरूपप्रच्यावः प्राप्तः, इति त्रयोःत्र 
विषया इति वाच्यं, न पुनरेक एव त्रिधा ? इत्याशङक्योक्त॑ 'ताद्रप्यस्या- 
परिच्युतेरिति’ नहि शोष्रत्वादिमेदेऽपीष्यमाणतालक्षणाद्रपादस्य प्रच्याव इति 
भावः, तदेवं त्रिविधमपीष्यमाणं  स्वातन्व्यलक्षणेन स्वोष्मणा बहोरूपतया 
समुल्लासितं सत्‌ उष्मसंज्ञश-ष-सत्रितयात्मना प्रस्फुरेत्‌, अत आह्‌ 'तदेवेत्यादि' 
एवमेषणीयस्य तदतिरेकासंभवात्त्रप्रकारापीच्छेव स्वोष्मवशात्‌ एवं 
परामशंत्रयात्मना प्रस्फुरिता इति तात्पर्यार्थः, यदुक्तं 

'इच्छेब स्वोष्मणाक्रान्ता कलात्रयसमाश्षिता ।' 
इति, मत एवेषामिच्छायाश्च 'इचुवशानां तालु! ऋटुरषाणां मूर्धा’ 'लृतुलः 


सानां दन्ताः' इत्यादिना सस्थानल्वमुक्तप्‌, इयदन्तमेव विस्फार इत्यप्यनेन 
प्रकाशितम्‌ ।। १६४ 


यह ध्यान देने की बात है कि इस त्रिधाल्व में भी उसका स्वरूप प्रच्याव 
नहीं होता । इष्यमाण की स्थिति में स्वात्म ऊष्मा भी उल्लसित होती है। 
इस स्वातन्त्र्य का ही महा प्रभाव है कि बाह्य उल्लास का उन्मोलत यहां द्दो 
जाता है। कहा गया है- 


“इच्छा ही स्वात्म ऊष्मा से आरूषित होकर तीन कलाओं में व्यक्त हो 
जाती हूँ।” इसीलिये 'इ चु य शानां तालु', 'ऋ तु र षाणां मुर्धा और 'लू तु 
ल सानां दन्ताः? की उक्तियो में इनका सह स्थान उल्लिक्ित है । यहाँ तक 
विश्व का विस्फार समाप्त हो जाता है। प्रोत्मीलित इष्यमाण की ऊध्मा 'स' 
रूप में स्फुट होती है । स्‌ वर्णमाला का अन्तिम वर्ण है। क्‌ से स्‌ तक के वर्ण 
चक्र 'क्ष' रूप में व्यक्त होते हैं। अत एव 'क्ष' को चक्रेश्वर भी कहते हैं । 
॥ १६२-१६४ 


बु १६५-१६६ ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ४४७ 


अत आह 
तत एव सकारेऽस्मिन्स्फुटं विइवं प्रकाशते ॥१६५॥ 
अमृतं च परं धाम योगिनस्तत्प्रचक्षते । 


तत्‌ इति-प्रोन्मीलितस्यापीष्यमाणस्य बहीरूपतया समुल्लासितत्वात्‌, 
अनेनेव चाभिप्रायेण 


“सार्णनाण्डत्रयं व्याप्तं’ 
इत्याद्युक्तम्‌ अत एव चेयद्विश्वाप्यायका रित्वात्‌ 


'सोमं चामृतनाथं च सुधासार सुधानिधिम्‌ । 
सकारं षड़साधारं नामभिः परिकीतितम्‌ ॥' 


इत्यादिदृशा अमृतबीजतयोक्तेश्च गुरवस्तत्परामृतं धाम प्रचक्षते-सवंशास्त्रेष्‌ 
कथयन्तीत्यर्थः ॥१६५॥ 


ननु चास्य किमेवंखूपत्वं क्वचि द्विभाव्यते, न वा ? इत्याशंक्याह 
क्षोभाद्यन्तविरामेषु तदेव च परामृतम्‌ ॥१६६॥ 
सीत्कारसुखसद्भावसमावेशसमाधिषु । 


इसीलिये कहते हैं-- 

प्रोन्मीलित इष्यमाण के बाह्य व्यक्त उल्लास के प्रतीक 'स'कार में 
सारा विश्व हो प्रकाशमान है। कहा गया है- 

“स' वर्ण से निखिल भण्ड कटाह व्याप्त है।” इसीलिये “ 'स'कार ही 
सोम तत्त्व है। यह भमृतेइवर है। सुधा का सार है। सुधालय पीयूष-कोष है । 
यही छः रसों का आधार है । इन समस्त नामों में अमृत बीजताका अभिप्राय 
भरा हुआ है । गुरुवयों की परम्परा इसे अमृत का परम धाम ही मानती हें ॥' 
यह सर्वशास्त्र सम्मत सिद्धान्त है ॥१६५॥ 


सकार का यह रूप कहीं प्रकाशित है या नहीं ? यहो कह रहे हैं- 

क्षोभ को आगमिक परम्परा आदि-याग कहतो हे । इसमें आदि और 
अन्त के विराम अनुभूति के विषय हैं। इन विरामों में सोत्कार, सुख, सद्भाव, 
समावेश और समाधि रूप 'स' कार की अनाकलित कलायें उल्लसित होती हैं। 
वस्तुतः इन परम चरम भवस्थाओं में वही परामृत रूप 'स'कार ही अभिव्यक्त 
होता हे। इस परामृतमयता के उद्रेक के कारण 


४४८ श्रीतन्त्रालोक: 


क्षोभस्य-आदियागरूपस्य ये आद्यन्तविरामाः, तेषु ये सीत्कारादयः, तेषु 
तदेवामृतं परं धाम अर्थादभिव्यज्यत इति संबन्धः, एवमस्य परानन्दमयतो- 
्रेचनेन 

'करणमरीचिचक्रमुदयं कुरते रभसात्‌- 

ह्थितिमुपयाति तत्र परसोख्यरसान्ततया । 

विल्यभुपेति चात्र परबोधभरक्षपणात्‌ 

परमकलाश्र केवलतया बिलसत्पमला ॥।' 


इत्याद्युक्तयुक्त्या प्रथमं करणचक्रस्य क्षोभोन्मुख्यात्‌ उदितसीत्कारादौ, अनः 
न्तरं तत्रेव विश्रान्त्या परसामरस्यात्मसौख्यसमावेशे, तदनु च तत्रेत्र दाढर्थेन 
निरूढया 

“सदिति ब्रह्म परमम्‌' 
इत्याद्युवत्या सतः परस्य ब्रह्मणो भावः सत्ता, तत्र यः समावेशो-देहादिप्रमा- 
तुतानिमज्जनेन चित्रमातृताया उन्मज्जनं, स एव समाधि:-परसंवित्कलारूप- 
त्वेन परिस्फुरणं, तत्रेति एवमादिष्वानन्दस्थानेष्वभिव्यक्तिरित्यथंः ॥१६६॥ 


“बह्‌ बलपूर्वक करण-रश्मि-चक को उदित करता हे। पुनः स्थित 
होता हे । उस अवस्था में परम सौख्य की चरम रसमयो स्थिति होती 
हे । पुनः परात्मकबोध सिन्धु का उल्लास कम होने लगता हे और परामृत में 
ही रश्मिचक्र विलोन हो जाता हे। उस समय केवल अपने केवल्य रूप में अमला 
परम कला ही विलसित रहती हे ।' 

इस उक्ति के अनुसार पहले करण चक्र क्षोभ के प्रति अभिमुख होता 
है। उसी समय सीत्कार ध्वनि का उदय होता हे । वहीं सुख सद्भाव आदि 
उल्लसित होते हैं। वहीं इनकी विश्रान्ति भी होती हे। उस समय परम सामरस्य 
दक्षा का आनन्दात्मक समावेश हो जाता हे । उसी में दृढ़ अवस्थान को- 


“सत्‌ ही परम ब्रह्म हे ।” उक्ति के अनुसार ब्रह्म की सत्ता का माप 
कहते हैं । वही सद्भाव हे । ब्रह्म भाव में समावेश होने पर देह आदि में प्रमातृ- 
भाव समाप्त होकर चित्प्रमातृता स्फुरित होती हे । वही समाधि हे । उसमें 
परा संवित्कला का स्फुरण होता हे । यह परम धाम की ही अभिव्यक्ति का 
सकारात्मके अमृत उल्लास हे ॥१६६॥ 


दद १६७-१६८ ] तृतोयमाह्विकम्‌ 3४९, 


एवं चास्य परब्रह्मरूपत्वमेवेत्युक्तं स्यादत आहु 
तदेव ब्रह्म परममविभकतं प्रचक्षते ॥ १६७॥ 
ब्रह्मेति 
'सव खल्विदं ब्रह्म’ 
इत्याद्युवत्या व्यपकं रूपमित्यर्थः, अत एव 'अविभक्तमित्युक्त'--नियत- 
रूपस्य हि विभागो भवेदिति भावः, प्रचक्षत इति-श्नीपरात्रिशकादौ, तथाहि 
तत्र, पराबीजोद्वारे 
'तृतीयं ब्रह्म सुभोणि' इत्युक्तं, 
तृतीयं ब्रह्म सकारः, यद्गीतं 
'ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।' इति ॥१६७॥ 
यत एव चास्य व्यापकमामृतं च रूपम्‌, अत एव अन्यत्र 'विषतत्त्व- 
मिति' व्यपदेशान्तरमप्यस्ति, इत्याहु 


उवाच भगवानेव तच्छीमत्कुलगुद्नरे । 
शक्तिशक्तिमदेकात्म्य लब्धान्वर्थाभिधानके ॥। १६८॥ 


यही इसकी पर ब्रह्म रूपता है-- 

श्रुति कहतो हे-“सवं खल्विदं ब्रह्म” । इसके अनुसार यही ब्रह्म का 
ब्यापक स्वरूप हे । वह्‌ सर्वत्र अविभक्त रूप से उल्लसित हे। जो नियत या 
अव्यापक होता हे, उसी में विभाजन सम्भव हे । ब्रह्म में कदापि नहीं। 
परात्रिशिका में पराबीज के उद्धार प्रसंग में कहा गया हे-“हे सुश्रोणि ! वही 
तृतीय ब्रह्म हे।” यह तृतीय ब्रह्म 'सकार' ही है । श्रीमद्भगवद्गीता भी “३४” 
तत्‌ सत्‌ यह ब्रह्म का तीन प्रकार का निर्देश करती हे।' इस उक्ति में 'सत्‌' 
रूप से सकार की सत्ता स्वीकृत हे ॥१६७॥ 


क्योंकि इसका व्यापक ओर अमृतमय रूप हे । इसलिये इसे दूसरे स्थान 
पर विषतत्त्व भी कहा गया है । यही कह रहे हैं-- 


१-श्रीमद्भगवद्गीता अ० १७।२३.२७ 
श्रीत०—२९ 


श्रोतन्त्रालोकः 


काकचञ्चुपुटाकारं ध्यानधारणर्वाजतम्‌ । 


विषतस्वमनच्काख्यं तव स्नेहात्प्रकाशितम्‌ ॥१६९॥ 

अन्वर्थाभिधानके इति, यदुक्तं तत्रेव 

“कुलं शक्तिः समाख्याता गह्वरं शक्तिमानपि । 

उभयोर्वेदनेकत्वं कथ्यते कुलगुह्णरम्‌ ॥ इति। 
तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 'काकचच्चु' इत्यादि । संबोधनसारत्वाद्युष्मद- 
थंस्य- हि देवि तब म्नेहात्‌'--शासनोयत्ेनानुकम्प्यत्वात्‌, विषस्य-व्यापकरय 
ख्पस्य, यत्तत्त्वं--सर्वत्राप्रतिहतत्वं, तत्प्रकाशितम्‌--अन्योन्यसंघट्टात्मसाम- 
रस्यावसरेऽनुभवगोचरतामापादितमित्यर्थः, तच्चानाहतरूपत्वादनच्कशन्दा- 
भिधेयम्‌, अत एव सततोदितत्वेन ध्यानादिनिरपेक्षं, तद्धि नियतष्येयादिनिष्ठ- 
मिति भावः, एवमपि काकचञ्चुपुटवदाकारो यस्तत्तयाविधम्‌--अनच्करस्य 
द्विकुब्जतया तथासंनिवेशात्‌ ॥१६८-१६९॥ 


नन्विह अमृतबीजमुपक्रन्तं वर्तते, न च तस्येवं रूपं संभवति--तस्य 
त्‌, तत्किमर्थमत्रेतत्संबादितं, भगवतोऽपि 
“यवेतत्कामतत्त्वं तु विषतत्वं तदेव हि । 
तदिदानों समासेन शृणु त्वं मृगलोचने ।।' 


श्रीमत्कुल गुह्नर शास्त्र में -“कुल शक्ति है। गह्वर शक्तिमान्‌ है । दोनों 
का तादात्म्य-बोधेक्य ही 'कुल गुह्वर' है । उस शास्त्र में स्वयं भगवान्‌ ही अन्व- 
र्थाभिधान की दृष्टि से शक्ति को संबोधित कर कह रहे हैं कि, हे देवि ! तुम्हारे 
स्नेह के कारण ही मैंने इस भतच्क विष अर्थात्‌ व्यापक तत्त्व का प्रकाशन किया 
है। यह काकचळ्चु पुट के समान भाकृति वाला है। यह ध्यान और धारणा 
आदि से अतीत है क्योंकि शाइवत उदित है। व्यापक तत्व जेसे अप्रतिहत 
होता है। उसी तरह यह भी अप्रतिहत है । स्वात्म संघट्ट के सामरस्य की 
दशा में यह व्यक्त होता है। यह द्विकुब्ज होता है और नियत ध्येयादिनिष्ठ 
है ॥१६८-१६९)। 

प्रश्‍न है कि इसे अमृत बीज रूप कहा गया है पर ऐसा संभव नहीं है 
क्योंकि इसे कामाक्षर भी कहा गया है । यह विसंवाद क्‍यों ? और भी-- 

“जो यह कामतत्त्व है, वही विषतत्त्व है । हे मृग के सदृश नेत्रों वाली 
देवि ! उसे संक्षेप से सुनो ।” भगवान्‌ के इस कामविषपर्याय के कथन का 
आशय मी क्या है ? यही कह रहे हैं-- 


* 1] १७० ] तुतीयमाल्विकम्‌ ४९१ 


इत्यादिना कामतत्त्वस्येव पुनविषतत्त्वःवेनाभिधाने क आशयः ? इत्या- 
शङ्क्याह 

कामस्य पूर्णता तत्त्वं संघट्टे प्रविभाव्यते । 

विषस्य चामृतं तत्त्वं छाद्यत्वेऽणोइच्युते सति ।।१७०॥ 


ननु भगवता श्रोकुलगुह्णरे कामतत्त्वविषतत्त्वयों: प्राणनामात्ररूपां 

प्राणादिवायुपञ्चकसामान्यभूतां षष्ठीं प्राणकलामधिकृत्य स्वरूपं निरूपितं, 
न पुनः प्राणमात्र॑--तस्येवंरूपासंभवात्‌, तस्य हि रेचकादिदशासु परेच्छा 
धीनवृत्ित्तरादुच्चार्यमाणत्वप्रतिहुन्यमानत्वाद्यपि संभवेत्‌, विशिष्टत्वं पुनः 
कामतत्त्वस्य॒प्राणरूपत्वं, विषतत््वस्य च अपानरूपत्वम्‌, अत एवानयो- 
हंकारसकारात्मत्वम्‌, तदुक्तम्‌ 

'स-हो क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणो । 

परस्परद्वेषरतो मतो नगहुड्पमो ॥ 

कस्तो रोधयितुं शक्तो वीयं मुक्त्वा स्वयं महत्‌ ।' इति । 


पारमाथिक रूप को तत्त्व कहते है । काम का पारमाथिक भाव पूर्णता 
है । पूर्णता तभो होती है, जब प्राणन व्यापार सुचारु संचालित हो । प्राणन 
व्यापार प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान रूप पाँच वायुओं के माध्यम से 
होता है। पाँचो वायु के पृथक्‌ व्यापार है । एक प्राणकला होती है । जो पाँचों की 
अधिष्ठात्री छठों प्राणवत्ता है । वह जब होती है, तभी पूर्णता होती है । कोमा 
में प्राण रहता है पर प्राणकला नहीं होती । काम कला की अनुभूति दम्पति 
संघट्ट में सभी अनुभव करते हैं । प्राण कला की सत्ता ही कामतत्त्व है। यह 'स' 
कार रूप होता है । कामकला का वैशिष्टय प्राणकला की ही पूर्णता है । 

जहाँ तक विषतत्त्व का प्रश्न है--यह अपान कला से परिपूर्ण होता है। 
अपान में रेचक दक्षा में भो प्राणकळा का प्राणना रूप व्यापार रहता है। 
कला में यद्यपि बहु चिति केन्द्र में अनुषप्रविष्ट होकर प्राण बन कर अधः से 
ऊर्ध्वं की ओर गतिशील होता है किन्तु रेचक के प्रारम्भ से अमाकला में प्रवेश 
तक अपान को प्राणकला अमृत रूप से विद्यमान रहती है। तभो विकास को 
संभावना भी रहती है । यहो विषतत्त्व का अमृतत्व रूप वेशिष्टय है । यही 'ह' 
तत्त्व है। कहा गया है कि, 

“ 'स! और 'ह' का अधर और उत्तर चार स्वाभाविक है। 'स' कार 
क्षपा है । 'ह' कार आदिशक्ति भू विसर्ग की अभिव्यक्ति है । इनमें परस्पर द्वेष 


[- श्रोतन्त्रालाकः 


तथा 
'ऊर्ध्वे बिन्दू रविः प्राणो दिनं भागार्धमेव च । 
सिद्धरधिष्ठितो भागः खेचर्याराधनात्मकः ॥। 
अधो नादस्तथापानो मत्तगन्धः क्षपा शशी । 
खेचयंधिष्ठितो भागः सिद्धसेव्यो लयात्मक; ॥' इति । 


एवं वेशिष्ट्येऽपि अनयोः सामान्यस्य विझेषनिष्ठत्वातू प्राणनमात्र- 
रूपत्वम्‌ उभयत्राप संभवतीति ऐकरूप्येण निर्देशः, यदभिप्रायेण कामतत्त्व- 
स्येव विषतत्त्वत्वेन भगवतोऽभिधानम्‌ इह्‌ चेतत्संवादनम्‌, अत एव कामस्य 
कामतत्त्वस्यापि पूर्णता - स्वात्ममात्रविश्रान्तेरनन्याकाङिक्षता नाम, तत्त्व- 
पारमाथिकं रूपं, संघट्टे प्रविभाव्यते-परस्परसाम रस्यात्मसंक्षोंभावसरे 
सर्वेरेव साक्षात्क्रियते इत्यर्थः, विषतत्त्वस्याप्यणोः परिमितस्य देहादिमातु: 
स्वाभाविकपूणं दृक्क्रियावारके पारिमित्यात्मनि छाद्यत्वे, च्युते-वेद्यवेद- 
कविभागविगलनात्पूर्णे रूपे समुदिते सति, आामृतं-विकासदशामयं तत्त्वं 
संघट्टे प्रविभाग्यते इति पूर्वेणेव संबन्धः ॥ १७० ॥ 


होता है। ये नग और हुडुके सदृश हैं । नग की ध्वनि सील्कार मयी और हुडुकी 
'ह' कारमयी हुती है। इन दोनों की भप्रतिहुत गति को कोई रोक नहीं सकता। 
जसे मुक्त वीर्य अप्रहित होता है, वेसे ही ये भी हें ।” तथा 


“ऊर्ध्व स्थान में विन्दु है। प्राण सूर्य है। इवास चार का अर्घ भाग 
दिन है । यह योग सिद्ध पुरुषों से अधिष्ठित होता है । खेचरी की आराधना का 
यह केन्द्र है । अर्घ इवास-चार अपान है । यह रात्रि है। ऐरावत के मत्त गन्ध 
से भरा होता है। अपान चन्द्र इसका प्रकाशक है। खेचरी शक्ति का यह 
अधिष्ठान होता है। यह लयात्मक अमाकला वाला भाग सिद्ध द्वारा सेव्यो है ।” 


यह इन दोनों का वेशिष्ट्य है । इसमें प्राणन व्यापार विशेषनिष्ठ 
सामान्य है । समानता के कारण इनका ऐक्य भी है। इसी अभिप्राय में काम 
तत्त्व को विषतत््व भी कहा गया है। कामतत्तव की पूर्णता का तात्पर्य है कि 
वह स्वात्मविश्रान्त और अनन्य निरपेक्ष तत्त्व है । विषतत्त्व में भी परिमित 
प्रमाता के स्वाभाविक पूर्ण दृक्‌ और क्रिया के आच्छादन की अवस्था समाप्त 
हो जाने पर पूणं स्वाभाविक रूप समुदित हो जाता है । वही अमृतमयी विकास 
दशा है। यह संघट्ट में हो प्रविभावित होता है ॥१७०॥ 


र ७०-१७१ ] तृतीयमाह्निकम्‌ ४५३ 


ननु चास्य स्वाभाविकपूर्णदुक्क्रियावरणेऽपि कि निमित्तम्‌ ? इत्या- 
शङ्थाह 
व्याप्त्रोशक्तिविषं यस्मादव्याप्तुइ्छादयेन्महः । 


शक्तिरिति -पारमेइवरी स्वर्पगोपनारूपा मायाख्या, मह इति 
स्वाभाविकपूर्णदुविक्रयारूपं, विषमपि हि बहिव्यापकत्वादव्याप्तुरण्वात्मनो 
दुक्कियावरणमेव कुर्यादित्यत्र तदारोपः ॥ 


एवं न केवलमस्य कामतत्त्वत्त्रमस्ति, विषतत्त्वत्वं वा, यावन्निरञ्जन- 
त्वमपि, इत्याह 


निरञ्जनं परं धाम तत्त्वं तस्य तु साञ्जनम्‌ ॥ १७१॥ 
क्रियाशक्त्यात्मकं विश्वमयं तस्मात्स्फुरेद्यतः । 
प्रोन्मीलितस्यापि इष्यमाणस्य बहीरूपतया समुल्लासितत्वात्तक्रिया- 
शक्त्यात्मकम्‌, अत एव विशत्रमयं यत्परम्‌-आपूरकं, धाम -सकारात्म चान्द्रं 
तेजः, तन्निरङ्जनं 
'एतस्त्रितयमंक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तवा । 
न केनचिदुपाधेयं स्वस्वविप्रतिषेधतः ॥ 
इत्यादिपूर्वोक्तयुवस्या न केनचिदप्युपावेयमित्यर्थः, तस्य पुनः क्रियाशकत्यात्मनः 
चान्द्रस्य धाम्तो यत्तत्वं-परमप्रक्ाशात्म शक्तिमल्लक्षणं विश्रान्तिस्थानं, 
तत्साञ्जनं 
इस विलक्षण आवरण का क्या निमित्त है? जिसमें स्वाभाविक दुक 
ओर क्रियायें नष्ट हो जातीं हैं ? इसका उत्तर दे रहे हैं- 
जेसे विष अणु के दृक्‌ ओर क्रिया का आवारक होता है, उसो तरह यह 
स्वरूप गोपन करने वाली पारमेशवरो माया शक्ति उसके 'मह' अर्थात्‌ स्वाभा- 
विक दृक ओर क्रिया का आवरण बन जातो है। इसीलिये 'विष' आरोपित 
संज्ञा है ॥ 
मात्र इसमें कामतत्त्वता और विषतत्त्वता ही नहीं, अपितु निरजनतत्त्वता 
भो होती है -- 
घ्रोन्मोलित तीसरी अवस्था ही साञजन अवस्था है। बाह्य उल्लास में 
दन्त्य 'स' क्रिया शक्ति वाला होता है। इसी लिये इसे विश्वमय भो कहते हैं। 
'रात्मक चान्द्र तेज को निरञ्जन परम धाम भी कहते हैं-- 


क श्रोतन्त्रालोक: 


'शषितमानञ्ज्यते यरमान्न शबितर्जातु केनचित्‌ ।' 
इत्यादिप्रागुपपादितयुवत्या शक्तिकतुकेन व्यक्तीकरणेन युक्तमित्यर्थः, अत आह 
जड इति, तस्माद्धेतोः, यतः-शक्तेः सकाशात्‌, स्फुरेत्‌- 
इत्यादुबत्या स्वशबत्येवाभिव्यज्यत इत्यर्थः ॥ १७१ ॥ 

ननु कामादेस्तत्वत्रयस्य इच्छादिशक्तित्रयरूपत्वमस्ति, तत्कथमेकस्येक 
अमृतबीजस्य एतट्ूपत्वमुक्तस्‌ ? इत्याशङ्कय विभागावेदनपुवमेषामविभागमेव 
द्रढयति 

इच्छा कामो विषं ज्ञानं क्रिया देवो निरञ्जनम्‌ ॥ १७२॥ 

एतत्त्रयसमावेशः दिवो भेरव उच्यते। 

भेरव इति--विश्वमयत्वेन पूर्णत्वात्‌, अत एव 'तदेव ब्रह्म परमम्‌ 
इत्याद्युक्तम्‌ ॥ {७२॥ 


“यह तीनों जब एकीभाव से स्फुरित होते हैं तो परस्पर बिप्रतिषेध के 
कारण उपाधेय नहीं होते। क्रियाशक्त्यात्मक होने पर चान्द्रधामंका प्रकाशात्मक 
तत्त्व विश्रान्ति का आधार होता है और साञ्जन होता है ।” किन्तु निरञ्जन 
ही परम धाम है। क्रियाशबत्यात्मक होने पर यह साञ्जन हो जाता है। 

साञ्जन के सम्बन्ध में कहा गया है-- 

“शक्तिमान्‌ तो व्यक्त हो जाता है किन्तु शक्ति कभी किसी अवस्था में 
ब्यक्त नहीं होती। वह तो निरञ्जन ही रहतो है ।” इस से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि शक्ति द्वारा ही शिव अभिव्यक्ति का आलिङ्गन करता है । यह्‌ निश्चय है 
कि शक्ति से हो उसका स्फुरण होता है। कहा गया है-“इसे हो शेवोमुख 
कहते हैं ।” अर्थात्‌ शक्ति द्वारा ही इसका अभिव्यञ्जन होता है ॥१७१॥ 

काम आदि ये जो तीन तत्त्व हैं, ये इच्छा शक्ति के ही तीन रूप हैं। 
यहाँ एक ही अमृत बीज के सम्बन्ध में ही क्यों तीन का उल्लेख किया गया 
है? इस के उत्तर में पार्थवय को पूर्व अविभक्त अवस्था का प्रतिपादन कर 
रहे है-- 

इच्छा (काम), ज्ञान (विष) और क्रिया (देवी) यह निरञ्जन शक्ति का 
ही स्वात्म रूप है। इन तीनों में समाविष्ट ही शिव है। यही भेरव भाव है। 
इलोक १६७ में इसे परम ब्रह्म भी कहा गया है । कामतत्त्व इच्छा रूप और 
विषतत्त्व ज्ञान रूप होते हैं ॥१७२॥ 


इलो० १७३-१७४ ] तृतोयमाह्निकम्‌ ४५५ 


एवमेतत्प्रसंगादभिधाय प्रकृतमेवाह 
अत्र रूढि सदा कुर्यादिति नो गुरवो जगुः ॥१७३॥ 
विषतत्त्वे संप्रविद्य न भूतं न विषं नच। 
ग्रहः केवल एवाहमिति भावनया स्फुरेत्‌ ॥ १७४॥ 


अत्रेति--बिषतत्त्वात्मनि व्यापके रूपे, रूढिमिति--अनुप्रवेशं, कि चात्र 
रूढा भवेत्‌ ? इत्याशंक्याह 'विषतत्त्वे' इत्यादि, भूतमिति--यक्षादि, ग्रह 
इति--अनात्मनि आत्माभिमानः, तद्धि परिमितस्य प्रमातुर्भवेदिल्यभिप्रायः, 
परे प्रमात्रात्मनि व्यापके रूपे समावेशभाजः पुनर्भावनाभ्यासात्‌ 'अहस्‌' इत्येव 
परमाद्वयमयतोल्लसेत्‌, येनास्य तदतिरिक्तमुपद्रवनिमित्तं न किचिदपि 
भायादिति भावः । यदुक्त श्रोकुलगुढुरे 

यदा शून्य निरालम्बं ध्यानधारणबजितम्‌ । 

सर्वबणंधरं शान्तं सववर्णविवजितम्‌ ॥ 

चिन्मात्रं केबलं शुद्धं विषनिर्वाहकारकम्‌ । 

न विषं न ग्रहः पापं न यक्षो न च राक्षस: ॥ 

न पिशाचादिकं कि चिल्नायं नाहं विभावयेत्‌ । 

केबलं भावमाजश्रेण "न ५०००१००, इत्यादि ॥१७३-१७४॥ 


प्रसंगवश यह सब कह कर प्रकृत का वर्णन कर रहे हैं-- 

इस विष तत्त्वात्मक व्यापक रूप में शाकवत अनुप्रवेश होना चाहिये । 
यह साधनानिष्ठ गुरुजनों का कथन है । ऐसा कर लेने पर भूत बाधा नहीं 
होती । विष विष नहीं रह जाता । अनात्म के प्रति आग्रह नहों रह जाता । 
वह्‌ सब परिमित प्रमाताओ के स्तर को क्रियायें हैं जो इस व्यापक परप्रमातात्मक 
रूप में समावेश हो जाने पर नहीं होतीं । भावना का इतना विकास हो जाता 
है कि “यह सब केवल में ही यह परमाद्वयतत्त्व हूँ' यह गाढ अनुभूति हो जाती 
है । कुल गुह्वर में कहा गया है-- 

“जब शून्य, आलम्बन रहित (अनाथित्‌), ध्यान ओर धारण से वर्जित, 
समस्त वर्णो को धारण करते हुए भी उन से परे नितान्त शान्त, शुद्ध, केवल, 
जागतिक विषमय व्यवहारों का निर्वाहक महाभाव उल्लसित हो जाता है। 
उस समय इदमात्मकता ओर अहमात्मकता की दवेत बुद्धि का निरास हो जाता 
है।” इत्यादि ॥१७३-१७४॥ 


“४५६ श्रीतन्त्रालोकः 


ननु इष्यमाणरूषिताया इच्छायाः पूर्व क्षोभान्तरस्यासंभवात्‌ 
नेदं बीजं च कस्यचित्‌’ 
इत्याद्युक्त्या षष्ठत्वं प्रतिज्ञातम्‌, अनन्तरं चात्र 
'या तूक्ता ज्ञेयकालुष्य 
तथा 
“सेव शी घ्रतरोपात्त 7 इत्यादि, 
तथा 
४०००००००००० "वा चेष्टव्येन रूषिता' 
इत्यादिवाबयेः षण्ठवर्णेभ्य: क्षोभान्तरस्यापि सद्भाव उक्तः, इत्येषां पूर्वप्रतिज्ञात 
बण्ठत्वं कथं निर्वहेत्‌ ? इत्याशङ्कय प्रतिविधत्ते 
नन्वत्र षण्ठवर्णेभ्यो जन्मोक्तं तेन षण्ठता । 
कथं स्यादिति चेद्बरूमो नात्र षण्ठस्प्र सोतृता ॥ १७५ ॥ 
तथाहि तत्रगा यासाविच्छाशतक्तिरुदोरिता । 


सैव सूते स्वकरतंव्यमन्तःस्थं स्वेष्टरूपकम्‌ ।। १७६ ॥ 
यत्त्वत्र रूषणाहेतुरेषितव्यं स्थितं ततः । 
भागान्न प्रसवस्तज्जं कालुष्यं तद्वपुश्च तत्‌ ॥ १७७॥ 


इष्यमाण से रूषित इच्छा के पहले किसी अन्य क्षोभात्मक परामर्श की 
सम्भावना नहीं क्यों कि कहा गया हें “यह किसी का बीज नहीं ।” इसके 
अनुसार ही उसे षण्ठ कहा गया है । उसके बाद 'इलोक १५१, १५५ और १६२ 
इलोकों के अनुसार षण्ठ वरणो से क्षोभान्तर की उत्पत्ति की बात भी गयी है । 
इस तरह पहले कहे हुए षण्ठत्व के निर्वाह की चर्चा कर रहे हैं-- 


वस्तुतः षण्ठ वर्णो से किसी क्षोभान्तर या परामर्शान्तर की सृष्टि नहीं 
होती । षण्ड वणं कभी प्रसवितानिहीं होते। यह रहस्य है कि वहाँ इच्छा शक्ति 
ही शाश्वत उल्लसित है । वही अपने से अभिन्न रहते हुए भी भिन्न की तरह 
अन्तःस्थ वणं कार्य रूप से उत्पन्त करती है । इष्यमाण से रूषित इच्छा का 
-यह अनोखा रूप है । 


र १७८- ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ४५७ 


जन्मोक्तमिति--टवर्गादीतां, ब्रूम इति 'नात्र षण्ठस्य सोतृता' इत्यु- 
त्तरम्‌, एतदेवोपपादयति 'तथाहोत्यादिना' यतः षण्ठगता येयमिच्छाशक्तिइक्ता 
सेव अन्तःस्थं स्वाभेदेन वर्तमानमपि यथास्वं नियतं रूपमातमोयं कायं 'टवर्गादि' 
बहिरल्लासयेत्‌, न पुनस्तदगतं रूषणानिमित्तं चिरक्षिप्रस्वभावमेषितव्यं तद्धि 
कालुष्यमेव जनयेत्‌ एतावतेव च एतच्चरिताथंम्‌, इति न कार्यान्तराविर्भाव- 
नायापि प्रभवलोति भावः, तच्च कालुष्यं तन्निमित्तमेषितव्यं वा अस्या इच्छायाः 
एव वपुः-तदेकात्मकमित्यर्थः, नहि प्रकाशेकस्वमावाया इच्छाया अन्यदति- 
रिक्तं नाम किचिस्संभवेदिति भावः, तेन वस्तुत इच्छाया एव प्राधान्यात्‌ 
तत्तसवकार्याविर्भावकत्वम्‌ इति युक्तमुक्तं “सेव सूत' इति ॥ १७५-१७७ ॥ 

नन्वेवमपि षण्ठानां सवंसविकवा न बोजल्वमपास्तं भवेत्‌ ? इत्या- 
शङ्कुथाह 

ज्ञेयारूषणया युक्तं समुदायात्मकं विदुः । 

षण्ठं क्षोभकताक्षोभधामत्वाभावयोगतः ॥ १७८ ॥ 


इष्यमाणम्य इच्छायाश्च मेलनारूपं हि षण्ठं विदुः, यतोऽत्र न क्षोभकत्वं 
क्षोमाधारत्वं चेति, तेत केवलाया इच्छाया एव क्षोमान्तराविर्भावकत्वेऽपि नेबां 
बोजल्वमपास्तं भवेत्‌ - समुदायात्मकस्वात्पण्ठम्वस्य, इति युक्तमुक्तं “नात्र 
बण्ठस्य सोतृतेति’ ॥ १७८ ॥ 


इस सन्दर्भ में यह देखना आवश्यक है कि यहाँ स्थिरता ओर क्षिप्रता 
आदि से रूषित एषितव्य है, वह किसी प्रकार के परामर्श का प्रवर्तन नहीं 
करता । उससे कालुष्य ही उत्पन्न होता है। यह कालुष्य परामर्शान्तर नहीं 
होता । यह कालुष्य या उसका निमित्त एषितव्य यह सभी उसो इच्छाशक्ति के 
ही स्वात्मशरीर रूप हैं । इच्छा का स्वभाव ही प्रकाश है । वहो अपने स्वातन्त्र्य 
स्वभाव के प्राधान्य के कारण विभिन्त रूपों में उल्लसित होतो है ॥१७५-१७७॥ 

इन षष्ठ वर्णो की बीज रूपता क्या सर्वथा नष्ट नहीं होती है? इस 
आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं - 

इष्यमाण और इच्छा इन दोनों के यामल मिलन से हो षण्ठ वर्ण बनते हैं 
क्यों कि यहाँ न तो क्षोभक होता है और न क्षोभ का आधार हो होता है। 
केवल इच्छा को विद्यमानता वहाँ होती है । इस लिये क्षोभान्तर के आविर्भाव 
की शक्ति भी उसमें रहती है। अतः बीजत्व भी रहता है । वस्तुतः समुदाया- 
'ह्मकता षण्ठ का गुण है ॥१७८॥ 


हुँ श्रीतन्त्रालोकः 

एवमेतत्प्रसंगादभिधाय प्रकृतमेवाह्‌ 

र स्वोष्मणाभासनावज्ञात्‌ । 
ऊष्सेति कथितं नाम भेरवेणामलात्मना ॥ १७९ ॥ 
चतुष्कस्येति हकारेण सह, तस्य ह्यनुत्तराज्जन्म, इति भङ्गथा प्रागे- 
वोक्तम, अनुत्तरस्य हि शक्तिविसर्ग:, तस्येव चाह्यानं रूपम्‌ अयम्‌ इति, अत 
एवानुत्तरेणास्य सस्थानत्वम्‌, स्वोष्मणेति-स्वातन्त्र्यलक्षणेन स्वात्मतेजसेत्यर्थः, 
नहि इच्छाया अनुत्तरस्य वा परामर्शान्तरवदन्यापेक्षया एतदाभासमानस्‌, अपि 


तु स्वमाहात्म्यादेवेति भावः । यद्यपि कवर्गादीनामनुत्तरादेरेकेकस्मादेव जन्मोक्त 


तथापि तच्छक्त्यन्तरप्रयोजकोकारेण, इति युक्तमुक्तं 'स्वोष्मणाभासनाव- 
शादिति' ॥ १७९॥ 


न केवलं कादि-हान्तस्य वणंजातस्य स्पर्शादितया पृथक्‌ पृथगभिधानं, 
यावदपृथबत्वेनापि, इत्याह 


कादि-हान्तमिदं प्राहुः क्षोभाधारतया बुधाः । 
क्षोमाधारतया इति-योनितयेत्यर्थः, यदुक्तं 
'कादिभिश्च स्मृता योनि: `` ' इति॥ 


न केवल उक्तनीत्या बोजानामेव बाजान्तरयोगे क्षोभान्तराविर्भावो भवेत्‌, 
यावद्योनेरपि योन्यन्तरयोगेन, इत्याह 


श, ष, स और ह ये चारों नित्य स्वात्म स्वातन्त्र्य की ऊष्मा के आभासन 
के कारण ऊष्मा कहलाते हैं । अनुत्तर की शक्ति हो बिसगं है और विसर्ग के 
विकसित रूप ही उष्मा वर्ण हैं। 

ऊष्मा वर्णों की विशेषता यह है कि ये स्वास्मस्वातन्श्रय के कारण निर- 
पेक्ष भाद से आभासित होते हैं। इच्छा या अनुत्तर के अन्य परामशों की तरह 
सापेक्षतया आभासित नहीं होते । अनुत्तर से कवर्ग एवं इच्छा से चवर्ग आदि 
को तरह इसमें शषक्त्यन्तर के जन्म का प्रयोजन भी नहीं होता ॥ १७९॥ 


“क? से लेकर 'ह' तक के वर्णो की स्पर्शादि रूपों में पृथक्‌ पृथक संज्ञायें 
होती हैं किन्तु सबकी एक संज्ञा भो है। यही कह रहे हैं-- 

कादि हान्त समग्र वर्ण समुदाय को क्षोभाघार कहते हैं । क्षोभ की 
आघार योनि होती है। कहा गया है-- 


ज्र १३०-१३२ ] तृतोयमाह्लिकम्‌ ४५९. 


योनिरूपेण तर्स्याप योगे क्षोभान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ १८० ॥ 
तश्िदर्शनयोगेन पश्चाशत्तमवर्णता । 
तस्येति-योनिरूपस्य कादेः, तथा च तस्य क्षोभान्तरस्य निदशंनयुक्त्या 
तदेव क्षोभान्तरमुदाहर्तु मातृकायां पञ्चाशता पूरणेन वर्णेन 
कूटबीजेन' संबन्धः स हि आद्यन्तभूतयो रनुत्त रविसर्गानुप्राणितयो: ककारसकारयोः 
प्रत्याहारतयोपात्तो, येन निखिलमेव योगपद्येन मातृकायाः सतस्वं प्रदशितं 
भवतीति, तदुक्त श्रीक्षेमराजपादेः 
ककारसकारप्रत्याहारेणानुत्तरबिसगंसंघट्ट- 
ट्रसारेण कटबीजेन प्रदशितमम्ते' इति ॥१८०॥ 
ननु 
'ज्ञेयरूपमिदं पंचबिशत्यम्तं यतः स्फुटम्‌ ।' 
इत्याद्युवत्या कादयो मावसानाः पञ्चविदाति्वर्णा ज्ञेयरूपतया भेदेकस्वभावा 
निदिष्ः, तदनन्तरभावि पुनश्चतु्कद्वयं कीदुग्रपस्‌ ? इत्याशंक्याह 


“क' से 'हू' तक के सारे व्यंजन योनि रूप से स्मृत हैं ।” वस्तुतः बीज 
से ही बीजान्तर परामर्श नहीं होते अपितु योनि से भी योन्यन्तर परामर्श होते 
हें। वही कह रहे हें- 

क्षोभाधार और क्षोभाधार के संयोग की स्थिति में भी क्षोभान्तर 
होता है। इसी का निदर्शन क्‌+स्‌ के योग में होता है और इसोलिये 
३३ व्यञ्जन ३४ हो जाते हें। क से लेकर स तक एक प्रत्याहार बनता 
है। इसे 'क्ष! कहते हें। यह कूटबीज होता है। इसे ब्यञ्जनों का चक्रेश्वर 
भी कहते हैं। आचार्य क्षेमराज ने कहा है-- 

“यहाँ तक जो मातृका तत्त्व है, वही ककार ओर सकार के प्रत्याहार 
में संघटित होता है। वस्तुतः इन दोनों का मिलन अनुत्तर परमक्षिव ओर 
शक्तिरूप विसर्ग का ही संघट्ट है। इसे ही कूटबोज कहते हैं - ।” इसको लेकर 
ही स्वर १६+स्पर्श २५--अन्त:स्थ ४--ऊष्मा ४- कूट १०५० बर्णो को 
मातृका कहते हैं | १८० ॥ 

प्रन उपस्थित होता है कि 'यह २५ वर्ण समुदाय ज्ञेय है।' इस उक्ति 
के अनुसार क से म तक २५ वर्ण ( स्पर्श ) ज्ञेय माने जाते हैं। ये स्वभावतः 
भेद भिन्न होते हैं। ये अन्तःस्थ और ऊष्मा के भेद केसे ? यही कह रहे हैं-- 


श्रीतन्त्रालोकः 


पश्चविशकरसंज्ञेयप्राग्वद्भूमिसुसंस्थितम्‌ ॥ १८१ ॥ 

चतुष्कं च चतुष्कं च भेदाभेदगतं क्रमात्‌ । 

एतदेव प्रपञ्चयति 

आद्य चतुष्कं संवित्तेभेदसंधानक्कोविदम्‌ ॥ १८२ ॥। 

भेदस्याभेदरूहचेकहेतुरन्यच्‌ चतुष्टयम्‌ । 

मेदेति--संविदः सकाञञाद्विच्छिन्नमित्यर्थः, अत एवास्य स्थूलवाय्वादिभूत- 
हपत्वमुक्तम, अभेदेति-इच्छाशक्तिसमुत्यत्वेन शा क्ततेजोमात्ररूपत्वात्‌ !।१८२॥। 


इदानीमेवमुपपादितं कादिहान्तं वर्णजातं स्वरानुप्राणितमेव भवति, 
इति दशंयितुमाह 
इत्यं यद्वर्णजातं तत्सवं स्वरमयं पुरा ॥ १८३ ॥ 
व्यक्तियोगाद चञ्जनं तत्स्वरप्राणं यतः किल । 
इ्यं-समनन्त रोक्तनीत्या, वणंजातं यदुक्तं तत्सर्वमुदयात्पूर्वं “स्व रमयं' 
स्वराणामेवान्तः शक्त्यात्मना ख्येणावस्थितमित्यर्थः, अन्यथा ट्येषां 
तत्तत्संयोजनवियोजनेनेवं लपतयाभिब्यक्तिरेव न भवेदिति भावः, अत एव 
तदवर्णजातं बहिरभिव्यक्तं सत्‌ व्यज्यत इति 'व्यञ्जन’ न पुनरपूर्वतयेव 
२५ वर्णात्मक सम्यक्‌ ज्ञेय रूप स्पर्शाक्षर समुदाय की पूर्व भेद भूमिका 
पर ही आधारित ये दोनों अन्तःस्थ और ऊष्मा के चतुष्क हैं । ये क्रमशः भेद 
और अभेद गत स्थितियों के द्योतक हैं । इसको और भो स्पष्ट कर रहे हैं 
पहला अन्तःस्थ का चतुष्क संवित्ति में भेद का प्रबर्तक है ओर दूसरा 
ऊष्मा का चतुष्क भेद में अभेद की रूढिका प्रमाण है ! यही कारण है कि य से 
वायु र से अग्नि, ल से धरा और व से अप्‌ तत्त्व की स्थूलता व्यक्त होतो है। 
पर ऊष्मा वर्ण इच्छा शक्ति से उल्लसित हैं और मात्र शाक्त तेज को अमेदा- 
नुभूति से भूषित हैं ॥ १८१-१८२ ॥ 
यहाँ तक प्रतिपादित कादि हान्त वर्ण, स्वरों से अतुप्राणित होकर ही 
व्यवहृत होते हें । यही प्रदर्शित कर रहे हैं- 
इस प्रकार अब तक के प्रतिपादन के अनुसार जितने वर्ण हैं वे सभो 
-स्वरो को अन्तःशक्ति से ही व्यक्त हो सकते हैं । विना स्वरों के व्यञ्जतों का 


जु १८४ ] तृतीयमाह्लिकस्‌ ४६९१ 


उत्पाद्यं - पूर्वमपि स्वरात्मनास्यावस्थानात्‌, व्यङ्गयस्य च व्यञ्जकसंनिधावेव 
तत्त्वं भवेत्‌ नान्यथा ? इत्याशद्धयाह 'स्वरप्राणं यत' इति, अभिव्यक्तमेव 
एतद्वर्णजातं स्वरानुप्राणितमेब भवेत्‌, अन्यथा हि अनच्कतया अस्य उच्चार 
एव न भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
एवं च 'स्वरा एव सर्ववर्णानां मूलकारणम्‌' इत्युक्त भवेत्‌, तदाह 
स्वराणां षटकमेवेह मूलं स्याद्वरणसंततो ॥ १८४ ॥ 
षडदेवतास्तु ता एव ये मुख्याः सुर्यरश्मयः । 
षट्कमित्यकारादूका रान्तम्‌, एवकारेण स्वरान्तराणां व्यवच्छेदः, तेषामप्येत- 
त्स्फारमात्रमेन हि रूपमित्याशयः। एवमेषां षण्णामेव वर्णन्तिरामिव्यङ्जने 
प्रकाशरूपत्वमित्युक्तं स्यात्‌, अतश्च प्रकाशरूपत्वादेव एषामन्यत्र 'षड्देवतात्मकं 
सूर्यरक्मित्वम्‌' अप्युक्तमित्याह “षड्देवता' इत्यादि, यदुक्तं 
“दहनी पचनी धूसरा किणी ्बाषणी रसा।' 
इति, मुख्या इति-दाहकत्वादीनां शक्तीनां प्रकाशेकनिष्ठत्वात्‌ , यदुक्तं 
'षडेवेह स्वरा मुख्याः कथिता मूलकारणम्‌ । 
ते च प्रकाशरूपत्वाह्रिज्ञेयाः सूर्यरश्मयः ॥' इति ॥१८४॥ 


उच्चारण असंभव है । इसी आधार पर इन्हें व्यञ्जन कहते हैं । इस शब्द का 
विग्रह वाक्य है--'अभिव्यक्तं सत्‌ व्यज्यते’ इति व्यञ्जनम्‌ । ये पहले नही हैं-- 
यहीं उत्पन्न हैं यह बात नहीं हैं । ये पहले भी हैं और स्वरसद्भाव में व्यक्त 
होते हैं । यही इनकी स्वरप्राणता है ॥ १८३॥ 

इस तरह यह सिद्ध है कि स्वर ही सभी वर्णों के मूल कारण हैं। 
यही कह रहे हें 

वर्ण परम्परा क मूल उद्गम भादि ६ स्वर ही हैं। दूसरे सभी स्वर 
इन्हीं छः मूल सूर्यसोम स्वरों के ही उल्लास हें । यही छः सभी अन्य स्वर वर्ण 
समुदाय के प्रकाशक हे । सूर्य रङ्मियो में यहो छः दिव्यशक्तियों के रूप में 
अधिष्ठित हैं । कहा जाता हे कि सूर्यरश्मियाँ षड्देवतामय हैं-- 

“१-दहुनी, २-पचनी, ३-धूम्रा, ४-कर्षिणी, ५-वषिणी और ६- 
रसा ।” ये सभी शक्तियाँ एकमात्र प्रकाशनिष्ठ ही हैं । वर्ण भी प्रकाश रूप ही 
हैं । कहा गया है कि, 


1 


न केवलमेषां सौरमेव रूपं संभवेद्यावच्चान्द्रमपि, इत्याह 

सोराणामेव रइमोनामन्तश्चान्द्रकला यतः ॥ १८५॥ 

अतोऽत्र दोघंत्रितयं स्फुटं चान्द्रमसं वपुः । 

एतच्च पूर्वमेबोपपादितम्‌, इति नेह पुनरायस्तम्‌ ॥ १८५ ॥ 

ननु परस्परब्यावृत्तत्वात्सर्व भावानां कथं सौराणां रक्मोनामन्तश्चान्द्रथः 
कलाः संभवन्ति ? इत्याशङ्क्याह 

चन्द्रश्च नाम नैवान्यो भोग्यं भोक्तुश्व नापरम्‌ ॥ १८६ ।॥। 

भोक्तैव भोग्यभावेन द्वेविध्यात्संव्यवस्थितः । 

घटस्य न हि भोग्यत्वं स्वं बपुर्मातृगं हि तत्‌ ॥१८७॥ 

अतो मातरि या रूढिः सास्य भोग्यत्वमुच्यते । 


चन्द्रो हि नाम न सूर्यादन्यो यतस्तद्भोग्यं, भोग्यं हि नाम प्रमेयमुच्यते, 
न च प्रमेयं तदुपसजंनवृत्तित्वात्ममाणादतिरिच्यते इत्याशयः, तच्चेवंविधं 


ओोग्यं भोक्तुरप्यतिरिक्तं न भवेत्‌--वस्तुतः सर्ववस्तूनां प्रमातर्येव विश्रान्तेः, 
अतश्च भोक्तेब तदूभयात्मना रूपेण प्रस्फुरतोति भावः, अत आह्‌ “मोक्तेव 


“मातृका के ६ स्वर हो मुख्य हैं । यही अन्य वर्णो के मूल कारण हैं । 
ये प्रकाशरूप हैं । अतः इन्हें सूर्यरण्मि भी मानते हैं” ॥ १८४ ॥ 

सौररूप के साथ इनमें चान्द्ररूप भी होता है-- 

इसका प्रतिपादन पहले हो चुका है। इसके अनुसार अ, इ और उ ये 
तीनों सूर्यस्वर तथा भा, ई और ऊ सोम स्वर माने जाते हैं ॥ १८५ ॥ 

प्रश्न उपस्थित होता है कि समस्त भावराणि परस्पर व्यतिरिक्त होतो 
है। फिर यह सूर्यरब्मियों में चान्द्रकला का उल्लास केसे ? इसी का उत्तर दे 
रहे हैं 

चन्द्र सूर्य के अतिरिक्त अन्य नहीं । वह उसका भोग्य है। प्रमेय को हो 
भोग्य कहते है । प्रमाण से प्रमेय अतिरिक्त नहीं होता । भोग्य भी भोक्ता से 
अतिरिक्त नहीं । “प्रमाता में सबकी विश्रान्ति होती है' यह नियम है। इस तरह 
भोक्ता ही दो भावों में उल्लसित होता हे जहाँ तक भोक्ता और भोग्य के 
एक ही लक्ष्य में युगपत्प्राप्ति रूप विप्रतिषेध के नियम का प्रश्न हे, वह यहाँ लागू 
नहीं हो सकता । 


[= १८८] तृतीयमाह्लिकम्‌ ४६३ 


भोग्यभावेन' इत्यादि, ननु विप्रतिषेधात्कथं भोग्यभोक्त्रोरेकत्वमित्याशङ्कयाह 
'घटस्येति' नहि ज्ञेग्त्व॑ नाम घटादेरज्ञयता तस्यात्मीयो धर्मः, तथात्वे हि 
तस्य सर्वान्प्रत्यविशेषात्सर्वे सर्वज्ञाः स्युः, तेन ज्ञातुरेव स धर्म:--तस्येव 
तत्त्वज्ञानोदयेनातिशयदर्शनात्‌, अतोऽस्य घटादेर्या ज्ञातरि विश्रान्तिस्तदेव 
ज्ञेयत्वं नाम उच्यते इति, यदुक्तम्‌ “भोक्तुर्भोग्यं नापरमिति' ॥१८६-१८७॥ 

एतदेव प्रकृते योजयति 

अनुत्तर परामुझ्यपरामर्शक भावतः ॥१८८॥ 

संघट्ट रूपतां प्राप्त भोग्यमिच्छादिकं तथा । 


अनुत्तरम्‌-आदिवर्णलक्षणं परं रूपं स्वात्मनि भोक्तुमोग्यभावमाभास्य 
चरस्परोन्मुख्येन सघट्टुख्पतां प्राप्तं सत्‌ 'भोग्यम्‌' इत्युच्यते, अन्यथा न 
ओोक्तत्वं भोग्यत्वं च भवेत्‌-अन्योन्यापेक्नत्वात्तयोः, तेनाकारद्वयस्य संघट्टा- 
दाकारलक्षणं भोग्यं जातमिति तात्पर्यम्‌, भोग्यं चात्र वक्तुमुपक्रान्तमिति 
प्राधान्येन तदेवोपात्तम्‌, एवमिच्छोन्मेषावप स्वात्मनि भोकतृभोग्यभावेन 
संघट्मा साद्येषणोनतात्मभोग्यरूपतामाप्ताविति युक्तमुक्तम्‌ 'अतोऽत्र दीर्घत्रि- 
तयं स्फुटं चान्द्रमसं वपुः'इति ॥१८८॥ 


इसे दृष्टान्त से व्याख्यायत कर रहे हैं। जेसे घडा ज्ञेय है किन्तु 
इसकी ज्ञेयता इसका धर्म नहीं। ऐसा होने पर ज्ञेयता सर्व-सामान्य हो 
जायगी । और सभी सर्वज्ञ हो जायेंगे। इस लिये निश्चित नियम है कि ज्ञेयता 
ज्ञाता का धर्म होतो है। ज्ञाता में तत्वज्ञान के उदित होने पर यह अतिशय 
दर्शन होता है । इस लिये इन घटादिकों की ज्ञाता में जो विश्रान्ति होतो है- 
बही ज्ञेयत्व है । इसी आधार पर कहा गया है कि भोक्ता से भोग्य अतिरिक्त 
नहीं है ॥१८६-१८७।। 

इसी सिद्धान्त का प्रकृत में विनियोजन कर रहे हें 

अनुत्तर ही परामृश्य ओर परामर्शक भाव से संघट्टित होता है। उस 
समय वही भोग्य बन जाता है । यह स्थिति 'अ' ओर अ' की परस्पर उन्मुखता 
में होती है । उस समय ये दोनो दीर्घ सन्धि के फलस्वरूप 'आ' बन जाते हैं । 
“आ' भोग्य है । 'अ'कार भोक्ता है । इन दोनों में कोई भेद नहीं होता.। इसी 
प्रकार इच्छा ओर उन्मेष दशा में भी परस्पर संघट् से एषण ओर ऊनता रूप 
भोग्य भाव उत्पन्न होता है । इलोक १८६ में जिस चान्द्रमस वपुष की चर्चा 
है, वह भोग्य स्थितिका ही द्योतन करता है ॥१८८।। 


४६४ श्रीतन्त्रालोकः 


नन्वेवं भोग्यं तावदास्तां न कश्रिट्टोषो, भोबतुः पुनरनेकरूपतायाम- 
द्ृयहानिः- इति स्वसिद्धान्तभङ्गो भवेत्‌ ? इत्याशङ्कध इच्छादेर्भोग्यत्वमे- 
वास्ति, न पुनर्भोकतृत्वम्‌, इति दर्शयति 


अनुत्तरानन्दभुवामिच्छाद्ये भोग्यतां गते ॥१८९॥ 
संघ्यक्षराणामुदयो भोक्तुरूपं च कथ्यते । 


यद्यपीच्छादीनां स्वापेक्षया भोक्तृत्वमस्ति, तथापि अनुत्तरापेक्षया एषां 
भोग्यता विश्रान्तिमेति, तदा संध्यक्षराणामुदयः-सृष्टिम॑वेत्‌, 'अनुत्तरानन्द- 
भुवाम्‌’ इति बहुवचननिर्देशो व्यक्त्यपेक्षो ज्ञेयः, स चोदयो भोक्तुप्राधान्ये 
भवेदित्युक्तं 'भोक्तुरूपं च कथ्यत' इति, अत एवात्र इच्छाद्यं गुणभूतम्‌, अत 
एवानुत्तरेच्छादिसंघट्टमयत्वाविशेषेऽपि अन्तः स्थानां संध्यक्षरेभ्योऽयमेव विशेषः, 
यत्संध्यक्षराणि गृणीभृतेच्छाकानि अनुत्त रप्रधानानि, अन्तःस्थास्तु गुणोभूतानुत्तरा 
इच्छादिप्रधाना इति, एवमनुत्तर एव एकः पारमाथिको भोक्तेति सिद्धम, स हि 
स्वप्रकाशत्वात्स्वात्मनि प्रमेयत्ववार्तामपि न सहते--इति तस्य कथं भोग्यत्वं 
भवेत्‌, इच्छादिक पुनर्भोग्यमेवेत्यस्य भोग्यत्वम्‌ ॥१८९॥ 

अत आह 

अनृत्तरानन्दमयो देवो भोक्तेव कथ्यते ॥१९०॥ 

इच्छादिकं भोग्यमेब तत एवास्य शक्तिता । 


oie भाव की यह स्थिति यदि किसी तरह मान भी ली जाय तो भोक्ता 
की अनेक रूपता में तो उसके भद्वय भाव की हो हानि होने लगेगी और अपना 
ही सिद्धान्त खण्डित होने लगेगा ? इस भाशङ्का का उत्तर दे रहे हैं-- 


अनुत्तर और आनन्द का इच्छा और उन्मेष के योग से भोग्यता की 
स्थिति में सन्धि अक्षरों की उत्पत्ति होती है। यह भोक्ता की प्रधानता का ही 
परिणाम है। भोग्य इच्छादि इसमें गोण होते हें । इसीलिये अन्तःस्थ गुणीभूत 
अनुत्तर ओर इच्छादि प्रधान माने जाते हैं और सन्ध्यक्षर अनुत्तर ( भोक्ता ) 
प्रधान माने जाते हैं। जेसे इ+भ से 'य' बने अन्तःस्थ में 'इ'कार की ही 
प्रधानता होती है और 'ए' में अनुत्तर की । भोक्ता रूप अनुत्तर तत्त्व कभी 
भोग्य या प्रमेय भाव नहीं ग्रहण कर सकता । यही सन्ध्यक्षरों की विशेषता. 
है॥ १८९॥ 


ह १९१ ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ४६५ 


आनन्दस्य भोग्यत्वेऽपि अनुत्तराव्यतिरेका:द्भोकतृत्वमप्यस्ति, इत्यवद्यो- 
तयितुमिहानन्दग्रहणं, “भोग्यमेव' इत्येवकारेण भोकतृत्वच्छेदः, यत्पुनरेषणाद्य- 
वेक्षया भोकतृत्वमुक्तं तन्न पारमाथिक --भोग्यस्येव सतः तथात्वेन कल्पनात्‌, 
'तत' इति- भोग्यत्वात्‌, भोग्यत्वमेव हि शक्तित्वं, यदभिप्रायेणेव 
'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः । इत्युक्तम्‌ ॥१९०॥ 
नन्वेवं पुनरपि भोक्ता भोग्यं चेति द्वयमेवापतितम्‌ ? इत्याशङ्कूथादव 
भोग्यं भोक्तरि लीनं चेद्‌ भोक्ता तद्वस्तुतः स्फुटः ॥१९१॥ 
अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्युन्मेषणात्मकम्‌ । 
इह्‌ भोग्यं तावद्भोक्तारमन्तरेण स्वात्मनि सत्तामेव लब्धुं नोत्सहते, 
इति भोग्यत्वमपि तस्य कथं स्यात्‌, भोक्तरि चेद्विश्रान्तं तद्भोक्तेवावशिष्यते, 
न तदतिरिक्तं भोग्यं नाम किचित्‌, इति भोक्तेव साक्षाद्विजुम्भते, न 
काचिदद्वयवादहानिः, एवं भोग्यात्मदीर्घत्रयं भोक्त्रात्मनि ह्लस्वत्रये प्रत्येकं 
विश्वान्तम्‌-इति ह्वस्वत्रयमेव प्रधानमूतमिति तात्पर्यम्‌, तदाह 'अत' इत्यादि, 
चिदनुत्तरम्‌' इषिरिच्छा ॥१९१॥ 


इसीलिये कहते हैं-- 

इलोक १८८ में आनन्द को भोग्य कहा गया है किन्तु यह कथन सर्वा- 
शतया ग्राह्य नहीं है। अनुत्तर से व्यतिरिक्त न होने के कारण इसमें भोक्तृ 
भाव ही प्रधान है। इसलिये इन दोनों को दिव्य देव ओर भोक्ता कहते हैं । 
जहाँ तक इच्छा आदि का प्रइन है, इन्हें भोग्य हो मानते हैं । शलोक में 'एव' 
शब्द अवधारणार्थक है अर्थात्‌ इनमें भोक्तृभाव नहीं होता । इलोक १८९ में 
इनमें भोक्तु भाव की उक्ति सापेक्ष है । भोग्यत्व ही भोकतृत्व रूप में वहाँ कल्पित 
है । भोग्यत्व के कारण ही इच्छादि में शक्तिता आती है । “भोग्यत्व ही शक्तित्व 
है! इसो अभिप्राय से 

“इसकी शक्तियाँ ही विइव रूप में व्यक्त हैं । शक्तिमान्‌ तो मात्र महेश्वर 
ही है।” यह्‌ कहा गया है ॥ १९० ॥ 

इस प्रतिपादन से भी एकत्र भोक्तु भोग्य दोनों भाव आ जाते हैं ? इसे 
ही स्पष्ट कर रहे हैं-- 

श्रीत०--३० 


४६६ श्रीतन्त्रालोकः 


नन्वेवमपि भोबतुरानेक्यादद्वयवादहानिरिति तदवस्थ एव स दोषः? 
इत्याशङ्क्याह 

तदेव त्रितयं प्राहुभेरवस्य परं महः ॥१९२॥ 

तत्त्रिकं परमेशस्य पूर्णा शक्तिः प्रगीयते । 

तदेव--समनन्तरोक्तमनुत्तरेच्छोन्मेषात्मकं, 'त्रितयं', भेरवस्य--अन- 
न्यापेक्षत्वात्पूर्णस्य तत्त्वस्य, परं--विश्वापूरक शाक्तं तेजः प्राहुः, यतः 

'बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्यंवावियुक्तता ।! 

इत्याद्युक्तयुक्त्या तदेव त्रिकं पूणं संघट्टितं सत्‌ परमेक्वरस्य स्वातन्त्र्यलक्षणा 
शाक्तिः सवंत्रेवेष्यते, यतोऽयं वाच्यवाचकात्मनो विश्वस्य प्रसरः, एतदेव हि 
न्निकंसर्वाक्षेपेण वर्तते इत्यभिप्रायः ॥१९२॥ 

तदाह्‌ 


तेनाक्षिप्तं यतो विइवमतोऽष्मिन्समुपासिते ॥१९३॥ 
विइवश्क्तावच्छेदवन्ध्ये जातमुपासनम्‌ । 


भोग्य के भोक्ता में लीन हो जाने पर भोक्ता हो स्फुटतया शेष रहता 
है। इसी लिये कहते हैं कि भोक्ता के अतिरिक्त भोग्य कुछ नहीं होता । इसलिये 
हृस्व में दीर्घ की विश्रान्ति होने पर भ इ उ ही चित्‌, इच्छा ओर उन्मेष प्रधान 
भोक्ता सिद्ध हैं ॥१९१॥ 


इस स्थिति में भी भोक्ता की अनेकता के कारण अद्वयवाद के सिद्धान्त 
का खण्डन हो रहा है । दोष तो हटा नहीं ? इसी का उत्तर दे रहे हैं-- 


अनुत्तर, इच्छा और उन्मेषात्मक यह त्रितय परम पूर्ण, निरपेक्ष 'भेरव 
शिव तत्त्व का परात्मक तेज हे | कहा गया है-“उसकी अनन्त शक्ति समन्विति 
अपनी शक्तियों से अवियुक्त रहना हो है।' इस उक्ति के अनुमार बही 
तोन शक्तियों का समुदाय परस्पर पूरो तरह मिलता है । यही उस परम भेरव 
की स्वतन्त्रता है। यही स्वातन्त्र्य शक्ति है। इसकी सर्वत्र चाह होती है। इसी 
से वाच्यवाचक रूप जगत्‌ का प्रसार होता है। यही यह त्रिक है जिसकी सारा 
जञगतु अपेक्षा करता है ॥१९२॥ 


चै १९४] तृतीयमाल्विकम्‌ ४६७ 
यतस्तेन त्रिकेण सर्वमिदमाक्षिप्तम्‌ अतोशस्मन्नेव स्वातन्त्र्यशक्तिमा त्र- 
परमार्थे त्रिके समावेशशालिनः 

इत्याद्युक्त्या तदृद्वारेणेव अनवच्छिन्नस्वभावल्वाल्यूर्ण शक्तिमद्रपेर्जप अयत्नेनेव 
समावेशो जायते इति वाक्यार्थः ॥१९३॥ 

सर्वं चैतदाक्षेप्यमेतत्स्फारसारमपरिच्छेद्यं चेत्याह 
इत्येष महिमेतावानिति तावन्न शक्यते ॥१९४॥ 
अपरिच्छिन्नशक्तेः कः कुर्याच्छक्तिपरिच्छिदाम्‌ । 
न शक्यते इति--अर्थात्परिच्छेतु म्‌ ॥१९४॥ 

अत एव च स एव भगवाननुत्तरः स्वस्वातन्त््याद्विसवरूपत्तामाप्तः, 
इत्याहद 


वही कह रहे हैं-- 


इस त्रिक में ही सारा प्रसार आल्षिप्त है। इसलिये इस त्रिक को 
उपासना करना अनिवार्य है। इस अर्धाली में आक्षिप्त और उपासना दोनों 
शब्द विचारणीय हैं। क्षिप्‌ दिवादि, तुदादि और चुरादि गणों में गृहोत धातु 
है। प्रेरणार्थक धातु में आ उपसर्ग ओर क्तप्रत्यय यह स्पष्ट करते हैं कि विश्व 
का समग्र उल्लास इसी त्रिक को प्रेरणा से हो सका है। फेंकने अर्थ में प्रयुक्त 
सृष्टि की सर्जन प्रक्रिया इसी त्रिक के वश में है। यह विश्व ऊमियाँ उसो 
समुद्र में लहरा रही हैं त्रिक का उन्मेष निहित है । 

उपासना तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें समावेश नहीं होता । 
इसलिये त्रिक में समाविष्ट हाने को विधि अपनानी चाहिये । इन्हीं के माध्यम 
से अनवच्छिन्न पूर्ण स्वभाव परमेश्वर में भी साधक समाविष्ट हो सकता है । 
वस्तुतः यह त्रिक शेवी मुख है । कहा गया है । 'इसे शेवी मुख कहते हैं ॥१%३॥ 

यह सारा विश्वविस्तार आक्षेप्य, स्फार रूप और भर्पारच्छेद्य है-- 
यही कह रहे हैं-- 

यही उस महतो महीयान्‌ का माहात्म्य है । वह इतना है, उतना है, इस 
प्रकार को कोई सोमा नहीं । वह अपरिच्छिन्न महेश्वर परिच्छिन्न नहों हो 
सकता । काई परिच्छेद कर भी नहीं सकता॥ १९४ ॥ 


४६८ श्रीतन्त्रालोकः 


तस्मादनुत्तरो देवः स्वाच्छन्द्यानृत्तरत्वतः ॥। १९५।। 
बिसगंशक्तियुक्तत्वात्सपन्नो विइवरूपकः । 
बिसगंशक्तियोगे स्वाच्छन्द्यमनुत्तरत्वं च हेतुः, स्वतन्त्रस्येब हि 
पञ्चविषकृत्यकारत्वाद्विसे सामर्थ्यम्‌, भनुत्तरस्येव च शक्तिः विसर्गशब्द- 
ब्यपदेक्येति, यदुबतं प्राक्‌ 
'अनुस्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते । 
बिसर्गस्तस्य नाथस्य कोलिकी शक्तिरुच्यते ।। इति ॥१९५॥ 
नन्वेवं विशवरूपतायामस्यानेवयं स्यात्‌, इत्यद्वयहानिः ? इत्याश ङ्कूथाह्‌ 
एबं पञचाशदामहंपूर्णशक्तिमं हेशवरः ॥१९६॥ 
विमर्शात्मेक एवान्याः शक्तयोञ्त्रेव निष्ठिताः । 


पङ्चाशदामर्शा-मादि--क्षान्ताः, एक इति शक्तिशक्तिमतोरमेदात्‌, 
ननु समनन्तरमेव छ्ाक्तीनामपरिच्छि्नत्वमुवतं तत्कथं तासां पञ्चाशदिति 
नियतावच्छेदः संगच्छते ? इत्याशङ्कुघोक्तस्‌ 'अन्याः शक्तयोऽत्रेव निष्ठिता’ 
इति, अन्या इति--तस्संयोगवियोगसमुत्थाः “घटः पट' इत्येवमादयः, अत्रेव 
निष्ठिताः-पञ्चादातोऽतिरिक्तस्य परामशंस्यानुपपत्तेः ॥१९६॥ 


इस प्रकार वही अनुत्तर भगवान्‌ परम शिव अपने स्वातन्त्र्य स्वभाव के 
कारण विष्व रूप में उल्लसित है-यही कह्‌ रहे हैं-- 

इस लिये वह्‌ अकुल महेश्वर अपने स्वातन्त्र्य और अनुत्तरत्त्व की शक्ति 
द्वारा विसगं शक्ति से सम्पन्न होता है। यदि स्वातन्त्र्य न होता तो सृष्टि, 
स्थिति, संहार, तिरोधान भौर अनुग्रह करने में वह केसे समर्थ होता ? अतः यह्‌ 
निश्चित मत है कि भनुत्तर की शक्ति ही विसर्ग शक्ति हे। इलोक १९३ में 
पहले ही यह तथ्य कहा जा चुका है ॥ १९५॥ 


उसकी विश्व रूपता के कारण अनेकता स्वाभाविक है फिर भी विश्‍व 
रूपता से अद्वयवाद का सिद्धान्त खण्डित नही होता । यही कह रहे हैं-- 

'अः से क्ष! तक के ५० अक्षरात्मक आमर्शो से परिपूर्ण महेश्वर की 
अह्यता में अन्तर नहीं आ सकता । अन्य सारी शक्तियाँ तो इसमें विमर्श रूप 
से निष्ठित हैं । इस लिये उसके अतिरिक्त परामर्श की या वर्णों की नियतावच्छे- 
कता से भी उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ॥ १९६ ॥ 


| १९७-१९८ ] तुतीयमाह्मिकम्‌ ४९९ 


अत एव चार्घमात्रागणनाक्रमेण एकाशोतिपदापि देवो बर्णपञ्चाशत्ये- 
बान्तर्भावयिष्यते, इत्याह 
एकाशीतिपदा देवी हात्रान्तर्भावयिष्यते ॥१९७॥ 
अत्रान्तर्भावयिष्यते इति -एतन्निष्ठतयेव पर्यवसाययिष्यते, यद्दक्ष्यति 
'कालो5धंमात्राः कादीनां त्रयस्त्रिशत उच्यते । 
मात्रा हुस्वा: पञ्च दीर्घाष्टकं द्विस्त्रिः प्लुतं तु ल्‌ ॥ 
एकाशीतिमिमामधंमात्राणामाह नो गुरुः । 
यद्दशाद्धू गवानेकाशीतिकं मन्त्र मभ्यधात्‌ ॥ 
एकाशी तिपदा देबी शक्तिः प्रोक्ता शिवात्मिका ।' इति ॥१९७॥ 
नन्वेव परामर्शात्तराणामत्रेव निष्ठितत्वात्पञ्चाशदेव परामर्शा मुख्या, 
इति पुनरपि नियतावच्छेद एवापतेत्‌ ? इत्याशङ्कथ अ वच्छेदाधानासामथ्यं 
चोतयितुमवास्तवत्वप्रकटोकाराय आमर्शविशेषाणां तत्तदुपाधियोगोत्थापितत्वं 
दर्शयति 
एकामशंस्व भावत्वे शब्इराशिः स भैरवः । 
आमुझ्यच्छायया योगात्सेव शक्तिश्च मातृका । १९८ ॥ 


इसो तरह ८१ पदों वाली शक्ति भी ५० के अन्तर्गत हो अन्तर्भूत मानो 
जाती है-- 

उक्त आदिक्षान्त वर्णसमुदाय में ही ८१ पदों का भी पर्यवसान 
मानते हैं - 

'कादि स्पर्श वर्णों का अर्धमात्रिक काल ३३ होता है। हुस्व स्वरों को 
१०, दीर्घं स्वरों की ३२ प्लुत की ६ अर्ध मात्राओं के योग से यह ८१ पदों 
बाली मातृका शक्ति है। यह ज्ञान गुरुदेव के अनुग्रह का प्रतीक है। यही 
कारण है कि भगवान्‌ शिव ने भी ८१ शिव सूत्रों की रचना को । इस प्रकार 
यह ८१ पदों वालो देवो शिवाहिमिक्रा मातो जातो हे।' यह्‌ महेश्वर का हो 
बिमर्श प्रसार हे ॥ १९७ ॥ 

५० और ८१ भेद मानने पर भो तियतावच्छेदकता का दोष नहीं होता 
आर उपाधि बश अन्य परामर्शों की स्थिति का भी विवेचन कर रहे हैं: 

एक का तात्पर्य है कि वह स्वतन्त्र स्वतन्त्र है । प्रभु है । निरपेक्ष है । साथ 

ही उसका सहायक कोई नहीं । आमर्श ही उसका 'स्व' भाव है । वहु शाश्‍वत 


श्रीतन्त्रालोकः 


सा शब्दराशिसंघट्टाद्मिन्नयोनिस्तु मालिनी । 
प्राग्वन्नवतयामर्शात्‌ पृथम्वर्गस्वरूपिणो ॥ १९९॥ 
एकेकामशेरूुढो तु सेव पञ्चाशदात्मिका । 


एक:--भामृझ्यशून्यत्वान्नि:सहाय:, आमरशनमामर्शः परामशंक 
प्रमाता, तत्स्वभावत्वे पञ्चाशतोऽपि वर्णानां संकलनया 'शब्दराशिरिति, भैरव 
इति व्यपदेशः, भामृक्येनापि योगात्‌ 'शक्तिरिति मातृकेति’ च, सेव मातृका 
शब्दरािसंघट्टाच्टत्तिशत्ति मदेवयात्म्यलक्षणात्‌ लदणारनालबः्परस्परमेलनाव्‌, 
भिन्ना बीजेर्भेदिता योनयो व्यञ्जनानि यस्याः सा तथाविधा सती, 'म' इति-- 
वाच्यस्य प्रतियोग्यभावस्यालिनी विर्माशका, मलते--विइवं स्वरूपे धत्ते, 
मालयति-अन्तःकरोति क्कृश्स्नामति च मालिनीति व्यपदिश्यते, भिन्नयोः 
नित्थादेव च अस्या बीजयोनीनां विसंस्थुलत्वात्‌ नादिःफान्तत्वम्‌, प्राग्वदिति-- 
षोडशकप<्वपञऽचकचतुषकद्वयेकरूपतया यथापूवंम्‌, उक्तमित्यर्थः, तदृक्तम्‌ 


परामर्शक है । प्रमाता है। इस स्थिति में उसके ५०, ८१, १३२ या १६८ जितने 
भी अनन्त अनन्त परामर्श आकलित किये जा सकते हैं, ऐसे परामुष्ट स्पन्दनों 


से युक्त परनाद गर्भ परमेश्वर को “इब्दराहि' कहना भो उचित है। वही 
भेरव है। 
उसमें आमृश्य की छाया पड़ती है। इससे उसकी शक्ति और मातृका 
संज्ञा हो जाती है। शब्दराशि के संघट्ट से भेदभिन्न होने पर वही मालिनी 
कहलाती है । मालिनी का बीज 'म' है। ए, ऐ, : , घ, म और हीं इन अक्षरों 
को भी आगम शास्त्र में मालिनी कहते हैं। 'म' बीज की प्रंतियोग्यभावशालिनी 
शक्ति को मालिनी कहते हैं। मलते इति मालिनी विग्रह के अनुसार विश्व को 
अपने 'स्व' रूप में धारण करने वाळी नमकमाड सामरस्यवत्‌ सम्मिलित शक्ति 
मालिनी है। अथवा माल्यति इस विग्रह के अनुसार समग्र विश्वविस्तार को अन्तहित 
करती है | मालिनी के भिन्नयोनित्व के कारण इसमें बीज और योनि का क्रम 
मातृकावत्‌ नहीं है । मातृका आदि क्षान्त होती है । मालिनी नादिफान्त हाता है ॥ 
इसका क्रम न, ऋ, ऋ, छू, लू, थ, च, घ, ई, ण, उ, ऊ, ब, क, ख, ग, ध, ङ, 
इ, अ, व,भ, य, ड, ढ, ठ,झ,त्र,ज,र, ट, प, छ, ल, भा, स, अः, हू, ष,क्ष,म,श, 
अं, त, ए, ऐ, ओ, ओ, द और फ इस प्रकार है। यह क्रम न्यास के लिये 
प्रयुक्त होता है । मालिनी न्यास शक्ति-न्यास है। शक्तिमान्‌ मातृका होतो है। 
उसके न्यास का क्रम तन्त्रसार खण्ड (२) पृ० १२८-१२९ में द्रष्टव्य हे । 


कु २००] तृतोयमाह्लिकम्‌ ४७१ 


€.,..००००० 


०००० ०१११" "”०नवधा वर्गभेदत । 
पृथग्वगंबिभेवेन शताधंकिरणोज्ज्वला ॥' इति ॥ १९९ |: 
तदेवमत्र वर्णपञ्चाशतः प्रत्येकं भेदेन स्वरूपमभिधाय अभेदेनापि अभिः 
दघदेव तदनुषक्तमनुजो देशो दिष्ट मन्त्राद्यभिन्नरूपत्वमपि आसूत्रयति 


इत्थं नादानुवेधेन परामशंस्वभावकः | २०० ॥ 
शिवो मातापितृत्वेन कर्ता विइवत्र संस्थितः । 


इश्यम्‌-उक्तेन वक्ष्यमाणेन च प्रकारेण, नादेन हकारात्मना शक्त्या; 
योऽसावनुवेधः-=तादात्म्यापत्तिः, तेन अनुत्तरः परमेश्वरः शिव एव 


'अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितो । 
विभनक्तिर्नानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव ॥ 


इत्याद्युक्त्या परमन्त्रवीर्यस्वभाव-भकारहुकारात्मपरामर्शरूपो भवेत्‌, यतः स 
एव कर्ता परप्रमात्रेकरूपो वर्णपञ्चादादात्मनि विश्वत्र, मातापितृत्वेन संस्थितः 
अनुत्तरविसर्गरूपतया प्रस्फुरित इत्यर्थः ॥ २०० ॥ 


पहले मातृका पश्चात्‌ मालिनी न्यास होता है क्‍योंकि यदद देवी का शाक्त रूप है। 
भिन्न योनि कहने का यही तात्पर्य है कि यह शाक्त भूमि है । यह बोजरूप 
मातृका न्यास प्रयुक्त बणों से क्षुब्ध होतो है। अथवा मातृका के वर्णो से इसके 
व्यञ्जन भिन्न क्रम वाले हैं । इसीलिये नादिफान्त इसका क्रम है। हाँ, इसमें भी 
५० वर्ण होते हैं । उनकी संख्या मातृका वर्ण की ही संख्या है--“वर्ग भेद से 
यह नव प्रकार की तथा पृथक्‌ वर्ग भेद से यह शतार्ध किरणों से उज्वल अर्थात्‌ 
५० वर्णात्मिका हे ।” यह मातृका और मालिनो का अन्तर हे ॥ १९९॥ 

भेद और अभेद दोनों तरह से मातृका वर्णों का स्वरूप उपस्थित करने 
के बाद इसी सन्दर्भ में मन्त्रों आदि की अभिन्नता का आसूत्रण कर रहे हैं- 

इस तरह नाद रूप हुकारात्मक शक्ति से अनुत्तर का तादात्म्य हो जाता 
हे। यह तादात्म्य ही नाद का अनुवेध हे। परिणामतः अकाहकार का प्रत्याहार 
रूप परमन्त्रात्मक परामर्श होता हे । कहा गया हे-- 

“ञकार और हुकार एकत्र अवस्थित हैं। इनमें विभाजन नहीं होता । 
जेसे वायु और आकाश ।” यह शिव रूप परप्रमाता पचास वर्णों में भी ब्याप्त 
है । यह अनुत्तर कर्त्ता है और पिता-माता की तरह विलक्षण रूप से प्रस्फुरित 
हे॥ २०० ॥ 


४७२ श्रोतन्त्रालोकः 


नन्वेवमपि भेदेनेव वर्णपञ्चाशतो रूपमुक्तं स्यात्‌ नाभेदेन ? इत्या- 
शङ्क्याह 

विसग एव शाक्तोऽयं शिवबिन्वुतया पुनः॥ २०१॥ 

गर्भोकृतानन्तविइवः  श्रयतेऽनुत्तरात्मताम्‌ । 


इह खलु अनुत्तरस्य परमेश्वरस्य शाक्त एवायं विसर्गो -हुकारपर्यन्तेन 
स्थूलेन रूपेण परिस्फुरणं, पुनः प्रत्यावृत्त्य शिवबिन्दुतया तिविभागात्मपर- 
प्रकाशात्मप्रमात्रेकरूपतया कीडीक्कतनिखिलवाच्यवाचक्रकलापः सन्‌, अनु- 
्तरात्मतां श्रयते-निविभागपरप्रकाशस्वभावबिन्दुरूपतामाश्रयते, येन 'अहम्‌' 
इति परामर्शो भवेत्‌--यदनुत्तर एव हकारात्मशक्तिछपतामाभास्य स्वात्मन्येव 
अविभागप्रकाशरूपे विश्राम्यतीति भावः । यद्वक्ष्यति 
“संवित्तो भाति यद्विश्वं तत्रापि खल्‌ संविदा । 
तदेतत्त्रितयं दन्द्वयोगात्संघातताँ गतम्‌ ॥ 
एकमेव परं रूपं भेरवस्याहमात्मकम्‌ ।' (३।२०७) इति ॥२०१॥ 
ननु अविभागपरप्रकाशविश्रान्तावपि भहुंपरामर्शस्य भेदमयस्वमेवास्ति ? 
इत्याह 
अपरिच्छिन्नबिइवान्तःसारे स्वात्मनि यः प्रभोः ॥ २०२ ॥ 
परामशः स एवोक्तो द्रयसंपत्तिलक्षणः । 


प्रहन है कि इस प्रकार भी ५० वर्णो का अभेदस्व सिद्ध नहीं होता । 
इसका उत्तर दे रहे हैं -- 

यह भनुत्तर परमेश्वर का हो शाक्त विसर्ग है, जो हकार पर्यन्त स्थूल 
रूप से प्रस्फुरित है । वहाँ से इसके प्रत्यावर्तन की स्थिति में शिव, विन्दु रूप से, 
विभाग रहित पर प्रकाश रूप से प्रस्फुरित है। पर प्रकाश रूप परःप्रमाता में 
तादात्म्य भाव से अवस्थित है। समस्त वाच्यवाचक रूप विश्व को अपने 
रहुस्यान्तराल में रखते हुए उल्लसित रहता है। इसी लिये इसे निविभाग परम 
प्रकाश स्वभाव शिव विन्दु मानते हैं । उस समय इसका पूर्ण रूप 'अहं' हो जाता 
है। स्वात्मविश्रान्ति का यह एक मात्र स्थान है। इसी भाव को इलोक 
३।२०७ में भो प्रतिपादित किया गया है ॥२०१'। 

निविभाग पर प्रकाश विश्रान्ति की अवस्था में भो अहं परामर्श की 
भेदात्मकता रहती है क्या ? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे हैं-- 


डं २०२ ] तृतीयमाल्चिक्रम्‌ ४७३ 


प्रभोः--अनुत्तरस्य परमेश्वरस्य, अनन्तजगन्मध्यसातिशये स्वात्मन 
यः 'अहुम्‌' इति परामर्शः, स एव प्रतियोगिभूतस्यापोह्यस्य इदन्तापरामर्श- 
स्यापि संभवात्‌ 'द्वयसंपत्तिलक्षण उक्तो' भेदनिबन्धनत्वेन प्रतिभासते इत्यर्थः 
॥ २०२॥ 

ननु इह्‌ शरीरादावहंप्रत्यवमर्शः सप्रतियोगित्वाद्भवतु नाम भेदनिबन्धनं, 
परप्रमात्रात्मनि प्रकाशे प्रवर्तमानः अतिरेकानतिरेकविकल्पोपहतस्वात्‌ प्रति- 
योगिनो [ अप्रतियोगी | न तथा ? इत्याह 


अनृत्तरविसर्गात्मशिबश्ञक्त्यद्वृयात्मनि ॥ २०३ ॥ 
परामर्शो निर्भरत्वादहमित्युच्यते विभोः । 


अनुत्तरविसर्गात्मिके ये शिवशक्ती, तयारद्वयं सामरस्यं, यत्र शिव 
इति, शक्तिरित्यपि' पृथक्‌ परामर्शो नास्ति, तथात्वे हि प्रतियोगिनः संभावना- 
मात्रमपि न भवेदिति भावः । एवंविधे परप्रकाशस्वभावे विभोः अनुत्तरस्यात्मनि 
निर्भरल्वात्प रस्य कस्यचिदपेक्षणीयस्याविद्यमानत्वेन पूर्णत्वात्‌ 
प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीतितः।' (अ. प्र. २२ श्लो.) 


इत्यादिदृशा अहमिति स्वात्ममात्रस्फुरत्ताहूप: परामर्श उच्यते--सर्वशास्त्रेषु 
अविगानेन अभिधीयते इत्यर्थः ॥ २०३ ॥ 


प्रभु अनुत्तर परमेश्वर के अनन्त अपरिच्छिन्न अन्तः सार रूप स्वात्म 
में जो अहमात्मक परामर्श होता है, वही प्रतियोगी रूप भपोह्य इदन्ताप रामर्श 
का उद्गम स्थान है । आगम शास्त्रविद्‌ द्वेत सम्पत्ति रूप भेदनिबन्धन भाव से 
प्रतिभासित महं परामर्श के आनन्द समावेश का अनुभव करते हैं। यहाँ मेद- 
मयता की आशङ्का के लिये कोई स्थात नहीं है ॥२०२॥ 

शरीर आदि में अहं प्रत्यवमर्श की प्रतियोगिनी भेदनित्रन्धकता 
सामान्य है । क्या पर-प्रकाश रूप पर प्रमाता में प्रवर्तमान अहं प्रत्यवमर्श भो 
विकल्प से उपहत है, क्योंकि उसमें द्वेताद्वेत की स्फूर्ति होती ही रहतो है? 
इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 

अनुत्तर और विसर्ग रूप शिव एवं शक्ति के अद्वय सामरस्य को चरम 
अवस्था में यहु शिव है'-'यह शक्ति है” इस प्रकार का कोई पृथक्‌ परामर्श 
नहीं होता । प्रतियोगी को संभावना भो यहां नहीं होती अपितु पर-प्रकाश रूप 
विभु, शाश्वत भाव से अनुत्तर भाव में ही उल्लसित रहता है । किसी सापेक्ष 


Se 


ट्ट श्रीतन्त्रालोकः 


ननु भवतु नाम स्वास्ममात्रस्फुरतारूपोऽहंपरामर्शः किमनेन नः प्रयोजनं, 
वर्णपञ्चाशतः पुनरभेदेन स्वरूपमनेनोक्तं न भवेत्‌ ? इत्याशङ्क्याह 


अनृत्तराद्या प्रसृतिहन्ता शक्तिस्वरूपिणो ॥ २०४ ॥ 
प्रस्याहताशेषविइवानृत्तरे सा निलोयते। 


अनुत्तरात्‌ आदिवर्णादानन्दादिपरामर्शान्तरा विर्भावका रित्वाच्छक्तिस्व- 
रूपिणी, या हान्ता प्रसृतिर्हुकारपर्यन्तेन स्थूलेन रूपेण स्फुरत्ता, सेव पुनः 
'आदिरन्त्येन सहेता' ( पा० २।२।७१ ) इति नीत्या भकारहुकारात्मना रूपेण, 
प्रत्याहृतं गर्भीकृतमशेषमानन्दाद्यमृतबीजपर्यन्तं विश्वं यया तथाभूता सती, 
अनुत्तरे निविभाग-प्रकाशात्मनि परस्मिन्तु रूपे, निलीयते विश्राम्यति, येनाहं 
परामर्शो जायते, पेन भमेदेनेव प्रत्याह्वारनीत्या सर्वेषामपि वर्णानां परामर्शः 
स्यात्‌।। २०४॥ 

ननु. यदि पाणिनीयप्रक्रियया प्रत्याहारक्रमेणेव युगपत्सर्वेषां वर्णानां 
परामर्शो विवक्षितः, तदका रहका रात्मनेव परामर्शविशेषेण भवेत्‌; यत्तु पुनरपि 
“अनुत्त रे एव विश्रान्तिः, इत्युक्तं तत्किमर्थम्‌ ? इत्याशङ्कूथाह 


सत्ता का वहाँ अस्तित्व नही होता । “वही प्रकाश की स्वात्मविश्रान्ति है । वहीं 
महंभाव है।” (अ०प्र० २२) इस दृष्टि से केवल स्वात्म स्फुरत्ता ही अह परामर्श 
है। इसलिये यहाँ विकल्प का उपघात असंभव है ॥२०३॥ 

उक्त स्थिति में भी ५० वर्णात्मकता में भेदवाद की गन्ध है, इसका 
स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 


आदि हान्त रूप शक्त्यात्मक प्रसार 'आदिरन्त्येनसहेता' पाणिनि सूत्र 
२।२।७२ के अनुसार प्रत्याहृत होकर मनुत्तर में ही मिल जाता है । इस दृष्टि से 
यह सारा प्रसार ही मभेदात्मक है, यह्‌ सिद्ध हो जाता है ॥२०४॥ 

पाणिनीय प्रक्रिया और अनुत्तर विश्रान्ति इन दोनों का स्पष्टीकरण कर 
रहे हैं-- 

प्रत्याहार सिद्धान्त के अनुसार आदि अन्त वर्णों के साथ भन्तःस्थित वर्णों 
की तरह समग्र विश्व का बोध सवाभाविक है । विश्वरूपिणी शक्ति भी 'हू' 
कलात्मक है । अनुत्तरकत्त्‌'क 'ह' कला का सम्पुट, भन्तःस्थ विश्व का अभेद्य 
कवच है। यह आन्तरिकता ही सार है । महास्फुरत्ता की सत्ता हैं ओर हृदय 
है । सामरस्य का चरम परम आनन्दात्मक उल्लास है । इसी तथ्य को- 


11 २०५-२०६ ] तृतीयमाह्लिकम्‌ ४७५: 


तदिदं विइवमन्तःस्थं शक्तो सानुत्तरे परे ॥ २०५ ॥ 

तत्तस्यामिति यत्सत्यं विभुना संपुटीकृतिः । 

यद्यपि अकारहकारात्मनेव रूपेण प्रत्याहारनीत्या समस्तवर्णपरामर्श: 
सिद्धयेत्‌, तथापि हुकलात्मनो विश्वरूपायाः शक्तेरनुत्तरकर्तुक॑ संपुटीकारं 
प्रदर्शयितुमेवमुक्तम्‌ । तथाहि 

'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं **'' ****** || 

इत्यादिनीत्या विष्व॑ तावच्छत्येकात्मकं, शक्तिरपि 'शक्तिमतः खलु शक्तिरनन्या' 
इत्यादिनीत्या भनुत्तर एव विश्रान्ता, अत एव च परस्परावियोगात्‌ शक्ति- 
शबितमतोः, तत्‌ शक्तिमहूपमप्यनृत्तरं, तस्यां शक्तावेवान्तःस्थम्‌--इत्यनुत्तरादेव 
शक्तेरुदयस्तत्रेव च विश्रान्तिः,-इत्यनुत्तरेणेव विभुना नूनं शक्तेराद्यन्तयोगात्‌ 
संपुटोकृतिः ॥ २०५ ॥ 

अत एव चागमोऽप्येवमित्याह 

तेन श्रीत्रीझिकाशास्त्रे शक्तेः संपुटिताकृतिः। २०६ ॥ 
त्रयाणां परादिशक्तिप्रतिपादकानां शाख्राणामोशेति त्रिशिका श्रीपरात्रिशका । 
यदुक्तं तत्र 

“सारा जगत्‌ इसकी शक्तियों का प्रतीक हे।” इस उक्ति द्वारा समथित 
किया गया हे। निकषं रूप से यह कहा जा सकता हे कि विश्‍व की ओर शक्ति 
की एकात्मकता ही सत्य है। शक्ति भी शक्तिमान्‌ से ऐकात्म्य भाव से शाश्वत 
स्फुरित है । अनुत्तर में इस तादात्म्य विश्रान्ति की महानुभूति उच्चस्तरीय 
साधकों की प्राकाम्यातीत सिद्धि है । शक्ति अनुत्तर में हे। अनुत्तर शक्ति में 
हे। अनुत्तर से शक्तिका उदय हे- उल्लास है और उसी में विश्रान्ति भी 


हे। इन्हें अलग कर देखा ही नहीं जा सकता । परमेश्वर ने आदिक्षान्त सम्पुट 
में सारा कोष सुरक्षित कर उसे कीलित कर दिया हे ॥२०५॥ 


अन्य भागम भी यही कहते हैं-- 
इसी लिये श्री त्रीशिका शास्त्र में भो-- 


“वहाँ पहले वीर भाव प्राप्त शेव साधक बाह्ययाग करे । फिर अन्तर्याग 
की सिद्धि के लिये आसन सिद्ध करे । तत्पश्चात्‌ सृष्टि सत्ताको अहमात्मक 


४७६ श्रीतन्त्रालोकः 


'तत्र सृष्टि यजेह्वौरः पुनरेवासनं तत: । 
संपुटीकृत्य सृष्टि तु पश्चाद्यजनमारभेत्‌ ॥' (परात्री० २९ श्लो.) 
इति ॥ २०६॥ 
तदेवोषसंहरति 
संवित्तौ भालि यद्विइवं तत्रापि खलु संबिदा । 
तदेतत्त्रितयं द्वन्द्वयोगात्संघातता गतम्‌ ॥ २०७॥ 
एकमेव पर रूपं भेरवस्याहमात्मकम्‌ । 


यदिदं हकलात्म शक्तिरूपं विइवं संवित्तावनृत्तरात्मनि परस्मिन्तुपे 
भाति तत एवोदितमित्यर्थः। तत्रापि एवंरूपतयामपि, संविदेव खलु भाति 
तत्रानृत्तरात्मन्येव रूपे तद्विश्रान्त मित्यर्थः । यदुक्तम्‌ 
'यश्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च।' इति। 


तदेतत्‌ संवित्तिविशवं संविदेति त्रितयं, द्वन्द्वयोगात्परस्परसंघ- 
ट्टात्संघाततां गतं मेलनां प्राप्तं सत्‌, अहमिति प्रतियोगिभूतप रामर्शान्तिरा- 
भावादेकमेव ध्रमातृप्रमेयादिप्रकाशविश्रान्तिधामतया, परम्‌ उत्कृष्ट, भेरवस्य 
सर्वभावनिर्भरत्वादनन्यापेक्षिणः  पूर्णवृतेः  प्रकाशेकवपुषः स्वात्मनो रूप॑ 
परविमर्शात्मा स्वभाव इत्यर्थः ॥ २०७ ॥ 


सम्पुट में डाल कर मोती बना दे । तत्पश्चात संविदगिनि में बसुधा से शिवान्त 
के यजनका प्रारम्भ करे।” यह कहा गया हे । त्रीशिका शब्द से परा, अपरा 
ओर परापरा शक्तियों की स्वामिनी का अर्थ गृहीत होता हे ॥२०६॥ 


इसी विषय का उपसंहार कर रहे हैं-- 


संवित्त अनुत्तर परमेश्वर का ही परम रूप है। उसमें ही विश्व विभा 
उल्लसित है । उसी से उदित भी है । उसमें विभा का आह्वादमय अवभास भी 
संविद्‌ शक्ति के द्वारा ही संभव है। यह भी अनुत्तर में ही विश्रान्त है। कहा 
गया है कि, “जिस फलक पर यह विस्मय जनक विइवचित्र उल्लसित है 
उसी में अस्तंगत भी हो जाता है।” इस तरह पहले संवित्ति', फिर 
“बिश्व! और फिर 'संविदा' यह त्रिक द्वल्दयोग से परस्पर संघट्टित होता है। 
उनका संघात होता है । फिर परस्पर मिश्रण हो जाता है। इससे तप कर जो 
ताप्तदिव्य काञ्चन रूप खरा सोना निकलता है, वही 'अहम्‌' है । इसका कोई 


इलो० २०८-२१० ] तृतीयमाह्निकम्‌ ४७७ 


ननु 'परस्याकुलस्य धाम्नः कोलिकी शक्तिविसर्ग' इति प्रागुक्तं, सा 
च न श्क्तिमतोषतिरिक्तेति तस्यास्तदतिरेकेण परिस्फुरणमेव न युज्यते,- इति 
का वार्ता पुनरपि तत्र विश्रान्तो ? इत्याशद्कुयाह 


बिसगंशक्तिर्या शंभोः सेत्थं सर्वत्र वर्तते ॥२०८॥ 
तत एव समस्तोऽयमानन्दरसबिञ्जमः । 


या खलु निःश्रेयसात्मपरश्रेयः कारणस्य अकुलस्य धाम्नो विसर्गशक्ति- 
रुक्ता, सेवेल्थं वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, सर्वत्र वतते भेदमेदामेदात्मना 
प्रस्फुरतीत्यर्थंः । यद्दशादेव वाच्यवाचकात्मा बाह्योऽयमानन्दमयः समुज्जृम्भते 
स्फारः ॥ २०८॥ 

ननु बाह्यस्य सुखदुःखादिरूपत्वादानन्दमयत्वमेव कथमुक्तम्‌ ? इत्या- 
शद्ध गर्भीकृत्य तदेवोपपादयति 


तथाहि मधुरे गोते स्पर्शे वा चन्दनादिके ॥ २०९॥ 
माध्यस्थ्यविगमे यासो हुदये स्पन्दमानता । 
आनन्दक्तिः सेवोक्ता यतः सहृदयो जनः ॥२१०॥ 


प्रतियोगी नहीं । यह प्रमेय प्रमातु भाव की विश्रान्ति का परम धाम है। यह्‌ 
एक परमोष्कृष्ट, सर्वभाव निर्भर, निरपेक्ष, प्रकाशेक शरीर, परविमशं- 
स्वभाव भैरव हो है ॥२०७॥ 


पहले कहा गया है कि 'पर अकुल धाम परमेश्वर की कौलिकी शक्ति को 
विसर्ग कहते हैं।' वह शक्तिमान्‌ से अतिरिक्त नहीं है। उसका शक्तिमान्‌ के 
अतिरिक्त स्फुरण युक्ति सङ्गत नहीं है । प्रश्न है कि शक्तिमान्‌ में विश्रान्ति का 
तब क्या अर्थ होगा ? इस पर कह्‌ रहें हैं-- 

विसर्ग शक्ति के सम्बन्ध में अकुलधाम में विश्रान्ति को उक्त बात 
अक्षरशः सत्य है। अकुलधाम ही तो परम श्रेय का कारण है । विसर्ग शक्ति वहीं 
से भेद, अभेद और भंदाभेद रूपसे प्रस्फुरित होती है । उसी के परिणाम स्वरूप 
वाच्य-वाचकाल्म यह बाह्य विस्फुरण सम्भव है । यह बड़ा ही आकर्षक, मोदमय 
भोर आनन्दरस से ओत प्रोत है ॥ २०८ ॥ 

बाह्य तो द्वन्द्वात्मक है । यहाँ सुख है तो दुःख भो है । फिर आप आनन्द- 
मयता की बात केसे कह रहे हैं ? इसको दृष्टान्त के माध्यम से स्पष्ट कर 


रहे हैं-- 


४७८ श्रीतन्त्रालोकः 


इहु खलु यस्य कस्यचन प्रमातुः, गीतादौ विषये यदा माध्यस्थ्यविगमः 
ताटस्थ्यपरिहारेण तदेकतानता, तदा येयं हृदये विइवश्रतिष्ठास्थाने बोधे, 
स्पन्दमानता तन्मयतया परिस्फुरदूपता, सेवेयमानन्दशक्तिक्ता सर्वशास्त्रेषु 
अभिहितेत्यर्थः । यदुक्त 
'गीतादिविषयास्वादासमसोख्येकतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥' वि. भे., ७३ इति । 
भोगस्य सुखदुःखाद्या भाससाधा रण्यमनइनुवाना 


“सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी । 

संषा सारतया प्रोक्ता हुदयं परमेष्ठिन। ॥' ई. प्र. १।५।१८ 
इत्यादिनिरूपितस्वरूपा प्रिस्फुरट्र्पतेव “स्वातन्त्र्यमिति विमर्शं इति आनन्द 
इति च' सर्वत्रेव उद्घोष्यते, यन्माहात्म्यादेव च जडोऽपि नि्खिलोऽय्रं जनः 
सचेतन इत्युच्यते, अत एव लोकेऽप्यानन्दातिशयकार्येव जनः “सहृदय' इति 
प्रसिद्धिः । यद्यपि सर्वः एवायं विश्वप्रपञ्च आनन्दशक्तिस्फारः तथापि स्फुटो- 
पलम्भादत्र तस्या एवमुक्तम्‌ ॥ २१० ॥ 

कहीं भी मधुर रागिनी झंकृत हो रहो हो ओर श्रोता सहृदय हो, तो 
"ऐसी एकतानता आती है, जहाँ ब्यक्ति खो जाता है। उसे ही माध्यस्थ्य विगम 
कहते हैं । हृदय में एक आनन्द शक्ति स्फुरित है । चन्दन आदि के सुखद स्पर्श 
में भी ऐकात्म्य बोध होता है, जिसमें बीच की सारी दूरी समाप्त हो जाता है। 
तटस्थता हटती है भौर तन्मयता परिस्फुरित होती है। कहा गया है-- 

“गीत आदि विषयों के आस्स्वाद में जो सामरस्य सुख की महानुभूति 
होती है, उसी तादात्म्य बोध की तरह योगियों की मनोरूढि हो जाने पर परः 
भेरव तादात्म्य स्थापित हो जाता है ।” 

भोग क्या है? सुख दुःख आदि आभास की सामान्य स्थिति है । इसे 
देह नहीं अपितु वह महास्फुरत्ता की शक्ति ही अनुभव करती है। वही कह 
रहे हैं 


“देश और काल में सामान्यतया शाइवत विद्यमान महासत्ता रूप होने 
के कारण स्फुरत्ता ही परमेष्ठी का 'हूदय' कहलाती है ।” 

यह परिस्फुरदूपता ही शिवका स्वातन्त्र्य है। यही विमर्श है । यही 
आनन्द है। यह सभी कहते हैं। उसी की प्रतिष्ठा के कारण जड पुरुष भी 


इलो० २११-२१४ ] तृतीयमाह्निकम्‌ ४७९ 


तदेवं विसर्गशक्तेरेवायं महिमा--यदियान्भेदभेदाभेदाभेदात्मा विश्व- 
स्फारः. यदुपाधिवश्षादेव विसर्गशक्तेरपि त्रेविध्यं, तदाह 
पुवं विसृज्यसकलं कतंव्यं शून्यतानले । 
चित्तविश्रान्तिसंज्ञोऽयमाणवस्तदनन्तरम्‌ ॥२११॥ 
दृष्टश्चृतादितदृस्तुप्रोन्मुखत्वं स्वसंविदि । 
चित्तसंबोधनामोक्तः शाक्तोहलासभरात्मकः॥ २१२॥ 
तत्रोन्मुखत्वतव्रस्तुसंघट्टाइस्तुनो हृदि । 
रूढेः पुणतयावेशान्मितचित्तलयाच्छिवे ॥२१३॥ 
प्राग्वः्भूविष्यदोन्मुख्यसंभाव्यमिततालयात्‌ । 
चित्तप्रलयनामासौ बिसगेः शाम्भवः पर: ॥२१४॥ 


शून्यता भावप्रक्षयात्मकं निष्कलं रूपं, तस्या अनले तद्विलापकल्वात्त- 
द्विद्धे निखिले भावमये सकले रूपे, पूर्वम्‌ अनिद॑प्रथमतया प्रवृत्तं, विसुञ्यं न तु 
स्थाप्यं संहायं वा, सकळं प्रमातृप्रमेयात्म विश्व यत्र, एवंबिधं यत्कर्तव्यं तेन तेन 
रूपेण परिस्फुरणं, तदेव नाम चित्तं 


चेतन कहलाते हें । लोक में ऐसे ही विमर्श रसिक पुरुष सहृदय कहलाते हैं । 
यद्यपि यह विश्व आनन्द शक्ति का स्फार है फिर भी वह इन्हीं सहूदयों में 
अभिव्यक्त होता है ओर अपना स्वरूप ज्ञापित करता है ॥ २०९-२१० ॥ 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि यह सारा माहात्म्य बिसगं शक्तिका है । 
उसी से भेद, भेदाभेद ओर अभेदात्मक विश्व का स्फार होता है। उपाधिवश 
विसर्ग शक्ति में भी त्रेविध्य हो जाता है। वही कह रहे हैं - 


विसर्ग की तीन अवस्थाओं को समझने के लिए पहले चित्त विश्रान्ति, 
चित्तसंबोध और चित्त प्रलय शब्दों को समझना है। भेद की उन्मुखता की 
चरम सोमा में चित्त को ठहुरा देना ही चित्त की विश्रान्ति कही जाती है । 
यह दशा तब होती है, ज शून्यता में आग लग जाय । भाव के प्रक्षय को उच्च 
अवस्था ही शून्यता है। इसे निष्कल दशा भी कहते हैं। इसके विरुद्ध प्रमातृ- 
प्रमेयात्मक विश्व भाव मय 'सकल' दशा होती है। सर्वप्रथम उसी में विसर्जन 
करने योग्य विश्वात्म प्रस्फुरित सभी भाव निहित हो जाते हें । चित्त बही 
रम जाता है । संकोच प्रधान हो जाता है । प्रत्थमिज्ञा हृदय का ५ वाँ सूत्र हें - 


श्रीतन्त्रालोकः 


'चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनो चित्तम्‌” 
( प्र० हू० ५ सूळ ) 
इस्यादिनीत्या चितिचेत्ययोः संघटुरूपं संकुचितं ज्ञानं, तस्य विश्रान्तिः 
भेदोन्मुख्ये परा काष्ठा, तदभिधानोऽयं भेदप्राधान्यादाणवो नरसम्बन्धी 
हुकारात्मा स्थूलो विसर्गः। एतदन्तरमपि दृष्टश्रुते आदी यत्र, आदिग्रह- 
णात्‌ स्पृष्टघ्राताद्यपि, एवविधं यत्तच्चराचरात्मना प्रसिद्धं जगल्लक्षणं वस्तु, 
तस्य यदात्मसंविदि प्रकर्षेणोन्मुखत्वं ` ग्राह्यग्राहुक मेदात्म सकलरूपापहुस्तनेन 
निष्कलरूपतोद्रेचनेन स्वात्मसंविदेको मावेनावभासनं, तदेव नाम चित्तस्य 
संकुचितात्मनो ज्ञानस्य, स्वात्मसंविद्विश्रान्तेः संबोधः सम्यग्बोधः, तन्नामायं 
सूक्ष्मो विसर्जनीयात्मा मेदामेदप्रधानः शाक्तो विसर्गं उक्त: । तथा तत्र 
आत्मसंबिदि, उन्मुखत्वेन तस्य जगल्लक्षणस्य वस्तुनोऽर्थात्तयेव संघट्टात्पर- 
स्परीन्मुख्यात्तस्येव च वस्तुनो हृदि तत्रेव संविल्लक्षणे पारमार्थिके रूपे, 
प्ररोहात्‌, शिवे चिदात्मनि बोधे, पूर्णतया कर्तृत्वाद्युत्तेजनेन, मितस्य शून्यादेः 
संकुचितस्य परिमितस्य  प्रमातुर्गृणीभावात्‌, य भावेशस्तत: प्राग्वदाणव- 


“पिति हो चेतन पद से स्खलित होकर चेत्य के संघट्ट से चित्त बन जाती हे ।” 
बाह्य और आन्तर प्रभेयों के प्रभाव से संकुचित हो जाती हूं । इस प्रकार 
चित्त संकोचःप्राधान्य के कारण अर्थ में विश्रान्त हो जाता हें। यह ऊपर कहा 
गया भेद प्रधान, नरसम्बन्धी, हका रात्मक स्थूल आणव विसर्ग है । 


शाक्त विसर्ग चित्त संबोधात्मक होता है । इसमें इन्द्रिय सन्तिकषं-ग्राह्म 
चराचरात्मक जगत्‌ रूपी वस्तु स्वात्म संविद्‌ प्रकाश की ओर उन्मुख हो जाता 
है । ग्राहक रूप भेंदात्मकता का भपहस्तन हो जाता है । निष्कलता का उद्रेक 
होने लगता है । स्वात्मसंविदेकयानुभूति जागृत हो जाती है । चित्त का संकुचित 
ज्ञान समाप्त हो जाता है। स्वात्म संविद्‌ में वह॒ विश्राम करने लगता है । 
शाक्तोल्लास रूप एक विलक्षण बोध उद्बुद्ध हो जाता है । इसे ही चित्त सम्बोध 
करते हुं। बह शाक्त विसर्ग है। 

शाम्भव विसर्ग चित्त प्रलयात्मक होता हे। इस स्थिति में सात क्रियायें 
होती हैं। १-स्वात्मसंविद्‌ में ओन्मुर्प, २--जागतिक वस्तुओं का संविद्‌: 
संघट्ट, २--समस्त वस्तु सत्तात्मक जगत्‌ का संविद्‌ रूपी पारमाथिक सत्ता 
में प्ररोह, ४- चिन्मय बोध का उल्लास, ५- पूर्ण आवेश के कारण चित्त के 
संकोच का क्षय और शिव में विलय, ६-आणव विसर्ग में जा बहिमुखता 


[ज २१५-२१६ ] तृतीयमाह्निकम्‌ ४८१ 


वद्भविष्यदपि यदोन्मुख्यं बहीरूपतया परिस्फुरणं, तेन संभाव्यमाना येयं 
मितता संकुचितज्ञानरूपता तस्या लयः संभाव्यमानस्यापि संकोचस्याभावः, 
ततश्चत्तस्य प्रकर्षेण लयः संकुचिततापासनेन पूर्णतावलम्बनेन च स्वात्म- 
संबिन्मात्रतया परिस्फुरणं, तन्नामायमभेदप्रधान आनन्दात्मा परः शेवो 
विसर्गः। तदेवं पारमेश्वरी विसर्गशक्तिरेव तथा तथा परिस्फुरति,-इति 
नरशक्तिशिवात्मना सस्यास्त्रेविध्यमुक्तं, तेन युक्तमुक्तं-यद्विसर्गशक्तिः 
सर्वत्र वर्तत इति ॥२११-२१४।। 


अत एव भगवताप्येवमुक्तमित्याह 
तत्त्वरक्षाविधानेऽतो विसगंत्रेधमुच्यते । 

अत इति यथोक्तन्यायात्‌ । तदेव शब्दद्वारेण अर्थद्वारेण च पठति 
हृत्पद्म कोशमध्यस्थस्तयोः संघट्ट्‌ इष्यते ॥२१५॥ 
बिसर्गोऽन्तः स च प्रोक्त दिचत्तविश्रान्तिलक्षणः । 
द्वितीयः स विसगंस्तु चित्तसंबोघलक्षणः ॥२१६॥ 


एकोभूतं विभात्यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ । 


होती है उसके विपरीत स्वात्मसंविदोन्मुख्य के कारण चित्त का चिति रूप में 
परिवर्तन ओर ७- चित्त का सर्वथा प्रलय । यह चित्त प्रलय नाम शाम्भव 
विसर्ग हे। यह सब पारमेइवरी विसर्ग शक्ति का प्रस्फार नर-शक्ति-शिवाहमक 
ही होता हे । यही इसका त्रेविध्य हे ॥ २११-२१४ ॥ 

अतः भगवदुक्ति का उल्लेख कर रहे हैं-- 

उपर्युक्त प्रतिपादन से यह सिद्ध है कि तत्त्वरक्षा के इस सन्दर्भ में विसर्ग 
की त्रिविधता सभी स्वीकार करते हैँ। वही शब्द और अर्थ के माध्यम से यहाँ 
व्यक्त कर रहे हैं-- 

बोध की भूमि हृदय है। वही भेंदप्रधान, आणव विसर्ग रूप बाह्य 
उल्लास में विकस्वर होने के कारण कमल है। उसका कोष रागात्मक मकरन्द 
रसामृतका आगार है। वहीं चिति और चेत्यका संघट्ट होता है । इसमें ज्ञान 
का संकोच स्वाभाविक हो जाता है और चित्त बाह्य उल्लसित मकरन्द रस 
को पीने के लिये भ्रमर बन जाता हे । उसी में चित्तविश्रान्ति हो जाती हे । 

श्रीत०-३१ 


श्रीतन्त्रालोकः 
्राह्यग्राहकभेदो वै किचिदत्रेष्यते यदा ॥२१७॥ 
तदासौ सकलः प्रोक्तो निष्कलः शिवयोगतः । 
ग्राह्यग्राहकबिच्छित्तिसंपु्ंग्रहणात्मकः ॥२१८॥ 
तृतीयः स विसगंस्तु चित्तप्रलयलक्षणः । 
एकोभावात्मकः सूक्ष्मो विज्ञानात्मात्मनिवृंतः ॥२१९॥ 


हृत्‌ बोधभूः, तदेव बहिविकस्वरत्वात्पद्मं, तस्य कोशमध्यं परा काष्ठा, 
तत्रस्थो योऽयं चितिचेत्यथोः संकुचितज्ञानात्मा संघट्टः, स एव चित्तवि- 
श्रान्तिनामा विसर्गयोः शेवशाक्तयोरन्त: तृतीय: प्रथमो वा आणवो विसर्गः, 
प्रकर्षेण भेदप्रधानतयोक्तः । द्वितीयः शाक्तः पुनः स॒ विसगंश्रित्तसंबोधनामा, 
यतोऽत्र चराचरं ग्राह्मग्राहकरूपमेतद्विचित्रावभासं जगदेकीभूतं विभाति 
स्वात्मसंविन्मात्ररूपतया परिस्फुरति, यतोऽसौ शाक्तो विसर्गो ग्राह्मग्राहक- 
भेदावभासे सकलो विश्वमयः ध्रोकतः, परनिःश्रेयसात्मश्रेयस्क रस्वात्म- 
संविदेकोभावे पुननिष्कलो विश्वोत्तीर्णो, येनायं भेदाभेदप्रधानः। तृतीयः 
झोवः पुनः स विसर्गः चित्तप्रलयनामा, यतोऽयंग्राहकयोः संविन्मात्रख्ढया 
येयं विच्छित्तिः त्रोटः, तया सम्यक्‌ शून्यादिनियतावच्छेदाभावात्पू्ण 
यद्ग्रहणं, तदात्मकः परप्रकाशरूप इत्यर्थः, अत एवेकोभावात्मकः स्वात्म- 
संविन्मात्रावेशरूपः, अत एव सू्षमः-प्रमात्रेकरूपत्वात्परासंवेद्यः, भत एव 
संभाव्यमानस्यापि संकुचितज्ञानरूपस्याभावाह्विज्ञानात्मा पूर्णज्ञानस्वभावः, 
अत एव परस्य कस्यचिदपि आकाङक्षणीयस्याभावादात्मनिवृंतः स्वात्म 
मात्रविश्ान्त; भत एव चायमभेदप्रधानः । तदेवं पारमेस्वरी 
कौलिक्यादिषाब्दव्यपदेदया विसर्गश्क्तिरेव तत्तदामर्शात्मना स्फुरतीति 
तात्पर्यार्थः ॥२१५-२१९॥ 


दूसरा श्षाक्त विसर्ग है। इसे 'चित्त संबोध' कहते हैं। इसमें ग्राह्य ग्राहु- 

कात्मक भेदभिन्न, चराचर में व्यक्त, विचित्र अवभास होता हे और जगत्‌ 

स्वात्म संवित्‌ में स्फुरित प्रतीत होता है । यह विष्वमय सकल विसगं हे । 

“चित्त संबोध' रूप परम श्रेयस्कर, निश्रेयस्‌-साधक, विकवोत्तीर्ण निषकल भेदा- 
अद प्रधान विसर्ग ही शाक्त विसर्ग हे । 

तृतीय निसर्ग शेव विसर्ग हे । इसे “चित्त प्रलय' विसर्ग कहते हैं । क्यों 

{कि इसमें ग्राह्य ग्राहकता की स्वात्मसंविद में रूढि हो जाती हे । समस्त यन्त्रणा 


न २२० ] तृतीयमाह्हिकम्‌ 
न चैतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह 
निरूपितोष्यभर्थेः श्रोसिद्धयोगीश्व रीमते । 
तदेवार्थद्वारेण पठति 
सात्र कुण्डलिनी बोजं जोवभूता चिदात्मिका ॥२२०॥ 
तज्जं धरवेच्छोन्मेषास्यं त्रिक वर्णास्ततः पुनः । 

सा पारमेश्वरी संविन्मात्ररूपा विसर्गशक्तिरेव गर्भीकृतनिखिलः 
विष्वत्वात्‌ कुण्डलिनीशन्दव्यपदेश्या अनच्ककलाल्या वाच्यवाचकात्मन्यत्र 
विइ्वत्र अविद्यादेस्तत्कारणत्वे दूरापास्तत्वात्‌ बीजमूता, तत्त्वेऽपि संविश्निष्ठ- 
स्वास्सर्वव्यवस्थितीनां जीवभूता, नहि संविदमन्तरेण किचिदपि स्फ्रेदिति 
भावः । तदुक्त तत्र 

धया सा कुण्डलिनी सात्र जगद्योनिः प्रकोतिता । 

तुटिरूपा तु सा ज्ञेया जीवभूता जगत्यपि ॥ 

बीजरूपा समाख्याता चित्र्पापि प्रकीतिता त 


तन्त्र का त्रोटन हो जाता हे । परप्रकाश में सार्वात्मथ और ऐकात्म्य का उदय 
हो जाता हे। स्वात्मसंविदावेशात्मक पूर्णज्ञानस्वभाव अभेद प्रधान यह शाम्भव 
विसर्ग होता है । निष्कर्षतः कह सकते हुँ किकोलिकी आदि नामों से व्यपदिष्ट 
विसर्ग शक्ति हो विभिन्न परामर्शो में प्रकाशमान हे ॥२१५-२१९॥ 

यह मेरा स्वोपज्ञ, सिद्धान्त नहीं अपितु आगम समथित हे। यही कह 
रहे हैं और श्री सिद्ध योगेश्वरो की उक्तियों को ही अर्थतः अपने शब्दों में व्यक्त 
कर रहे हैं-- 

बह कोलिकी शब्द ब्यपदिष्ट पारमेश्वरी विसर्ग शक्ति ही गर्भीकृत 
निखिल विष्वात्मिका कुण्डलिनी हे । अनच्ककला रूपा हे । यह अविद्या और 
अविद्या के कारणों के क्षय हो जाने के कारण बीजात्मिका होतो है । संविन्निष्ठ 
होने के नाते समग्र सर्जन की जीवभूता है, प्राण हे । 

वह तत्त्व जिसे कुण्डलिनो कहते हैं, जगत्‌ को योनि है। तुटि रूपा और 
सर्वप्राणप्रेरिका है । जीवभूता है, बीजमयी है और चिट्ूपिणो भी हे” 


MOIS SSS 


४८४ श्रीतन्त्रालोकः 


इति । मात्रेत्यपपाठः--नह्यनेन कञ्चिदप्यागमिकोऽर्थः संग्राह्यो वतते 
यदर्थोऽ्यमेतत्प्रयोगः, = प्रत्युतासंगताथंत्वमसाघुशन्दत्वं च प्रसञ्यते,-इत्यलं 
बहुना । तदेवंभूतायाश्च तस्याः सकाशादनुत्तरेच्छाज्ञानास्यं परामर्शत्रयं 
जातं, ततश्च परामरांत्रयादुक्तवक्ष्यमाणनीत्या निखिलपरामर्शान्तरोदयः । 
तदुबतं तत्र 
'शक्तित्रयसमुःद्टतिस्ततो बणंसमुद्धवः ।' इति ॥२२०॥ 
एतदेव विभजति 


आ इत्तरवर्णादित्यादियावद्वेसगिकी कला ।।२२१॥ 

ककारादिसकारान्ता विसर्गात्पश्वधा स च । 

बहिश्चान्तश्च हृदये नादेऽथ परमे पदे ॥२२२॥ 

बिन्दुरात्मनि मूर्घान्त हृदयाद्वयापको हि सः । 

एक 'इतिशब्दः' स्वरूपपरामर्शकः, अपर; प्रकारे, तेनातुत्तरादानन्दो 

यथा जातः एवमिच्छातः ईशित्री उन्मेषादूनता यावत्ककारादिः सकारोऽन्ते 
यस्या एवंविधा हृकारात्मा वेसगिकी कला जाता, निखिलमेव वर्णजात- 
मुदितमित्यथं: । तदुक्तं तत्र 


इसी शलोक में सात्र-मात्र के पाठ भेद की चर्चा करते हुए अन्त में 
यह्‌ उद्घोष करते हैं कि उपयुक्त गुणमयी शक्ति से अनुत्तर, इच्छा भोर ज्ञान 
रूप तीन परामर्शो की उत्पत्ति होती है । इसके पझ्चात्‌ अन्य समस्त पराम- 
शान्तरों का उदय भी होता है। कहा गया है--“'शक्तित्रय के उदय होने पर 
ही समस्त वर्णो की भी उत्पत्ति हो जाती है।” यही भनुत्तर, इच्छा भोर 
उन्मेष रूप 'अ' 'इ' ओर 'उ' बर्ण हैं २२०॥ 


इसी का विभाग कर रहे हैं-- 

अनुत्तर 'भ' कार से जेसे 'आ' उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 'इ इच्छा 
से ईशित्री शाबित तथा उन्मेष (उ) से ऊनता शक्ति का उदय होता हे। इसी 
प्रकार 'क' से ले कर 'स' वर्ण तक वर्णो का उल्लास होता हे । यह वेसगिकी 
कलाका चमत्कार हे। हुकारात्मिका इस कला से ही सारे वर्ण समुदाय का 
आविर्भाव होता है । कहा गया हैं-- 


| २२२] तृतीयमाह्लिकम्‌ 


“अकाराज्जात आकार इकारादी इति स्मृतः । 

ऊकारश्च उकारात्स्यादुकाराच्च नपुंसकम्‌ ॥ 

एकार ऐस्वरश्चेव ओकार भकार एव च। 

अकारश्च अनुस्वारः अः विसगं इति स्मृतः ॥' इति। 
सथा 

'ककारादिसकारान्ता द्वात्रिशत्ताः कलाः स्मृताः ।' इति । 
मकारान्तेति वक्तव्ये ककारादीत्यत प्रभृति व्यञ्जनरूपत्वं कवर्गस्य च 
अकाराज्जन्म द्योतयितुमुक्तम्‌ 'अकुहविसजनोयानां कण्ठ? इत्यादिनीत्या 
कवर्गहकारविसर्जनीयानामकारादवोत्पत्तिः । वैसगिकी कला इति सामान्ये- 
नोक्तेः परापरो हि विसर्जनीयात्मा विसर्गः कटाक्षितः । एतच्च सर्व 
विमर्गादुत्पन्नं विसर्ग एव तत्तदामर्शात्मता प्रस्फुरित इत्यर्थः । स एव हि 
वरप्रमात्रेकर्यो$शेषविश्वक्रोडोकारेण अनुत्तरहकारात्मता प्रस्फुररन्नन्तबंही- 
रूपतया नरशक्तिणिवात्मतामाभासयेत्‌ । तदुक्तं तत्र 


'तदेव॑ बिन्वुरुहिष्टो व्याप्नुवन्स जगत्स्थित: । 
अष्डात्रित्कलाभेदाद्विन्दुमाला व्यवत्स्थिता ॥ 
बिन्बुना मिताः सर्वे आदिमान्त्यपुता: स्मृताः ।' इति । 
'अकार से 'आ'कार 'इ'कार से 'ई'कार, “उक्र से 'ऊ ऋ से ऋ,ए से 
ए-ऐ तथा 'अ' से ओ से औ, अं तथा अः स्वर वर्णों की उत्पत्ति होती है। इसो 
तरह यह भी कहा गया है कि -- 


“कार से 'स'कार तक ३२ बत्तीस कलायें व्यञ्जन वर्ण हैं। श्लोक में 
“क? से 'म' पर्यन्त कहने पर स्पर्श वर्ण ही गृहीत होते हैं । कवर्ग की उत्पत्ति 
“अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ? के अनुसार “अ'कार से ही होती है तथा ह'कार 
और विसर्ग भी अ से ही उत्पन्न होते हैं। 

बैसगिकी कला परापर रूपा होती है। यह सारा वर्णविस्फार विसर्ग से 
ही उत्पन्न है अर्थात्‌ उन उन परामर्श रूपों में विसगं ही प्रस्फुरित होता है। 
यही पर प्रमाता रूप से समस्त विष्व को आत्म परिवेश में धारित ओर उल्लसित 
करता है । अनुत्तर ही हुकार रूप से प्रस्फुरित होकर नर शक्तिशिवात्मकता 
का आभासन करता हं । 


PPR 22-२२ 


४८६ श्रीतन्त्रालोकः 


अत एवाह 'पश्चधा स च' इति। चो हेतो यतः स विसर्ग एक बिन्दुः 
विदिक्रियायां स्वतन्त्रः प्रमाता, बहीरूपतया हृदये नरतया-बहीरूपत्वेऽपि 
अन्तारूपतायामेब विश्रान्तेः; नादे शक्तितया, अन्तारूपतया परमे पदे, 
द्वादशान्ते शिवतया प्रस्फुरन्पञ्चप्रकारः। अत एव शरीरेऽपि हुदयान्मूर्धान्तं 
हुत्कण्ठललाटश्त्यन्तद्वादशान्तेषु अर्थादवस्थितः। एवं पञ्चधात्वेऽपि भस्य 
वस्तुतस्त्रेरूप्य एव पर्यवसानम्‌,-इति न पूर्वापरब्याहृतत्वं किंचिदाश डू- 
नीयम्‌ । नन्वेक एवासौ कथं हृदादौ वर्तते इत्याहू “व्यापको हि स' इति) 
यदुक्तं तत्र 

“बाह्यात्मा तु भवेदेको ह्यन्तरात्मा द्वितीयकः । 

तृतोयो हृदयात्मा तु नादात्मा तु चतुर्थकः । 

एवमेते महावीरे पञ्चमः परमात्मकः । 

बिस्वुः पश्च्वविधो देवि हृरकण्ठ तु ललाढके ॥ 

नासान्ते च तथा चान्ते बिन्बुस्ते नंब व्यापकः ।' इति । 

वहीं कहा गया है-- 

“इस प्रकार विन्दु ही समस्त जगत्‌ में व्याप्त है, यह सिद्ध होता है। 
अडतीस कलात्मक यह 'बिन्दुमाला' व्यवस्थित है । आदिमान्त सभी वर्ण इससे 
आक्रान्त होते हैं। इसी आधार पर मूल इलोक में पञ्चधा स्थिति का उल्लेख है- 
(१) यह विसर्ग ही 'विन्दु' भी है । विन्दु का अर्थं सर्वज्ञ प्रमाता होता है। यही 
बाह्योन्मुख्य में (२) 'नर' रूप से हृदय में प्रतिष्ठित होता है। बाह्य उल्लास 
में भी अन्तः अवस्थित 'पर' रहता है । (३) ताद में 'शक्ति' रूप से विराजमान 
है। (४) परम पद में पर रूप से उल्लसित है ? (५) द्वादश्ान्त में शिव रूप से 
यही स्फुरित है । इसका नरक्षक्तिशिवात्मक त्रेविध्य ही २११-२१४ इलोकों में 
बर्णित है। 

इसी तरह शरीर में भी यह हृदय से ऊर्ध्वद्वादशान्त पर्यन्त अर्थात 
१- हृदय, २-कण्ठ, ३--ललाट, ४- शक्त्यन्त ओर ५- द्वादशान्त तक सर्वत्र 
उल्लसित है। इसमें भी पश्चधाल्व प्रकल्पित है। ५ प्रकार का होने पर भी 
आणव, शाक्त और शाम्भव रूप त्रेविध्य ही मुख्य प्रकार हैं। एक हो कर भी 
सर्वत्र होने को दृष्टि में रख कर ही उसे व्यापक कहा गया है। कहा गया है 
कि 'बाह्यात्मकता में वह एक ही रहता है। अन्तः अवस्थित उसका दुसरा 
रूप है। तीसरा हृदय में, चौथा नाद रूप में, और पाँचवाँ परमात्म ख्प से 
बही सर्वत्र अवस्थित है । इस प्रकार विन्दु पाँच प्रकार का ही वर्णित है । हृदय, 


न २२२] तृतीयमाल्विकम्‌ ४८७. 


तदेवमनुत्तरेव इयं पारमेशवरी विसर्गशक्ति्हकारपर्यन्तं स्थूलं रूपमा- 
भास्य पुनरपि स्वस्वख्पाप्रच्यावादनुत्तरे स्वात्मन्येव विश्राम्यति, यदवद्यो- 
तनाय प्रत्याहृताशेषविक्वः प्रमात्रेकरूपः परमन्त्रवीर्यात्मा भयमहंपरामर्शः 
'प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कोतितः ।' अजड प्र०सि० २२ 
इत्यादिसबंशास्त्रेषु उद्घोष्यते, तदेव च परं तत्त्वं मातृकायाः , यदभिप्रायेणेब 
““7““““न बिद्या मातृकापरा । (स्व. ११ प, १९७ श्लो.) 
इत्याद्याम्नातम्‌ । एवं परिज्ञानवतामेव च इथं योगिनां भुक्तिमुक्तिलक्षणां 
सिद्धि यच्छेत्‌, अन्यथा पुनः ततद्वाचकानुबेधद्वारेण हर्षशोकादिरूपतामा- 
दधाना बन्धकारिण्येव पशूनाम्‌,-इति भुक्तिमुक्तिलक्षणफलायोगात्‌ 
निष्फलेव भवेदिति पिण्डार्थः । तदुक्तम्‌ 
'सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवतिनी । 
बन्धयित्रो स्वमागंस्या ज्ञाता सिद्धघुपपादिका | 
( स्पन्द. ४। १८) इति ॥२२२॥ 


कण्ठ, ललाट, नासाग्र और द्वादशान्त में एकसाथ रहने के कारण वह्‌ व्यापक 
तत्त्व भी है ।' 

इस तरह यह पारमेइवरो विसगं शक्ति भी अनुत्तर ख्या ही सिद्ध होती है | 
यह 'ह'कार पर्यन्त स्थूलता का आभासन करती है और अपने 'स्व' रूप से च्युत 
भी नहीं होतो । पुनः अनुत्तर में ही विश्रान्त होती है । इसी रहस्य का अव" 
द्योतन प्रत्याहार विधान से भो होता है। समस्त प्रपञ्च को प्रस्याहृत कर 
परमप्रमाता और मन्त्रवोर्यास्मा अहं परामर्श सर्वत्र उल्लसित है। कहा 
गया है 

“प्रकाश को आत्मविश्वान्ति ही 'महं' भाव है ।” 

इत्यादि रूपों में सभी शास्त्रों में वणित यह मान्य सिद्धान्त है। वही 
मातृका का परमतस्व है । इसी अभिप्राय से कहा गया है कि -- 

““***“““मातुका से उत्कृष्ट कोई विद्या नहीं है ।' स्व०११।१९७ 

इस प्रकार के परिनिष्ठित ज्ञानवान्‌ योगिवर्यों को यह भुक्ति और मुक्ति 
दोनो प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है। इसके विपरीत हर्ष शोकादि व्यज्जक 
शब्दों के चक्कर में पडे पशुजनो को बन्धन में भी डालने में संकोच नहीं 
करती। उन्हें न भुक्ति मिल पाती है और न मुक्ति। 'शिव की यह 


श्रीतन्त्रालोक: 


न केवलमेवमस्था एव संभवेत्‌, यावन्मननत्राणधर्माणां मन्त्राणाम- 
पोत्याह 


आदिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः स्युः शरदअबत्‌ ॥२२३॥ 


तु शब्दश्चार्थे, आदिमोऽनुत्तरः, अन्त्यो हकारः, तेन मन्त्रा अपि अहंपरा- 
मशंरूपाभ्यामादिमान्त्याभ्यां विहीनाः तद्रपत्वेनापरिज्ञायमानाः, शरदभ्रवत्‌ 
स्युः, अकिचित्करा एत्रेत्यर्थः । तदुक्तं तत्र 


आदिमान्त्यविहीनास्तु घूलयोनिमजानतः । 
न ते सिद्विकरा मन्त्रा निष्फला: शरदश्जवत्‌ ॥ 
खपुष्पं निष्फलं यद्ृच्छशकस्य _ । 
वन्ध्यायाः प्रसवो देवि क्लीबस्य द्रवमेव च ॥ 
अग्निमुक्ता यदा विप्रास्तदा एते तु निष्फलाः । 
आदिमान्त्यबिहीनानि मन्त्राणि च तथेव च ॥ 
निष्फलानि भवन्त्येवं पिबतो मृगतृष्णिकाम्‌ ।' इति। 
अन्यथा पुनरहंपरामर्शात्मकप रमन्त्रवीर्यात्मत्वेन परिज्ञायमानाः 
तत्तत्स्वकायंकारिण एव भवेयुरिति तात्पर्यार्थः, यद्दक्ष्यति 
एतब्रूपपरामशंमक्कत्रिममनाविलम्‌ । 
अहमित्याहुरेषेव प्रकाशस्य प्रकाशता ।। 


क्रियात्मिका शक्ति पशुओं के बन्धन का भी कारण बनती है । अपने रहस्यात्मक 
रूप में ज्ञात होने पर वही साधकों की सिद्धि की उत्पदायित्री भी होती है।” 
स्पन्दकारिका के ४।१८ इलोक में भी यही तथ्य प्रतिपादित है ॥२२१-२२२॥ 


केवल यही ऐसी नहीं होती । मन्त्र भी ऐसे ही हो जाते हैं-- 

आदिम अनुत्तर वर्ण को कहते हैं। अन्त्य वर्ण 'हु' कार है। ये दोनो 
महंपरामर्शात्मक हें । इन दोनों से रहित और इनकी रहस्यात्मकता के न होने 
पर कोई भी मन्त्र साधक के लिये व्यर्थ हो जाता है । जेसे शरदूका बादल । 
हे तो पर बरसने में असमर्थ । वहीं कहा गया हे- 

“ऐसे मन्त्र जो महं परामर्श रहित हैं या मूलकारणज्ञान शून्य हैं, साधक 
के लिये सिद्धि प्रद नहीं होते । वे शरद्‌ कालीन बादल को तरह देखने मात्र के 
लिये होते हैं । जेसे आकाश कुसुम, शशश्थुङ्ग, बन्ध्या पुत्र, नपुंसक शुक्रपात और 
याग विद्दीन ब्राह्मण तिष्फ होते है, उसी तरह आदिमान्त्य विहीन मन्त्र भी 


जि २२४] तृतीयमाल्विकम्‌ ४८९, 


एतद्वीयं हि सवंषां मन्त्राणां हृदयात्मकम्‌ । 
बिनानेन जडास्ते स्युर्जीवा इव विना हृदा ॥ 
अकृचत्रिमेतद्धृदयारूढो यरिकिचिदाचरेत । 
प्राण्याद्वा विमृशेद्वापि स सर्वोऽस्य जपो मतः ॥।' 
(४।१९२-१९४) इति ॥२२३॥ 
अत एव च एतत्परिज्ञानमेव गुरोर्मुख्यं लक्षणम्‌, इत्याह 
गुरोलंक्ष णमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ । 
पुज्य: सोऽहमिव ज्ञानो भेरवो देवतात्मकः ॥२२४॥ 


अत एव ज्ञानित्वादियोगात्‌ द्योतनस्वभावो, विश्वनिर्भरोऽहृमिव सर्वेषां 
यूज्य इति भगवदुक्तिः । यदुक्तं तत्र 


“आदि चेव तया चान्त्यमाचार्यो यस्तु विन्दति । 
स भवेद्योगिसंघस्य पूज्यः पूज्यतरो भवे ॥ 
अछ्छद्रं तस्य कुर्वन्ति कुर्वन्ति च अनुग्रहम्‌ । 
वरं तस्य प्रयच्छन्ति पुत्रवत्पालयन्ति च ॥ 


निष्फल होते हैं । इनके जप मृगतृष्णाके जल को तरह व्यथं होते हैं ।” इत्यादि । 
अर्थात्‌ इसके विपरीत अहंपरामर्शक मन्त्र सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने में समर्थ 
हैं। इसी तथ्य का प्रतिपादन आह्लिक ४ के १९२-१९४ इलोकों में किया गया 
है ॥२२३॥ 

इसोलिये इस अहं परामर्श-रहुस्य-विज्ञान का वेत्ता हो गुरु होता है । 
“ब्रह परामर्श रहस्यविज्ञः गुरु? इसो लक्षण को स्पष्ट कर रहे हैं 

गुरुका इतना हो पर्याप्त लक्षण है कि, जो अनुतर से लेकर क्षान्त 
चरणों का रहस्य उद्घाटित करने में सर्वथा सक्षम हा । वहु उसी तरह पूज्य है, 
जैसा पूज्य सर्वभावनिर्भर भगवान्‌ महेश्वर। वही अहुन्ता का प्रतोक 
है । वहू स्वयं द्यातन स्बमाव परभेरव है। सिद्ध योगोश्व री मत में मान्य 
हैं कि-- 

“आदि और अन्त को जो आचार्य जानता है, वह योगिवर्यों में श्रेष्ठ 
ओर पूज्य है, संसार के लिये पूज्यतर है। ऐसा आचार्य अपने शिष्यों का कल्याण 
करता है ओर उनके ऊपर 'भनुप्रह' करता है। उसे मङ्गलमय वरदान देता है। 
पुत्रवत्‌ उन्हें वात्सल्य प्रदान करता है । भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि हे देवि ! बह 


४९० श्रीतन्त्रालोकः 


पुज्यः सर्वत्र जायेत अहं देवि यथा तव । 
स ज्ञाती वे वरारोहे स भवेत्साधकोत्तमः ॥ 
सर्वेषामुत्तम: प्रोक्तो देवज्ञः सरवेसिद्धिदः । 
स यतिः पण्डितश्चेव भेरवेशः प्रकोतितः' इति ॥२२४॥ 
अत एव च एवंविधो गुरुर्न केवलं स्वभावत एव परिस्फुरत्परशक्तिः 
वीर्यात्मनो मन्त्रानेव वेत्ति यावत्‌ यस्किंचत लोकिकमपि इलोकादि, इत्याद 
इलोकगाथादि याकचिदादिमान्त्ययुतं ततः । 
तस्माद्विदंस्तथा सवं मन्त्रत्वेनेव पश्यति ॥ २२५ ॥ 
स खलु गुरु, तस्मात्‌ निरतिशयज्ञानयोगात्‌, सवं यह्किचन बाह्य 
इलोकादि, तथा अहपरामशंछ्पत्वेन परामुशन्मन्त्रस्वेनेव 
“मननं सववेततुत्वं त्राणं संसायंनुग्रहः ।” 
इत्येवं-कार्यकारितया साक्षात्करोति, यतस्तदपि आदिमान्त्ययुतमहपरामर्श- 
छूपमेवेत्यर्थः । नहि प्रकाशात्मपरप्रमातृ रूपतामन्तरेण किंचिदपि स्पुरेदिति 
भावः । तदुक्तं तत्र 
मेरे समान पूज्य हो जाता है। वहो ज्ञानवान्‌ है। वही साधको में श्रेष्ठ है । 
बह्‌ सबसे उत्कृष्ट है। वहू देव रूप प्रारब्ध का ज्ञाता अर्थात्‌ त्रिकालज्ञ हो जाता 
है। इष्ट सिद्धि देने मै समथं होता हे । वही यति हे, वही पण्डित ओर भेरव 
समान अधिकार सम्पन्न हो जाता हे ।” इस तरह यह सिद्ध हे कि अहंपरामर्छ 
रहस्य विज्ञानवेत्ता हो परमगुरु है ॥ २२४ ॥ 

ऐसे गुरु न केवल मन्त्रवीर्यात्म बोध सम्पन्न होते हें । अपितु लौकिक 
ऐश्‍वर्य भरी गाथाओं का रहस्य भेदन कर कालान्तराल में पेठ कर इसी 
अहमात्मक परामर्श के द्वारा सब कुछ जान लेते हैं। यही कह रहे. हैं-- 

ऐसे गुरु आदिमान्त्य निरतिशय ज्ञान के द्वारा समस्त बाह्य उल्लास में 
घटित घटनाओं को भी परामृष्ट कर लेते हैं ओर मन्त्रद्रष्टा हो जाते हैं। 
कहा जाता है कि-- 

“मनन ही सर्वज्ञता है। जागतिकता से यहु रक्षण भी करता है भोर 
अनुग्रह रूप है।” इसके अनुसार वह भूत और भविष्यत्‌ का साक्षात्कार करने में 
समर्थ हो जाता है। क्योंकि यह जगत्‌ भी आदिमान्त्य वर्णो के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है। परप्रमाता रूप प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ स्फुरित नहीं होता । 

बही कहा गया है-- 


झ्लो० २२६-२२७ ] तुतीयमाल्विकम्‌ ४९१ 
'इलोकगाथा तथा वृत्तं गीतकं वचनं तथा । 
स्तुतिवें दण्डकं चेव आदिमान्त्ययुता यदा॥ 
तेऽपि मन्त्रा भवन्त्येव कि पुनस्तदग्रहस्य तु ।' इति ॥२२५॥ 
विसर्गशक्तिरेव च इयान्विष्वस्फारः,-इति न केवलमस्मन्नयसहोदरेषु 
शास्त्रेषु भगवता उक्तं यावदितो बाह्थेष्वपि, इत्याह 
बिसगंशरक्तिविववस्थ कारणं च निरूपिता । 
ऐतरेयाख्यबेदान्ते परमेशेन विस्तरात्‌ ॥ २२६ ॥ 
परमेशेनेति गृहीतेतरीयकमुनिभूमिकेन, विस्तरादिति निखिलस्यास्य हि 
ग्रन्थस्य एतदेव प्राधान्यादभिधेयमिति भावः ॥ २२६ ॥ 


तदेव भर्थद्वारेण संवादयति 
यल्लोहितं तदर्तियंद्वीयं सूर्येन्दुविग्रहम्‌ । 
अ इति ब्रह्म परमं तत्संघट्टोदयात्मकम्‌ ॥ २२७ ॥ 
लोहितं प्रकाशेकात्मकस्वात्‌ दीप्तं यदनुत्तरं धाम तदेव प्रमात्रेकरूपस्वा- 
ग्निः, यच्चास्य वीर्य ज्ञानक्रियास्मा शाक्तः स्फारः तदेव प्रमाणप्रमेया दिरूपतया 


“'ऐेइवर्यमयी गाथायें, सारी घटनायें, सारे गाये हुए राग ओर ओप- 
देशिक वचन ओर स्तुतियाँ तथा स्मृतियां आदि उसे प्रत्यक्ष हो जाती हैं। 
क्योंकि यह सब आदिमान्त्य रहस्य परिवेश में ही होती हैं। वे भी मनन से 
मन्त्रवत्‌ परिदृष्य हो जाती हैं और ग्राह्य हो जाती हें । मनन के बल पर गुरु 
विद्दव द्रष्टा हो जाता है ॥ २२५ ॥ 

समस्त विश्व का इतना प्रसार विसर्ग शक्ति का भो चमत्कार है । यह 
यह तथ्य केवल आगमिक मिली जुली विचारधारा के शास्त्र ही नहीं कहते 
हैं, अपितु अन्यत्र भी यह मत व्यक्त है। यही कह रहे हैं- 

विसर्ग शक्ति हो विश्व की कारण रूप से निरूपित है। ऐतरेय नामक 
आरण्यक में ऐतरेय मुनिरूप धारण करने वाले परमेश्वर ने विस्तारपूर्वक उक्त 
रहस्य का उद्घाटन किया है ॥ २२६ ॥ 

उसी सन्दर्भ का भावार्थ कह रहे हैं-- 

जो लोहित रंग से प्रकाशमान है तथा दीप्त अनुत्तर धाम है, वह अग्नि 
है। वह प्रमाता रूप है। उसका ज्ञान क्रियात्मक शाक्त स्फार है, बहू 


४९२ श्रीतन्त्रालोकः 
सुर्येन्दुविग्रहम्‌, इत्येवरूपयोस्तयो:-लोहितवीर्ययो:, यः संघट्टः ऐकात्म्यं, तस्य 
उदयः सततमेवानस्तमितत्वेन प्रस्फुरदूपत्वं, तत्स्वभावमिदम्‌ अकारहकारात्मक- 
| ब्रह्मोच्यते, यतोऽयम्‌ 'अहम्‌' इति परप्रमात्रेकखूपः 

परः परामर्श उदियात्‌, यन्माहात्म्यात्रिखिलोष्यं वाच्यवाचकात्मा सृष्ट्यवभास: 
स्यात्‌ । यदुगीतम्‌ 

'भक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते । 

भूतभावोद्भवकरो विसर्ग: कमंसंजित: ॥ गी. अ. & लो. ३ 
इति । एतदेव स्वरूपं प्राग्वितत्योक्त॑, न पुनरिहायस्तम्‌ । चर्याक्रमे च यल्लोदितं 
पक्वान्नरसख्पमातंवं तदग्निस्तत्परिपाकोषन्नं, यद्वा सर्वस्य आर्तवस्य यञ्च 
वीर्यम्‌ आनन्दफलं षष्ठग्रहपर्यायं 

'तद्यदेतद्रेतस्तवेतत्स्वभ्योऽङ्गम्यस्तेजः 

संभूयात्मन्येवात्मानं विभति’ ऐ० उ० अ० २ खण्ड १।१ 
इत्यादितत्रत्योक्त्या तेजोमयत्वादाप्यायकत्वाच्च सूर्याचन्द्ररूपम्‌, अत एव 
धामत्रयात्मकत्वादेतदुभयमपि कुण्डगोलकादिदाब्दब्यपदेक्यं परं पावनं, येनास्य 


प्रमाण प्रमेयात्मक सुर्यं और सोम है । बही वीर्य है। इन दोनों अर्थात्‌ लोहित 
और वीर्य शक्तियों के संघट्ट की दशा में जिस शाश्वत उदित तत्त्व का प्रस्फुरण 
होता है, बही 'अ'कार और 'ह'कारात्मक शिवशक्ति सामरस्य वाला परब्रह्म 
है । अहं रूप परप्रमाता के परामर्श का ही यह उदय है । उमो की मउत्ता सें वाच्य 
वाचक रूप सृष्टि का अवभास होता है। गोता में भगवान्‌ श्रोकृष्ण कहते हैं-- 

“अक्षर ही परम ब्रह्म हैं। उसका 'स्व'भाव हो अध्यात्म है । भूत भाव 
का उद्धव करने वाला विसर्ग कर्मसंज्ञक है । गी०८।३ ।” 

लोक व्यवहार में भी आर्त्तवरूप लोहितवर्ण रज ही अग्नि माना जाता 
है। वीये सूर्य सोमात्मक माना जाता है। इन दोनों के अग्नि के साथ संघट्ट 
होने पर डिम्भ और गर्भश्रुण तथा शिशु का जन्म होता है । 

योग चर्या में पक्वान्नरसरूप आरत्तत अग्नि और अन्न के मिश्रण से 
आनन्द का परिणाम भूत शुक्र सम्भूत होता है । शुक्र सर्वदा-- 

“जो यह वीय है-यह सभी अङ्गों में तेज बनकर विद्यमान रहता है । 
यह स्वयं में सम्यक्‌ स्थित रहते हुए स्वात्म का ही भरण पोषण करता है।” 
इस ऐतरेय उपनिषद्‌ अ० २ खण्ड १।१ की उक्ति के अनुसार तेज प्रदान करता 
है ओर अवयवों का आप्यायन कर उन्हें पुष्ट बनाता है । इसी लिये इसे 


& २२८] तुतीयमाल्विकम्‌ ४९३ 


ताला" "तव्रार्थ : शक्तिसंगमात्‌ ।' 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्या परमोपादेयत्वमुक्तम्‌, तत्संघट्टादेव च नित्योदितं षरं 
ब्रह्मापि नियते देहादौ गृहीताहँभावं भवेत्‌, येनायं ख्रोपुंनपृंसकरूपादिः सर्गः, 
यदुक्तं तत्र 
यदेतत्स्त्रयां लोहितं भवत्यग्नेस्तद्रपं तस्मात्तस्मान्न 
बीभत्सेत, अथ यदेतत्पुरुषे रेतो भवत्यादित्यस्य तद्रूपं 
तस्मात्तस्मान्न बीभत्सेत ॥' (ऐ० उ०) इति । 
तथा 
“अ: इति ब्रह्म, तत्रागतमहमिति ।' (ऐ० 3०) इति ॥ २२७॥ 
अतश्च अस्येव विइवं वेभवमित्याह 
तस्यापि च परं वीर्यं पञ्चभूतकलात्मकम्‌ । 
भोग्यत्वेनाञ्नरूपं च शब्दस्पशरसात्मकम्‌ ॥ २२८ ॥ 


यदेतत्पञ्चानां पृथिव्यादोनां भूतानामंशाशरूपं दाब्दादिविषयपशञ्चकं, 
तत्‌ तथोक्तरूपस्य परब्रह्मणः परं वीर्यम्‌ 


सूर्य सोमात्मक मानते हैं। इस तरह तीन तेजों का चमत्कार प्रतिफलित होता 
है । योनि और बीज रूप होने से यह परम पवित्र माना जाता है । आह्विक 
२९।के २५ वें इलोक में भी इस तथ्य को चर्चा की गयी है और इसे परम उपादेय 
माना गया है। इन्हीं के परस्पर संघट्ट से नित्योदित परब्रह्म भी नियतदेह में 
ही अहंभाव धारण करने में प्रवृत्त होता है । इसी से स्त्रो पुरुष क्लीब आदि 
सृष्टि की रचना होती है । कहा गया है-- 

“स्त्री में जो आत्तंव है, वही अग्नि है । उसमें घृणा नहीं होनी चाहिये । 
पुरुष में जो शुक्र है- वह आदित्य है। उसमें भी घृणा का कोई कारण नहीं ।” 
तथा “ 'अः हो ब्रह्म है। तत्रागतसु इस विग्रह के अनुसार 'अहम्‌' रूप 
निष्पन्न होता है। ऐ० उ०।” इत्यादि में भी महं परामर्श की महत्ता का पर 
विमर्श किया गया है ॥ २२७॥ 

यहु विशव वेभव इसका ही है-यही कह रहे हैं-- 

उसी का यहु एक अनोखा वीर्यरूप प्रकाश पांच महाभूतों में व्यक्त है। 
उनसे भी पाँच तन्मात्राओं का यह शाक्त प्रसार भोग्य खूप से व्यक्त है। यह 
भोक्ता नहीं । यह अन्न है--अन्नाद नहीं । यह समस्त विषव का ऐक्वर्य उसी 


१४७४ 


'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं" ७००००० ए 
इत्याद्युक्त्या विश्ववेभवात्मना परां कोटि प्राप्तः शाक्तः स्फार इत्यर्थः । ननु 
शब्दादि यदयेत्स्फार एव तदस्य भोक्त्रेकूपस्वात्‌ तदपि तथेव कि न स्यात्‌ ? 
इस्याशङ्कुयोक्तं “भोग्यस्वेन' इति, न तु भोक्तृत्वेन, अन्नरूपमिति न पुनरन्नाद- 
रूपम्‌ । चर्याक्रमे च--लोहितवीर्यसंघट्टादस्येव पाञ्जभौतिकशरीरादिपरिग्रहः 
इति । एतच्च तत्रेव 
“यो ह वात्मानं पञ्चविधमुक्तं वेद यस्मा- 
दिदं सबंभुत्तिष्ठति स संप्रतिवित्पृषिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतींषि ।' (ऐ० उ०) 
इत्याद्युक्रम्य 
'तस्माद्योऽन्नं च अन्नादं च वेद अहमस्मिन्नन्नादो जायते (?) 
भवत्यस्य अन्नमापश्च परथिवी चान्नम्‌ ।' (ऐ० उ०) 
इत्यादि बहुक्तम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ननु 'शब्दादयोऽस्येव स्फारः' इत्यत्र किं प्रमाणस्‌ ? इत्याशद्भूबाह 


शब्दोऽपि मधुरो यस्माद्दोर्योपचयकारकः । 
तद्धि वीयं परं शुद्धं विसिसुक्षात्मकं मतम्‌ ॥ २२९ ॥। 


का परिग्रह्‌ चर्याक्रम में स्वतः सिद्ध हे । 


ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि, “जो पाँच प्रकारक आत्मा को 
जानता है, जहाँ से यह सब उठता है, यह पृथ्वी, वायु, आकाश आप और अग्नि” 
तथा यहाँ से लेकर “जो अन्न हे, जो अन्नाद हैँ इनको जो आचार्य जानता हे, 
वही उत्तम हे । वह अन्नाद रूप बोधब्रह्म पुनः अन्नाद से अन्न बनता हैं । इस 
तरह यह पृथ्वी भी अन्न होती है।” यह सब उसी अहमात्मक 'परत्रह्म का 
व्यक्त प्रकाश मात्र है ॥ २२८ ॥ 

शब्द आदि भी इसके हो स्फार हैं--इसमें क्या प्रमाण हे? इसी का 
स्पष्टीकरण कर रहे हैं-- 


डड २२९] तृतीयमा ह्लकम्‌ ४९५ 


चान्द इति शब्दादयः पञ्चापि हृद्याः सन्तो, यस्मात्परब्रह्मात्मनो वीर्यस्य 
उपचयहेतवः, तदबहितचेतसां झगित्येव परसंविदुल्लासः स्यात्‌ इत्यर्थः । 
यदुक्तम्‌ 

'गीतादिविषयास्वादासमसौर्येकतात्मनः । 

योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥' बि. भे. ७३ श्लो. इति । 


अनेनैवाभिप्रायेण श्रीप्रशस्तिभूतिपादेरपि 


'ये ये भावा ह्हादिन इह दृश्याः सुमगसुस्दराकृतय: । 
तेषामनुभवकाले स्वस्थितिपरिपोषणं सतामर्चा ॥।' 


इत्याद्युक्तम्‌ । एवं यदि एषां परब्रह्मरूपत्वं न स्यात्‌ तत्तदवहितचेतसा कथं 
नाम तद्विकासो भवेदिति भावः। नन्वेवंविध तत्परं ब्रह्म कि शान्तं कि वा 
चित्रम्‌ ? इत्याश ङ्रुयाह-तद्धीत्यादि । हिंशब्द आशङ्कानिवृत्त्यर्थः, विमिसृक्षा- 
स्मकमिति नि्मित्सात्मकत्वेन सदेव तत्तद्विञ्ववेचित्र्योल्लासस्वभावमेवेत्यर्थः । 
मतमिति सर्वेषां, न पुनरत्र कश्चिदपि विमति कर्तुशक्नुयादित्याशयः ॥२२९॥ 

ये शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श भी हृद्य ओर आकर्षक होते है । इस 
प्रकार ये ब्रह्मातमक वीर्य की वृद्धि ही करते हैं। इनमें सजग रममाण साधक 
को अविलम्ब परसंविद्‌ उल्लास की अनुभूति होतो है । कहा गया है-- 


गीतादि विषयों में सामरस्यानुभूति संवलित सहृदय साधकों को तन्म- 
यता ओर मनोरूढि से तादात्म्य भाव जागृत हो जाता है ।” [ वि० भे० ७३ ] 
श्री प्रशस्ति भूतिपाद ने भी इसी आशय से कहा है कि “जो जो आह्वाद 
जनक, मनोहर आकृतियाँ यहाँ परिदृश्यमान होती हैं, उनके अनुभव के समय 
स्वात्मस्थिति का परिपोषण पूजा की तरह ही तृसि-वर्धक होता है।” इससे 
यह सिद्ध है कि मनोहुरता के मूल में परब्रह्म की मनोज्ञता मूलतः 
प्रोन्मिषित है । 


यह ध्यान देने को बात है कि यह परब्रह्ममयता का आकर्षण 
एक प्रकार का उसका वोर्य है, तेज है । ब्रह्म परम शुद्ध है। सृष्टि के सर्जन की 
आकांक्षा का प्रतीक है। वह सबके द्वारा मान्य है। इसमें कोई या किसी को 
विप्रतिपत्ति भो क्या हो सकती है ? ॥ २२९ ॥ 


४९६ श्रोतन्त्रालोक: 
एवमप्यस्य कि विद्वोत्तीर्ण रूपमुत विश्वमयम्‌ ? इत्याशद्धुत्याह 
तद्बलं च तदोजश्र ते प्राणाः सा च कान्तता । 


तदेव तत्तद्रूपतया प्रस्फुरतीत्यर्थः । यदुक्तं तत्र 
“स एषोऽसुः स एव प्राणः स एष भूतिश्च, । (ऐ० ३०) इति, 


तथा 
“स एष मृत्युश्चेवामृतं च' । (ऐ० उ० ) इति, 
तथा 
“एष ब्रह्म॑ष इन्द्र एष प्रजापतिः’ । (ऐ० उ० ) इति। 
गीतं च 


तद्वीयं सबंवीर्याणां तद्व बलबतां बलम्‌। 
तदोजश्चौजसां सवं शाश्वतं ह्यचलं ध्रुवम्‌ ॥' इति। 


विश्वरूपतया चास्य स्फुरणे प्रक्रियाबन्धं दर्शयति 
तस्माद्वीर्यात्प्रजास्ताश्च वीयं कमंसु कथ्यते ॥ २३० ॥ 


प्रश्‍न है कि ऐसी स्थिति में इसका विएवोत्तीणं रूप मान्य है या विश्वमय 
रूप ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

बह्‌ परब्रह्म बल, ओज, प्राण ओर कान्ति सभी ख्पों में प्रस्फुरित हो 
रहा है। ऐ० उ० में कहा गया हैं 

“वही यह्‌ प्राण है। वही भसु रूप बल हे । वही यह सारा उल्लसित 
ऐश्वर्य भी हें।” तथा “वही मृत्यु भी हे भोर अमृत भी हैं । गीता में कहा 
गया हुं-- 

वही सभी पराक्रमों का पराक्रम है। समस्त बलवानों का बल है। 
सभी ओजों का वह ओज है त्रहो सब कुछ है। वहो अचल है ओर वही ध्रुव 
है । विष्व रूप में प्रस्फुरित प्रक्रिया के सम्बन्ध में भागे कहते है-- 

उसीके अग्नि, सूर्य भोर सोमात्मक संघट्ट से प्रजायें उत्पन्न होती हैं। 
ये प्रजायें उसी के कारण यज्ञादि यजन करती हैं। वह--यज्ञादिक कर्म प्रवाह 
वृष्टि में कारण बनता है। वही अपनी वोर्यसत्ता से ओषधियों में उल्लसित 
होता है । इस विसर्ग के कारण चाहे बह वीर्य-विसर्ग हो या प्रजा-विसर्ग हो, 
इस रूप में उसकी विश्वात्मकता स्वयं सिद्ध है । ऐ० उ+ में कहा गया है-- 


क क कक MN 


इलो० २३१ ] तृतीयमाह्विकम्‌ ४९७ 


यज्ञादिकेषु तद्वुष्टो सोषधीष्वय ता; पुनः । 
बोर्ये तच्च प्रजास्वेबं बिसगें विश्वरूपता ॥ २३१ ॥ 


प्रजा इति ख्लीपुमादिरूपाः, ताश्च प्रजा यज्ञादिकेषु कमंसु, वीर्य कारणं 
कथ्यते इति संबन्धः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । तदिति यज्ञादिकं कमं, ओषधी- 
ष्वन्नादिरूपासु, वीयं इति शुक्रशोणितात्मनि । एवं परब्रह्मण एवाजवञ्जवी- 
भावेन तत्तट्ूपतया विश्वकारणश्वम्‌, इति तस्येव एतद्विश्वं रूपमित्युक्तस्‌ । एवं 
विसर्गेऽपि विइवरूपतेति' । यदुक्तं तत्र 
'अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापतेरेव रेतो देवा, देवानां 
रेतो वर्ष' वर्षस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतो 
अन्नमन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः’ । (ऐ० उ०) इति । 
तथान्यत्रापि 
'अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरस्नं ततः प्रजाः ॥ (म. स्मृ. ३।७७) 
इति। गीतं च 
“अन्नाव्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यावन्नसंभवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पन्यो यज्ञः कमंसमुदभ वः ।॥! (गी. ३ अ, १४ शक्रो. 
इति ॥ २३१ ॥ 


“अथ इस रेतस्‌ से ही सृष्टि का उपक्रम हुआ । प्रजापति के वीर्य हो 
ये देव हैं । देवों का रेतस्‌ वर्षा में व्यक्त है। वर्षा का रेतस्‌ ओषधियां हैं। 
ओषधियों का अन्न है और अन्न का रेतस्‌ तो वीयं ही है। इस वीर्य का रेतस्‌ 
रूप यह्‌ प्रजासृष्टि का शाइवत प्रवाह बह रहा है ।” मनु स्मृति ३७६ में कहा 
गया हैं-- 

“अग्नि में दी हुई आहुतियाँ आदित्य को प्राप्त होती हैं । आदित्य से वृष्टि 
होती हैं वृष्ट से अन्न ओर उससे प्रजा की सृष्टि होती है।” गीता (३१४) 
कहती है कि-- 

“अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं । पर्जन्य से अन्न होते हैं। यज्ञ से 
पर्जन्य ( बादल ) उत्पन्न होते हैं ओर यज्ञ कमं से समुद्भूत होते हैं।” इन 
उदाहरणों से परब्रह्मा की वीर्यसत्ता से ही विश्व की उत्पत्ति सिद्ध को गयी है, 
साथ हों यह भी कहा गया है कि ब्रह्म विव्वमय है ॥ २३०-२३१ ॥ 

श्रात०--२२ 


E श्रीतन्त्रालोकः 


तदेवं विसगंशक्तिरेव तत्तदामर्शात्मना स्वात्मनि विशवरूपतामाभासयन्तो 
'आगमेषु तत्तच्छन्दव्यपदेषया भवतीत्याह्‌ 


शब्दराशिः स एवोक्तो मातृका सा च कोतिता । 
क्षोभ्यक्षोभकतावेज्ञान्मालिनों तां प्रचक्षते ॥ २३२ । 


पदवाक्याद्यात्मना विभक्तानां स्थूलानां शब्दानामविभागस्वभावः कारणात्मा 
"राशिः, मातृकेति पशुभिः, 
“सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि । 
इयं योनिः समाश्याता सवंमन्त्रेषु सर्वदा ॥।' 
इत्यादिनिरूपितेन स्वेन रूपेण अज्ञाता माता इत्यर्थः । तदेवं स्वात्ममात्रा- 
बस्थानादक्षुब्धाया विसर्गशक्तेरागमिको द्विधा व्यपदेशो दितः, 
पुनरव्यपदेशान्तरमस्ति इत्याह क्षोभ्येत्यादि। क्षोभ्या योनयः, क्षोभकाणि 
बोजानि तेषां भावः क्षुभिक्रियायां कर्तृकर्मखूपः संबन्धस्तत्र य आवेशः परस्पर- 
संषट्टात्मा लोलीभावः, ततो भिन्ना बीजेभेंदिता, योनयो व्यञ्जनानि यस्याः 
सा तथाविधा सती, मालिनी-मलते विश्वं स्वरूपं धत्ते इति विश्वस्वरूपिणी 
इत्यर्थ: ॥ २३२ ॥ 


यह स्पष्ट है कि विसर्ग शक्ति ही विभिन्न आम्शों के द्वारा स्वात्म में 
ही विझवरूपता का आभासन करती है। और वही आगमशास्त्रों में विभिन्न 
संज्ञाओं से संज्ञापित की जाती है । यही कह रहे हें- 

पद-वाक्य आदि में विभक्त स्थूल शब्दों की राशि राशि विसर्ग शक्ति का 
ही परिणाम है । सामान्य पाशबद्ध पुरुष उसे मातृका कहते हैं। कहा गया 
है कि हे ! यशस्विनी प्रिये यह सभी मन्त्रं में शरेष्ठ है क्यों कि सभी मन्त्रो और 
समस्त विद्याओं की यह योनि है? । 

इस निरूपण से यह स्पष्ट है कि यह मातृका शक्ति पाशबद्ध पुरुषों 
छारा अज्ञात ही है। जब वह स्वात्ममात्र में विश्रान्त होती है, उस समय अक्षुब्ध 
रहती है । यह अक्षुब्ध विसर्ग शक्ति शब्द राशि और मातृका रूप से दो 
'प्रकार की है । क्षुब्धा विसगं शक्ति की “मालिनी' की अलग संज्ञा हे | क्षोभ्या 
योनि होती हे और क्षोभक बीज । क्षुभ्‌ क्रिया है । इसमें क्षोभ होता है। क्षोभ 
कर्म है ओर क्षोभक स्वर। इनका कर्ता और कर्म रूप सम्बन्ध है। यहाँ 
शक प्रकार का स्वभाविक आवेश होता है । यह परस्पर संघट्ट से उत्पन्न लोली- 


इलो० २३३-२३४ ] तृतोयमाह्लिकम्‌ ४९९ 


ननु कथमेतावतेवास्या विश्वष्वपत्वम्‌ ? इत्याह 

बोजयोनिसमापत्तिविसर्गोदयसुन्दरा \ 

मालिनी हि परा झक्तिनिणोता विशवरूपिणो ॥ २३३ । 

अनुत्तरप्रकाशात्मपरशक्तिरूपा हि मालिनी तद्रश्मिभूतशिवशक्तिहूप- 
योर्बोजयोन्योर्या समापतिः परस्परमंतर्टात्म सामरस्यं तया योऽयं विसर्गोदियः 
तेन तेन ख्पेण परिस्फुरणं, तेन सुन्दरा निरतिशया, येन श्रीपूर्वशा खा दो 
विइवरूपत्वमस्या निर्णीतम्‌ ॥ २३३ ॥ 

ननु एकेवातुत्तरा परा संविदस्ति तदतिरिक्तस्य अन्यस्य कस्यचित्संवेद्य- 
मानतायोगात्‌, तत्‌ तदतिरेकेण शिवशक्तिहपत्वमपि न युज्यते, का पुनर्वार्ता 
विष्वरूपताया ? इत्याशङ्क्याह 

एषा वस्तुत एकैव परा कालस्य कर्षिणो । 

झक्तिमद्भेदयोगेन यामलत्वं प्रपद्यते ॥ २३४ ॥ 

एषा इत्यनुत्तरा संवित्‌, कलयति शिवादिश्ित्यन्तं जगस्सुजति इति 
कालः भैरवः, तस्य कविणो स्वात्मायततयावभासयन्तीत्यर्थः । नहि तदिच्छा- 
मन्तरेण किचिदयि प्रस्कुरेदिति भावः । यदुक्तम्‌ 


भाव है। इससे इसके बीजों द्वारा व्यञ्जन रूप योनि में भेद उत्पन्न हो जाता 
है। इसमें व्यंजनों का क्रम मातृका से भिन्न हो जाता है। इसका नाम “विश्वं 
मलते आत्मनि स्वरूपं धते’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार मालिनो हो जाता 
है ॥२३२॥ 

इतने से इसकी विश्व रूपता केसे ? यहो कह रहे हैं-- 

मालिनी अनुत्तर परात्मक शक्ति के प्रकाश को प्रतीक हे । इसी को 
रद्मियाँ शिव ओर शक्ति हैं। शक्ति योनि और शिव बीज सदृश हैं। इन 
शक्तियों के परस्पर संघट्ट से एक स्तिंग्ध सामरस्य भाव उदित होता है। उसे 
ही विसर्गोदय कहते हैं। यह निरतिशय उत्तम अवस्था है। यह चित्रमय 
विश्व उसकी चारुताका आकर्षक निदर्शन है ॥२३३॥ 

शङ्का है कि अनुतरा परा संविद्‌ एक है। उसके अतिरिक्त किसो अन्य 
के संवेद्यमान होने की कल्पना भी नहीं को जा सक्ती । उसके अतिरिक्त शिव 
शक्ति ख्पता भो युक्ति संगत नहीं प्रतोत होती ? विद्वरूपता कोबात तो 
और भी विचित्र है। इसी आशङ्का का स्पष्टीकरण कर रहे हैं - 


श्रीतन्त्रालोक: 


'भेरवरूपी कालः सृजति जगत्कारणादिकोटान्तम्‌ । 
इच्छावशेन यस्याः सा त्वं भुवनाम्बिके जयसि ॥' 
इति, कि तु प्रकाशविमर्शलक्षणमोपाधिकं भेदमवभास्य यामलतामेति, येन 
शक्तिरिति शक्तिमानिति च व्यपदिष्यते, वस्तुतो हि न प्रकाशाद्विमर्शः स वा 
तस्मादतिरिच्यते,-इति बहुश उक्तम्‌ ॥ २३४॥ 
ननु यद्येवं तद्दि एतदेवास्तु, विश्वरूपतायाः पुनः कोऽवकाशः ? 
इत्याशद्भूयाह 
तस्य प्रत्यवमर्शो यः परिपुर्णोऽहमात्मकः । 
स स्वात्मान स्वतन्त्रत्वाद्विभागमवभासयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
तस्येति यामलस्य, अहमात्मक इति असांकेतिकपरपरामर्शरूप इत्यर्थः ! 
परिपूर्ण इति पारिमित्ये ह्यस्य विकल्परूपत्वं स्यादिति भावः। विभागमिति 
विद्वरूपतामित्यथं: ॥ २३५ ॥ 


वास्तकिता यहु हे कि वह परा संविद्‌ एक ही हे । शिव से पृथ्वी पर्यन्त 
सृष्टि की कलना करने वाले काल रूपी भेरव का भी वह कषण करती है अर्थात्‌ 


स्वात्मरूप से ही अवभासत करती है । इसकी इच्छा के विपरीत किसी वस्तु 
सत्ता का प्रादुर्भाव असंभव है । कहा गया है-- 

जिसकी इच्छा से भेरवरूपी काल ही आदि जगतूकारण शिव से लेकर 
कीटादितक की सृष्टि करता है। हे देवि! इस प्रकार तुम्हीं विष्वप्रसू मां 
हो । तुम्हारी जय हो ।” 

वही सृष्टि संविधात्री भादि शक्ति शक्तिमान्‌ से अर्थात्‌ स्वयं विमर्शमयी 
प्रकाशरूपशिव से ओपाधिक यामल भाव प्राप्त करती है। इसी आधार पर 
शक्ति और शक्तिमात्‌ का व्यपदेश व्यवहृत होता है। वस्तुतः न तो प्रकाश से 
विमर्श व्यतिरिक्त है भोर न विमशं से प्रकाश ही पृयक है ॥२३४॥ 

यदि ऐसी बात है, तो फिर प्रकाशविमशं मात्र ही मान्य हो, इस विश्व- 
रूपता का फिर कहाँ स्थान है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

उसी यामल भाव का महमात्मक पूर्ण प्रत्यमवशं होता है। उसमें किसी 
सांकेतिकता के लिये कोई स्थान नहीं होता । स्वातन्त्र्य के प्रभाव से वही 
विभाग का अवभासत कर शाश्वत क्रीडा रत रहता है, जिससे विशवरूपता का 
चमत्कार भी भासित हो जाता है ॥२३५॥ 


इलो० २३६] तृतीयमाल्िकम्‌ ५०१ 


तथात्वे चास्य पश्यन्त्यादिशब्दाभिधेयं त्रेविध्यं भवेदित्याह 
विभागाभासने चास्य त्रिधा वपुरुदाहृतम्‌ । 
पझ्यन्ती मध्यमा स्थूला बेखरीत्यभिशब्दितम्‌ ॥ २३६ ॥ 


अस्येति परावाग्रपस्य अहमात्मनः परामर्शस्य, स्थूजेति अपरयोः परत्वं 
सूक्ष्मत्वं चार्थाक्षिप्तं, परस्या वाचः पनरन्यानपेक्षं परत्वम्‌, इत्यस्याः परतरं रूपं, 
सेव हि परमेइवरी स्तस्वान्तर्यादवदीरूपतामुल्लिशासयिुर्वाच्यवाचकक्रमानुदया- 
द्विभागस्थास्फुटल्वान्चिज्ज्योतिष एव प्राधान्याद्दरष्टुरूपतया पश्यन्तोशब्द- 
व्यपदेश्या, तइनु वाच्यवाचकक्रमस्य आसूत्रितविभागल्वेऽपि स्फुटास्फुटरूपत्वेन 
बुद्धिमात्रनिष्ठतया दर्शनप्राधान्याद्दष्टदृश्ययो रन्त रालवतित्वेत मध्यमापइवाच्या, 
ततोऽपि स्थानकरणप्रयस्नबलाततद्वर्णक्रमोपग्रदाद्वि भागस्य स्फुरत्वात्‌ दृश्यस्यैव 
प्राधान्यात्‌ विखरे शरीरे भवत्वाद्वेखरीशब्दामिधेया,-इत्यस्या विश्वरूपताव- 
आसने त्रेविध्यम्‌ ॥ २३६॥ 


स अवस्था में परावाक तीन प्रकार को हो जाती है। उद्दी कह रहे हैं- 


यह अहमात्मक परामर्श परावाक्‌ रूप होता है। विभाग के अवभासन 
के समय इसका तीन भेद हो जाता है। इसमें बेखरी स्थूल, मध्यमा अन्यनिरपेक्ष 
और पश्यन्ती सुक्ष्म होतीं है। अपने स्वातन्त्र्य से वह परमेइवरी परावाक्‌ जब 
बाह्य उल्लास की आकांक्षा से चित्प्राधान्य की अवस्था में अभी द्रष्टा मात्र 
रहती है। उसमें वाच्यवाचक रूप वर्णोदय की स्थिति नहीं होती,। वह 
'वश्यन्ती” कहलाती है । 


इसी क्रम में वाचप्रवाचक भाव उल्लसित होता है। अमो उममें स्फुटता 
ओर अस्फुटता की मिश्रित स्थिति होती है । दर्शन को प्रधानता में भो द्रष्टा 


और दृष्य के अन्तराल में ही उल्लसित रहती है। इसी भाधार पर उसे 
“मघ्यमा' कहुते हैं । 


जब स्थान, करण और प्रयत्न के प्रभाव से वर्ण क्रम कां प्रादुर्भाव हो 
जाता है, उस समय वह द्रष्ट-प्राधान्य नहीं रहता, अपितु दृष्य प्राधान्य हो जाता 
है । बिखर अर्थात्‌ शरीर में उत्पन्न होने के कारण इसे बेखरी कहते हैं। यही 
इसकी विइवरूपता का आधार है ॥२३६॥ 


५०२ श्रीतन्त्रालोकः 

एवं न केवलमासामेकेकस्य स्थूलत्वादिना त्रेरूप्यं यावत्मत्येकमपि,-- 
इत्याह 

तासामपि त्रिधा रूपं स्थूलसुक्ष्मपरत्वतः । 

एतदेव वक्त्रयस्यापि स्थूलोपक्रमं विभजति 

तत्र या स्वरसन्दभंसुभगा नादरूपिणी ॥ २३७॥ 

सा स्थूला खलु पइ्यन्ती वर्णाद्यप्रवभागतः । 


तत्र स्वराणां षडजादीनां यः परस्परं लोलीमावात्मा सन्दर्भः, भतः 
अत एव षडजाद्येकतमत्वे नियतोऽनुनद्रिग्नवर्णादिविभाग आलापः, तेन 
सुभगा माधुर्यातिशयादाह्वादरूपा, अत एव प्राथमिकनादमात्ररवभाबा या 
वाक्‌ सा खलु स्थूला पद्यन्ती झवतोति शोषः। ननु एवमात्मन आलापस्य- 
स्थानवाय्वादिरंघषोंत्थ्वमपि संभवेदिति बैखर्येव कि न स्यात्‌ ? इत्याशद्धथाहु 
“वर्णाद्यप्रविभागतः' इति। वर्णादप्रविभागहेतुकमेवास्था माधुयं, यद्वशादेदाक् 
सवेषामासक्तिः-मधुर एव हि लोको २ज्यतीत्यविवादः। अन्यत्र पुनवर्णादि- 
विभागात्पारुष्यं, पुरुषे च न कस्यचिदप्यासबितरतदियाननयोः स्वानुभवसिद्धो' 
भेद इति भावः ॥ २३७॥ 


इनके भेद का कथन कर रहे हैं और तीनों वाविवभागों स्थूल का उपक्रम 
प्रदर्शित कर रहे हैं-- 


जहाँ राग रागिनियों ओर स्वरों का सरगम रूप लोली भावात्मक 
सन्दर्भ होता है, उसमें नादात्मक मनोरम स्वरारोह और अवरोह की लहरी 
लहराने लगती है। आकर्षक आलाप होते हैं। उसमें वर्णो का प्रादुर्भाव नहीं 
रहता है। स्वर में माधुयं का भानन्दवद्धक भाह्वाद उल्लसित होता है । 
इसलिये बहद मात्र वाद रूपिणी अवस्था होती है। वह स्थूला पश्यन्ती कहुलातीः 
है । बेखरी भोर इसमें अन्तर है । बेखरी में वणं विभाग हो जाता है। यहाँ 
नहीं । यहाँ स्वरमाधुर्य में ही आकर्षण होता है। स्वर सरणो में सोकुमार्य का 
आधान होता है । व्यक्ति उसी में रमता है । क्यों कि मानव हृदय माधुर्य को 
अमृतमयी माधुरी पीने को आकुल रहता है ॥२३७॥ 


इलो० २३८-२४० ] तृतीयमाल्विकम्‌ ५०३ 
तदाह 
अविभागेकरूपत्वं माधुयं शक्तिरुच्यते ॥ २३८ ॥ 
स्थानवाय्वादिघर्षोत्था स्फुटतैव च पारुषी । 
तदेवमत्र आसक्तिभाजां योगिनां सहसैव संविन्मयीभावो भवतीत्याह 
तदस्यां नादरूपायां संवित्सविधवृत्तितः ॥ २३९ ॥ 
साजाप्यान्तर्म [ त्तन्म ] योभूतिशगित्येवोपलभ्यते । 
संवित्सविधवृत्तित इति मध्यमादिवद्बहीरूपतया दूरदूरमनुल्लासात्‌ अत एव 
'तीतादिविषयास्वादा' `` `` । (बि० भे० ७३ श्लो०) 
इत्याद्यन्यत्रोकतम्‌ ॥ २३९ ॥ 
ननु केषांचिद्गदीतादाववहितचेतसामपि न तन्मयीभावो भवेदिति 
कथमेतदुक्तम्‌ ? इत्याशद्धथाह 
येषां न तन्मयोभूतिस्ते देहादिनिमज्जनम्‌ ॥ २४० ७ 
अविदन्तो मग्नसंबिन्मानास्त्वहूदया इति । 


वही कह रहे हँ 

अविभाग अवस्था का ऐकात्म्य ही माधुर्यशक्ति है । इसके आनन्दवादी 
आकर्षण से इसमें आकृष्ट होना स्वाभाविक है। स्थान और वायु आदि के 
प्रयत्नादि घर्षो से यह स्फुट हो जाती है। यह परुष दशा होती है ॥२३८॥ 


इसकी तादात्म्यानुभूति से संविन्मयता उत्पन्न होती है । वही कह रहे हैं। 


इस नादरूपिणी परावाक्‌ शक्ति में संविद्विषयावृत्ति के सान्निध्यसे 
एक प्रकार का साजात्य उत्पन्न हो जाता है। परिणामतः उसमें तन्मयता 
अथवा तादात्म्य की झटिति उपलब्धि हो जाती है । इसी लक्ष्य को-- 

“गोत आदिविषयों के आस्वाद से ( यह युक्त है )””””1" वि. भे. ७३ 
इस श्लोक में कहा गया है ॥२२९)॥ 


बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें गीत आदि से तन्मयीभाव नहीं होता । 
यह्‌ क्‍यों ? इसका उत्तर दे रहे हैं - 


५०४ श्रोतन्त्रालोक: 


लोके हि सातिशये/गीतादो विषये तन्मयीभावेन सचमत्काराणां सहृदया” 
इति, अन्यथा 'परहूदयगा' [ नहृदया: ] इति प्रसिद्धिः ॥ २४० ॥ 

एवं पश्यन्त्याः स्थूलं रूपं विचार्य मध्यमाया अप्यभिधत्त 

यत्तुचर्माऽ्वनद्धादि किचित्तत्रेष यो ध्वनिः ॥ २४१ ॥ 

स स्फुटास्फुटरूपत्वान्मध्यमा स्थूलरूपिणो । 

तत्र चर्मावनद्धे मृदङ्कादावेष यो ध्वनिः कराघाताद्युत्थः षड्जाद्येकतम- 
रूपत्वेन अभिव्यक्तेः पूर्वापेक्षया स्फुटो वर्णादिविभागानुल्लासाच्चास्फुटः अत एव 
मध्यमाशन्दव्यपदेश्यः ॥ २४१ ॥ 

तदेवमत्राविभागांशस्य सद्भावान्माधुयंमपि संभवेदिति लोक- 
स्याप्यत्रासक्तिः, इत्याह 

मध्यायाश्चाविभागांशसऱद्भाव इति रक्तता ॥ २४२ ॥ 

अविभागस्वरमयी यत्र स्यात्तत्सुरञ्जकम्‌ । 

ननु किमियमपि पश्यन्तोवदासक्ति जनयेत्‌ ? इश्याशङ्कुयाह 'अविभागे- 
त्यादि' यत्र क्वचिदविभागस्वरमयी भर्थाद्वाक्‌ स्यात्‌ तत्सुष्ठु रज्जकमासक्ति- 
जननयोग्यमित्यर्थ: । तेनात्राप्यासक्त्या तन्मयीभावो भवेदिति भावः । अनेनास्या 
अपि वेखरीतो भेदः सूचित: ॥ २४२ ॥ 


जिन पुरुषों को आह्वाद के कारण रूप राग-रागिनियों के माधुयं को 
"स्थिति में भी तन्मयीभाव का उदय नहीं होता, ऐसे लोग उस दिव्यता के अनुभव 
से बंचित रह जाते हैं, जिस अवस्था में देह आदि की सुधि नहीं रह जाती । 
एक तरह से वहाँ संविद्‌ का अमृत महोदधि लहराता है। दुर्भाग्य है कि 
हृदय होते हुए भी ऐसे लोग हृदय हीन ही कहें जा सकते हैं ।।२४०॥ 

पश्यन्ती के उपरान्त मध्यमा का अभिधान: कर रहे हें- 

चमड़े से मढे मुदङ्ग आदि में कराघात से उत्पन्न होने वाली ध्वनि में 
यद्यपि वर्णोदय नहीं है फिर भी उसके द्वारा वर्णानुरूप धवनियाँ उत्पन्न कर दी 
जाती हें। कुछ स्फुटता ओर अधिक अस्फुटता दोनों का उसमें सामञ्जस्य 
परिलक्षित होता है । यह मध्यमा ध्वनि है।। २४१ ॥ 

मध्यमा वाक्‌ स्तर के माधुर्य भौर उसमें आसक्ति की चर्चा कर 


रहे हैं-- 


इलो० २४३-२४४ ] तृतीयमाह्विकम्‌ ५०५ 


नन्वविभाग एवासक्तौ निमित्तमित्यत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
अविभागो हि निर्व त्यै दृश्यतां तालपाठतः ¦] २४३ ॥ 
किलाव्यक्तध्वनौ तस्मिन्वादने परितुष्यति । 


अविभाग एव हि निवृतिनिमित्त दृक्यतां साक्षाल्क्रियतामित्यर्थ:। नहि, 
दृष्टमदृष्टं भवतीति भावः, किलेति हेतो, यतस्तालानां चञ्चुपुटादीनां पाठं 
गानमाश्रित्य अव्यक्तध्वन्यात्मनि तस्मिन्नविभागछ्पे वादने अर्थात्सर्वो$प्ययं 
लोकः परितुष्यति निर्वृति भजत इत्यर्थः। तेनात्र स्वानुभव एव प्रमाणमिति 
तात्पर्यम्‌ ॥ २४३ ॥ 

एवं मध्यमायाः स्थूलं रूपमुवत्वा बेखर्या अप्यभिधत्ते 


या तु स्फुटानां वर्णानामुत्पत्तौ कारणं भवेत्‌॥ २४४ ॥ 
सा स्थूला बैखरी यस्याः कार्यं वाक्यादि भूयसा । 


स्फुटानामिति परस्परवेलक्षण्यावस्थानेन श्रोत्राकर्ष्यमानानास्‌, अत 
एव पारुष्यादत्र लोकस्यना सक्तिः ॥ २४४॥ 


मध्यमा भूमि भी अविभागस्वरमयी होती है। अविभागांश का सद्भाव 
इसमें होता है। परिणामतः इसमें रक्षकता ओर आसक्ति के दोनों गुण विद्यमान 
रहते हैं। इसी लिये इसमें तन्मयता स्वभावतः उत्पन्न होती है। बेखरी से 
इसका यही भेद है॥ २४२॥ 


अविभागांश में आसक्ति के निमित्त की चर्चा कर रहे है 


परमानन्दानुभूति रूप निवृत्ति के लिये अविभागांश का सद्भाव परमा- 
वष्ष्यक है । ताल और लय पूर्ण रागिनियों और मूच्छंनाओं में यह स्वतः देखने 
की बात है, स्वात्म अनुभूति का विषय है । सामान्य सहृदय भी उन अव्यक्त 
अ्वनियों को सुन कर विस्मय विमुग्ध हो जाता है और भावविभोर होकर 
झूम उठता है ॥ २४३ ॥ 

मध्यमा के बाद अब बेखरी की चर्चा कर रहे हैं- 

जो वाक्‌ तत्त्व स्फुट रूप से पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णो की उत्पत्ति में कारण 
है तथा जिसके कर्ण गोचरीकृत होने पर परस्पर विचार विनिमय सम्भव है। 


बह बेखरी वाक्‌ है । यह स्थूल होती है । इससे वर्ण, पद ओर वाक्यों के माध्यम 
से विश्व का वाङ्मय लिखा ओर पढ़ा जाता है॥ २४४॥ 


५०६ 


एवं पा भेदत्रयमभिधाय सूक्ष्ममप्याह 

अस्मिन्स्थूलत्रये यत्तदनुसन्धानमादिवत्‌ 1। २४५ ॥ 
पृथक्युथक्तत्त्रितयं सुक्ष्मसित्यभिशब्दयते । 
अस्मिन्समनन्तरोक्ते स्थूले भेदत्रये यदाद्यं जिगासाद्यात्मेच्छारूपमनु- 


सन्धानं, तदेव पृथक्‌ पृथक्‌ पश्यन्तोमध्यमाबेखरीगतं सुक्ष्म भेदत्रयमुच्यते 
॥ २४१॥ 


एतदेव क्रमेणोदाहरति 
षड्जं करोमि मधुरं वादयामि ब्रुवे वचः ॥ २४६ ॥ 


तेन जिगासाविवादयिषाविवक्षात्मकानुसन्धान त्रयछू्पमेतसूर्क्म 
भेदत्रयमिति तात्पर्यार्थः ॥ २४६ ॥ 


कि चात्र प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्क्याह 
पृथगेवानुसन्धानत्रयं संवेद्यते किल । 
संवेद्यते इति स्वानुभवसिद्धमेत दित्यर्थः ॥ 

एवं सूक्ष्मं भेदत्रयमुवत्वा परमष्याह्‌ 


त्रयस्याद्यं यद्रूपमनुपाधिमत्‌ ॥ २४७ ॥ 
तत्परं त्रितयं तत्र शिवः परचिदात्मकः । 


इस तरह स्थूल तीन भेदों के बाद सूक्ष्म की चर्चा कर रहे हैं-- 

उक्त पक्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी भेदों में पूर्ववत्‌ स्वात्माभिलाष और 
गायन की इच्छा का अनुसन्धान एवं विमर्श स्वाभाविक है। यह तीनों का 
अनुसन्धानात्मक तीन मेद है ॥ २४५ ॥ 

क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं-- 

षड्ज आदि रूप में जिज्ञासा, मधुर वाचन ओर बोलने का अभिलाष 
रूप विवक्षा का अनुसन्धान ये तीन सूक्ष्म भेद होते हें ॥ २४६ ॥ 

इसका प्रमाण दे रहे हैं-- 

इसमें प्रमाण स्वयं साक्षात्‌ अनुभूत संवेदना है । उसी के माध्यम से फे 
तीनों पृथक पृथक्‌ अनभूत होते हें । 

परानुभूति का कथन कर रहे हैं-- 


इलो० २४८-२४९ ] तुतीयमाह्विकम्‌ 


तत्कथमत्र त्रिरूपत्वमुक्तस्‌ ? इत्याशकषाह 'शिवः परचिदात्मक? इति । 
वरचिन्मात्र रूपशिवेकात्म्येनात्र पष्यन्त्यादित्रयमवभासत इत्यर्थः, यदुक्तम्‌ 


स्वाभिनश्र्यात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामशेः प्रबतंते ॥' इ. प्र. ९५२० 
इति ॥ २४७॥ 


ननु परस्य निरंशस्य प्रकाशस्य त्रिभागेन प्रकाशनमेव नोपपद्यते, तत्राफि 
ब्रेख्प्ये कि निमित्तम्‌ ? इत्याशळछूयाह 


विभागाभासनायां च मुख्यास्तित्रोऽत्र शक्तयः ॥ २४८ ॥ 


अनुत्तरा परेच्छा च परापरतया स्थिता ॥ २४९ ७ 
उन्नेषश्ञक्ति्शानाख्या त्वपरेति निगद्यते । 


उपर्युक्त तीन स्थूल ओर सूक्ष्म अनुसन्धानों का एक ऐसा रूप भी होता 
है, जो उपाधि रहित मात्र इच्छा आदि बिन्दु रूप, पराकोटि में प्रकाशमान,» 
संबित शक्तिमय या स्वयं चिन्मय तत्व है । इसी तत्त्व फलक पर चिदात्मकता 
को एकता के कारण अभेद में भी पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी का अवभासन 
हो जाता है। कहा गया है— 


स्वातन्त्र्य से सम्पन्न होता है। विना उनके इच्छात्मक आमर्ण प्रवत्तित नहीँ 
होते” ई० प्र, १।५।१० ॥ २४७॥ 

निरंश प्रकाश का विभाजित प्रकाशन ही असंभव है। फिर यहद त्रेखप्य 
तो असंगत ही है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 


विभाग के आभासान में मुख्य तीन शक्तियाँ हीं मुख्य हैं। वे तीनों कोक 
कौन हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं - 


५०८ श्रीतन्त्रालोकः 


हुस्वत्रयमेव च भेरवास्मनः परस्य तत्वस्य शक्तिरूपतया पूवं निर्णीतम्‌, 
तदुक्तम्‌ 
अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्युन्मेषणात्मकम्‌ । 
तदेव त्रितयं प्राहुभेरवस्य परं महः ॥', (३।१९२) 
इति ॥ २४९॥ 
इदानीं विभागाभासनमेव प्रपञ्चयति 
क्षो भरूपात्पुनस्तासामुक्ताः षट्‌ सं विदो$मलाः । 
तासामिति तिसृणां शक्तीनां क्षुब्धं रूपमाश्रित्य, पुनः षट्‌ ऊनतान्ताः 
संविदः पूंमुक्ताः, ताश्च क्षुब्धत्वेऽपि स्वस्वछ्पाप्रच्यावादमलाः, अत एव च 
परस्परसंघट्टेन संविदन्तरावभासनेऽपि योग्याः । तदुक्तम्‌ 
“स्वराणां षट्कमेवेह मूलं स्याद्वर्णसन्ततौ । 
षड्देवतास्तु ता एव ये मुख्या; सूर्यं रश्मयः ॥' (३।१८४) इति ॥ 
अत आह्‌ 
आसामेव समावेज्ञातिक्रियाशक्तितयोदितात्‌ ॥ २५० ॥ 
संविदो द्वादश प्रोक्ता यासु सर्व समाप्यते । 


अ, इ, उ, रूप हुस्वत्रय ही भैरव रूप परतत्त्व की शाक्तियों के प्रतीक 
रूप में पहले कहे गये है। इसी तथ्य को यहाँ भी कह रहे हैं कि अनुत्तरा परा 
शक्ति हैं । इच्छा परापरा है और उन्मेष नामक ज्ञान शक्ति अपरा है। इसी 
तथ्य को अन्यत्र भी कहते हैं-- 

€ छः मूल स्वरों के सार रहस्य ह्वस्व स्वर के तीन वर्ण ही हैं। वे 
चित्‌, इच्छा और ज्ञानोन्मेष रूप हैं । यही त्रिक भैरव का परम चरम तेज है।” 
इस तरह अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है॥ २४९ ॥ 

अब विमागावभासका वर्णन कर रहे हैं-- 

क्षोभ उत्पन्न होने पर संविद्‌ उल्लास के कारण वही तीन छः प्रकार के 
हो जाते हैं। कहा गया है-- 

”वर्णमाला के उदयक्रम में स्वर वर्ग के आदिम छः वर्ण ही मूल हैं। ये 
कहो देवता रूप ६ सूर्य की मुख्य रव्मियां ही हैं ।” 


इलो० २५१-२५२ ] तृतीयमाह्मिक म्‌ ५०९. 


तासामेव षण्णां संविदां क्रियाशक्तितयोदितेन परस्परसंघट्रेन द्वादश 
संविदः प्रोक्ता: ~ षण्ठवजं सन्ध्यक्षरादिरूपोषग्रहात्स्वरद्वादशकात्मनावभासिता 
इत्यर्थः । एता“वेव च संवित्सु वक्ष्यमाणनोत्या प्रमेयादिक्रमेण परमात्रन्तमव- 
स्थितत्वात्‌ अतोऽतिरिक्तस्य चाभावात्‌ सर्वस्य परिपूर्तिः “यासु सव॑ समाप्यते’ 
इति। इयदेव च मुख्यं शक्तिचक्रम्‌--अत्रेवोक्तवक्ष्यमाणनीत्या शक्त्यन्त- 
राणामन्तर्भावात्‌ ॥ २५०॥ 

तदाह 

एतावद्देवदेवस्य मुख्यं तच्छक्तिचक्रकम्‌ ॥ २५१ ॥ 

एतावता देवदेवः पूर्णशक्तिः स भैरवः । 

एता एव द्वादशापि संविदः क्रमदर्शनादौ अन्वर्थेनापि अभिधानेन 
दशिता:,-इति दशयितुमाह 

परामर्शास्मकत्वेन विसर्गाक्षेपयोगतः ॥ २५२॥ 

इयत्ताकलनाउज्ञानात्तःः प्रोक्ताः कालिकाःक्वचित्‌ । 

'कल शन्दे' कल किल बिल क्षेपे' 'कल संख्याने' 'कल गतो' इति 
घात्वर्थानुगमात्त्रमेण कलयन्ति परामूशन्ति, क्षिपन्ति, विसृजन्ति संहरन्ति च 
गणयन्ति जानते चेति काल्यः, ता एव कालिकाः ॥ २५२॥ 


इन्हीं छः संविद्‌ रश्मि रूप शक्तियों का क्रिया शक्ति रूप से उदय होने 
पर संविद्‌ के १२ भेद हो जाते हें । इनके इस दिव्य मोलिक उल्लास की सीमा 
में सारा प्रमेय प्रवाह अवस्थित रहता है। इसी लिये इसे मुख्य शक्तिचक्र 
कहते हे । इसमें सब कुछ सम्यक रूप से आप्त हो जाता है॥ २५०॥ 

वही कह रहे हैं - 

द्योतमानों के भी उद्योतक परमेष्टवर प्रभु की मुख्य उद्योतिका शक्ति 
का यह चमत्कार पुणं चक्र है। शक्ति से शाश्वत सम्पन्न देव-देव भैरव पूर्ण 
शक्तिमान्‌ हैं ॥ २५६ ॥ 

यही १२ शक्तियां क्रम दर्शन भादि अन्वर्थ नय के अनुसार संज्ञापित की 
गयी हें । यही कह रहे हैं- 

परामर्श, विसर्ग, क्षेप, इयत्ताका आकलन, संहार, गणना और ज्ञान इन 
अर्थो में कल धातु का प्रयोग होता है। कल धातु के कल (भ्वादि) शब्दे, 
संशयाने, कल ( चु. ) गतो संज्ञाने, कल क्षेपे ( चु ) भोर कल गतो (चु. ) 


५१० श्रीतन्त्रालोकः 


न केवलमेताः क्रमदर्शनादावेवोक्ता यावदस्मन्नयसहोदरेपु 
आशास्त्रेष्वपीत्याह्‌ 
श्रोसारश्ञास्त्रे चाप्युक्तं मध्य एकाक्षरां पराम्‌ ॥ २५३ ॥ 
पुजयेद्भैरवात्माख्यां योगिनीद्वादज्ञावृताम्‌ । 
सारशास्त्रे इति श्रीत्रिकसारे, यदुक्तं तत्र 
“परां त्वेकाक्षरां मध्ये शंखकुन्देन्दुसुन्दराम्‌ । 
चतुभुंजां चतुवक्त्रां योगिनीद्वादशावृताम्‌ ॥' इति । 
भैरबात्माख्यामिति विश्वस्यान्तबंहीरूपतया, पालतपूरणात्मकात्‌ “पराः 
इत्यन्वर्थानुस रणात्पूर्णेनात्मना समन्तात्छ्याति अवभासते इत्यर्थः । कालिकानां 
च योगिनीत्यनेन नाममात्र एवायं भेदो न वस्तुनि इति, सूचितम्‌ । तत्तदनु- 
त्तराद्यामर्शरूपत्वमप्यासां संविदां श्रीत्रिकसार एव भङ्गघाभिहितम्‌ । तत्र हि 


| कथादो आदि के अनुसार उक्त विभिन्न अर्थ होते हैं । इस प्रकार सवंपरामर्श 


करने वाली, सृष्टि निर्मात्री, सर्ग का निक्षेप करने वाली, सब का आकलन 
करने वाली, सृष्टि का संहार करने वाली, विश्व की गणना करने वाली और 
सर्वज्ञ शक्ति का नाम कालिका कहा गया है ।॥। २५२ ॥ 

केवल क्रम दर्शन ही नहीं प्रत्यभिज्ञा नय के सहोदर शास्त्र भी यही 
स्वीकार करते हैं-- 

श्रो सार शास्त्र का तात्पर्य श्री त्रिकसार शास्त्र है। इसके अनुसार भी 
यह सिद्धान्त मान्य है। वहाँ कहा गया है-- 

परा तो एकाक्षरा देवी है । शंख, कुन्द और इन्दु के अनिन्द्य सौन्दर्य से 
समन्वित है। विश्व के केन्द्र में अधिष्ठित है। चार बाहों और चार मुखों से 
युक्‍त है। १२ योगिनियों से आवृत है ।” 

विश्व के अन्त: और बाह्य सभी रूपों में वही व्यक्त होती है। वही 
पालन करती है। वही सभी अभावों भी पूर्ति करने वाली है। इसी लिये उसे 
भैरवी और पराशक्ति कहते हें । कालिका और योगिनी शब्दों में मात्र शाब्दिक 
भेद है इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। श्री त्रिकसारमें यह भी कहा 
गया है कि इन संविद्‌ शक्तियों से हो अनुत्तर आदि शक्तियों का उल्लास 
होता है। इस प्रकार वाक्‌तत्त्व का प्राधान्य निदिष्ट कर समर्थक दो वाक्य 
उद्धृत कर रहे हैं-- 


'इलो० २५४-२५६ ] तृतोयमा ह्विकस्‌ ५११ 
“अथातः संप्रवक्ष्यामि वारिवघानमनुत्तमम्‌ ।' 


इति वाच एव प्राघान्यमुपक्र म्य 
'तद्बोजं तु विभिन्नं वे स्वरेद्वादशभिः क्रमात्‌ । 
ताश्चेव तु तथा बेब्यः ` "ˆ `°` ॥' 


इत्याद्यक्त। एतच्च शाकोपायाह्विक एव वितत्य विचारयिष्यते,-इति 
नेहायस्तम्‌ ॥ २५३ ॥ 
आसां च यत्प्रोक्तं मुख्यत्वं तदेव प्रपञ्चयति 
ताभ्य एब चतुःषष्टिपर्यन्तं शक्तिचक्रकम्‌ ॥ २५४॥ 
एकारतः समारभ्य सहत्रारं प्रवतंते । 
तासां च कृत्यभेदेन नामानि बहुधागमे ॥ २५५ ॥ 
उपासाश्च हृयाद्वेतव्यामिश्राकारयोगतः । 
शरोमत्त्रेशिरसे तच्च कथितं विस्तरादृबहु ॥ २५६ ॥ 
इह नो लिखितं व्यासभयाच्चानुपयोगतः । 


आगम इति सामान्येनोक्तेः श्रीमत्त्रेशिरस इत्यनेन विशेषो दशितः, 
तत्तत एव प्रथमपटलादेतदनुसर्तब्यमिति भावः॥ २१६ ॥ 


"यहाँ अत्यन्त उत्तम वाक्‌ रहस्य कहूँगा।” से लेकर” वह्‌ पराबीज तो 
द्वादश स्वरों में भिन्न भिन्न रूप से ब्यक्त है। वही ये देवियाँ हैं।” शाक्तो- 
पायाह्लिक में इसका विशेष विचार किया गया है ॥ २५३ ॥ 


इनके मुख्यत्व को विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं-- 


उक्त द्वादश शक्तियों से हो ६४ भेद भिन्न यह शक्ति चक्र स्फुरित 
होता है। इस चक्र में एक “अरे” से लेकर सहस्र भरोंका प्रवर्तन होता है। 
सामान्य आगमों में कार्य के आधार पर इनके अनेक नाम निर्दिष्ट हें। इनकी 
हवेत और अद्वेत उगासनाओं का भो सविस्तार वर्णन उपलब्ध है। विशेष रूप 
से श्रोमत्त्रेशिरम शास्त्र में इनका बहुत विस्तार है। अनुपयोगिता ओर 
ग्रन्थ विध्तार को दुदिट्रयों से यद्ग उनका वर्णन नहों किया जा रहा 
है॥ २५४-२५६॥ 


५१२ श्रीतन्त्रालोक: 
तनु यद्येवं तद्घोराद्याः सृष्ट्यादिक्रमेष्वप्यवस्थिता याः शक्तयः, 
किमासामेव स्फारो न वा ? इत्याश ङ्कूयाहू 
ता एव निर्मला: शुद्धा अघोराः परिकोतिता ॥ २५७॥ 
घोरघोरतराणां तु सोतृत्वाच्च तदास्मिकाः । 
सृष्टो स्थितो च संहारे तदुपाधित्रयात्यये ॥ २५८ ॥ 
तासामेव स्थितं रूपं बहुधा प्रविभज्यते । 
प्रक्षीणमलत्वेऽपि उद्रिक्तदूविक्रया इत्युक्तं “निर्मला: शुद्धाः इति । तस्य 
सृष्ट्थाद्यात्मन उपाधि त्रयस्य अत्ययोःनाख्यं, यथेवासां द्वादशानामपि संविदा- 
मनाख्यक्रमे रूपं प्रविभक्तं तथेव सृष्ट्यादिक्रमेष्वपिति समुच्चितत्वमभिधातुं 


“तदुपाघित्रयात्यय' इत्युपात्तस्‌ ॥ २५८ ॥ 


प्र्न है कि यदि ऐसी स्थिति है तो अघोर भादि शक्तियाँ भी जो सृष्टि 
के आदि उपक्रम में अवस्थित हैं--व्या इन्हीं उक्त शक्तियों की स्फार मानी 
जाय ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

वही निर्मल भोर शुद्ध रहती हैं तो अघोर शक्तियाँ कहलाती हैं । निर्मल 
अवस्था का अर्थ है-मलों का आत्यन्तिक अभाव । आदिम उल्लास में ३, ९, 
और १२ भेद उल्लास के ही चमत्कार हैं। वहां मल क्षीण रहते हैं, ज्ञान ओर 
क्रिया का उद्रेक रहता है । वे शुद्ध होती हैं। इसी लिये उन्हें अघोर शक्ति 
कहते हैं । 

घोर और घोरतर शक्तियों की स्फूति अघोर अवस्था की विपरीत स्थिति 

है। सुष्टि, स्थिति ओर संहार ये तीन उपाधियाँ है। इनका अत्यय साधक की 
अनुभूति का विषय है । यह अत्यय स्थिति अनाख्य स्थिति है। इन १२ शक्तियों 
का उल्लसित स्वरूप अनाख्या क्रम में प्रविभक्त इव प्रतीत होता है । 

यह ध्यान देने की बात है अनाख्य क्रम में यह द्वादश भेद उल्लसित 
हैं--यही अघोर शक्तियों की विमर्शरूपता है। अनाख्यक्रम की तरह सृष्ट्यादि 
क्रम में भी पार्थक्यप्रथा प्रथित शक्तियाँ उल्लसित होती हैं। उन्हें हौ घोर भौर 
घोरतर इाक्तियाँ कहते हैं। ये भी द्वादश शक्तियों के ही प्रविभाग की 
प्रतीक हैं ।। २५७-२५८॥ 


"Te WP क. यी 


इलो० २५९-२६० ] तुतीयमाह्विकम्‌ ५१३ 


ननु अनाख्यक्रमे योऽयं सृष्ट्याद्यात्मन उपाधित्रयस्य अत्यय उक्तः स 
कि प्रागभावरूपः प्रध्वंसाभावरूपो वा ? इत्याशङ्कूयाह 

उपाध्यतोतं यद्रूपं तद्द्िधा गुरवो जगुः॥ २५९ ॥ 

अनुल्लासादुपाधोनां यद्वा प्रशमयोगतः । 

अनुल्लासादिति प्रागभावरूपात्‌, प्राक्कोटो हि निस्तरङ्गजलधिप्रख्यं परं 
तत्त्वं यतः स्वस्वातन्त्र्याढ्बाह्योन्मुखतायामुपाधीनामुल्लासः स्यात्‌, प्रशमयोगत 
इति प्रध्वंसाभावरूप: ॥ २५९ ॥ 

प्रशमो हि द्विघेत्याह 

प्रशमश्च द्विधा शान्त्या हठपाकक्रमेण तु ॥ २६० ॥ 

अलंग्रासरसाख्येन सततं ज्वलनात्मना । 


__ अनास्यक्रम में सृष्टि, स्थिति और संहार रूप तीनों उपाधियों के अत्यय 
की बात कही गयी है । प्रकत है कि अत्यय का प्रागभाव अथवा प्रध्वंसाभाव 
में से कोन रूप माना जाय ? यही कह रहे हैं-- 


अनाख्यक्रम में उपाध्यतीत जिस अनुभूत्यात्मक अवस्था का कथन किया 
गया है, वह्‌ गुरुजनों के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है । गुरुजन उसे दो प्रकार की 
बतळाते हैं। पहली स्थिति वह होतो है, जब उपाधियों का उल्लास हुआ हो 
नहीं रहता है । इसे प्रागभाव दशा कहते हैं। यह प्रशान्त महासागर को उसी 
अवस्था के समान है, जिसमें अभी लहरों का उल्लास ही नहीं हुआ होता है। 
यह परतत्त्वा्मक अवस्था होती है। इसमें बाह्यौन्मुख्य नहीं होता । उपाधियों 
का अनुल्लास होता है । 

दूसरी अवस्था में उपाधियों के उल्लास को गुरु-अनुग्रह से अनुगृहीत 
साधक शिष्य प्रशमित करता है । यह दशा प्रध्ब॑साभावरूपा होती है । प्रागभाव 
ओर प्रध्वंसाभाव ये दोनों न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। तन्त्रसार के 
इसी प्रकरण में इसकी विशद व्याख्या की गयो है ।! २५९ ॥ 


प्रशम भी दो प्रकार का कहा गया है-- 


१--शान्ति के द्वारा प्रशम ओर २--ह॒ठपाक क्रम से प्रशम । इस प्रकार 
प्रशम दो प्रकार का होता है। शान्ति के माध्यम से प्रशम करने में भी पाक 
श्रोत०--३२ 


५१४ श्रीतन्त्रालोक: 


शान्त्येति शान्तेन मधुरपाककमेणा गुर्वाद्याराधनपूर्व॑ समय्यादिदीक्षा- 
_ तत्तन्नित्यनेमित्तिकाद्यनुष्ठाननिष्ठतया देहान्ते सृष्ट्याद्युपाधीनामत्ययो 
भवेदित्यर्थः । शान्तिः पुनः स्वारसिक एव सृष्ट्याद्युपाधोनां प्रशमो न वाच्यः, 
तथात्वे हि शास्त्रोपदेशादेरानर्थक्यं स्यात्‌ स्वरपत एवोपाधोतां कादाचित्कस्य 
घ्रशमस्याभावात्‌, तथालम्‌ अत्यथं सार्वात्म्यिन, यः सृष्टयादीनां ग्रासः स्वात्म 
सात्कारस्तत्र रसो गृध्नुता तत्त्वेनालंग्रासभेरवादावार्या यस्य, अत एव सततम- 
बिच्छिन्ततया ज्वलन्‌ यथायथं दाह्यनिष्ठतया दीप्यमान आत्मा स्वरूप यस्य, 
एवंविधेन हुठेन क्रमव्यतिक्रमख्पेण सकृदूपदेशात्मना बलात्कारेण यः पाकः 


होता है । किन्तु इसे मधुर पाक कहते हैं। इसमें गुरुदेव को आराधना ( प्रणि- 
पात, परिप्रन ओर सेवा ) पहुली शर्त्त है। समय दोक्षा की साधना, विभिन्न 
शास्त्र प्रतिपादित नित्य नैमित्तिक आदि अनुकूल अनुष्ठानं की साधना आवश्यक 
होती है। आजीवन ऐसा करते रहने से मृत्यु के उपरान्त संहार में तीनों 
उपाधियों का भत्यय हो जाता है। यहु क्षान्ति भी इन उपाधियों की 
स्वारसिक शान्ति नहीं है। ऐसा मानने पर गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशों, 
अनुष्टानादि की सक्रियता और उसके शास्त्रोदित परिणामों की व्यर्थता सिद्ध 
होने लगेगी । ऐसा भी नहीं होता कि आकस्मिक रूप से कदाचित्‌ स्वयं ये 
उपाधियाँ शान्त हो जाँय । इसलिये यह शान्ति का क्रम आजीवन प्रयास साध्य 
क्रम माना जाता है । 


प्रशम का दूसरा प्रकार महत्त्वपूर्ण है। साधना की यह पराकाष्ठा है । 
इसमें मधुर पाक की जगह हठ पाक क्रम अपनाना अनिवार्य है। हठ की विधि 
द्वितीय पंक्ति में निर्दिष्ट है । विधि के विना साधना असंभव होती है। उसके 
लिये गुरु के तत्त्वावधान में क्रियायोग रूप भावात्मक प्रयास आवश्यक है । 
इसमें सबसे पहले आसनासीत होकर यह भावना करनी चाहिये कि यह समग्र 
विश्व प्रसार स्वात्म के अतिरिक्त नहीं है। इसे स्वात्मसात्‌ करने का अनवरत 
अभ्यास ही हठ हो सकता है। यह हठ आनन्द में बदल जाता है । यह भानन्द 
हो सर्वात्मना स्वात्मसात्‌ करने का रस है। इसमें रमे रहने की इच्छा जागृत 
हो जाती है। यही अलंकाररस है | यहु एक प्रकार का भेरवी भाव है। इस 
भाव में सातत्य आवश्यक है । इससे आत्मा में एक ऐसी दीप्ति होती है, एक 
ऐसी आग की रागिनी अपनी आभा से प्रकाश बिखेरने लगती है, जिसमें सारा 


इलो० २६१ ] तृतीयमाह्विकम्‌ ५१५ 


चिदग्निसात्कारः, तस्य क्रमः परिपाटी, तेन सष्ट्याद्यपाधीनामत्ययो भवेत्‌ 
इत्यर्थः । इह खलु सर्वेषामेव सृष्टथाद्युपाधित्रयात्य एव  समभिलषणीयः,, 
इति तत्कार्यक्षमः कञ्चनोपायविशेषोऽवञ्यानुमन्धातव्यः, स च त्रिधेत्युक्तः तत्र 
यो नामानुल्लास एवोपाधीनामुक्तः स दूरापास्तः, समुल्लसितानामेवेषामत्यय- 
स्येष्टेः, शान्त्याख्यश्च उपायविशेषो यद्यपि शनेः शनेर्देहान्ते तदत्ययक्षमः तथापि 
स मन्दशक्तिपाताधिकारेण प्रवृत्तः, इति तो्रशक्तिपाताधिकारेण तृतोयस्य 
हठपाकप्रशमस्येवोपायविशेषस्योपदेशो युक्तो येन झटित्येवोपाधिविगलनं 
भवेत्‌ ॥ २६० ॥ 

तदाह 

हठपाकप्रशमनं यत्तृतीयं तदेव च। 

उपदेशाय युज्येत भेदेन्धनविदाहकम्‌ ॥ २६१ ॥ 

युज्येतेत्यत्र हेतुः 'भेदेन्धनविदाहकम्‌' इति । अस्येव हि सहसैव भेद- 
विलापने पर॑ सामर्थ्यमिति भावः ॥ २६१ ॥ 
बाह्य प्रसार दग्ध हो जाता है। इसी हठात्मकता से अक्रम भाव से चिदग्नि- 
साष्कार अवस्था प्राप्त हो जाता है तथा सृष्ट्यादि उपाधियों का अत्यय हो जाता 
है और प्रशम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
होती है । साधना के क्रम में ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे श्रेयस्‌ की 
सिद्धि हो सके | इसमें पहले तो यह देखना है कि जहाँ उपाधिका अनुल्लास है-- 
उ समें गुरुकृपा से केसे प्रवेश हो ? 


इसके तीन उपाय हैं । पहला उपाय है अनुल्लास दर्शन । यह कठिन है । 
दूसरा शान्ति का उपाय है। उसमें मन्द शक्तिपात होता है और देहान्त 
के बाद अत्यय होता है । तीसरा उपाय है हठपाक प्रशम । इसमें उपाधियों को 
ही जलाते हैं । हठपाक क्रम से प्रशेम का उपाय ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । इसमें 
तीब्रशक्तिपात सम्पन्न साधक विश्वोपाधियों को स्वतः विगलित कर देने में 
समर्थ होता है ॥ २६० ॥ 

वही कह्‌ रहे हैं- 

भेद के इन्धन को दग्ध करने में समर्थ यह हठपाक प्रशम रूप तृतीय 


हेतु ही महत्त्वपूर्ण है । अतः सिद्ध साधक के परम कल्याण के लिये इसका उपदेश 
करना ही उचित है॥ २६१ ॥ 


५१६ श्रीतन्त्रालोकः 


निजबोधजठरहुतभुजि भावाः सर्वे समपिता हठतः । 

विजहति भेदविभागं निजशक्त्या तं समिन्धानाः ॥२६२॥ 

सर्वं एव हि सूष्टथादयो भावा बोधाग्नो हठेन समपिता भेदविभागं 
बिजहति, बोधेकरूपतया, परिस्फुरन्तीत्यर्थः । ननु यदि नाम सर्वे भावास्तत्त- 
हूषतया बोधादतिरिक्तास्तह्क्रिमिति तदेकरूपतया परिस्फुरन्ति ? इत्याशङ्कुधाहू 
“निजशक्त्या तं समिन्धाना' इति। तेऽपि बोधरूपतया निजदाक्तथा तमेव 
बोघमुद्दीपयन्तोऽवभासन्त इत्यर्थः । भबोधरूपत्वे हि तेषामबुध्यमानत्वमेव 
भवेदिति भावः ॥ २६२ ॥ 

नन्वेवं कि स्यात्‌ ? इत्याश द्कु्ाहन 
| हठपाकेन भावानां रूपे भिन्ने विलापिते । 

अइनन्त्यमृतसाद्भूतं विष्वं संवित्तिदेवताः ॥ २६३ ॥ 


|| चिदगन्युद्बोधनपूवं हठपाकक्रमेण सृष्टथादीनां भावानां भेदस्य विलापनात्‌ 
| , _ अमृतसादभूतं बोधेकरूफ्तामापन्नं सत्‌ विश्वं, संवित्तिदेव्य: क रणेशवर्योऽइनन्ति 


| । इस लिये कहते हैं -- । 


। अत आह 
| 
| 


स्वात्म संबोध की आग में इस सृष्टि प्रपञ्चात्मक सारी भावराशिका 
| हुठपूर्वक स्वाहाकार भेदातमक सारे उल्लास को प्रशान्त करने में समर्थ होता 
है। उस समय सारा प्रसार बोधमात्र रूप से ही प्रस्फुरित प्रतीत होने लगता है। 
| | प्रन है कि यदि सभी भाव अपने अनन्त रूपों में बोध के अतिरिक्त हैं 
| | तो यह केसे सम्भव है कि बोधेक रूप से भासित होने लगें ? इसका उत्तर है कि 
| बोध के माहात्म्य से उन भावों में भो बोध शक्ति का उल्लास हो जाता है और 
| | शुद्ध बोध उद्दीप्त हो उठता है। भावावभासन बोधावभास बन जाता है। 
॥ || अबोध स्थिति में तो वे सभी अबुध्यमान रूप से ही भासित होते हैं ॥ २६२ ॥ 
|| उस अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? वही कह रहे हैं-- 
| चिदग्नि के उद्दोप्त हो जाने पर हठपाक प्रक्रिया के द्वारा सृष्ट्यादि सभी 
| || भाव विलापित कर दिये जाते हैं उस अवस्था में अनन्त भवभासों में उल्लसित 
| || यह विश्व, चैतन्य के अमूत से अमृतायमान द्वो उठता है। ऐसे अमृत मय विश्व 


इलो० २६४-२६५ ] तुतीयमाल्विकम्‌ ५१७ 


परबोधेकरूपतया परामृशन्तोत्यर्थः। अथ च लोकिको भोक्तृभोग्यव्यवहारोऽपि 
अत्राक्षिप्तः, तद्विरिष्टत्वेनेव प्रकृतस्यार्थस्यावगतेः॥ २६३ ॥ 


ततोऽपि किम्‌ ? इत्याह 
तास्तुप्ताः स्वात्मनः पूर्णं हृदयेकान्तशायिनम्‌ । 
चिद्ृ्योमभेरवं देबमभेदेनाधिशेरते ॥ २६४ ॥ 


ताश्च संवित्तिदेवतास्तृप्ताः परबोधेकरूपतामादनेनानन्यापेक्षाः सत्यो 
हृदयेकान्तशायिनं सारभूतपरामर्शेक विश्रान्तम्‌, अत एव पूर्णमनन्याकाङक्षम्‌, 
अत एव च देवं द्योतनेकसतत्त्वं, चिद्वयोमभैरवं परप्रकाशात्म परं तत्त्वं, स्वात्मनः 
स्वस्वरूपस्याभेदेनाधिशेरते तदेकरूपतया परिस्फुरन्तीत्यर्थः । अथ चात्र पूर्व- 
वल्लोकिकनायकब्यवहार आक्षिप्तः ॥ २६४ ॥ 

नन्वासां चिदात्मनि परस्मिन्छूपे विश्रान्तत्वात्‌ तदतिरिक्तस्यान्यस्या- 
भावात्‌ द्वादशविधं रूपं कुतस्त्यम्‌ ? इत्याश ङ्कूथाह्‌ 


एवं कृत्यक्रियावेशान्नामोपासाबहुत्वतः । 
आसां बहुविधं रूपमभेदेऽप्यवभासते ।। २६५ ॥ 


को करणश्वरी संवित्ति देवियां अपना ग्रास बना लेती हैं अर्थात्‌ यह सारा प्रसार 
परबोधेक रूप से परामृश्र होने लगता है। इस अवस्था में लौकिक भोक्ता भोग्य 
भाव का भो आक्षेप हो जाता है क्योंकि इसी आधार पर इस अमृत तत्त्व 
की अवगति सम्भव होती है॥ २६३ ॥ 

इसके बाद भी क्या फलितां हुआ? यही कह रहे हैं-- 

वे संवित्ति देवियाँ तृप्त होकर परबोधेक रूपता प्राप्त कर लेती हैं। उन्हें 
किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रह जाती । वे स्वात्म निष्ठ हृदय केन्द्र में एकान्त- 
परबिमश में विश्रान्त पूर्ण शाश्वत द्योतन-स्वभाववान्‌ परप्रकाशात्मक, चिद्ब्योम- 
भैरव रूप परत्व को अपने से अभिन्न परामर्श करने लगती हैं। एक रूप से 
हो परिस्फुरित होती हैं । इस अवस्था में अवस्थित साधक परपरामर्श के परामृत 
से पूर्णतया परितृप्त हो जाता है। उसे लोकिक पृष्ठभूमि पर हो अलोकिक 
'वरपरामर्शविश्वान्ति का लक्ष्य मिल जाता है ॥ २६४ ॥ 

इन करण देवियों के परपरामशँक चिद्व्योम भैरव में विःश्वान्त' होने 
के बाद उनके अतिरिक्त किसी भेद का अभाव स्वाभाविक है। फिर इन उक्त 
ड्वादशविध शक्तियों की क्या परिणति होती है।' इसका उत्तर दे रहे हैं-- 


५३८ श्रीतन्त्रालोकः 


कृत्यं रूपाद्यालोचनादि, नाम चक्षुरादिदेवतादि, उपासा रूपाद्यालोचनात्म- 
वत्तिविलापनादिरूपा । “अभेदेऽपि बहुविधमवभासत' इत्यनेन काल्पनिकत्व- 
मुक्तम्‌ ।। २६५ ॥ 

ननु यदि कृत्यादिभेदादासां बहुविधत्वं तद्गपाद्यालोचनात्मकृत्यमपि 
द्वादशविधमेव तदतिरिक्तस्य कृत्यान्तरस्याभावात्‌,-इत्यासां द्वादशविधादेक 
रूपान्न्यूनमधिकं वा रूपं न स्यात्‌,-इति 'ताभ्य एव चतुःषष्टिपर्यन्तं शक्ति- 
चक्रकमु' ( ३५४ ) 

इत्यादि कथमुक्तम्‌ ? इत्याश छूययाह 

आसामेव च देवोनामावापोद्वापयोगतः । 

एकट्वित्रिचतुष्पश्चषट्सप्ताष्टनवोत्तरेः ॥ २६६ ॥ 

रुद्रार्कान्यकलासेनाप्रभूतिभेंदविस्तरः । 

आवापः संक्षेपः, उद्वापो विकासः । आसामेव हि स्वस्वातन्त्र्यात्‌ कमल 
बदनवरतं संकोचविकाससंभव इति भावः । उत्तरे दश, अन्ये त्रयोदश, कलाः 
षोडश सेना अष्टादशाक्षोहिण्यः ॥ २६६।। 

तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्त्यागतमेतदुपसंहुरणपरक्ृतमेवावतारयति 


अलमन्येन बहुना प्रकृतेऽथ नियुज्यते ॥ २६७ ॥ 


स प्रकार दर्शन रूप कृत्यक्रिया के आवेश, नाम और उपासना आढि 
के भेद से व्यक्त भेदों की विविधता अभेद अवस्था में भी भासित होतो 
रहती है ॥२६५॥ 

प्रहन है कि यदि छृत्यादि भेद से इनकी विविधता है ओर उनकी रूपादि 
के आलोकन के कृत्य भी द्वादश प्रकार के होते हैं क्योंकि उनके अतिरिक्त इन्द्रिय 
जन्य कृत्य नहीं हो सकते तो फिर ६४ शक्ति चक्र की चर्चा क्‍यों की गयी है ? 
इसी का उत्तर दे रहे हैं-- 

इन्हीं देवियों के संक्षेप और व्यास की दृष्टि से तथा उनके स्वातन्त्र्य 
माहात्म्य से कमल की तरह संकोच विकोच होता रहता है। परिणामतः एक 
से लेकर २, ३, ४, ५, ६, ७, ओर ८ उत्तरोत्तर क्रम से १० रुद्र ११ अर्क १२: 
कला १६ ओर सेना अर्थात्‌ १८ आदि अनन्त भेद स्वाभाविक हैं ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकार प्रसङ्गवश विस्तार का उपसंहार करते हुए प्रकृतार्थ का निर्देशः 


कर रहे हैं- 


डु २६८-२७० ] तृतोयमाह्लिकम्‌ ५१९ 


अन्येनेत्यवान्तरेण शाम्भवोपायप्रतिपादनेन, तस्य हि मुख्यतया 
विश्वचित्रतिबिम्बत्वादिना त्रिधा रूपं निरूपितं येन तदुपासन्नानां झटित्ये- 
वाविकल्पस्वरूपावापि: स्यात्‌; तदनेकप्रमेयसंकुलतया विद्वचित्प्रतिबिम्बत्वादे- 
बोपदेश्या मा विस्मार्ष:,--इति तदेव तान्प्रति संक्षेपेणोच्यते, इत्याह 'प्रकृते्थ 
नियुज्यते' इति । अचेत्यानन्तर्ये, तदितोऽनन्तरं प्रकृतं विष्वचित्प्रतिबिम्बत्वाद्येव 
प्रस्तृयते इत्यर्थः ॥ २६७ ॥ 

अत भाह 


संविदात्मनि विश्वो5यं भाववगेः प्रपञ्चवान्‌ । 
प्रतिबिम्बतया भाति यस्य विइवेइवरो हि सः॥ २६८ ॥ 
एवमात्मनि यस्येदुगविकल्पः सदोदयः । 
परामशः स एवासो शांभवोपायमुद्रितः ॥ २६९ ॥ 
पूर्णाहन्तापरामर्शो योऽस्यायं प्रविवेचितः । 
मन्त्रमुद्राक्रियोपासास्तदन्या नात्र काश्चन ॥ २७०॥ 


अन्य सारे प्रतिपादनों के अनन्तर प्रकृत विश्व, चित्‌, प्रतिबिम्ब इत्यादि 
विषयों को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य से तात्पर्य प्रार्साङ्गक शाम्भवोपाय 
इत्यादि है। इनमें अविकल्पता की उपलब्धि शोध होती है। अथ शब्द 
विषयारम्भ का संकेत करता है। २६७ ॥ 


वही कह रहे है- 


तीब्र शक्तिपात से पवित्र साधक, शिष्य योगी के लिये यह विशव रूपी 
प्रातु प्रमेयादि भेदोपभेद वाला भाववगं प्रतिबिम्ब्र के समान ही भासित होता 
है । दर्पण नगर की तरह अतिरिक्त रहते हुए भी अभिन्नरूप से ही भासित होता 
है। बह विश्वेश्वर भी पर प्रकाश रूप भगवदेकात्म्य भाव से प्रकाशमान परिलक्षित 
होता है। जिस साधक में 'मैं' स्वयम्‌ इस प्रकार प्रतिबिम्बात्मक भाववर्ग रूप 
से स्बात्म साक्षात्कार कर रहा हूँ' इस प्रकार की शाम्भवोपाय के प्रभाव से 
नियमित निष्ठा हो जाय, उसमें अहन्तापरामर्श का पूर्ण बोध प्रकाशित हो जाता 
है। उसके लिये कोई क्रिया शेष नहीं रहती । कहा गया है-- 


५२० 


श्रोतन्त्रालोकः 


यस्य तोव्रशक्तिपातवत: साधकादेविश्वः प्रमातृप्रमेयात्मा तदुभेदोप- 
भेदादिना प्रपश्चवानप्ययं भाववर्ग: प्रतिबिम्बतया भाति दर्पणनगरन्यायेनाति- 
रिक्तायमानत्वेशप अनतिरिक्तल्वेन स्वात्ममात्ररूपतयेवावभासते, स खलु 
विश्वेश्वर: परप्रकाशात्मभगवदेकात्म्येन प्रकाशत इत्यर्थः । यस्याप्येबं भाववगंस्य 
प्रतिबिम्बकल्पतयावभासने सति स्वात्मनोदृगहमेव भाववर्गात्मना प्रस्फुरित 
इत्येवमात्मसाक्षात्काररूपः सततोदितः परामर्शः स्यात्‌, एवासौ शांभवोपायेन 
मुद्रितः स्वसमुचितोपेयामादनेन नियमित इत्यर्थः । अत एवास्य सवैविषयतया 
पूर्णो योऽयमहन्तापरामर्शः प्रविवेचितः’ अर्थात्तस्यैवात्र शांभवोपाये काश्चन 
भन्त्रमुद्राक्रियोपासा न ततः पूर्णाहन्तापरामर्णादन्या, परप्रमात्रेकरूपस्वात्मा- 
भेदेनेव प्रस्फुरन्तीत्यर्थः। न ह्येतत्पदभधिशयानस्येतदुपयोग इति भावः। 
यदुक्तम्‌ 
“अयं रसो येन मनागवाप्तः स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य । 
समाधियोगद्रतमन्श्रमुद्राजपादिचर्या बिषवद्विभाति ॥' इति । 

चक्ष्यति च-- 

“स्नानं व्रतं देहशुद्धिर्धारणा मन्त्रयोजना । 

अध्वक्लृप्तिर्यागविधिहोमजप्यसमाधयः ॥ 

इत्यादिकल्पना कापि नात्र भेदेन युज्यते ।' (तं० ३।२९०) 
इति ॥ २६८-२७० ॥ 

तदेवं त्रिविधमपि शांभवोपायमुपासन्नो महात्मा जीवन्नेव मुक्तिमा- 

सादयेदित्याह 


भूयो भूयः समावेश निविकल्पमिमं श्रितः । 
अभ्येति भैरवीभावं जोवन्मुक्त्यपराभिधम्‌ ॥ २७१ ॥ 


“यह्‌ रस जिसे रञ्चमात्र भी आस्वादित हो गया, उसे समाधि, योग, ब्रत, 
मन्त्र, मुद्रा ओर जपादिचर्या भी विषवत्‌ प्रतीत होती है ।” यही बात आगे 
इलोक ३।२८९-२९० में भी कही गयो है ॥२६८-२७० ॥ 

शांभवोपाय उपासनासिद्ध महात्मा जोवन्मुक्ति समासादित कर लेता 
है। यही कह रहे हैं- 

बारम्बार अभ्यासपूर्वक निविकल्प समावेश में सिद्ध योगी जीवन्मुक्ति 
नामक भेरवीभाव प्राप्त कर लेता है॥ २७१ ॥ 


iii ii 


इलो० २७२-२७४ ] तुतोयमाल्विकम्‌ ५२१ 


ननु पूर्वम्‌ 
“तत्र तावत्क्रियायोगो नाम्युपायत्वमहेति ।' (तं० २।८) 
स्यादिना नित्योदितत्वेनादिसिद्धल्वादमेरवीयायां संविदि ज्ञापकः कारको 
वा न कोऽप्युपायः समस्तोत्युक्तं तत्कथमिदमिदानीमुक्तमयं निविकल्पः समा- 
वेशो$त्राभ्युपायः ? यत्याशद्धघाह 
इत एव प्रभृत्येषा जोवन्मुक्तिविचायंते । 
यत्र सूत्रणयापीयमुपायोपेयकल्पना ॥ २७२ ॥ 


प्राक्तने त्वाह्लिके काचिद्भेदस्य कलनापि नो । 

तेनानुपाये तस्मिन्को मुच्यते वा कथे कुतः ॥ २७३ ॥ 

सूत्रणयापोति, आह्विकान्तरेषु पुनः स्फुटेव भविष्यतीति भावः। 
अदस्येति कतृकरणापादानादेः, अत एवोक्तं “कः कथं कुत' इति ॥ २७१-२७३ ॥ 

उपायोपेयभावमेव चात्र दर्शयति 

निर्विकल्पे परामर्शे शाम्भवोपायनामनि । 

पश्चाशद्भेदतां पूवंसूत्रितां योजयेद्बुधः ॥ २७४ ॥ 


प्रश्न होता है कि पहले तो कहा गया है कि 

“पवित्योदित आदिसिद्ध भेरवीय संविद्‌ में न कोई क्रिया योग होता है, 
न ज्ञान और कारक आदि कोई उपाय ही होते हैं” यहाँ यहु केसे कह रहे हैं कि 
निविकल्प समावेश उपाय है ? वही कह रहे हैं- 


यहाँ से जीवन्मुक्ति का विचार किया जा रहा है। इसमें उपायोपेय कल्पना 
का आसूत्रण या जो कुछ उसका स्वरूप है वह प्रसङ्गतः प्राक्तन आह्लिकों में 
है। भेद की स्थिति में तो कोन, कहाँ से और क्यों के प्रश्‍न स्वाभाविक हैं। 
अनुपाय विज्ञान में इस प्रकार के प्रश्‍न हो नहीं उठ सकते ॥ २७१-२७३ ॥ 


प्रसङ्ग वश उपायोपेय भाव यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं-- 

ग्रन्थ के प्रथमाल्विक १८७वें इलोक में पचास प्रकार के समावेश का 
वर्णन है। साथ ही ३६ तत्त्वों की मेदाभिसन्धि की भी चर्चा है। उनकी योजना 
ध्युत्पक्ष साधक कर सकता है। कोई साधक यदि धरातत्त्व को ही निर्विकल्प भाव 
अ स्वात्म में स्वात्मसंविन्मात्र रूप से प्रतिबिम्बित अनुभव करने लगे, तो मेरवी- 


श्रीतन्त्रालोकः 


धरामेवाविकल्पेन स्वात्मनि प्रतिबिम्बिताम्‌। 
पझ्यन्भैरवतां याति जलादिष्व्रप्ययं विधिः ॥ २७५ ॥ 
याबदन्ते परं तत्त्वं समस्तावरणोध्वंगम्‌ । 
व्यापि स्वतन्त्रं सर्वज्ञं यच्छिवं परिकल्पितम्‌ ॥ २७६ ॥ 
पूर्वेति प्रथमाह्रिके । यदुक्तम्‌ 
'पत्चाशद्विधता चास्य समावेशस्य बणिता । 
तत्त्वषट्त्रिशकैतत्स्थस्फुटभेदाभिसन्धितः ॥ ( तं० १।१८७ ) 


इत्यादि, योजयेदित्येकैकध्येन उपायतया परिकल्पयेदित्यर्थः । तदाह धराः 
मित्यादि । एकमेव धरातत्वमविकत्पज्ञानेत न तु विकठ्पमात्रेण स्वात्मनि 
प्रतिबिम्बित पष्यन्‌ स्वात्मसंकिन्मात्ररूपतया साक्षात्कुटन्‌ सर्वस्य सर्वात्मिकत्वाद्‌ 
भेरवतां याति परप्रकाशरूपतया परिस्फुरतीत्यर्थः एतदेव च तत्वान्तरेष्वप्य- 
तिदिशति 'जलादिष्वपि’ इत्यादिना । अयं विधिरिति जलादिषिवतत्त्वपयन्त 
तत्त्वजालमविकल्पवृत्त्या स्वात्ममि प्रतिर्बिम्बितं पश्यन्‌ भेरवतां यातीति। 
ननु यदि नाम परं तत्वं व्यापि तत्कथं पर्ड्चात्रशात्तत्त्वी मुज्झित्वा षर्द्त्रश- 
दूपतयेवोगतमित्याषद्धघाह 'समस्तावरणोध्वंगं परिकल्पितस्‌ इति । 
वस्तुतो हि तजज्ञातृक्(स्वभाव परप्रमात्रेक रूपमित्युबतं स्वतन्त्र सर्वज्ञम्‌ 
इति ॥ २७४-२७६ ॥ 

ननु यदि नाम परप्रमात्रेकरूपं भेरवात्मक परं तत्तवं तत्कथं दशंन- 
क्रियाया भेरवात्मत्वे चोपायतां यायाव्‌ ? इत्याशङ्भूथाह 

तदध्यकल्पितोदारसंविद्‌र्पणबिम्बितम्‌ । 


पश्यन्विकहपविकलो भेरवोभवति स्वयम्‌ ॥ २७७ ॥ 


भाव की उपलब्धि हो सकती है । जल आदि तत्त्वों की भी यही स्थिति है। जू 
से लेकर शिवपर्यन्त यह सारा तत्त्ववर्ग अविकल्प भाव से स्वात्मफलक में चित्र 
की तरह उभरने लगे तो समझना चाहिये कि भैरवीभाव की सिद्धि हो गयी है। 
यहद ध्यान देने की बात है कि प्रथमाल्विक के उक्त इलोक में ३६ तत्त्वों 

का कथन समस्त आवरणों के ऊपर एक परम तत्त्व है, इस दृष्टि से किया गया 
है। वहाँ स॑ व्यापी, स्वतन्त्र, सर्वज्ञ आदि विशेषणों से विशिष्ट शिव का ही 
वर्णन किया गया है ॥ २७४-२७६ ॥ 


श्लो० २७८ ] तृतीयमाह्निकम्‌ ५२३ 


न केवलं तत्त्वान्तराणि यावत्तस्प्रमात्रेकल्पं भेरवात्मकं च परं 
तत्त्वमपि 
'स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्यादद्वयात्मनः । 
प्रभुरीशाविसंकल्पेनिर्माय व्यवहारयेत्‌ ॥' (ई० १।५। १६) 
इत्यायुक्तयुक्त्या स्वस्वातन्त्रयात्स्वात्मनि परिकल्पितोपायोपेयभाबं सत्‌ विकल्प- 
विकलः शाम्भवोपायसमाविष्टः साधकादिरकल्पितत्वादेव तत्तदुपाधिसंकोचा- 
भावादुदारा येयं संवित्‌ सैव स्वच्छतातिशयादूर्पणस्तत्र प्रतिबिम्बितं पश्यन्‌ 
तन्मात्ररूपतया साक्षात्कुर्वन्‌ स्वयमनन्यापेक्षमेव भै रवी-भवति, अविकल्पितो- 
दारसंबिदात्मना परिस्फुरतीत्यथंः ॥ २७७ ॥ 
ननु परतत्त्वद्वारेण पूर्णस्वरूपावेशो यद्युच्यते तदास्तां धराद्यंशांशिका- 
मुखेन पुनः कथमसौ स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 


यथा रक्तं पुरः पइ्यन्निविकल्पकसंविदा । 
तत्तदृद्वार निरंशेकघटसंवित्तिसुस्थितः ॥ २७८ ॥ 


यदि पर प्रमाता रूप एक ही भैरव तत्त्व है, तो फिर दर्शन क्रिया 
भैरवात्मक संवित्ति प्राप्त करने में उपाय कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर दे 
रहे है- 

अन्य तत्त्वों की वेकल्पिकता में तो भैरव का दर्शन करना ही उत्तम 
है, शक्तिपात से पवित्र संवित्ति शाली साधक स्वात्म संविदर्पण में प्रतिबिम्बित 
सर्वप्रमाता भैरव का दर्शन करें, यह सिद्ध विधि है । 

“साधक स्वयं शिवरूप है। उसे सोचना चाहिए कि मैं स्वयं शेव स्वा- 
तन्त्र्य से मुक्तात्मा हो गया हूँ, उसी के माहात्म्य से अद्वय रूप प्रभु मुझमें ब्यक्त 
हैँ। ऐसे उच्च संकल्पों से हो जागतिक व्यवहारों को भी निभाना चाहिये ।” 
ई० १।५।१६ की इस उक्ति के अनुसार स्वात्म स्वातन्त्र्य का स्वात्म में ही संकल्प 
करने से उसके समस्त विकल्प नष्ट हो जाते हैं। इससे साधक शांभवोपाय द्वारा 
शांभव समावेश प्राप्त कर छेता है। उसकी समस्त सांसारिक उपाधियों का संकोच 
हो जाता है। उसको संवित्ति उदार हो जाती है। उसमें नेमल्य आ जाता है। 
नेमंल्य के कारण वह साक्षात्‌ पर प्रमाता रूप हो जाता है ॥२७७॥ 


परतत्त्व के माध्यम से पूर्ण स्वरूपावेश यदि हो तो हो पर धरादि अशां- 
शिकता की परानुभूति से यह केसे सम्भव है? यही कह रहे हैं 


५२४ श्रोतन्त्रालोकः 


तद्ृद्ध रादिकैकंकसंघातसमुदा यतः । 


परामुशन्स्वमात्मानं पुर्ण एवावभासते ॥ २७९ ॥ 


इह खलु सर्व एव द्रष्टा यथा निविकल्पकेन ज्ञानेन रक्तं लोहितं गुणं 
तदुपलक्षितं पृथुबुध्नोदराकारादिसन्निवेशाद्यपि पुरः पुरतः प्रथममेव वा 
साकषात्कुवंस्ते ते स्वेच्छादिनावभासमाना रक्ततादयो$शा द्वारमुपायो 
यस्यास्तथाविधा येयं निरंशस्य अनेकसामान्याभाससंमेलनास्मक स्वलक्षण- 
रूपस्य अखण्डस्य, अत अवांशापेक्षयेकस्य प्रधानस्य सम्यगन्यूनातिरिक्तत्वेन 
वित्तिरवबोधस्तया सुष्ठु ज्ञातोऽयं मया घट: इत्यादिसन्तोषाधानात्‌ नेरा 
काङ्क्षयेण स्थितः स्वात्मात्रविश्रान्तो भवेत्‌, तथेव धरादि पृथ्वी जलादि यदेक- 
मेकं तत्त्वं, तथा धरादियों भूताद्यात्मा संघात: तथा धरादिय: पञ्चाशदात्मा 
समुदायस्तदवलम्बनेन स्वामात्मानं निविकल्पकवृत्त्या परामृशन्‌ पूर्ण एवावभामते 

प्रस्फ्रतीत्यर्थ: ॥ २७८-२७९ ।| 

ननु धरादितस्वसमुदायात्मकं विश्वं नामेदं मिन्नमेवावभासते तत्कथ- 
मेवं परामरशनेव स्वात्मसंविन्मात्ररूपता ? इत्याश ङकुथाह 

मत्त एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 

मदभिन्नमिदं चेति त्रिघोपायः स शाम्भवः ॥ २८० ॥ 


सामने एक घडा है। लाळ रंग का है । उसकी बनावट, उसकी पेंदो 
उसका गला, उसका टेढ़ापन सब कुछ उसमें है । सारे सन्निवेश के बावजूद 
उसको निरंश रूप से ही देखते हैं। विकल्प संविद्‌ उस समय समाप्त हो जाती 
है । उसी प्रकार पृथ्वी आदि तस्वोँ को भो निरंश अनुभूति स्वाभाविक है। 
इनकी पृथक अनुभूति के साथ पंच भूतातमक सामुदायिक अनुभूति भी व्यक्ति 
करता है। इस प्रकार का अनेक सामात्याभास का एकात्मक अखण्ड बोध 
स्वात्म स्तर पर भी स्वाभाविक है। साधक ऐसे परामर्श के माध्यम से स्वयं 
सम्पूर्ण अखण्ड पर-मेरव भाव के समावेश के कारण पूर्ण शिव ही अवभासित 
होने लगता है॥२७८-२७९॥ 

यह जगत्‌ धरादि तत्त्व समुदायात्मक रूप से हो अवभासित है। इस 
प्रकार के परामश से हो स्वात्म संविद्‌ का यह उदार भाव केसे सिद्ध हो सकता 
है ? इसी का उत्तर दे रहे हैं-- 

यह सारा प्रपञ्च मुझसे ही उदित है, मुझमें हो प्रतिब्रिम्बित है और 
मुझसे अभिन्न है । ये तीन शाम्मवोपाय की अनुभूतियाँ हैं । कहा गया है-- 


इक्को ० २८१ ] तुतीयमाल्विकम्‌ ५२५ 

मत्त इति 

“सर्वत्र ह्यहंशब्दो बोधमात्रेकवाचकः ।' (तं० १। १३२) 
इत्याद्युक्त्या परस्माद्वोधात्‌ न पुनरविद्यादेरिदं प्रमातप्रमेयात्म विश्वमुदितम्‌, 
एवंभूतमपि तन्मयि बोधे प्रतिबिम्बितमनतिरिक्तत्वेषपि अतिरिक्तायमानत्वेन न 
पुनविच्छिन्नतयेवावस्थितमेवमपि संहियमाणमिद॑ ममैवाभिन्न॑ वोधात्मनेव 
पारमार्थिकेन रूपेण सत्‌ न पुनरवयवविभागक्रमेण द्वथणुकत्वाद्यापत्त्या पारमाण- 
वेन रूपेण,-इति युक्तमेव परामर्शमात्राद्विश्वस्य संविन्मात्रख्पत्वमित्येवं परामर्श 


एव चास्य शांभवस्योपायस्य स्वख्पमित्युक्तम्‌ 'इति त्रिधोपायः स शाम्भवः 
इति ॥ २८० ॥ 


एवमहंपरामर्शस्य च सृष्ट्यादयो निबन्धनमिति तदासूत्रणमपि अनेन 
कृतमित्याह 


सृष्टेः स्थितेः संहूतेश्च तबेतत्सूत्रणं कुतम्‌ । 
यत्र स्थितं यतइचेति तदाह स्पन्दजञासमे ॥ २८१ ॥ 
न चेतदस्माभिरेवोक्तं यावद्गुरुभिरपीत्याह यत्रेत्यादि । तदुक्तं तत्र 


“सर्बत्र यह अहं शब्द बोध मात्र का ही वाचक है ।” इस स्वोपश उक्ति 
के अनुसार मुझसे का अर्थ परबोध रूप ही होता है । इससे अविद्यादि से उत्पन्न 
प्रमाता प्रमेय भाव का निरास हो जाता है। मेरे ही बोध के नेर्मल्य में यह्‌ प्रति- 
बिम्बित है। पृथक्‌ भासित होता हुआ भी पृथक नहीं है। इस प्रकार यहद 
मुझसे नितान्त अभिन्न है । मुझसे विच्छिन्न होकर यह अवस्थित नहीं है। 
अर्थात्‌ पारमाथिक बोध से ही यह् सब कुछ भासित है । ऐसे पारमाथिक परा- 
मर्छ से यह सारा विष्वात्मक विस्तार संविन्मात्र ही हो जाता है। इससे 


यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा त्रिविध परामर्श ही शाम्भवोपाय का स्वरूप 
है ॥ २८०॥ 


सृष्ट्यादि निखिल दृश्यादृश्यात्मक प्रसार महं परामर्श का ही निबन्धन 
है। सृष्टि का आसूत्रण भी इससे होता है--यही कह रहे हें- 
सृष्टि, स्थिति ओर संहार इन तीनों में भी इसी का आसूत्रण है। यह 


केवल ग्रन्थकार की हो स्वोपज्ञ सम्मति नहीं है अपि तु स्पन्द कारिका में (१।२) 
इनके गुरुदेव की भी ऐसी ही मान्यता है-- 


श्रोतन्त्रालोकः 


'यत्र स्थितमिदं विश्वं कार्य यस्माच्च निगतम्‌। 
तस्यानावृतरूपत्वान्तं निरोधोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥' (स्प० १ का०२) 
यतो निर्गतमिति सृष्टिरुक्ता, यत्र स्थितमित्यनतिरिक्तत्वेन चातिरिक्ताय- 
मानध्वेन,-इति स्थितिसंहारौ ॥ २८१ ॥ 
ननु किमिदं नाम संविदः सृष्टयादिकारित्वमु कतं 
'यानुभुति रजामेयानन्तात्मानन्दविप्रहा' । 
इत्यादिलक्षणान्तरं किचिद्ब्रह्मवादिवदमिधानीयं येनास्या वाद्यन्तरसिद्वम- 
साधारणं रूपमभिहितं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
एतावतैव ह्यृइवर्यं संविदः ख्यापितं परम्‌ । 
विइवात्मकत्वं चेत्यन्यल्लक्षणं कि नु कथ्यताम्‌ ॥ २८२ ॥ 
एतावता सृष्ट्यादिकारित्वेनेब हि संविद ऐडवर्य॑ विश्वात्मकत्वं च परं 
बाद्यन्तरवेलण्येन अत्यथं ख्यापितमुकतं भवेदित्यर्थः । एतदेव ह्यस्या मुख्यम- 
साधरणं लक्षणं यल्स्वातन्त्र्याद्विश्वात्मकत्वेन परिम्फुरतीति, अत एव किंनु नाम 
लक्षणान्तरमस्याः कथ्यतां, तेन कथितेन न किचिदुकतं भवेदिति भावः। 
तथात्वे हि प्रत्युत अविद्यादेरतिरेकानतिरेकविकल्पोपहतत्वा द्विशववेचित्र्े 
कारणमेव न सिद्ध्येत्‌, तेनास्याः सृष्ट्यादिकारित्वमेव मुख्यं लक्षणमिति 
यथोक्तमेव युक्तम्‌ ।। २८२ ॥ 


“यह विशव जहाँ स्थित है, कायं रूप में जिस कारण से निर्गत है वह 
तो खुली तत्त्ववादिता है । उसका कोई विरोध नहीं ।” अर्थात्‌ सब अतिरिक्त 
की तरह रहते हुए भी अतिरिक्त नहीं है। २८१ ॥ 

प्रश्न है कि “संविद्‌ अनुभूतिमयी, अजा भमेया, अनन्त ओर आनन्द 
विग्रहवती है” इत्यादि लक्षणों के अतिरिक्त संविद्‌ में सृष्टि-कत्तृ'त्व आदि गुण हैं, 
इस कथन का क्या तात्पर्य है जिससे इसमें बाह्यान्तर मिद्ध असाधारण शक्ति 
आ | हो ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

इस सृष्टि कत्तृत्व से ही संविद्‌ का ऐश्वर्य अच्छो तरह ख्यापित हो 
जाता है । विश्वात्मता ही उसका ऐव्वयं है । यह बाह्यान्तर वेलक्षण्य ही इसकी 
अतिशय विशिष्टता है । यह विश्वात्मकता और कर्तृ'त्वस्वातन्तर्य ही उसकी 
परिभाषा है । इसका अन्य लक्षण करना व्यर्थ का प्रयास है । विश्व वेचित्र्य का 
अविद्यादि कोई दूसरा कारण नहीं कहा जा सकता ॥२८२॥ 


'क्लो० २८३-२८६ ] तृतीयमाह्हिकम्‌ ५२७ 


अत एब स्वात्मनि सृष्ट्यादिकारित्वमेव परामृशन्‌ परसंविदेकाह्म्य- 
मेति,-इत्याहृ 

स्वात्मन्येव चिदाकाशे विइवमस्म्यवभासयन्‌ । 

स्रष्टा विश्वात्मक इति प्रयया भैरवात्मता ॥ २८३ ॥ 

षडध्वजातं निखिलं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 

स्थितिकर्ताहमस्मीति स्फुटेयं विइवरूपता ॥ २८४ ॥ 

सदोदितमहाबोधड्वालाजटिलतात्मनि । 

विश्वं द्रवति मय्येतदिति प्यन्प्रशाम्पति ॥ २८५ ॥। 

नन्वेवमवि विश्वस्य सृज्यमानत्वादिख्पतया संस्कारेणावस्थानात्कथ -- 
मस्य प्रशान्ततोदियात्‌ ? इश्याणडू-बाह 

अनन्तचित्रसद्गर्भसंसारस्वप्नसदानः । 

प्लोषकः शिव एवाहमित्युल्लासी हुताशनः ॥ २८६ ॥ 

देशाध्ववक्ष्यमाणनीत्यानिःसंख्याकत्वादनन्ता नानासंनिवेशात्मकत्वाच्च 


इस लिये स्वात्म में भी सृष्ट्यादि कारित्व का परामर्श करते हुए पर- 
संविदात्मैक्य उपलब्ध हो सकता है । यही कह रहे हैं-- 


स्वात्म चिदाकाश में 'स्वयं विश्वमय रूप से में ही अवभासित हूँ' यह 
विमर्श करते हुए स्रष्टा और विष्वाह्मकता का भाव-सातत्य भेरवात्मकता प्रदान 
कर सकता है । यह सारा षडघ्वावर्ग मेरे चेतन्य दर्पण में ही प्रतिबिम्बित है । 
स्वयं मैं ही स्थिति विधान करता हूं । इस समावेश में स्वात्मरूपता ही विश्व 
रूपता बन जातो है। शाश्वत उदित महाबोध रूप चिदग्नि की ज्वाला से 
प्रकाशमान स्वात्म में विश्व की घनता विगलित हो रही है, यह परामर्श करता 
हुआ शेव महाभावरूपी प्रशम को साधक प्राप्त कर लेता है ॥२८३-२८५॥ 
प्रश्‍न होता है कि विश्व सुज्यमान है। संस्कारतः उसकी अवस्थिति है । 
यह प्रशम के उदय की बात कहाँ से उपस्थित होती है? इसी का उत्तर दे 
रहे हैं-- 
यह विश्व एक स्वप्न है। सपने के घरौदे में अनन्त-अनन्त चित्र, गर्भ में डिम्भ 
की तरह पल रहे हैं। इसके नाना संश्निवेश इसमें अनन्त सौन्दर्य की सृष्टि करते 


५२८ श्रीतन्त्रालोकः 


चित्राः अत एव सन्तः शोभना गर्भा भुवनानि यस्यैवंविधो यः संसारस्त- 
तत्तत्त्वात्मा विश्वस्फारः स॒ एवासारत्वात्‌ स्वप्नसञ्भ, जागरासद्मनो हि 
प्लोषेऽवशेषसंभावनापि स्यादिति भावः। तस्य प्लोषकः स्रष्टास्मीत्यादि- 
परामर्दाबलोपनीतः, अत एव सतताभ्यासादुल्लसनशीलोऽनवच्छिन्न संविदात्मकः 
शिव एवाहुमिति परामर्श एव हुताशनो विशवसंस्कारस्यापि स्वात्मसंविस्सात्का- 
रक इत्यर्थः यथा ह्यग्तावुदयति अनेकावरकप्रायेऽपि सद्मनि किंचिदवशिष्यते 
तथेव शिवात्मतायामप्युल्लसितायां विश्वस्येति ॥ २८६ ॥ 


ननु सृष्ट्यादिकारित्वेन स्वात्मनि यः संवित्सात्कारः स सृष्ट्याद्य- 
बच्छिन्नः-इति कथं तन्मुखेनानवच्छिन्नसंविदेकात्म्यं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
जगत्सवं मत्तः प्रभवति विभेदेन बहुधा 
तथाष्येतद्ूढं मयि विगलिते त्वत्र न परः । 
तदित्थं यः सृष्टिस्थितिविलयमेकोक्ृतिवञ्ञा- 
दनंशं पश्येत्स स्फुरति हि तुरोयं पदमितः ॥२८७॥ 
बहुप्रकारं निखिलमिदं जगत्परस्मादेव बोधाद्विच्छित्नतयोदेति, तथोदितमफि 
तत्रेव बोधे विश्रान्तम्‌, एवमपि संहृते तस्मिञजगति न परः कङ्चिदवशिष्यते 


हैं। ऐसा यह आकर्षक है । इसका स्रष्टा भी मैं ही हूँ । इस प्रकार के परामर्श के 
सतत अभ्यास से यह दृढ़ महाभाव बोध में उल्लसित हो जाता है कि बही शिव 
में स्वयं हुँ । यह उल्लास बोधात्मक चिदग्निका हो उल्लास है। इसमें संविद्विकल्प- 
संस्कृत होते हैं और ताप्तदिव्य कांचन सा साधक निखर उठता है ॥ २८६ ॥ 


' सृष्टिकर्तृत्व की भावना से स्वात्म में संविन्मयता उल्लसित रहुती है। 
यह सृष्ट्यादि से अवच्छिन्न रहती है । प्रश्न होता है कि ऐसी अवस्था में 
अवच्छिन्न संविदेकात्म्य की सिद्धि केसे होगी ? इसी का समाधान कर रहे हैं-- 
: यह सारा संसार मुझसे विभेद भावभरित अपने आनन्त्य के आकर्षण के 
साथ उदित होता है। उदित होकर भी मुझमें ही आरूढ हो जाता है अर्थात्‌ 
उसकी विश्रान्ति भो मुझमें हो है। जब वह चिदग्नि से विगलित हो जाता है 
तो कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता । केवल बोध ही बच रहता है । 

इस प्रकार यह निश्चय होता है कि बोध ही सृष्टि, स्थिति और संहार में 
अनुस्यूत है । सब में बही उल्लसित है, एकीभाव से स्फुरित होने के कारण 


इलो० २८८ ) तुतीयमाह्विकम्‌ ५२९ | 
| 


| 
सृष्ट्यादि बोधैकात्म्यलक्षणादेकीका राद्धेतोरनँश पद्येत्सृष्ट्यादिविभागविगलनेन | 
भखण्डबोघेकरूपतया साक्षात्कुर्यात्‌ स शाम्भवोपायसमाविष्ट एव हि तुरीयं पदं । 
प्राप्त: सन्‌ स्फुरति, अनाख्यपरसंविद्रपत्वेनावमासत इत्यर्थ: । स इत्येकवचनेन | 
बहुनामत्र नाधिका र,--इतिं सूचितम्‌ ॥ २८७ ॥ 


एत एबाहू 
तदस्मिन्परमोपाये ज्ञाम्भवाद्वेतज्ञालिति । 
क्ेषप्पेव यान्ति विइवासं प्रमेशेन भाविताः ॥२८८॥ 
भावित! इति तोद्रतीब्रशक्तिपातत्वेन मगवतात्राधिकृतत्वेनाधिवासिता 
इष्य । अत एव केष्प्येवेत्युक्त, न है एवंविधशक्तिपातपात्रत्व सर्वषामेव भवे- 
दिति भावः । यदाहुः 
“पूजकाः शतशः सन्ति भक्ता सन्ति सह्नशः । 
प्रसादपात्रमाश्वस्ताः प्रभोद्वत्रा न पश्चषाः ४ 
इति । परमत्वे चास्य चञाम्भवाद्वेतशालित्वं हेतुः, अन्ये ्याणवादयो भेदरूपत्वाद- 
वरमा एव, इत्याशयः। भत एवात्र स्नानादि मिन्ननुपायजातं न 
॥ २८८॥ 


भनंशा अखण्ड बोध ही सर्वत्र परिदृश्यमान है । जो साधक ऐसा दर्शन करने में 
समर्थ होता है, वह ज्ञाम्भव समावेश में समाविष्ट हो जाता है ओर तुरीय-पद- 
प्राप्त महाभाव भरित नित्य स्फुरित होता है। 'स्फुर्रात' एकवचन प्रयोग से 


> 


अधिकार का परिवेश संकेतित है ॥ २८७ ॥ 

इसी लिये कह रहे हे 

इस काम्भव अद्वेत सिद्धान्त रूप वरम उपाय में कुछ ऐसे भाग्यशाली 
साधक पहुँच पाते हैं. जो स्वयं परमेश्वर के तोव्रत्तीव्रतम शक्तिपात से उनके द्वारा 
ही भावित होते है अर्थात्‌ इस परमाद्वैत पद पर अधिष्ठित होने का अधिकार 
प्राप्त कर चुके होते हैं। कहा गया है— 

“पूजक तो सेकड़ों होते हैं और हजारों व्यक्ति भक्त होते हँ । यह ध्रुव है 
कि प्रभु के प्रसाद को प्राप्त कर शाश्वत आइवस्त रहने वाले परमामुततुप्त २ या 
३ तीन ही होते रैं पाँच या छः भी नहीं ।' इस उक्ति से यह सिद्ध दै कि 

श्रीत०- रेड 


अल जज. स डबकटतरि' 


तन्त्रालोकः 


तदाहू 


स्नानं व्रतं देहशद्धिर्घारणा मन्त्रयोजना । 
अध्वक्लुपिर्यागवि घि्होमजप्यसमाधयः ॥२८९॥ 
इत्यादिकल्पना कापि नात्र भेदेन युज्यते । 
नन्‌ नद्यत्र भिन्तमुपायजातं नोपयुक्त तदेतदुपायाविष्ट: कथं तामाचार्य: 
परानुग्रह कुर्यात्‌ ? इत्याशद्भृयाह 
परानुग्रहकारित्वमत्रस्थस्य स्फुट स्थितम्‌ ॥२९०॥ 
यदि तादृगनुग्राह्यो देशिकस्योपसर्पेत । 
ड़ शाम्भवापायथाजनं तस्य हि तहर्शनसंभाषणमात्रादिनव 
ता" दीपाहीपसिवोद्यतम्‌ ।' 


इत्याशयेन स्वात्मनि कृतकृत्यत्वं जायते इति कि नाम भिन्नेनोपावजातेन 
प्रयोजनमिति भावः।। २८९-२९० ॥ 


ह्यांभवादेत भाव ही परम पद की प्राप्ति का सर्वोत्तम हेतु है । यहाँ अन्य आणव 
आदि उपाय असमर्थ ही हैं ॥ २८८ ॥ 


बही कह्‌ रहे हैं-- 

इस परम पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के ल्यि स्नान, व्रत देह शुद्धि, 
धारणा, समाधि, अध्वाचर्या, यागविधि, हवन, जप, मन्त्रो का आयोजन इत्यादि 
सारी की सारी कल्पना अभेद भाव से हो युक्त होतो है ॥ २८९ ॥ 

इस पद के लिये यदि आणव आदि कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं हैं 
तो फिर इस उपाय में समाविष्ट साधक या आचार्य केसे दूसरे पर अनुग्रह्‌ कर 
सकता है ? इसका उत्तर दे रहे हैं-- 

उस परमोच्च पद पर अवस्थित शाम्भवाद्वेत महाभाव समाविष्ट सिद्ध 
साधक में अनुग्रह करने की शक्ति स्फुट रूप से स्थित होतो है। उसके दर्शन 
ओर स्पर्श मात्र से भी--जेसे, 

“एक दीप से अन्य दीप उद्दीप्त हो जाते हैं /” उसी तरह ऐसे आचार्य 
के दर्शन स्पर्शन से शिष्य का बोध भी उद्दीप्त हो जाता है। इसलिये यदि कोई 
अधिकारी शिष्य उस देशिक शिरोमणि की सेवा में उपस्थित होता है, तो वह 
भी भनुग्राह्म दवो जाता है अर्थात्‌ अनुग्रह से कृतार्थ हो जाता है ॥ २९० ॥ 


जना २९१-२९२ ] तुतीयमाल्विकस्‌ ५३१ 

नन्वनेवंविधष्चेत्‌ कश्चित्तदा राधनाय प्रवृत्तः स्यात्तत्तत्रानेन कि प्रति- | 
फ्तव्यम्‌ ? इत्याश थाह | 
अथासो तादुशो न स्याःूवभक्त्या च भावितः ॥२९१॥ 


तं चाराधयते भावितादुशानुग्रहेरितः । 

तदा विचित्रं दोक्षादिर्विध शिक्षेत कोविदः ॥२९२॥ 
तादृश इति शाम्भओपायभाजनं, न स्यादिति नोब्रतोब्रशक्तिपाताभावात्‌ । 
अथ च 

“तत्रेतत्प्रथमं चिह्नं इद्रे भक्तिः सुनिश्चला ।' (मा० वि० २१४) 
इस्यादिनीरया शक्तिपातावेदकेन भवभक्त्याख्येन प्रथमेन चिह्लेनाधिष्ठितः, 
शक्तिपातस्य चात्र भवमक्त्याख्यस्येकस्य तच्चिह्वस्य तिर्देशाब्विह्ान्तराणों 
चानिर्देशान्मन्दमन्दादिरूपस्वं सूचितम्‌ । एवं मन्दमन्दादिशक्िपातवत्वेऽपि 
सन समुचितमाणवाद्युपायमात्राभिज्ञ गुढ्माराबयितुं प्रवृतोषपि तु शाम्मवोपाया- 
विष्टमित्युक्त “तं चाराघयते' इति । यतः स भावितादुशानुग्रहेरितः, न ह्याणवो- 
ose शाम्मवोपायसमुचितमनुग्रहं लभते इति भावः, 


WiLL ALE wdc ही त“ 

प्रन है कि शिष्य एक गुरु को सेवा में है। वह यदि अनुग्रह का 
अधिकारी न हो, उस समय उसे क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर दे रहे हैं 

एक शिष्य है । वह अनुग्रह का पात्र नहीं है, क्योंकि उस पर तीव्र तीब्र 
शक्तिपात नहीं हुआ है, पर वह शिव की भक्ति से आवित है । वह्‌ यदि भविष्य 
में उस शाम्भवानुग्रह के लिये प्रेरित हो ओर उसे पाने का अभिलाषी हो तो 
गुरु का कर्त्तव्य है कि बहू विचित्र समयादिकी दीक्षा देने की व्यवस्था करे । 
दीक्षा प्रभु भक्ति की पहुलो शत्तं है । कहा गया है कि 

«द्ध में सुनिश्जल भक्ति को अनुग्रह के अधिकार का पहला लक्षण मातना 
चाहिये ।” मा. वि. २।१४ के इस कथन के अनुसार शिव में भक्ति शक्तिपात का 
प्रथम स्वयं सिद्ध लक्षण है। यहाँ शक्तिपात और उसके चिह्न रूप भक्ति के 
उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा शक्तिपात मन्द मन्द शक्तिपात ही हो 
सकता है । मन्द मन्द शक्तिपात दशा में भी यदि साधक आणव और मायीय 
उपायों से अभिज्ञ गुरु की उपासना करता है, तो शाम्भवोपाय में समाविष्ट केसे 


ss sales 


९३२ श्रीतन्त्रालोकः 


“न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति।' 
इत्याथुक्ते: शिष्यस्य चोक्तयुवत्या गत्थन्तराभावादवद्यमेव अस्य तदुदिधीषया 
भिन्नमुपायजातमुपमुक्तमित्याह्‌ तदा विचित्रमित्यादि । बत एव पूर्व 
“सोऽपि स्वातन्त्र्यधाम्ता चेदप्यनिमंलसंविदाम्‌ । 
अनुग्रहं चिकोर्षुस्तःद्भाविनं विधिमाश्चयेत्‌ ॥' (तं० २४४) 
इत्याद्युक्तम्‌ । विचित्रमिति अनुग्राह्मभेदात्‌ । तदुक्तं प्राक्‌ 
'अनुग्राह्मानुसारेण विचित्र: स च वक्ष्यते ।' (तं० २।४५) 
` इति ॥ २९१-२९२॥ 
नन्वेबंविधस्यानुग्राह्मस्य शाम्भवोपायसमावेशभाजो गुरोः सकाशादाण- 
थोपायप्रक्रियया चेदनुग्रहो वृत्तस्तहि 'शाणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरतन्तुवानवेचिंत्र्य- 
लाभ? इत्यादिन्यायेन हेतुफलभावस्य नेयत्याद्धाव्यपि शाँभवोपायसमुचितोईनु ग्रह: 
कथं नामास्य स्यात्‌ ? इत्याशङ्ध्याह 
भाविन्योऽपि ह्युपासास्ता अत्रेवायान्ति निष्ठितिम्‌ । 
एतन्मयत्वं परम प्राप्यं निवेण्यंते शिवम्‌ ॥२९३॥ 


हो सकता है? वह भविष्य में शाम्भव समावेश के प्रति आशावात्‌ अवश्य रह 
सकता है । पर कठिनाई यह होती है कि प्रत्येक गृद शाम्भवोपाय समावेश से 
अभिज्ञ नहीं होता । उस गुरु से उत्कर्ष के हेतु अनुग्रह की उपलब्धि उसके 
लिये असम्भव हो जाती है । इसलिये-“साधनावस्था में संसार से उद्धार के 
लक्ष्य मैं व्यापृत साधक को अवज्ञा भाव नहीं लाना चाहिए।” इस उक्ति के 
अनुसार सिष्य के उत्कर्ष के लिए गुरु को अन्य उपाय का आश्रय लेना चाहिये । 
देशिक गुरु इसीलिये उसे विचित्र दीक्षा विधि की दीक्षा दें। द्वितीय भाहिक 
के ४४-४५ इलोकों में पहले भी इस तथ्य की चर्चा हो चुकी है ॥२९१-२९२॥ 
शाम्भवोपाय समावेश सिद्ध गुरु के द्वारा ऐसे अनुग्राह्म शिष्य पर 
भाणवोपाय प्रक्रिया से ही यदि अनुग्रह संवृत्त हो तो “शाण सूत्र वयन का भभ्यासी 
त्रसरसूत्रपरिधान निर्माण शून्य ही रहता है' इस उक्ति के अनुसार उस पर शाम्म* 
बोपायस्तरीय अनुप्रद्व केसे दो सकता है ? इस प्रश्न का समाधात कर रहे हैं-- 


स्य २९३] तुतीयमाल्विकम्‌ ५३३ 


आविन्य आणवादो वक्ष्यमाणाः, तासां हि द्वारद्वारिभावेनेतदतिरिक्तह्य 
मुग्यस्याभावात्‌ शाम्भवोपाय एव प्ररोह इत्युक्तम्‌ 'बत्रेवायान्ति निष्ठितिम्‌" इति । 
अत एवेतन्मयत्वमेव नामासां श्रेयोरूपं परमुपेयं सवंत्रेवोद्वोष्यते, न हि एतद्वि- 
श्रान्तिमन्तरेण किचिदपि भवेदिति भावः । अत एवोपायनानात्वेऽपि नोपेय- 
नानात्वं यदभि प्रायेणेव 
'द्वावप्येतो समावेशो निविकल्पाणंवं प्रति। 
प्रयात एव तद्रूढि विना नेव हि किचन ॥ 
संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकल्प्येत्यतोऽद्रबोत्‌ ।' (लं० १।२२७) 
इत्यादि प्रागुक्त ।। २९३ ॥ 
एतदेव इलोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति 
इति कथितमिदं सुविस्तरं परमं शाम्भवमात्मवेदनम्‌ ॥ 


आणव आदि उपासनाओं में निश्चित रूप से द्वारद्वारिभाव रहता है । 
इसलिये वे शाम्भवोपाय की उपाय मात्र हैं। सर्वोच्च प्ररोह शाम्भवोषाय में हो 
आवश्यक है। 'इसी में सभी उपाय निष्ठित होते हैं ।' 

शाम्भबोपाय समावेश ही इस जोवन का श्रेय सर्वस्व है-यहू सत्य 
सभी उद्घोषित करते हैं। इसमें विश्रान्ति के बिना सब निष्फल ही है । इसीलिए 
उपाय को अनेकता में भी उपेय एक हो होता है । इसी अभिप्राय से आह्विक १ 
के २२७वें इलोक सन्दर्भ में यही तथ्य दूसरे शब्दों में कहा गया है।। २९३॥ 


यही सन्दर्भ प्रस्तुत इलोक की प्रथम भर्धाली द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। 
[ इसकी दूसरी अर्धाली चतुर्थं आहिक का प्रारम्भ करती है ]। 

यहाँ तक परम धाम रूप शाम्भव उपाय का, स्वासमस्पन्दन का ओर 
आस्मवेदन की पराकाष्ठा का विस्तार पूर्वक कथन किया गया है । 


५३४ श्रीतन्त्रालोकः 


शबावेशवशोल्लसदसमरसास्वादसासरस्यमयः । 
कश्चिज्जयरथनामा तृतीयसिदमाह्विक व्यवणोत ॥ 


इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्वीमदभिनवगुप्तविरचिते तन्त्रालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेका भिख्यब्याख्योपेते ्यांभवोषायप्रकाशनं 
नाम तृतीयमाल्विक समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


“शेब आवेश के वशीभूत जितने विषय और असमरस विश्व-उल्लास 
के विज्ञान हैं, उनके रहस्य द्रष्टा और उनके आस्वाद रूप आनन्द सन्दोह | 
सामरस्य की चिदेवयसुधा से सराबोर जयरथ ने इस तृतीय आह्लिक की | 
ब्याख्या की” 
“शेब - स्पन्दोदित - विषम - जग - रस - समरस-सिद्ध । 
जयरथ कृत सविवेक जय, नयनाह्विक ऋत-ऋद्ध ॥” 


उपायं शाम्भवं ज्ञात्वा व्याख्यातं नयनाह्लिकम्‌ । 
'हुसेन' मातृभक्त न साधकेन च केनचित्‌ ॥ ३॥ 

॥ श्रीमन्महामाहेशवराचायंवर्यं श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादविरचित, श्रीराजानक- 
जयरथाचार्यकृत प्रकाशाख्यव्याख्योपेत, डॉ परमहंसमिश्रकृत 
नीरःक्षीर-विवेक-भाषा-भाष्य-संबलित, श्रीतन्त्रालोक का 
शांभवोपायप्रकाशननामक तृतीय आहिक सम्पूर्ण 

इति शुभं भूयात्‌ ॥ ३ ॥ 


ह 


प्रथमाह्निकस्य 

श्लोकाद्यपक्तयः संख्यापृष्ठाडूने 
अकिचिच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता १७१--२११ 
अकिचिच्चिन्तकस्येव गुरुणा प्रतिबोधतः १६८--२१० 
अग्नितृसिः स्वस्वभावदीपनं शिष्यदेहगः ३०८--२७५ 
अज्ञानमिति न ज्ञानाभावश्चातिप्रसङ्गतः २५--६७ 
अणुर्नाम स्फुटो भेदस्तदुपाय इहाणवः २२१--२४० 
अत एवाविकल्पत्व ध्रोव्यप्रा भववेभवेः १९८-२२७ 
अतः कंचित्प्रमातारं प्रति प्रथयते विभुः १४०-१९२ 
अतो ज्ञेयस्य तत्त्वस्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्‌ २६-६८ 
गतोश्त्रान्तगंतं सवं सम्प्रदायोज्ितेबुंेः १०--६० 
अत्र मद्वागशक्ताऽपि यन्निय॑न्त्रणमुल्लसेत्‌ ७—२ 
अधिकारपरीक्षान्तः संस्कारोऽथ तुलाविधिः ३१३-२७६ 
अधिकायंथ संस्का रस्तत्प्रयोजनमिष्यदः ३१७-२७६ 
अनपेक्षित्वसिद्विश्च तिरोभावविचित्रता २९९-२७४ 
अनियन्त्रेष्वरेच्छात इत्येतच्चचयिष्यते १८६-२२० 
अनुगम्य ततो घ्यानं तत्प्रधानं प्रतन्यते ११९-१७१ 
अनेन चेतस््र्वस्तं यत्केचन शश्चिरे १६५-२०९ 
अनेनेव नयेन स्यास्संबन्धान्तरमप्यलस्‌ २७६-२७० 
अन्ते ज्ञानेऽत्र सोपाये समस्तः कर्मविस्तरः २३१२४४ 
अमेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवं शाक्तमुच्यते २३०२४४ 
अन्त्येष्टिः श्ाद्वक्लृसिश्च शोषवृत्तिनिरूपणम्‌ २८२-२७१ 
अन्यशास्त्रगणोत्कर्ष पूजा चक्रस्य सर्वतः ३०४-२७५ 
अन्यस्य मोचने नापि भवेत्किं नासमञ्जसम्‌ २३८-२४८ 
अपक्लू तो साधने वा वस्तूनामाद्यमीदृशम्‌ ५७--१०७ 
अभिनवगुप्तस्य कृतिः सेयं यस्योदिता गुरुभिराख्या २०--६० 
अभिमानेन संकल्पाघ्यवसायक्रमेण यः २१५-२३७ 
अभेदभावनाकम्पह्णासो त्वघ्वोपयोजने २९८-२७४ 


५३६ श्रीतन्त्रालोकः 


अमृतेयमिदं क्षीरमिदं सर्पिबंलावहस्‌ 
अम्भोधि-काष्ठा-ज्वलनसंख्येभेंदेयंत: क्रमात्‌ 
अर्चाविधिरदौतविधी रहस्योपनिषत्क्रमः 
अबस्तुतापि भावानां चमत्कारेकगोचरा 
अविकल्पपथारूढो येन येन पथा विशेत्‌ 
अविज्ञाय शिवं दीक्षा कथमित्यत्र चोत्तरम्‌ 
अब्यापकेभ्यस्तेनेदं भेदेन गणितं किल 
अस्त्रार्चा वह्लिकायं चाप्यधिवासनमग्निगस्‌ 
अस्य स्यात्पुष्टिरित्येषा संविद्देवी तथादितात्‌ 
अहं रूपा तु संवित्तिनित्या स्वप्रथनात्मिका 
अहमित्यमिदं वेद्मीत्येवमध्यवसायिनी 
आत्मा संवित्प्रकाशस्थितिरनवयवा 

आत्मंव धमं इत्युक्तः शिवामृतपरिप्लूतः 
आमर्शनीयदवेरूप्यानुद्घा टनवशात्पुनः 
आयातिकथनं शास्त्रोपादेयत्वनिरूपणस्‌ 
आवृतानावृतात्मा तु देवादिस्थावरान्तगः 
आस्ते हूदयनेरमल्यातिशये तारतम्यतः 


आह्विकाना समभ्यस्येत्‌ स साक्षाद्‌ भैरवो भवेत्‌ 


इतरतु तथा सत्यं तद्विभागोऽयमीदृशः 
इच्छादि शक्तित्रितयमिदमेव निगद्यते 


इति निर्वचनैः शिवतनुशास्त्रे गुरुभिः स्मृतो देवः 


इति यज्जेयसतत्त्वं द्यते तच्छिवाज्ञया 
इति शक्तित्रयं नाथे स्वातन्त्र्यापरनामकम्‌ 
इत्थं भावे च शाक्ताख्यो वेकल्पिकपथक्रमः 
इत्थं संविदियं देवी स्वभावादेव सर्वदा 
इत्यहं बहुशः सद्भिः शिष्यसब्रह्मचारिभिः 
इत्युद्देशविधिः प्रोक्तः सुखसंग्रहहेतवे 

इह गलितमलाः पराबरज्ञाः शिवसञद्भावमया 
इह तावत्समस्तेषु शास्त्रेषु परिगीयते 
ईदृगल्पं कियदपि दद्रोपेन्द्रादिषु स्फुरेद्येन 
किल च कामिके देवः सर्वाकृतिनि राकृति 
उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनेः 


१२२-१७१ 
१८८-२२१ 
३२४-२७७ 
५३-१०१ 
२११-२३४ 
७६-१२६ 
१८९-२२२ 
३०५-२७५ 
११७ -१७० 
१२७—१७७ 
३९—८७ 
२७९-२८० 
८४--१३५ 
२५१-२५४ 
२८४ - २७१ 
१३५१८७ 
१७६२१४ 
२८५२७२ 
१७७-२१५ 
२७२-२६६९ 
१०४-१५७ 
१०६-१६१ 
९४-१४८ 
२१०-२३३ 
२७७-२७० 
१५४१ 
३२९-२७९ 
३३३-२८५ 
२२-६४ 
१०५--१६० 
६६--११५ 
१७०--२११ 


|| 


-उच्चाररहितं वस्तु चेतसेव विचिन्तयन्‌ 
उच्चारशब्देनात्रोक्ता बह्वन्तेन तदादयः 
उच्यते द्वेतशास्त्रेषु परमेशाद्विमेदिता 
उच्यते वस्तुतोऽस्माकं शिव एव यथाविधः 
उद्देशोऽयमिति प्राच्यो गोतुल्यो गबयाभिधः 
उन्मग्नामेव पश्यन्तस्तं विदन्तोऽपि नो विदुः 
उपायोपेयभावस्तु ज्ञानस्य स्थोल्यविभ्रम: 
एकवोरो यामलोऽथ त्रिशक्तिशचतुरात्मकः 
एकस्य संविन्नाथस्य ह्यान्तरी प्रतिभा तनुः 
एतस्किमिति मुख्येऽस्मिन्नेतदंशः सुनिश्चित: 
इति ज्ञानचतुष्कं यल्सिद्विमुक्तिमहोदयम्‌ 
एतरप्रश्‍नोत्त रास्मत्वे परमेशवरशासने 
एवं ज्ञानस्वभावेव क्रिया स्थूलत्वमात्मनि 
एवं परेच्छा शक्त्यंशसदुपायमिमं विदुः 
एवं यावत्सह्नारे निःसंख्यारेऽपि वा प्रभुः 
एवं वेकल्पिकी भूमिः शाक्ते कतृंत्ववेदने 
एवं शक्तित्रयोपायं यज्ज्ञानं तत्र पश्चिमम्‌ 
एवं स्वातन्त्र्पूर्णत्वादतिदुर्घटकार्ययम्‌ 
करणं वर्णतत्त्वं चेत्याणवे तु निरूप्यते 
कलाद्यध्वाध्वोपयोगः शक्तिपाततिरोहिती 
कलामेद इत प्रोक्तं मुद्राणां संप्रकाशने 
कलावेक्षा कृपाण्यादिन्यासशचारः शरीरगः 
कल्मषक्षीणमनसा स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ 
कामिके तत एवोक्तं हेतुवादविर्वाजतम्‌ 
कार्यकारणभावद्च तत््वक्रमनिरूपणम्‌ 
कि चित्रमणवोऽप्यस्य दृशा भैरवतामियुः 
किमित्येतस्य शब्दस्य नाधिकोऽर्थः प्रकाशते 
क्रियादिकाः शक्तयस्ताः संविद्रपाधिका नहि 
क्रियोपायेऽभ्युपायानां ग्राह्मबाह्मविमेदिनाम्‌ 
क्रिया हि नाम विज्ञानान्नान्यद्वस्तु क्रमात्मतास्‌ 
कीणे तु पशुसंस्कारे पंसः प्राप्तपरस्थितेः 


५३७ 


१६९ २११ 
२२०-२३९ 
१९४-२२५ 
२२३-२४१ 
२६५-२६२ 
१२९-१८१ 
१४५-१९५ 
११०-१६५ 
११६-१७० 
२४८-२५२ 
२४५- २५१ 
२७३--२६७ 
१६३--२०७ 
२१३-२३४ 
११२-१६६ 
२१७२३८ 
२४१२४८ 
९२--१४८ 
२९२-२७३ 
२८०२७१ 
३२७-२७८ 
३१२-२७६ 
८९-१४३ 
५८-१०८ 
२९५-२७४ 
२८६-२७२ 
२४९-२५३ 
१५७-२०३ 
१६४-२०८ 
२३२-२४५ 
४१- ८९ 


श्रीतन्त्रालोकः 


गतिः स्थानं स्वप्नजाग्नदुन्मेषण निमेषणे 
ग्रामधर्मवृत्तिरक्तस्तस्य सवं प्रसिद्धयति 
गृह्वामीत्यविकल्पेक्यबलात्तु प्रतिपद्यते 
चतुष्षडद्विद्विणनायोगात्‌ त्रेशिरसे मते 
चलनं तु व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिरेव या 
चेतन्यमात्मा ज्ञानं च बन्ध इत्यत्र सूत्रयोः 
चेतन्यमिति भावान्तः शब्दस्वातन्त्र्यमात्रकम्‌ 
चेतन्येन समावेशस्तादात्म्यं नापरं किल 
जननादिविहीनत्वं भन्त्रमेदोऽथ सुस्फुटः 
ऽसो भगवत्या सह्‌ शम्भुनाथ एकः 

जयति गृरुरेव श्रीश्रीकण्ठो भुवि प्रथितः 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्तान्यतदतीतानि यान्यपि 
ज्ञानस्य चाभ्युपायो यो न तदज्ञानमुच्यते 
ज्ञानाज्ञानगतं चेतद्‌ द्वित्वं स्वायम्भुवे रुरौ 
ज्ञेयस्य हि परं तत्त्वं यः प्रकाशात्मकः शिवः 
तच्च साक्षादुपायेन तदुपायादिनापि च 
ततश्च दुक्क्रियेच्छाद्या भिन्नाञ्चेच्छक्तयस्तथा 
तत्र काचित्पुनः शक्तिरनन्ता वा मिताश्च वा 
त एव घर्माः शकत्याख्यास्तैस्तेरचतरूपकेः 
तत एव स्वसन्तानं ज्ञानी तारयतीत्यदः 
ततोऽपि परमं ज्ञानमुपायादिविवजितम्‌ 
तत्पुरस्तान्निषेत्स्यामो युक्स्यागमविगहितस्‌ 
तत्पृष्ठपातिभूयोंशसृष्टिसंहारविभ्रमा: 
तत्थवणमात्मलाभात्‌ प्रभृति समस्तेऽपि कर्त्तव्ये 
तत्र दीक्षादिना पोंस्नमज्ञानं ध्वंसि यद्यपि 
तत्र पुंसो यदज्ञानं मलाख्यं तज्जमप्यथ 


तत्त्वग्रामस्य सर्वस्य धर्म: स्यादनपायवान्‌ 


तत्त्वषट्त्रिशकेतत्स्थस्फुटमेदाभिसन्धितः 
तत्राद्ये स्वपरामर्शे निविकल्पैकघामनि 


८७- १४२ 
<६- १२५ 
१८२- २१८ 
११४- १६८ 
१३० --१८२ 
२७-६८ 
२८-६९ 
१७८--२१५ 
३११-२७६ 
१३४० 
९-३७ 
<०--१ ३२ 
१४४- १९५ 
४४-९४ 
५२--१०० 
१४२--१५२ 
५९--२०५ 
२०७ - २३२ 
२०९-२२१ 
२३६-२४७ 
२४२-२४१ 
२४०२४८ 
२७०२६६ 
१०३-१५५. 
४३२-८९ 
३७—८४ 
२७८-२७१ 
२४६ २५१ 
८२-१३३ 
१८७ --२२० 
१४६--१९७ 


| ५३९ 


तत्रापि स्वपरद्वारद्वारिल्वाल्सवंशोंऽशशः १४३-१९४ 
तथान्तरपरामर्शनिश्चयात्मतिरोहितेः २५४ - २५७ 
तथानुद्घाटिताकारभावप्रसरवर्त्मना २५३-२५७ 
तथानुद्घाटिताकारा निर्वाच्येनात्मना प्रथा २४७-२५२ 
तथा संकोचसम्भारविलायनपरस्य तु २१८-२३९ 
तथोपचारस्यात्रेतन्निमित्तं सप्रयोजनम्‌ २०५ २३१ 
तदुक्तं श्रीमतङ्गादौ स्वशक्तिकिरणात्मकस्‌ २०२-२२९ 
त्वत्स्वरूपमविकल्पमक्षजा कल्पने न विषयीकरोति चेत्‌ २०१-२२९ 
तद्देवताविभवभाविमहामरीचि ६—२७ 
तदेव संविच्चिनुते यावतः स्रक्ष्यमाणता २६८-२६४ 
तथाविधावसायात्मबोद्धविज्ञानसम्पदे ४७-९६ 
तदत्रापि तदीयेन स्वातन्त्रयेणोपकल्पितः ९१-१४७ 
तदनाकर्ष्य गूढ़ाथं स्वादु स्वाशयकोशलम्‌ ६-२ 
तदास्वादभरावेशबुंहितां मतिषटपदीम्‌ १--११ 
तदेकसिद्धा इन्द्राद्या विधिपूर्वा हि देवताः १२८--१८१ 
तदेतत्त्रिविघत्वं हि शास्त्रे श्रीपुर्वनामनि १६७--२१० 
तन्त्रालोकेऽभिनवरचितेऽमुत्र विज्ञानसत्ता १--२८६ 
तस्माद्यथा पुरस्थेःर्थे गुणाद्यंशांशिकामुखात्‌ १९७-२२७ 
तत एव द्वितीयेऽस्मिन्नधिकारे न्यरूप्यत १९६-२२६ 
तद्विस्तरेण वक्ष्यामः शक्तिपातविनिर्णये १३९-१९१ 
तस्माद्येन मुखेनेष भात्यनंशोऽपि तत्तथा ७४-१२५ 
तेनानुद्घाटितात्मत्वभानप्रथनमेव यत्‌ २५२-२५६ 
तस्मान्मुक्तोऽप्यवच्छेदादवच्छेदान्त रस्थिते: ३४८१ 
तस्माद्विश्वेश्वरो बोधभेरवः समुपास्यते १२३-१७२३ 
तस्मात्क्रियापि या नाम ज्ञानमेव हि सा ततः १५५२०२ 
तस्मात्संवित्त्वमेवेतत्स्वातन्त्र्यं यत्तदप्यलस्‌ १६० -२०५ 
तस्य शक्तय एवेतास्तिस्रो भान्ति परादिकाः १०७-१६२ 
तस्य स्वामी संसारवृत्तिविघटनमहाभीमः १००-१५१ 
तस्यां दिवि सुदीक्तात्मा निष्कम्पोऽचलमृत्तिमान्‌ २०३-२३० 
तस्याथ वस्तुनः स्वास्मवीर्याक्रमणपाटवात्‌ २६०-२६१ 
तत्स्वप्रकाशं विज्ञानं विद्याविद्येशवरादिभिः . २४३-२५० 


५४० श्रीतन्वालोकः 
तावान्‌ पूण॑स्वभावोऽसौ परमः शिव उच्यते १०८-१६४ 
तांस्तान्विशेषांश्चिनुते रत्नानां भूयसामपि १८५-२२० 
तिरोभावव्यपगमो ज्ञानेन परिपूर्णता ३००-२७४ 
तुल्ये काल्पनिकत्वे च यदेक्यस्फुरणात्मकः २३४-२४६ 
ते तत्तत्स्वविकल्पान्तः स्फुरद्धमंपाटवात्‌ २००-२२८ 
तेन स्वातन्त्रयशक्त्येव युक्त इत्याञ्जसो विधिः ६८-११७ । 
तेन पूर्णस्वभावत्वं प्रकाशत्वचिदात्मता २०८--२३२ | 
तेनात्र ये चोदयन्ति ननु ज्ञानाद्विमुक्तता २३७-२४७५ . 
तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयं प्रोन्मिषत्स्वयम्‌ १७४-२१४ | 
तुतीयार्थे तसि व्याख्या वा वेयधिकरण्यतः १७३-२१३ 
तेषामपि च चक्राणां स्वर्गानुगमात्मना ११३-१६७ 
ज्येयम्बकाभिहितसन्ततितामपर्णी ८-३६ | 
तेनाजडस्य भागस्य पुद्गलाण्वादिसंज्ञिनः १२७-१९० | 
तेनाबिच्छिन्नतामशंरूपाहन्ता प्रथात्मनः १२५--१७७ 
द्वावप्येतो समावेशो निविकल्पार्णवं प्रति २२६--रेडरे 
| ्वेतशास्त्रे मतङ्गादो चाप्येतत्सुनिरूपितम्‌ २२४-२४१ | 
| ||| दीक्षामेदः परो न्यासः मन्त्रसत्ताप्रयोजनम्‌ ३०९-२७५ 
|| रव्ययोग्यल्वमर्चा च बहिर्दाराचंनं क्रमात्‌ ३०२--२७५ 
|| दृष्टानुमानोपम्याप्तरचनादिषु सर्वतः २६२-२६२ 
| दन्तौष्ठ्यदन्त्यप्रायास्ते केश्चिद्वणें: कृता सह १२०-१७१ 
| दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं विभोः १८-४४ 
॥ | दीक्षापि बोद्धविज्ञानपूर्वा सत्यं विमोचिका ४५-९३ 
दीक्षया गलिते$प्यन्तरज्ञाने पौरुषात्मनि ४८--९७ 
। दीक्षामेदः परो न्यासो मन्त्रसत्ताप्रयोजनम्‌ १--३०९५ 
| दीष्तज्योतिइछटाप्लृष्टमेदबन्धत्रयं स्फुरत्‌ ४२२ 
| देहे विभुक्त एवास्मि श्रीमत्कल्याणवारिघेः २-१ 
देहसद्भावपर्यन्तमात्मभावो यतो धियि ४९--९८ 
देहो ह्यन्वर्थशास्त्रोक्ते: शब्दे: समुपदिश्यते ९५--१५० 
द्वितीयेन तु सुत्रेण क्रियां वा करणं च वा २५--६९ 
द्वेतप्रथा तदज्ञानं तुच्छत्वाद बन्ध उच्यते ३०--६९ 


[1 


धीर्जायते तदा तादुरज्ञानमज्ञानसंज्ञितम्‌ 
नकषत्रप्रेरककालतत्त्वसंशोषकारिणो ये च 

न ग्रन्थकारपदमाप्तुमथास्म्यपू्ं 
नगोऽयमिति चोद्देशो धूमित्वादग्निमानिति 
ननु धोमानसाहंकृत्पुमांसो व्याप्नुयुः शिवम्‌ 
ननु वेकल्पिकी कि धीराणवे नास्ति तत्र सा 
निर्मले हूदये प्राग्रथस्फुरद्भूम्यंशभासिनि 
निविकल्पितमुद्देशो विकल्पो लक्षणं पुनः 

न चासौ परमार्थेन न किचि:द्भासनादृते 

न चास्य विभुताद्योयं धर्मोऽन्योन्यं विभिद्यते 
न तदस्तीह यन्न श्रीमालिनीविजयोत्तरे 

न भेदोऽस्ति ततो नोक्तमुद्देशान्तरमत्र तत्‌ 
नवात्मा दशदिबछक्तिरेकादशकलात्मकः 
नानाज्ञानस्वरूपं यदुक्तं प्रत्येकमप्यदः 
नामानि चक्रदेवीनां तत्र कृत्यविभेदतः 
निमज्य वेद्यतां ये तु तत्र संविन्मयीं स्थितिस्‌ 
नियता नेति स विभुनित्यो विशवाकृतिः शिवः 
निरावरणमाभाति भात्यावृतनिजात्मकः 
निर्णीततावद्धर्माशपृष्ठपातितया पुनः 
नेमित्तिकप्रकाशाख्येऽप्यष्टाविशाह्िके स्थितम्‌ 
नौमि चित्प्रतिभां देवीं परां भेरवयोगिनीम्‌ 
नौमि देवीं शरीरस्थां नृत्यतो भेरवाङृतेः 

परं शिवं तु ब्रजति भेरवाख्यं जपादपि 
परमेशवरशास्त्रे हि न च काणादिदृष्टिवत्‌ 
परस्य तदपेक्षत्वात्स्वतन्त्र।ऽयमतः स्थितः 
परिमाणं पुराणां च संग्रहस्तत्त्वयोजनम्‌ 
परीक्षाचार्यकरणं तद्‌व्रतं हरणं मतेः 

पशोवै या विकल्पाभूर्दशा सा शाम्भवी परम्‌ 
पूजामेद इति वाच्यं लिङ्गार्चा संप्रकाशने 
ूर्वमेदास्तद्विशेषश्चक्रचर्चा तदर्चनम्‌ 
प्रकाशो नाम यश्चायं सवंत्रेव प्रकाशते 
प्रध्वस्तावरणा शान्ता वस्तुमात्रातिलालसा 


५४१ 


४०-८४ 
९८--१५१ 
ज 

२६४ ¬-२६२ 
२२२ - २४१ 
२१९ -२३९ 
२१२-२३४ 
२६३-२६२ 
७१ १२१ 
६७--६१६ 
१७१ - ४४ 
३२८--२७९ 
१११-१६५ 
३६ - ८४ 
११५ १६९ 
१३११८३ 
६०१०९ 
९३-१४८ 
२६१ -२६१ 
३२३२७७ 
२-१९ 
३-२० 
९०-१४३ 
१५८२०३ 
५९-१०९ 
२९४-२७४ 
३१६-२७६ 
२१६-२२८ 
३२०-२७७ 
३२१-२७७ 
५४-१०२ 
२०४-— २३० 


५४२ श्रीतन्त्रालोकः 


प्रमाणान्यपि वस्तूनां जीवितं यानि तन्वते 
'प्रमातुभेद इत्येतत्‌ तत्त्वमेदे विचायंते 
प्रमेयप्रकिया सूक्ष्मा दीक्षा सद्यः समुत्कमः 
प्रयुक्त एव सिद्धं हि विकल्पेतानुगम्यते 
प्रयोजनं भोगमोक्षदानेनात्र विधिः स्फुटः 
प्रयोजनं शेषवृत्तेनित्यार्चा स्थण्डिले परा 
प्रसङ्गादेतदिति चेत्ामाधिः सम्भवन्नयस्‌ 
पुष्टि कुरु रसेनेनमाप्याययतरामिति 

प्राक्‌ पश्यन्टयथ मध्यान्या बेखरी चेति ता इमाः 
बहुशक्तित्वमस्योक्तं शिवस्य यदतो महान्‌ 
बुद्विष्यानं प्राणतत्वसमुच्चारश्चिदात्मता 
बुद्धिमेदास्तथा भावाः संज्ञाः कर्माण्यनेकशः 
बोधो हि बोधरूपत्वादन्तर्नानाङ़तोः स्थिताः 
बोद्धशानेन तु यदा बोद्धमज्ञा तजूम्भितस्‌ 
बोद्धाज्ञाननिवृत्तौ तु विकल्पोन्मूलनाद्‌ धृवम्‌ 
भावव्रात ! हुठाञजनस्य हृदयान्याक्रम्य यच्नर्तयन्‌ 
भिन्नयोः प्रष्ट्तद्वकत्रोश्चेकात्म्यं यत्स उच्यते 
भुवनं विग्रहो ज्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च 
भूतान्यध्यक्षसिद्धानि कार्यहेत्वनुमेयतः 

भूयो भूयो विकल्पांशनिश्चयक्रमचर्चनात्‌ 
मन्त्रस्वरूपं तद्वीर्यमिति त्रिशे निरूपितम्‌ 
मलतच्छतक्तिविष्व॑सतिरोभूच्युतिमध्यतः 
अलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्‌कुरकारणस्‌ 
मलो नाम किल द्रव्यं चक्षुस्थपटलादिवत्‌ 
महामन्त्रेशमन्त्रेशमन्त्राः शिवपुरोगमाः 
मातारमधरीकुर्बन्‌ स्वां विभूति प्रदशयत्‌ 
मातुक्ल्प्ते हि देवस्य तत्र तत्र वपुष्यलस्‌ 
मालिन्यां सूचितं चेतत्‌ पटलेऽषटादये स्फुटस्‌ 
मिथ्याज्ञानं तिमिरमसमान्‌ दृष्टिदोषान्‌ प्रसुते 
मूध्न्युत्तंस इव क्ष्मापे: सर्वेयंस्थानुद्यासनम॒ 
'मृतजोवद्विधिर्जालोपदेशः संस्क्रियागणः 


५५--१०३ 
२९६--२७४ 
२८१--२७१ 
१८१--२१७ 
३१८--२७७ 
३१६--२७७ 
१९३-२२५ 
२१-१७१ 
२७१-२६६ 
७८-१३२ 
२९१--२७३ 
4८१४२ 
२५७-२५९ 
४४-९२ 
५० -९८ 
३३२-२८४ 
२७५ - २७० 
६३-११० 
१९०-२२३ 
१४८-१९८ 
३२५-२७७ 
१६६--२०९ 
२२ ६२ 
२३९-२४८ 
८१-१३२ 
१७५-२१४ 
७०—१२२ 
२४४२५० 
३३१-२८२ 
1 
३१४-२७६ 


ह ५४३ 


मृतेः परोक्षा योगीशी मेलकादिविधिस्तथा ३२२-२७७ 

मोक्षो हि नाम नेवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः १५६-२०२ 
यतश्चात्मप्रथा मोक्षस्तन्नेहाशद्कूयमीदृशस्‌ १६१-२०६ 

यतो ज्ञानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोदिता १६२२०७ 
यद्विकल्पानपेक्षत्वसापेक्षत्वे निजात्मनि १८४-२१९ | 
यतो नान्या क्रिया नाम ज्ञानमेव हि तत्तथा १५०-१९९ | 
यत्त तत्कल्पनाक्ल्प्तबहिर्भूतार्थसाधनम्‌ १४९--१९८ | 
यथाविस्फुरितदृशामनुसन्धि विनाप्यलम्‌ १४७-१९८ । 
यथोक्तं रत्नमालायां सर्व: परकलात्मक: २७४--२६८ | 
यः पूर्णानन्दविश्रान्तस वंशास्त्राथंपारगः १२३९ 
यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य ज्ञानं सर्वात्मनोज्झितस्‌ ३५८३ 

यत्तु ज्ञेयसतत्त्वस्य पूर्णापर्णप्रथात्मकम्‌ ३२-७२ 

याजमानी संविदेव याज्या नान्येति चोदितम्‌ १३३-१८६ 

यावल्येव भवेद्बाह्यप्रसरे प्रस्फुटात्मनि २५५-२५८ | 
यावानस्य हि सन्तानो गुरुस्तावत्स कीत्तितः २३५-२४७ | 
यावान्‌ ष्त्रिशकः सोऽयं यदन्यदपि किचन १९५-२२६ | 
येन बृद्धिमनोभूमावपि भाति परं पदम्‌ २२५-२४१ 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता इत्यतो गुरुरादिशत्‌ १२४-- १७४ 

ये बोधाद्वयतिरिक्तं हि किचिद्याज्यतया विदुः १२४-१७६ 

योगो नान्यः क्रिया नान्या तत्त्वारूढा हि या मतिः १५१--१९९ 

यो यदात्मकतानिष्ठस्तद्भावं स प्रपद्यते ६४--११२ 

यातायाताः स्थिताः केचिद्‌ अज्ञाः मत्सरिण! परे ५-२ 
रत्नतत्त्वमविद्वन्प्राङनिशचयोपायचचंनात्‌ २२९-२४३ 
रसाद्यनध्यक्षस्वेऽपि रूपादेव यथा तरुम्‌ ७७— १३० 

रहुस्यचर्चा मन्त्रोघो मण्डलं मुद्रिकाविधिः २८३२७१ | 
रागाद्यकलषोऽस्म्यन्तःशुन्योऽहं कर्तृतोज्सितः ३३--७३ | 
रागारुणं ग्रन्थिबिलावकीर्णं यो जालमातानवितानवृत्ति ७ -३२ 

रुद्रशक्तिसमावेशः पञ्चधा ननु चर्च्यते १९२-२२५ 


'छोकेऽपि किल गच्छामीत्येवमन्तः स्फुरेव या १५४-२०१ 


श्रीतन्त्रालोक: 
वर्णमेदक्रम: सर्वाधारशक्तिनिरूपणमु २९७ -२७४ 
विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं ब्रजेत्‌ ५१--९९ 
बिकल्पसंस्क्रिया तकंतत्त्वं गुरुसतत्त्वकम्‌ २८५२७३ 
विकल्पापेक्षया योऽपि प्रामाण्यं प्राहू तन्मते २२८-२४३ 
विकल्पल्तक्षयमाणान्यरुचितांशसहिऽणुनः २६७-२६४ 
विकस्वराविकल्पात्मज्ञानौचित्येन यावता ४२ ८९ 
बिधिइच नोक्तः कोऽप्यत्र मन्त्रादिवृत्तिधाम वा १३४-१८६ 
विज्ञानभित्प्रकरणे सर्वस्योद्देशनं क्रमात्‌ २८७--२७३ 
विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजतती १ ३ 
विइवचितप्रतिबिम्बत्वं परामर्शोदयक्रमः २८८-२७३ 
बिहवभावेकभावात्मस्वछूपभ्रथनं हि यत्‌ १४१--१९३ 
| विइवं विभति पूरणधारणयोगेन तेत च श्रियते ९६--१५० 
| विशेषणेन बुद्धिस्थे संसारोत्तरकालिके २४-६५ 
| विशेषन्यासवेचित्र्यं सर्वशेषार्थभाजनस्‌ ३०३--२७५ 
||| बिष्वाकृतिस्वाच्चिदचित्द्वेचित्र्यावभासकः ६१-११० 
|| बिष्वाकृतित्वे देवस्य तदेतच्चोपलक्षणस्‌ ६५११४ 
| बिस्तरेणाभिधातव्यमित्येकत्रिश आाह्लिके ३२६-२७८ 
व्यवहुरणमभिन्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन संजल्पः १०२-१५४ 
शक्तिश्च नाम भावस्य स्व॑ रूपं मातृकल्पितम्‌ ६९१२० 
शाक्तोऽय भण्यते चेतो धीमनोहंकृतिस्फुटस्‌ २१४-२३६ 
शाक्तोपायो नरोपायः कालोपायोऽय सप्तमः २७९-२७१ 
शासनरोधनपालनपाचनयोगात्स सर्व मुपकुख्ते १०४-१५८ 
शिवतादात्म्यमापन्ना समावेशोऽत्र शाम्भवः १७९ २१६ 
सृष्टोऽवभासते ७३-१२४ 
शय्याक्लप्ति विचारणम्‌ ३०६-२७५ 
हिष्योचित्यपरीक्षादौ स्थानभित्स्थानकल्पनस्‌ ३०१ २७४ 
श्रवणं चाभ्यतुज्ञानं शोधनं पातकच्युतिः ३१५-२७६ 
| | श्रीभट्टनाथचरणाब्जयुगात्तथाश्री १६-४६ 
श्रीमत्किरणशास्त्रे च तत्परइनोत्त रपूर्वकस्‌ ७५ १२६ 
श्रीशम्भुनाथभास्क रचरणनिपातप्रभापगतसंकोचम्‌ २१-६१ 
श्रीसोमानन्दबोधश्रीमदुत्पलविनिःसुताः १०-३८ 
संकोचिदृबिक्रयारूपं तत्पशोरविकल्पितस्‌ ३८ ८४ 


[1 


संकोचिपशुजनभिये यासां रवणं स्वकरणदेवी नाम्‌ 
संवित्तिफलभिच्चात्र न प्रकल्प्येत्यतोऽब्रवीत्‌ 
संविच्चक्रोदयो मन्त्रवीय॑ जप्यादि वास्तवम्‌ 
संविद्रपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यद्यपि ध्रुवे 
संहारचित्रता वर्णोदयः कालाध्वकल्पने 
संसारभोतिजनिताद्रवात्परामर्शतोऽपि हृदि जातः 
सदाशिवादयस्तूर््बव्याप्त्यमावादधोजुषः 

सन्ति पद्धतयर्चित्राः स्रोतो भेदेषु भूयसा 

सन्तु तादात्म्यमापन्ना न तु तेषामुपायता 


समयित्वविधावस्मिन्स्यात्पञ्च दश-आह्निके 
सवंत्रात्र ह्यहं शन्दो बोधमात्रेकवाचकः 
सम्यग्ज्ञानं मुक्त्येकका रणं स्वपरस्थितम्‌ 
सर्वप्रतीतिसद्भावगोचरं भूतमेव हि 
सर्वशोऽप्यथ वांशेन तं विभुं परमेशवरम्‌ 
सर्वापह्नवः हेवाकधर्माप्येवं हि वर्त्तते 
सा कथं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा 
सा देहारम्भि बाह्यस्थतत्त्वव्राताधिशायिनो 
सा सिद्धिर्न विकल्पात्तु वस्त्वपेक्षाविवर्जितातु 
सृत्रक्लृपतिस्तत्त्वशुद्धिः पाशदाहोऽथ योजनम्‌ 
सृष्टिस्थितितिरोधानसंहारानुग्रहादि च 
सेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः 
स्थाणुर्वा पुरुषा वेति न मुख्योऽस्त्येव संशयः 
स्फुटीभूता सती भाति तस्य तादृक्‌ फलप्रदा 
स्रक्यमाणविशेषांशाकांक्षायोग्यस्य कस्यचित्‌ 
स्रक्ष्यमाणस्य या सृष्टिः प्राक्‌स्‌ष्टांशस्य संहृतिः 
स्रक्ष्यमाणो विशेषांशो यदा तूपरमेत्तदा 
स्वः कामः ईदुगुद शो यजेतेत्यस्य लक्षणम्‌ 
स्वचित्ते वासनाः कर्ममलमायाप्रसूतयः 
स्वतन्त्रात्मातिरिक्तस्तु तुच्छोऽतुच्छोऽपि कइचन 
स्वयंप्रथस्य न विधिः सृष्टयात्मास्य च पूर्वगः 
श्रीत०--३५ 


५४९ 


९९-१५१ 
२२७-२४२ 
२९०-२७३ 
१३८ - १९१ 
२९३-२७३ 
९७- १५० 
२०९--२२३ 
१४--४१ 
१८०-२१७ 
३०७--२७५ 
१३२--१८४ 
र३२-२४५ 
१९१ -२२३ 
१९९-२२७ 
५६-१०५ 
१७२-२१२ 
१५३-२०० 
१८३ --२१८ 
३१० --२७५ 
७९--१२२ 
१७६--२१५ 
२५०--२५४ 
११८--१७१ 
२५८--२५९ 
२६९--२६५ 
२५९ --२६० 
२६६ -२६२र 
१५२ -२०० 
३१-७१ 
१२६--१७७ 


यड्‌ श्रीतन्त्रालाकः 


स्वयमेव विबोधश्च तथा प्रइनोत्तरात्मकः 
स्वशबत्युद्रेकजनकं तादास्म्याद्वस्तुनो हि यत्‌ 
स्वस्थाने वत्तन॑ ज्ञेयं दरष्टूत्वविगतावृति 


२५६- २५८ 
७२-१२२ 
८५१३५ 


स्वातन्त्र्यशक्तिः क्रम संसिसुक्षा क्रमात्मताचेति विभोविभूतिः ५-२५ 


हृदिस्थं सवं देहस्थं स्वभावस्थं सुसूक्ष्मकमु 
हेयोपादेयकथाविरहे स्वानन्दघनतयाच्छळनम्‌ 


द्वितीयाह्लिक्कस्य 


अत एक प्रकाशोऽयमिति वादेऽत्र सुस्थिते 
अनुपायमिदं तत्त्वमित्युपायं विना कुत 
अनुग्राह्मानुसारेण विचित्रः स च कथ्यते 
अनुपायं हि यट्रूपं कोर्थो देशनयात्र वे 
अयमित्यवभासो हि यो भावोऽवच्छिदात्मकः 
अप्रकाशे$थ तस्मिन्‌ वा वस्तुता कथमुच्यते 
असत्त्वं चाप्रकाशत्वं न कुत्राप्युपयोगिता 
अस्यां भूमौ सुखं दुःखं बन्धो मोक्षक्चितिर्जडः 


आम्यामेव तु हेतुभ्यां न द्वयातमा न द्वयोज्झितः 


इति ये ख्ढसंवित्तिपरमार्थपवित्रिताः 

इद्‌ द्वेतमयं भेदः इदभद्वेतमित्यपि 
उंपायोपेयभावः स्यास्प्रकाशः केवलं हि सः 
एतार्वाद्ररसंख्यातैः स्वभावेयंत्प्रकाशते 
एतत्तत्त्वपरिज्ञान मुख्यं यागादि कथ्यते 
एतेषां सुखदुःखांशशंकातड्धूविकल्पना: 
एषां न मन्त्रो न ध्यानं न पूजा नापि कल्पना 
कि च यावदिदं बाह्ममान्तरोपायसंमतस्‌ 
गुरोर्वाक्याद्यक्तिप्रचयरचनोन्मार्जनवशात्‌ 
ज्ञप्तावुपाय एव स्यादिति चेज्ज्ञप्तिरुच्यते 
ततोऽपि योगजं रूपं ततोऽपि ज्ञानमुत्त रम्‌ 
तदर्थमेव चास्यापि परमेश्व ररूपिण: 

त॑ ये पश्यन्ति तादरप्यक्रमेणामलसंविदः 


4३—१३४ 
१०१-१५४ 


२२--३०१ 
३— २९० 
४५३१५ 
२-२८९ | 
२९--३०२३ । 
२१-३०० 
३० - ३०४ 
१९ - २९९ 
३१-३०५ 
३४~३०८ 
१८-२९८ 
१७२९८ 
५९-३२९२ 
४१-३१३ 
३६-३०९ 
३७—३१० 
१५२९७ 
४९३८-३१९ 
९२९४ 
४२३१४ 
४६-३१५ 
४०-२३१२ 


ह 


तत्र तावत्कियायोगो नाम्युपायत्वमहंति 
तत्र ये निर्मलात्मानो भेरवीयां स्वसंपदम्‌ 
तत्रापि चाभ्युपायादिसापेक्षान्यत्व योगतः 
त्यजावधानानि ननु क्व नाम 
तेनावधानप्राणस्य भावनादेः परे पथि 
तेषामिदं समाभाति सर्वतोभावमण्डलम्‌ 


न मन्त्रो न च मन्त्र्योऽसो न च मन्त्रयिता प्रभुः 


नीलं पोतं सुखमिति प्रकाशः केवलः शिवः 

न भावोनाप्यभावो न द्वयं वाचामगोचरात्‌ 
न सन्न चासत्सदसन्न च तन्नोभयोज्झितम्‌ 
नेष ध्येयो ध्यात्रभावान्त ध्याता ध्येयवर्जनात्‌ 
नेषशक्तिमंहादेवी न परत्राश्रितो यतः 

प्रकाशे ह्यप्रकाशांशः कथं नाम प्रकाशताम्‌ 
भ्रकाशमानमुदितमप्रकाशनिषेधनात्‌ 
यच्चतुर्धोदितं रूप॑ विज्ञानस्य विभोरसौ 
यत्तत्रायं पदमविरतानुत् रज्ञप्तिरूपं 
यावानुपायो बाह्यः स्यादान्तरोवाऽपि कश्चन 
येऽपि साक्षादुपायेन तदरूपं प्रविविश्चते 
श्रीमत्त्रिशिरसि प्रोक्तं परज्ञानस्वरूपकम्‌ 
श्रीमदूमिमहाशास्त्रे सिद्धसंतानरूपके 
समस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोटनाटंकघमिणः 
संवित्तत्त्वं स्वप्रकाशमित्यस्मिन्कि नु युक्तिभिः 
सोऽपि स्वातन्त्र्य धाम्ना चेदप्यनिर्मलसंविदाम्‌ 
स्थण्डिलादुत्तरं तूरं तूरादुत्तरतः पटः 
स्थानासननिरोधार्थसंधानावाहुनादिकम्‌ 
स्वंकर्त्तव्य॑ किमपिकलयन्लोक एष प्रयत्नात्‌ 


तृतोयाह्निकस्य 
अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रथनशालिनी 
अचिरद्युतिभासिन्या शक्त्या ज्वलनरूपया 
अत एव गुरुत्वादिध॑मों नेतस्य लक्ष्यते 


५४७ 


८--२९२ 
७->२९२ 
६-२९३ 
१२-२९६ 
१३-२९६ 
३५-३०९ 
२६-२३०२ 
१६-२९८ 
३३-३०७ 
२८-३०३ 
२५--३० २ 
२४--र२०२ 
२० —३०० 
२३-३०१ 
४—२९२ 
LE 
११-२९५ 
१४—२९७ 
३२-३०६ 
४८--२१७ 
३८--३१० 
१०--२९५ 
४५--३१५ 
४२--२१४ 
२७-३०२ 
३९-३११ 


६७३७५ 
७९— २८३७ 
१८-३३५ 


५४८ श्रीतन्त्रालोकः 

अत एव पुरोवतिन्यालोके स्मरणादिना ६२-- २७१ 
अतश्च लक्षणस्यास्थ प्रोक्तस्य तदसंभवे ६०३६९ 
अत एव विसर्गोऽयमव्यक्तद्वकलात्मकः १४६-४३३ 
अत एबान्तरं किचिद्वीसंज्ञं भवतु स्फुटम्‌ ६४-३७२ 
अतोऽत्र दोघंत्रितयं स्फुट चान्द्रमसं वपुः १८६-४६२ 
मतो निमित्तं देवस्य शक्तयः सन्तु तादृशे ६५-३७२ 
अतोऽन्तिकस्थस्वकतादृगिन्द्रिय ४१-३५५ 
अतो मातरि या रूढिः सास्य भोग्यत्वमुच्यते १८८४६२ 
मतोऽसौ परमेशानः स्वात्मब्योमन्यनर्गलः ३-३२३ 
न्ब कूपादिपिठिराकाशे तत्प्रतिबिम्बितम्‌ ३१-३४६ 
अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदिष्युन्मेषणात्मकम्‌ १९२ - ४६५ 
अत्यन्तस्वच्छता सा यए्स्वाकृत्यनवभासनम्‌ ४८--३६१ 
अत्रानुत्तरशक्तिः सा स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ ११०-४०९ 
अथ परोपयिकं प्रणिगद्यते पदमनुत्तरमेव महेशितुः आदिपद्य-३२१ 
अधऊर्ध्वविभागेन निष्क्रियेणावतिष्ठते ११४-४११ 
अनन्तचत्रसद्भभ॑संसारस्वप्नसद्‌मनः २८६--५२७ 
अनन्तशक्तिवेचित्र्यलयोदयकलेक्वरः १००-४०२ 
अनन्यापेक्षिता यास्य विशबात्मत्वं प्रति प्रभोः ६६-३७४ 
अनुत्तरं परं घाम तदेवाकुलमुच्यते १४३४३२ 
अनुत्तरस्य साजात्ये भवेतु द्वितयी गतिः १६०-४४४ 
अनुत्तरा परेच्छा च परापरतया स्थिता २४९-५०७ 
अनुल्लासादुपाधीनां यद्वा प्रशमयोगतः २६०-५१३ 
अन्यथा संविदारूढ। कान्ता विच्छेदयोगिनी ६३-३७१ 
अपरिच्छिन्नशक्ते: कः कुर्याच्छक्तिपरिच्छिदाम्‌ १९५-४६७ 
अपि मुख्यं तत्प्रकाशमात्रत्व न व्यपोह्मते १३१-३२३ 
अमृतं च परं धाम योगिनस्तत्परचक्षते १६६-४४७ 
अळंग्रासरसाख्येन सततं ज्वलनात्मना २६१-११३ 
अविदन्तो मग्नसंविन्मानास्त्वहृदया इति २४१-५०३ 
अविभागस्वरमयी यत्र स्यात्तत्मुरङजकस्‌ २४३-५०४ 


असंभवे बाह्यगतस्य तादृशः ४३--३५७ 


ह ५४९ 


आत्मन्येव च विश्रान्त्या तत्प्रोक्तममृतात्मकस्‌ ९२-३९७ 
आश्रयन्त्यूर्मय इव स्वास्मसंघट्रचित्रताम्‌ १०३४०४ 
आसाभेव च देवीनामावाषोद्वापयोगतः २६६-५१८ 
इच्छादिकं भोग्यमेव तत एवास्य शक्तिता १९१-४६४ 
इच्छाशक्तिद्विरूपोक्ता क्षुभिताक्षुभिता च या ७८--३८७ 
इच्छाशक्तिरघोराणां शक्तीनां सा परा प्रभुः ७२ -३८२ 
इच्छाशक्तिश्च या द्विधा क्षुभिताक्षुभितत्वतः १५४--४४१ 
इच्छाशक्तेरतः प्राहुष्चातुरूप्यं परामृतम्‌ ८१-३८९ 
इच्छेवानुत्त रानन्दयाता शीघ्रत्वयोगतः १५७ --४४२ 
इत एव प्रभृत्येषा जोवन्मुक्तिविचार्यंते २७२-५२१ 
इति कथितमिदं सुविस्तरं परमं शाम्भवमात्मवेदनम्‌ अन्तिम अर्धहलोक 
इत्थं परामृतपदादारभ्याष्टकमोद शम्‌ १०९-४०८ 
इत्थं प्रदशितेऽमुत्र प्रतिविम्बनवत्मंनि २४-३४२ 
इत्थं प्रदर्शितेऽमुत्र प्रतिबिम्बसतत्त्वके ३५-३५१ 
इत्थमेतत्स्वसं वित्ति-दृ ढन्यायास्त्ररक्षितम्‌ ५१--३६३ 
इत्यं विश्वमिदं नाथे भैरवीयचिदम्बरे ६५-३७३ 
इत्यादि कल्पता कापि नात्र भेदेन युज्यते २९०-५३० 
इदमन्यस्य वेद्यस्य रूपमित्यवभा सते २७ -३४४ 
इदं चतुऽकमन्तःस्थमत एव निगद्यते १५८--४४३ 
इयत्ताकलनाज्ज्ञानात्ता: प्रोक्ताः कालिक्राः क्वचित्‌ २५३- ५०९ 
इष्यमाणं त्रिघेतस्यां ताद्रप्यस्यापरि च्युतेः १६४--४४५ 
इह्‌ नो लिखितं व्यासभया*्चानुपयोगतः २४७--५११ 
उक्तं च सति बाह्य 5पि धीरेकानेकवेदनात्‌ ५५- ३६६ 
उक्तं बिन्दुतया शास्त्रे शिवविन्दुरसो मतः १३४-४२४ 
उच्छलद्विविधाकारमन्योन्यब्यतिमिश्रणात्‌ ९३-३९७ 
उदितायां क्रियाशक्तो सोमसूर्याग्निधामनि १११४१० 
उदितेव सती पूर्णा मातृमेयादिरूपिणी १२९-४२१ 
उन्मेषशक्तावस्त्येतजज्ञे यं यद्यपि भूयसा ८०३८९ 
उन्मेषशक्तिज्ञानाख्या त्वपरेति निगद्यते २५०-५०७ 


उपासाश्च द्वयाद्वेतब्यामिश्राकारयोगतः २५६-५११ 


श्रीतन्त्रालोकः 


उवाच भगवानेव तच्छीमत्कुलगुह्नरे 
ऊनताभासनं संविन्मात्रत्वे जायते तदा 
एकमेव परं ख्पं भेरवस्याहमात्मकस्‌ 
एकामर्शस्वभावत्वे शब्दराशिः स भैरवः 
एकारतः समारभ्य सहस्नार॑ प्रवर्तते 
एकीभूतं विभात्यत्र जगदेतच्च राचरम्‌ 
एकेकामर्शरूढो तु सेव पञ्चाशदात्मिका 
एतच्च देवदेवेन दशितं बोधवृद्धये 
एतत्त्रय समावेशः शिवो भैरव उच्वते 
एतदेव परं प्राहुः क्रियाशक्ते: स्फुटं वपुः 
एतद्वर्णचतुष्कस्य स्वोष्मणाभासनावशात्‌ 
एतावता देवदेवः पूर्णशक्तिः स भे रवः 
एतावतैव हथेशवयं संविदः स्यापितं परम्‌ 
एवमात्मनि यस्येदृगविकल्पः सदोदयः 

एवं कृत्यक्रियावे्ान्नामोपासाबहुत्वतः 

एवं घ्राणान्तरे गन्धो रसो दन्तोदके स्फुटः 
एष क्षोभः क्षोभणा तु तृष्णीभूतान्यमातुगम्‌ 
एषा वस्तुत एकेव पराकालस्य किणो 
ककारादिसकारान्ता विसर्गात्पञ्चधा स च 
कथमेतावतीमेनां वेचित्रों स्वात्मनि श्रितो 
कला सप्तदशी तस्मादमृताकाररूपिणी 
काकचञ्चुपुटाकारं ध्यानधारणावजितम्‌ 
कादिहान्तमिदं प्राहुः क्षोभाधारतया बुधाः 
कामस्य पूर्णता तत्त्वं संघट्टे प्रविभाव्यते 


कि ततः प्रतिबिम्बे हि बिम्बं तादातम्यवृत्ति न 


किलाव्यक्तध्वनौ तस्मिन्वादने परितुष्यति 
क्रियाशक्तेः स्फुटं रूपमभिव्यङ्क्तः परस्परम्‌ 
क्रियाशकत्यात्मकं विश्वमयं तस्मास्फुरेद्यतः 


१९६८-४४९ 
७६-7 २८५ 
२०८-०४७६ 
१९८ - ४६९ 
२५५--५११ 
२१७--४८१ 
२००—४७° 
२१३३८ 
१७३-४५४ 
१०४-४०९ 
१७९-४५८ 
२५२-५०९ 
२८२-५२६ 
२६९-५१९ 
२६५-५१७ 
३८-३५२ 
८७--२९४ 
२२४-०४९९. 
२२२ ४८४ 
९९--४०२ 
१३८--४२७ 
१६९ ४५० 
1१८०-- ४५९ 
१७०--४५१ 
५९-- २६९९ 
२४४ ५०५ 
९७--४०१ 
१७२- ४५२ 


खात्मल्वेऽपि विचित्रं निखिलमिदं वाच्यवाचकात्म जगत्‌ मंगलाचरण १-३२१ 


गर्भीकृतानन्तविष्वः श्रयतेऽनुत्तरात्मताम्‌ 


२०२ ४७२ 


| मः ५५१ 


गुरोर्लक्षणमेताबदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ २२४-४८९ 
घोरघोरतराणां तु सातृत्वाच्च तदात्मिकाः २५८-११२ 
क्षणे तु प्रतिबिम्बस्वं श्रुतिइच समकालिका १-३४९ 
क्षोभरूपात्पुनस्तासामुक्ताः षट्‌मंविदोऽमलाः २५०-५०८ 
क्षोभः स्याज्ज्ञेयधर्मत्वं क्षोभणा तद्त्रहिष्कृतिः ८३--३९१ 
क्षोभाधारमिमं प्राहुः श्रीसामानन्दपुत्रकाः ८५-३९२ 
क्षोभानन्दवशाद्दीर्घविश्रान्त्या सोम उच्यते १३२--४२३ 
क्षोभाऽतदिच्छे तत्त्वेच्छा भासनं क्षोभणां विदुः ८४--३९१ 
क्षोभ्यक्षोभकभावस्य सतत्त्वं दशितं मया ९०--३९६ 
चतुष्क॑ च चतुष्कं च भेदाभेदगतं क्रमात्‌ १८२--४६० 
चवर्गः पश्चशक्त्यात्मा क्रमप्रस्फुटतात्मकः १५१-४३८ 
जगत्सवं मत्तः प्रभवति विभेदेन बहुधा २८७--५२८ 
जड़ाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमोयते १०२-४०४ 
जातापि विसिसुक्षासो यह्दिमर्शान्तरेक्यतः ८८--३९५ 
ज्ञातव्यविश्वोन्मेषात्मा ज्ञानशक्तितया स्थितः ७४--३८४ 
ज्ञेयरूपमिदं पञ्चविशत्यन्तं यतः स्फुटम्‌ १५३--४३९ 
ज्ञेयारूषणया युक्तं समुदायात्मकं विदुः १७८ -४५७ 
तत्त्बरक्षाविधानेश्तो विसर्गत्रेधमुच्यते २१५--४८१ 
तथा विश्वमिदं बोधे प्रतिबिम्बितमाश्रयेत्‌ ४६-३५९ 
तदासो सकलः प्रोक्तो निष्कलः शिवयोगतः २१८-४८२ 
तर्ज्ज धरुवेच्छोन्मेषाख्यं त्रिकं वर्णस्ततः पुनः २२१--४८३ 
तत एव समस्तोऽयमानन्दरसविभ्रमः २०९--४५७ 
तत एवाग्निरुदितक्चित्रभानुमंहेशिना १२५--४१८ 
ततस्तदान्तर ज्ञेयं भिन्नकल्पत्वमिच्छति ८९-३९५ 
तत्परं त्रितयं तत्र शिवः परचिदाश्मकः २४८-५०६ 
तत्र चित्तं समाधाय वशयेद्युगपञ्जगत्‌ १४८--४रे४ 
तत्रापि च निमित्ताख्ये नोपादाने कथंचन ६१--३७० 
तत्रोन्मुखत्वतद्व स्तुसंघट्वाद्वस्तुनो हृदि २१३--४७९ 
तत्बरक्षाविधाने च तदुक्तं परमेशिना ११२-४१० 


तथा हि तत्रगा या साविच्छाशक्तिरुदीरिता १७६-४५६ 


श्रोतन्त्रालोकः 


तथेव महलेशादः सोऽन्यो द्वेषास्वरोऽपि सन्‌ 
तदस्मिन्‌ परमोपाये शाम्भवाद्वेतशालिनि 


तदा घोराः परा देव्यो जाताः जेवाध्वदेशिकाः 


तदेवमुभयाकारमवभासं प्रकाशयन्‌ 

तदेव शक्तिमत्स्वैः स्वेरिष्यमाणादिकेः स्पुटम्‌ 
तद्वल्सानुत्तरादीनां कादिसान्ततया स्थितिः 
तन्निदर्शनयोगेन पञ्चाशत्तमवर्णता 

तद्ठलं च तदोजइच ते प्राणाः सा च कान्तता 
तदप्यविकल्पितोदारसंविद्ृर्पणबिम्बितम्‌ 

तद्र द्धरादिकेकेकसंघातसमुदायतः 
तयोर्यद्यामलं रूपं स संघट्ट इति स्मृतः 
तत्तस्यामिति यत्सत्यं विभुना संपुटीकृतिः 
तत्त्रिकं परमेशस्य पूर्णा शक्तिः प्रगीयते 
तस्मात्तु नेष भेदेन यद्भाति तत उच्यते 
तस्य प्रत्यवमर्शो यः परिपूर्णोहमात्मकः 

तस्य बीजस्य सेवोक्ता विसिसुक्षा य उद्भवः 
तस्यापि च परं वीयं पञ्चभूतकलात्मकस्‌ 

तं चाराधयते भावितादुशानुग्रहेरितः 
ताविच्छोन्मेषसंघट्टाद गच्छतोऽतिविचित्रताम्‌ 
तास्तृष्ताः स्वात्मनः पूर्ण हृदयेकान्तशायिनम्‌ 
तासामपि त्रिधा रूपं स्थूलसूक्षमपरत्वतः 
तासामेव स्थितं रूपं बहुषा प्रविभज्यते 
तुल्यकालं हि नो हस्ततच्छायारूपनिइचयः 
तृतीयःस विसर्गस्तु चित्तप्रलयलक्षणः 

तेन संवित्तिमकुरे विदवमात्मानमर्पयत्‌ 

ते एव शक्ती ताद्रूप्पभागिन्यो नान्यथास्थिते 
त्रिकोणद्विस्वयोगेन ब्रजतः षडरस्थितिम्‌ 
त्रिकोणमिति तत्प्राहुविसर्गामोदसुन्दरसु 
नरिशूलत्वमतः प्राह शास्ता श्रीपूर्वशासने 
दीपचक्षुविबोधानां काठिन्याभावतः परम्‌ 


१३६-४२५ 
२८८--५२९ 
७३--२८४ 
११- ३२९ 
१०७--४०७ 
१४९--४३७ 
१८१--४५९ 
२३०-४९६ 
२७७ - ५२२ 
२७९--५२४ 
६८--३८१ 
२०६--४७५ 
१९३ ४६६ 
१९ ३३६ 
२२५ ५०० 
८६--२९४ 
२२८--४९३ 
२९२ ५३१ 
९४--२९८ 
२६४-५१७ 
२३७- ५०२ 
२५९--५१२ 
३४--३५० 
२१९-४८२ 
४४-३५८ 
९८४०२ 
९६--४०० 
९५--३९९, 
१०५--४०९ 
२०-३३७ 


ई ५५३ 
दुर्दशनो5पि घर्माशुः पतितः पाथसां पथि ११८४१४ 
दष्टश्रुतादितदवस्तु प्रोन्मुखत्वं स्वसंविदि २१२-०४७९ 
द्वि्पायास्ततो जातं ट-ताद्यं वर्गयुग्मकम्‌ १५२-४३८ 
देवीयामलशास्त्रे सा कथिता कालकषिणी ७०- ३८२ 
देहादन्यत्र यत्तेजस्तदघिष्ठातुरात्मन: १३-३२१ 
घरामेवाविकल्पेन स्वात्मनि प्रतिविम्बिताम २७५-५२२ 
निविकल्पे परामर्शे ज्ञाम्भवोपायनामनि २७४--५२१ 
न केनचिदुपाघेयं स्वस्वविप्रतिषेधतः १०७ ८४०७ 
न चान्तरे स्पर्शनधामनि स्थितं ४०- ३५५ 
न चार्कसोमबह्ीनां तत्प्रकाशाढिना मह: ११६-४१३ 
न चासो शब्दजः शब्द आगच्छत्वेन संश्रवात्‌ २५-३४२ 
न चेष मख्यस्तत्कायंपारम्प्याभ्रकाशनात्‌ ३७-३५२ | 
न तु सा ज्ञातृता यस्या शुढज्ञेया पेक्षते १२७-४२० | 
न तु स्मृतान्मानसगोचरादृता ४२-३५६ | 
न देशो नो रूपं न च समययोगो न परिमा २३-३४१ 
तनु न प्रतिबिम्बस्य बिना बिम्बं भवेत्स्थितिः ५९-३६९ 
तनु बिम्बस्य विरहे प्रतिबिम्ब कथं भवेत्‌ ५२-३६१ 
नन्वत्र षण्ठवर्णेभ्यो जन्मोक्त तेन षण्ठता १७५--४५७ 
नन्वित्थं प्रतिबिम्बस्य लक्षणं कि तदुच्यते ५६- २६६ 
न पर्याप्तं तदा क्षोभं विनेवानुत्त रात्मता १६२४४४ 
न हि स्पर्शोऽस्य विमलो रूपमेव तथा यतः ७-३२६ 
निजबोधजठरहुतभुजि भावाः सर्वे सर्मापता हुठतः २६२-५१६ 
नियमाद्‌ बिम्बसांमुख्ं प्रतिबिम्बस्य यत्ततः २८-३४४ 
निरूपितोऽयमर्थः श्रीसिद्धयागीश्वरी मते २२०-४८३ 
निर्मले मकुरे यढद्भान्ति भूमिजलादयः ४-३२३ 
नैमँल्यं मुश्यमेकस्य संविश्ञाथस्य सवंत: ९३२८ 
नैवं तल्लक्षणाभावाद्‌ बिम्बं किल किमुच्यते ५३-३६४ 
न्यग्भावो प्राह्मताभावात्तदभावोऽप्रमाणतः १७-३३४ 
पञ्चशक्त्यात्मतावेश एकेकत्र यथा स्झुटः १५०-४३७ 
परस्थः : ३६- ३५१ 


RSIS Sr 


१५४ श्रीतन्त्रालोक: 


परापरात्परं तत्त्वं सेषा देवी निगद्यते 
परामर्श: स एवोक्तो दयसंपत्तिलक्षण: 
परामर्शो निर्भरत्वादहमित्युच्यते बिभोः 
पिठिरादिपिधानांशविशिष्टछिद्रसंगतो 
पृजयेद्धेरवात्माख्याँ योगिनीद्वादशावृताम्‌ 
पूर्णाहन्तापरामर्शो योस्यायं प्रविवेचितः 
पूवं विसृज्य सकलं कत्तंव्यं शून्यतानले 
पृथगेवानुसन्धानत्रयं संवेद्यते किल 
पृथक्पृथक्‌ तर्ित्रतयं सुक्ष्ममित्यभिशब्द्यते 
प्रकाशमात्रं यत्प्रोक्तं भेरवीयं परं महः 
प्रकाशमात्रं सुञ्यक्तं सूयं इत्युच्यते स्फुटम्‌ 
प्रकाशरूपं ततप्राहुराग्नेयं शास्त्रकोविदाः 
प्रकाश्यं सर्ववस्तूनां विसगं रहिता तु सा 
प्रकृतं ब्रूमहे नेदं बीजं वर्णचतुष्टयस्‌ 
प्रक्षोभकत्वं बीजत्वं क्षोभाधारश्च योनिता 


प्रच्छन्नरागिणी कान्तश्रतिबिम्बितसुन्दरम्‌ 
प्रतिबिम्बं च बिम्बेन बा ह्यस्थेन समप्यंते 


प्रतीघाति स्वतन्त्रं नो न स्थाय्यस्थायि चापि न 


्रत्याहृताशेषविश्वानुत्तरे सा निलोयते 
प्रभविष्यति तद्योगे योगः र स्फुटः 


प्रागद्भविष्यदोन्मुर्यसंभाव्यमिततालयात्‌ 


बहिर्भाव्यस्फुट क्षिप्तं श-ष-सत्रितयं स्थितम्‌ 


बीजयोनिसमापत्तिः विसर्गोदयसुन्दरा 
बोद्धव्यो लयभेदेन विन्दुविमालता रकः 
बोधमिश्रमिदं बोधाद्‌भेदेनाशक्य भासनम्‌ 
भावानां यत्प्रतीघाति वपुर्मायात्मकं हि तत्‌ 


भाविन्योऽपि हयुपासास्ता अत्रेवायान्ति निष्ठितम्‌ 


भूयो भूयः समावेश निविकल्पमिमं श्रितः 
भेदस्यामेदरूढयेकहेतुरन्यच्‌ चतुष्टयम्‌ 


६९-३८१ 
२०३-४७२ 
२०४--४७ रे 


२६- रे४२ 

२५४- ५१० 
२७०-५१९ 
२११ -४७९ 


२४७--५०६ 
२४६ --५०६ 


१---३२२ 
१२० ४१५ 
१३२--४ २३ 


१३९--४२७ 
९१--३९६ 


२९३--५३२ 
२७१--५२० 
१८३--४६० 


है 


भोक्तु भोग्योभयात्मेतदन्योन्योन्मुखतां गतम्‌ 
भोक्तैव भोग्यभावेन द्वैविध्यात्संव्यवस्थितः 
मत्त एबोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ 
महेइवरत्वं संवित्त्वं तदत्यक्ष्यद्धटा दिवत्‌ 
मातान्त्यक्षणवन्ध्यापि न पाकत्वं प्रपद्यते 
माध्यस्थ्यविगमे या सो हृदये स्पन्दमानता 
मानतेव तु सा प्राच्यप्रमातुपरिकल्पिता 
मुख्यग्रहं त्वपि विना प्रतिबिम्बग्रहो भवेत्‌ 
यज्ज्ञेयमात्रं तद्बीजं यद्योगाद्बीजता स्वरे 
यज्ञादिकेषु तद्वृष्टो सोधषोष्वथ ताः पुनः 
यत्तदक्षरमव्यक्तं कान्ताकण्ठे व्यवस्थितम्‌ 
यत्त्र रूषणाहेतुरेषितव्यं स्थितं ततः 

यथा च सर्वतः स्वच्छे स्फटिके सर्वतो भवेत्‌ 
यथा च गन्धरूपस्पृग्रसाद्याः प्रतिबिम्बिताः 
यथा च रूपं प्रतिबिम्बितं दृशोनं 

यथा चादर्शपाब्चात्यभागस्थो वेत्ति नो मुखम्‌ 
यथा रक्तं पुरः पष्यन्निविकल्पकसंविदा 
यदि तादुगनुग्राह्मो देशिकस्योपसर्पति 
यद्वदुन्मेषशक्तिद्विूपा वेजात्यशक्तिगा 
यद्वापि कारणं किचिद्‌ बिम्बत्वेना भिषिच्यते 
यल्लोहित तदरिनयद्वीर्य' सूर्यन्दुविग्रहम्‌ 
यस्त्वाह नत्रतेजांसि स्वच्छातप्रतिफलन्त्यलम्‌ 
यावदन्ते परं तत्त्वं समस्तावरणोध्वंगम्‌ 

यः प्रकाशः स सर्वस्य प्रकाशत्वं प्रयच्छति 
योऽयं बह्ने: परं तत्त्वं प्रमातुरिदमेब तत्‌ 
रलहाः षण्ठवेसर्गवर्णरूपत्वसं स्थिताः 
सुदरार्कान्यकलासेनाप्रभृतिेंदविस्तरः 
रूढिरेषा विबोधाब्धेश्चित्राकारपरिग्रहुः 
रूपसंस्थानमात्रं तस्स्पर्शगन्धरसादिभिः 


५५५ 


१२२--४१६ 
१८७ ४६२ 
२८०-५२४ 
१०१-४०३ 
१३० ४२२ 
२१० ४७७ 
१२८४२१ 
२९-३४५ 
८५-३९३ 
२३१४९७ 
१४७-४२३३ 
१७७ ४५६ 
४७- ३६० 
४५ ३५९ 
३९--३५ ३ 
३२ - ३४८ 
२७८-५२ ३ 
२९१--५३१ 
१५६--४४१ 
५०--२६२ 
२२७- ४९१ 
१२--३३० 
२७६-५२२ 
२-३२२ 
१२३—४१७ 
१३९४२५ 
२६७-५१८ 
७७-३८६९ 
१६-३२३४ 


५५६ श्रीतन्त्रालोकः 

लक्षणस्य व्यवस्थेषा5कस्माच्चेद्बिम्बमुज्यताम्‌ ५८--३६८ 

लोलीभूतमत॥ शक्तित्रितय॑ तत्रिशूलकम्‌ १०८--४०८ 
बिन्दुरात्मनिमूर्घान्त हृदयादूज्यापको हि सः २२३--४८४ 
विपयंस्तैस्तु तेजोभिर्प्राहकातमत्वमागतेः १४-३३२ 

विभागाभासने चास्य त्रिधा वपुरुदाहृतम्‌ २३६-५०१ 
विमर्शात्मेक एवान्याः शक्तयो$त्रेव निष्ठिताः १९,७-¬४६८ 
विश्वशक्तावच्छेदबन्ध्ये जातमुगासनम्‌ १९४-४६६ 
विषतत्त्वे संप्रविश्य न भूतं न विषं न च १७४-४५५ 
विसर्ग एव तावान्यदाक्षिप्तैतावदात्मकः १४५-४३२ 
विसर्गशक्तिविश्वस्य कारणं च निरूपिता २२६-४९१ 
तिसगंता च सेवास्या यदानन्दायक्रमात्‌ १४४-४२३२ 
विसर्ग एवमुत्सृष्ट आइ्यानत्वमुपागतः १४२-४३१ 
बिसर्गमात्रे नाथस्य सृष्टिसँहारविश्रमाः १४१-४२७ 
विसर्गप्रान्तदेशे तु परा कुण्डलिनीति च १४०-४२७ 
विसर्गशक्तियुक्तत्वात्सपश्नो विश्वरूपत्रः १९६-४६८ 
विसर्गोऽन्तः स च ध्रोक्तश्चित्तवित्रान्तिलक्षणः २१६-४८१ 
व्यक्तियोगाद्‌ व्यञ्जनं तत्स्वरप्राणं यतः किल १८४--४६० 
व्याप्त्रोशक्तिबिषं यस्मादब्याप्ुष्च्छादयेन्महः १७१--४५३ 
शक्तिमानञ्जयते यस्मान्न शक्तिर्जातु केनचित्‌ १०६--४०६ 
शब्दों न चानभिव्यक्तः प्रतिबिम्बति तद्ध्रुवम्‌ ३३--३४९ 

शब्दो नभमि सानन्दे स्पर्शधामनि सुन्दरः ३६-३५१ 

शब्दराशिः स एवोक्तो मातृका सा च कीत्तिता २३२-४९८ 
शब्दोऽपि मधुरो यस्माद्‌ वीर्योपचयकारकः २२९४९४ 
शिवोमातापितृत्वेन कर्त्ता विश्वत्र संस्थितः २०१-४७ 
दीघ्रस्थेयंप्रभिसनेन त्रिधा भावमुपागता १६२४४५ 
श्रीपूर्वशास्त्रे सा मातृसद्भावत्वेन वणिता ७१-३८२ 

इलोकगाथादि यस्कििदादिमान्त्ययुतं ततः २२५-४९० 


'बडष्घजातं निखिल मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ २८४-५२७ 


है ५५७ 


षड्‌ देवतास्तु ता एव ये मुख्याः सूर्यरश्मयः १८५--४६१ 
सजातीयकशक्तीनामिच्छाद्यानाँ च याजनम्‌ १५९--४४४ 
सदृशं भाति नयनदपंणाम्बरबारिषु ५-३२४ 

सदोदितमहाबोधज्वालाजटिलतात्मनि २८५--५२७ 
सन्ध्यक्षराणामुदयो भोक्तुरूपं च कथ्यते १९०--४६४ 
संघट्टरूपतां प्राप्तं भोग्यमिच्छादिकं तथा १८९--४६३ 
संवित्तो भाति यावं तत्रापि खलु संविदा २०७--४७६ 
संविदात्मनि विश्वोऽयं भाववर्ग: प्रपश्चवान्‌ २६८--५१९ 
संविदो द्वादश प्रोक्ताः यासु सवं समाप्यते २५१-५०८ 
साजात्यान्तमं (त्तन्म) योभूतिझगित्येवोपलभ्यते २४०-५०३ 
सा शब्दराशिसंघट्टाद्‌ भिन्नयोनिस्तुमालिनी १९९४७० 
सा स्थूला बेखरी यस्या: कायं वाकयादिभूयसा २४५५०५ 
सा स्थूला खल्‌ पश्यन्ती वर्णाद्यप्रविभागतः २३८-५०२ 
सा स्फुटास्फुटरूपत्बान्मध्यमा स्थूलरूपिणी २४२--५०४ 
सांमुख्यं चोच्यते तादृग्दर्पणा भेदसं स्थितेः ३०-३४५ 

सीत्कारसुखस-द्भावसमावेशसमाधिषु १६७--४४७ 
सूर्य प्रमाणमित्याहुः सोमं मेयं प्रचक्षते १२१-४१६ 
सूर्यादिषु प्रकाशोऽसावृपाधिकलुषीकृतः ११९४१५ 
सृजत्यविरतं शुद्धाशुद्ध मागेकदो पिकाम्‌ ७१- ३८५ 

सृष्टेः स्थितेः संहृतेश्व तदेतत्सुत्रण कृतम्‌ ३२८१-२५ 
सेव क्षोभवशादेति विसर्गात्मकतां ध्रुवम्‌ १३७-४२६ 
सेव शीध्रतरोपात्तज्ञेयकालुष्यरूषिता १५५-४४१ 
स्थितिर्माताहमस्मीति ज्ञाता शास्त्रज्ञवद्यतः १२६-४१९ 
स्नानं व्रतं देह शुद्विर्धारणामन्त्रयोजना २८९-५३० 
स्वतन्त्रत्वात्प्रमातोक्ता विचित्रो ज्ञेयभेदतः १२४-४१८ 


स्वयं तन्निरपेक्षोऽसो प्रकाशो गुरुराह च ११५-४१२ 


|| स्वरूपानपहानेन पररूपसदृक्षताम्‌ 
| स्वस्मिन्नभेदाद्धि न्तस्य दर्शनक्षमतैव या 
स्वस्वातन््र्यप्रभावोद्यद्विचित्रोपाधिसंगतः 
स्वमुखे स्पर्शवच्चेतट्रपं भायान्ममेत्यलम्‌ 
स्वात्मन्येव चिदाकाशे विशवमस्म्यवभासयन्‌ 
स्थानवाय्वादिघर्षात्था स्फुटतेव च पारुषी 

| हुठपाक प्रशमनं यत्तृतीयं तदेव च 

| हृठपाकेन भावानां रूपे भिन्ने विलापिते 


| 
| | १५८ श्रीतन्त्रालोकः 
| 


५४-३६५ 
८--२े२७ 
११७--४१४ 
१५--३२२ 
२८३-५२७ 
२३९--५०३ 
२६१-५१५ 
२६३-५१६ 


| 


प्रथमाह्निकस्य 
उद्धरणाद्यपक्तयः पृष्ठाङ्काः 
अज्ञात्वा देशिकस्तत्त्वं कथं दीक्षां करोत्यसौ १२७ 
मतः कंचित्प्रमातारं प्रतिप्रथयते प्रभुः २८१ 
अतः सुरूपां सुभगां सुरूपां भाविताशयास्‌ ४० 
अतीन्द्रियं च यद्वस्तु तत्राप्यनुभवो न किम्‌ १२७ 
अतीन्द्रियः सुसूक्मष्वात्सुक्ष्मा शक्तिः स तद्गतः १३१ 
अथवा शिवमन्विच्छेत साधकः परतत्त्ववित्‌ १३९ 
अथात्ममलमायार्यकमंबन्धविमुक्तये ।स्वायम्भुवे) ९५ 
अथानादिमंलः पुसां पशुत्वं परिको त्तितम्‌ ९५ 
अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवपद्धतिम्‌ ९३ 
अदृष्टं निर्गुणं यच्च हेयोपादेयर्वाजतम्‌ २६८ 
अदृष्टविग्रहुश्चेव स शान्त इति गीयते २६८ 
अद्यास्मानसतः करिष्यति सतः किन्नु द्विधावाप्ययम्‌ २८४ 
अनधिगतविषयं प्रमाणमज्ञातार्थ प्रक्राशो वा १०२ 
मनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते १७५ 
अनायासमनारम्भमनुपायं महाफलम्‌ २५० 
अनुभावो विकल्पोत्यो विकल्पो मानसः स च १२७ 
अपरः षोडशो याबत्कालः सप्तदशः परे १३७ 
अपरोक्षे भवतत्वे सर्बतः प्रकटेस्थिते १९६ 
अबोधोऽपि बध्यमानो बोधाल्मभूत ईश्वर एव १०० 
अर्घचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च १३७ 
अष्टाविशति भेदेस्तु गाइड हृदयं पुरा ५३ 
अष्टाष्टकात्म तच्छास्त्रं युगपद्भैरवाभिधस्‌ ५० 
अष्टौ सिद्धाः महात्मानो जालपृष्ठाः सृतेजसः ३३ 


असूत सा कलातत्त्वं यद्योगादभवद्‌ पुमान्‌ ८६ 


५६० श्रीतन्त्रालोकः 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च १८५. 
आचार्यः स्वजनानां च कुलकोटि सहुन्नशः २४७: 
आत्मा वे धर्म इत्युक्तः प्रामधर्मः प्रकीत्तितः १३८ 
आनन्दो ब्रह्मणो छ्पम्‌ २४९ 
इच्छात्वं तस्य देवी सिसुक्षोः प्रतिपद्यते १९ 
इति श्रीसुमतिप्रज्ञाचन्द्रिकापास्ततामस: २३६ 
इत्थं गुणवतस्तस्माततत््वातस्वमनिन्दितम्‌ २५१ 
इत्थं नानाबिधेः रूपेः स्थावरेः ज ङ्गमेरपि २०५ 
इत्यमत्य्थंभिन्नार्थावभास खविते विभौ २६७, 
इत्थं मध्ये विभिन्नस्तत्त्रिकमेव तथा तथा ५५ 
इत्यन्तःकरणस्येव विचित्रात्मावभासिन: ७७ 
। सकलशास्त्रमहानिघानात्‌ ४७ 
इशतल्पुरुषाजाते रुद्‌ भूतेरुद्बुभूषिभिः ४६ 
उद्बुभूषुस्तथोद्भूत तिरोधित्सु तिरोहितम्‌ १० 
उन्मना तु ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ १३७ 
उन्मता तु परोभावः स्थूलस्तस्यापरो मतः १११ 
उभयोर्भावयोर्शञाने ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ १३६ 
उमा दुर्गा भद्रकाली स्वस्ति स्वाहा शुभङ्कुरी १६% 
ऊध्वं तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्द रूपिणी १० 
एकमेवेदं संविद्रूपं हुर्षबिषादाद्यनेकाकार विवत्त॑ पश्यामः ७८ 
स्वच्छन्दरूपास्तु बहुरूपेण भाषिताः ५१ 
एवमेतदिदं वस्तु नान्येति सुनिश्चितघु २२ 
एवं व्याप्ति तु यो वेत्ति परापरविभागतः २४५ 
एवमेषा द्विरूपापि पुनभेंदेरनन्ततास्‌ ११९ 
ऐ्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ १८० 
एवं भूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः २१ 
कदम्बगोलकाकारः स्फुरत्तारक सन्तिभः ११० 
कला सप्तदशो यासावमृताकाररूपिणी ५ 
कल्मषक्षीण मनसा स्मृतिमात्रनिरोधनात्‌ १४६ 


कवलोकृतति:शेषतत्त्वप्राम स्वरूपकम्‌ १२४ 


र्जी ५६१ 


कश्चिदृक्षिण भूमिपोठवसतिः श्रीमान्‌ २३५ 
कामशोक भयोन्मादचो रस्वप्नाद्यपप्लुताः ८८ 
कालकलानियतिबलान्‌ रागविद्यावशेन संबद्धः 4७ 
केलासाद्रौ भ्रमन्देवो मूर्त्या श्रीकण्ठहपया ३७ 
क्रमत्रयसमाश्रयब्यतिकरेण या संततं ५१२ 
रमो भेदाश्रयो मेदोऽप्याभाससदसत्वतः ६ 
१२९ 


क्षुधाद्यनुभवो यत्र विकल्पस्तत्र नो भवेत्‌ 


गच्छस्तिऽठन्स्वपञ्जाग्रदुन्मिषन्निमिषन्नषि १४६ 
गुरुणेव यदा काले संप्रदायो निरूपितः ष्र 
गुरुवकत्र॑ तदेवोक्त शक्तिचकं तदुच्यते २५१ 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः २५९ 
गुरोर्लक्षणमेतावदादिमान्त्यं च वेदयेत्‌ २८६ 
चक्रद्येऽन्तः कचति लोलीभूता परा स्थितिः ९ 
चतुर्दशविधं यच्च प्रोक्तं संसार मण्डलम्‌ ७२ 
चतुष्कं षट्काष्टक द्वादशारं षोडशारकम्‌ १६९ 
चण्डमेदाःस्मृता ह्येते भेरवे दी रवन्दिते ५१ 
चित्तमात्रमिदं बिश्वमिति या देशना मुनेः ७६ 
चोदनेति क्रियायाः प्रवर्त्तकं वचनम्‌ १८० 
जयन्ति जगदानन्द विपक्षक्षपणक्षमाः २४ 
ज्ञानं चात्मेन्द्रियाइलेषात्‌ कर्त्त ह्यात्मा मनः क्रिया १२९ 
ज्ञेय स्वभावश्चिटरपस्तच्छाया नेव छादयेत्‌ १९० 
ब्योति्ध्यानात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ११३ 
तच्च भेदे: प्रयच्छामि चतुःषष्टि विभागशः ११ 
ततः स भगवानीशः स्फुरन्माणिक्यशेखरः ९५ 
ततः स भगवान्‌ देवादादेशं प्राप्य यत्नतः ३७ 
तत्र नानुपलब्धेऽ्थे न निर्णीते प्रवर्त्तते २५१ 
तल्संबन्धात्ततः कश्चत्ततक्षणादपवृज्यते | ९१ 
तन्मया तत्त्र्यते तन्त्रालोकनाम्न्थत्र शासने ६३ 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनोयकाः ६३ 
तदाह्मिकातुजो द्देशे कथितं पौत्रिके विधौ २३२ 


श्रीत०-- २५ 


५६२ श्रीतन्त्रालोकः 


तन्त्रं जज्ञे रुद्र रिवभेरवारूयमिदं त्रिधा ५३ 
तस्माद्‌ गुरुक्रमायातं दिशन्नेति परं शिवम्‌ ६२ 
तस्मात्तदभ्यसेन्नित्यमविरक्तेन चेतसा २५० 
तस्मार्प्रवितताद्‌ बन्धात्परस्थानविरोधकात्‌ ९० 
तस्य दीक्षां विनैवास्मसंस्कारपरिणामतः ९१ 
तस्यात्मजश्चुखुलकेति जने प्रसिद्धः १४ 

| तादृङ्मेलककलिकाकलिततलनुर्यो भवेद्गर्भे १५ 

| तारतम्यप्रकाशो यस्तीब्रमध्यममन्दताः १९२ 
तासामपि च मेदांश न्यूनाधिकयादियोजनम्‌ १६४ 
तेन स्वातन्त्रयशकत्यैव युक्त इत्याञ्जसो विधि: द्‌ 
तेनाजडस्य भागस्य पुद्गलाण्वादिसंज्ञिनः २८१ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते २०६ 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापाः १७५ 
त्वच्छक्तिचक्रात्मकमेव विश्वं २२६ 
दाशपोर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः १७९ 
दिनकरसममहुदादिकगणपतितां वहृति यो नमस्तस्ये २७ 
दीक्षेव मोचयश्ू्ध्व शेवं धाम नयत्यपि २०२ 
देवीपुत्रो बटुकः स्वशक्तिपरिवारितः ३० 
द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः २२१ 
घर्मान्तरप्रतिक्षेपाप्रतिक्षेपो तयोद्व॑यो: ७० | 
"धाम्ना त्रयाणामप्येषां सृष्टथादिक्रमयोगतः १६३ 
ध्यानं या निश्चला बुद्विनिराकारा निराश्रया १४४ 
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाद्भुरे २४५ 
न चेतदप्रसन्नेन शंकरेणोपदिकयते २५० 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातइच्यवन्ति ते १८२ 
नन्दन्ति पितरस्तस्य नन्दन्ति च पितामहाः १३ 
नभः स्थिता यथा तारा न भ्राजन्ते रवो स्थिते ३१ 
न मीमांस्या विचार्या वा मन्त्राः स्वल्पधिया नरैः ९५ 
नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम्‌ ८६ 


दीयते ज्ञानसद्भाव: क्षीयन्ते पशुवासनाः 


ह 


नाहं प्राणो नेव शरीरं न मनोऽहं 
नियतोभयांशावलम्बी विमर्शः संशयः 
निविशेषं हि सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌ 
पञ्चधा भूतसंज्ञोऽत्र त्रिशद्धा तु तथापरः 
पदेकादशिका सा च प्राणो चरति नित्यशः 
परमं यत्स्वातन्त््यं दुर्घटसम्पादनं महेशस्य 
परं शिवं तु व्रजति भैरवाख्यं जपादपि 
परमार्थविकल्पेऽपि नावलीयेत पण्डितः 
पाशाइच पौरुषाः शोष्याः दीक्षायां न तु धीगता; 
पुष्पे गन्धस्तिले तेलं देहे जीवो जले रसः 
पुजा नाम न पुष्पाद्येः या मतिः क्रियते दृढा 
पोरं चेव सांख्यानां सुखदुःखादि वजितम्‌ 
प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीतितः 
प्रत्यक्षेण यथा वृक्षो रूप मात्राद्विगृह्यते 
प्रददाह मुनेः सर्वमज्ञानं तृणराशिवत्‌ 
प्रणवेन तु तत्सवं शरीरोत्पत्ति कारणम्‌ 
प्रदेशो ब्रह्मणः साव॑ूप्यमनतिक्रान्तशचाविकल्प्यश्च 
प्रबुद्ध तद्विजानीयात्‌ बाह्यावरणवजितम्‌ 
भ्रभास्वरमिदं चित्त प्रकृत्यागन्तवो मलाः 
प्रविविक्षुविकल्पस्य कुर्यातु संस्कारमञ्जसा 
प्रष्ट्री च प्रतिवक्त्री च स्वयं देवी व्यवस्थिता 
प्रसिद्धिरवगीता हि सत्या वागेष्वरी मता 
प्रसिद्धि रागमो लोके युक्तिमानथवेतर: 
बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छक्त्येवावियुक्तता 
बुद्धिभेदास्तथा भावाः संज्ञाः कर्माण्यनेकशः 
बौद्ध च पौरुषेयं च द्विविधं तन्मल स्मृतम्‌ 
ब्रह्मा तत्राधिपत्येन बुद्धितत्त्वे व्यवस्थितः 


्रह्मादिकारणानां तु विग्रहं यः सदा स्मरेत्‌ 
भट्ट भट्टारिका नाथं श्रीकण्ठं दृष्टमैरवम्‌ 
भट्टारिकादि भूत्यन्तः श्रीमान्‌ सिद्धोदयक्रमः 


५६३ 


५६४ = वे 


भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन्नेव भावान्तरं ब्रजेत्‌ १३६ 
भुवनं चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणेकरूपकम्‌ ११२ 
भूयो भूयो परे भावे भावना भाव्यते हि या | 
भूयोभूयः समुद्देशलक्षणात्म परीक्षणम्‌ २६५ 
भेरवं यामल चेव मताख्यं मङ्गलं तथा ५१ 
भेरव्या भेरवात्प्राप्तं योगं व्याप्य ततः प्रभोः ३१ 
अमयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया ६४ 
भ्रियात्सवं रवयति सर्वदा व्यापकोऽखिले १५३ 
मुक्तं च प्रतिबन्धात्तं पुनर्बध्नाति चेश्वरः ८२ 
मुख्यत्वं कतृ तायास्तु बोधस्य च चिदात्मनः २१३ 
मच्छाः पाशाः समाख्याताइचपलाश्चित्तवृत्तयः ३२ 
मध्यनाडी मध्यसंस्थ विससूत्राभरूपया १४० 
मन्त्रेश्च मन्त्रसिद्धिस्तु जपहोमाचंनाद्‌भवेत्‌ ११३ 
महानवान्तरो दिव्यो दिव्यादिव्यरच तुर्थकः २६९ 
मातृक्लप्ते हि भावस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌ २०४ 
माया-परिग्रह्‌-वशात्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पशुर्भवति ८५ 
माया सदाशिव शिवप्रान्तव्याप्त्री ननु क्रमात्‌ २३२ 
माया हेया शिवो ग्राह्यो ग्राहकः पुरुषः स्मृतः १२६ 
मुनि दुर्वाससं नाम भगवातूर््वरेतसम्‌ ३७ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वेषणवी तथा १६६ 
भेदभावकमायीय तेजोंशग्रसनाच्च तत्‌ २१ 
मृत्तिवेचित्र्यतो देशक्रममाभासयत्यसो २६ 
मोक्षो हि नाम नेवान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌ २८० 
यजन्ति विविधेर्यज्र्न्त्रतन्त्रविशारदाः १-९५ 
यत्किञ्चित्परमाद्वेतसं वितस्वातन्त्रयसुन्दरात्‌ १४२ 
यत. शिवोद्भवाः सर्वे शिवधामफलप्रदाः १--५७ 
यतो ज्ञानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोदिता २०३ 
यत्तत्र नहि विश्रान्तं तन्नभः कुसुमायते १--२७ 
यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्र तत्र विभुरेव जुम्भते १-२३ 


यत्रास्ति न भयं किचिन्न जरा व्याघयोऽपि वा १५ 


र 


यथा लोकेन दोपस्यकिरणेर्भास्करस्य वा 

यदा त्रयाणां वक्त्राणां वामदक्षिणसंगतिः 

या सा शक्तिजंगद्धातुःकथिता समवायिनी 
यस्य ज्ञेयमयोभावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः 
यान्ति देवब्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृब्रताः 
यावानस्य हि सन्तानास्तावानस्य गुरुमतः 
येनयेन हि रूपेण साधकः संस्मरेत्सदा 

येन येनाक्षमार्गेण यो योऽर्थः प्रतिभासते 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
योक्ता संतरत्मरास्सिद्विरिह पुसां भयात्मनाम्‌ 
योगमेक्त्वमिच्छन्ति वस्तुनोन्येन वस्तुता 

यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः 
यो यत्राभिलषेत्‌ भोगान्‌ स तत्रेव नियोजितः 
रागादिकलुषं चित्तं संसारस्तद्विमुक्तता 
रागाद्यकलुषोऽस्म्यन्तः शून्योऽहं कतुंतोञ्झितः 
रामः किमुच्यते देव योऽत्रस्थः स च कः प्रभो 
रामस्थं परमेशानि योगं यस्कीतितं मया 


रद्रशक्तिसमावेशः पञ्चधा ननु चच्यते 
लोलीभूतमतः शक्तित्रितयं तत्त्रिशूलकम्‌ 
लौकिकानां पुनः सृष्टि: पुनः संहार एव च 
'वागीशं चाष्टमं प्रो्तमित्यष्टो वीरवन्दिते 
वाम मार्गाभिषिक्तोऽपि देशिकः परतत्त्ववित्‌ 
'बिकल्पो मानसः सूक्ष्मः शून्य शक्तिलयं गतः 
विद्याविवेचत्यस्य कमं तत्कार्यकारणे 
विधेर्लक्षणमेतावदप्रवृत्तप्रवरत्त॑नम्‌ 
विन्दुर्नादस्तथा व्योम मन्त्रो भुवनविग्रहौ 
'विन्दुर्नादस्तथाशक्ति शून्यत्वे परिकल्पिताः 
विभुशक्त्यणुसंबधात्समावेशस्त्रिधा मतः 
विद्वातदीशिका रौद्री वोरका त्र्यम्बिका तथा 
विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितः 


१६५ 


२३० 
४८ 
१*5१९% 
२११ 
१८३ 
२३५ 
१६९, 
१-८१६ 
१७६ 
१—४० 
२०१ 
१६१ 
११२ 
१--७२ 
२८१ 
१४१ 
१४१ 
२२१ 
१०-र्‌रे 
१-८२ 
५१ 
१०-५९, 
१२५ 
१-८४ 
१७८ 
१5१११ 
१३१ 
२४९ 
१६५ 
१४२३ 


१६६ श्रीतन्त्रालोकः 


वेदाच्छेवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलप १-५८ 
वेदादिभ्यः परं शेवं शेवाद्वामं च दक्षिणम्‌ १-५७ 
व्यापितं देवदेवेन शिवेन परमात्मना १-१४६ 
व्योम विग्रह विन्द्र्ण भुवनाध्वविभेदतः १११ 
ब्रते पशुपते प्रोक्तमेश्वरं परमं पदम्‌ १--८७ | 
शक्तिशचनाम भावस्य स्वं रूपं मातृकल्पितम्‌ १-२८० 
शक्तिमच्छक्तिभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते २२७ 
शक्तिशचणक्तिमांश्चेव पदार्थद्वयमुच्यते १६७ ; 
हान्दो ज्योतिस्तथा मन्त्राः कारणा भुवनानि चः १११ 
शरीरं भुवनाकारो मायीयः परिकीत्तितः १-६६ 
शास्त्रहीने न सिद्धिः स्याद्ीक्षायां वीरवन्दिते १-९४ 

| शिवतत्त्वं कथं शून्यं तच्छून्यं नाक्षगोचरः १२६ 

| शिवत्वोन्मीलनं तथ्यं ज्ञानमज्ञाननाशनम्‌ १-९६ 

| शिवभावनयोषध्या बद्धे मनसि संसृते १४० 

| शिवभेदास्समाख्याता रुद्रभेदां स्त्विमात्र्‌ छुणु ४९ 

| शिवशक्त्यात्मकं रूपं भावयेच्च परस्परम्‌ १—१५ 

3) शिव शास्त्रविधानज्ञं ज्ञानज्ञेयविशा रदम १-९४ 

| शिवस्य परिपूर्णस्य परस्यामिततेजस;" ता ह। ``" १—२६९ ॥ 
१ ईइतिपञ्जप्रकारोश्यं सम्बन्धः परिकीत्तितः २६९ 0 
शून्यध्यानात्तु शून्यात्मा व्यापी सर्वमतिर्मवेतु ११३ | 
श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि योगामृतमनुत्तमम्‌ २५० 
शेवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्महात्मनास्‌ १--३६ 
श्रोमच्छीकण्ठनाथाज्ञावशात्सिद्वाभवातरन्‌ १-३५ 
श्रीमान्‌ भट्टादिरीशान्त: परमोऽथ गुरुक्रमः १-३८ 
शरीश्चुङ्गारथादवाप्य कृतिनो जन्मानवद्यक्रममु २८७ 
श्रीसोमतः सकलवित्‌ किल शाम्भुनाथः २३५ 

| षड्‌ विशक तु देवेशि योगशास्त्रे परं पदम्‌ १-८० 
संविदभ्येति विमलामविकल्पस्वरूपताम्‌ २१२ 
संसारोऽस्ति न तत्त्वतस्तनुभूतां २८७ 
संसारकारणं कमं संसाराङ्कुर उच्यते 


E 


सचार्धत्र्यम्वकाभिख्यः सन्तानः सुप्रतिष्ठितः 
सदाशिवादयस्तू्ध्वव्याप्त्यभावादधोजुषः 

स धातो प्रत्ययाद्वापि भावनावगता सती 
सम्बन्धः परमेशानि सर्वः परकलामयः 
सर्वमेतत्पृवृत्यथं श्रोतृणां तु विभेदतः 
सर्वलक्षणहीनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरुत्तमः 
सर्घसंहारकत््वाच्च कृष्णं तिमि ररूपधृत्‌ 
सर्वाध्वनो विनिर्मृक्तं शेवानां परमं पदम्‌ 
सर्वालम्बनधर्मेशच सर्वसत्वेरशेषतः 

स्वे मन्त्रात्मकाः देवाः सर्वे मन्त्राः शिवात्मकाः 
साधकानां बुभुक्षूणां विधिनियतियन्त्रितः 
सापि ध्वस्ता महाभागेहिचत्तमात्रव्यवस्थितिः 
सांख्यवेदादि संसिद्धान्‌ श्रीकण्ठस्तदहर्मुखे 
सिद्धान्ते पञ्चकं सारं चतुष्कं वामदक्षिणे 
सृष्टि मार्गानुसारेण आयातइचावनीतले 

सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्यवशुवत्तिनी 
सेव्यमानमधोध्वं प्राणापानोत्थरूढधोः 

सेषा सारतया प्रोक्ता हूदयं परमेष्ठिनः 
स्रोतोमेदं संख्यानमेव च 

स्वरूपं भैरवीयं च तेनाष्टदशधा स्थितिः 
स्वथाने वर्तनं शेयं वर्तनं वृत्तिरुच्यते 
स्वातन्त्र्यमेतन्मुख्यंतदेदवयं परमात्मनः 
स्वातन्त्र्यहानिर्बोधस्य स्वातन्त्र्यस्याप्यबोघता 
स्वातन्त्र्याददृ यात्मानं स्वातन्श्या द्भावनादिषु 
स्वात्मन्यात्मनि यज्ज्ञानं शिवामृतपरिप्लुतस्‌ 
स्वापेप्यास्ते बोधयन्बोधयोग्यान्‌ 

हंसः सूर्यमणिप्रियः प्रियपराकालीप्रसूपुत्रकः 
हृदिस्थं सर्वदेहस्थं स्वभावस्थं सुसृक्षमकम्‌ 


श्रीतन्त्रालोकः 


हितोयाह्नि क्स्य 
अपरोक्षे भवत्तत्त्वे सवंतः प्रकटे स्थिते २९७ 
आतमा शून्य इह्‌ ज्ञेयः शिवधर्माविनाकृतः ३१७ 
मानन्दशक्तिविश्रान्तो योगी समरसो भवेत्‌ ३०८ 
आत्मा शून्य इहु ज्ञेयः ३१७ 
इत्याकर्ष्य गुरोर्वाक्यं सकृत्केचन निश्चिताः २९० 
इत्याद्यो निरुपायस्य संक्षोपोयं वरानने २८९ 
उपायेन शिको भाति भान्ति ते तत्प्रसादतः २९० 
घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना २९९ 
ज्ञाते शिवत््े सर्वस्थे प्रतिपत्त्या दृढात्मना ३१८ 
जयतान्नतजनजयकृत्सजयो रुद्रो विनाभ्युपायं यः मंगलइ्लोक २८८ 
तच्च सर्वगतं सूष्ममुपाधिपरिवजितम्‌ ३१७ 
तेन स्वातन्त्र्यशकत्येव युक्त इत्याञ्जसो विधिः ३०७ 
न मे पार्थास्ति कर्तब्य त्रिषु लोकेषु किंचन ३१२ 
न शान्तमुदितं वापि तव रूपं च मध्यमम्‌ ३०५ 
नानिर्मल चितः पंसोऽनुग्रहसत्वनुपायकः २९१ 
नास्त्यस्ति नास्ति नास्तीति कोटयो न स्पृशन्ति हि ३१७ 
नास्य मण्डल कुण्डादि किचिदप्युपयुज्यते ३१४ 
भावनाकरणाभ्यां कि शिवस्य सततोदितेः ३१८ 
। मत्त एवोदितमिर्द मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ ३०९ 
| यथा रुमायां पतिताः काष्ठपर्णोपलादयः ३०९ 
यथास्थितस्तथैवास्व मा गा बाह्यमथान्तरम्‌ ३०८ 
| यदभावि न तद्भावि यद्भावि न तदन्यथा ३१७ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्तश्च मानवः ३१२ 
यो हि यस्माद्‌ गुणोत्कृष्टः स तस्मादूर्ध्वं उच्यते २८८ 
शङ्काशून्योडपि तत्त्वज्ञो मुमुक्षु प्रक्रिया प्रति ३१६ 
शून्य न कंचित्तच्छून्यं स्वशून्यं शून्यता नहि ३१७ 
| संसाराम्बुनिधि यः स्यात्तितीर्षुः कश्चिदुत्तम: २९१ 
I सङृज्ज्ञाते सुवर्णे कि भावनाकरणं ब्रजेत्‌ ३१८ 


ग 


सक्ता कमंण्यविद्वांसो यथा कुवंन्ति भारत 
सतोवइयं परमसत्सच्च तस्मात्परं विभो 
सिद्धानां योगिनीनां च दशनं चरुभोजनम्‌ 
स्वभावमवभासस्य विमशाँ विदुरन्यथा 


तृतीयाह्मिकस्य 


अकाराज्जात आकारः इकारादी इति स्मृतः 
अकारश्च हकारश्च द्वावेतो युगपर्थितौ 
अकारश्च हकारइच द्वावेतावेकतः स्थितौ 
अकारस्य शिरो रोद्री वकत्रं वामा प्रकीतिता 
अकुलस्यास्य देवस्य 

अकुलात्पश्चशबत्यात्मा द्वितीयो वर्ग उत्थितः 
अकृत्रिमेतद्‌ हृदयारूढो यत्किचिदाचरेत्‌ 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते 
अग्निमुक्ता यदा विप्रास्तदा एते तु निष्फलाः 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते 
अच्छिद्रं तस्थ कुर्वन्ति कुर्वन्ति च अनुग्रहम्‌ 
अतिसौर्यसमावेश विवशीकृतचेतसः 

अतः षण्णां त्रिकंसा र॑ चिदिष्युन्मेषणात्मकम्‌ 
अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति 
अकारः सवंवर्णानामन्तर्यामितया स्थितः 
अत्र सक्तधियो यान्ति योगं योगीशवराः परम्‌ 
अथातो रेतसः सुष्टिः प्रजापतेरेवरेतो देवाः 
अथार्थस्य यथारूपं 

मधोनादस्तथापानो मत्तगन्धः क्षपा शशी 
अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः 
अधः संहारकृज्ज्ञेयो महानग्निः कृतान्तकः 
अनाहुतदतोत्तीर्णो महाविषमचिद्गतिः 
अनुत्तरं पर॑ धाम तदेवाकुलमुच्यते 


५६९ 


३१६ 
३०५ 
२८९ 
३०६ 


४८५ 
३८० 
४२६,४७१ 
३८० 
४३२ 
४३९ 
४८९ 


५७० श्रीतन्त्रालोकः 
अयं रसो येन मनागवाप्तः स्वच्छन्दचेषटा निरतस्य तस्य ५२० 


अवतारो रविः प्रोक्तो मध्यस्थः परमेश्वरः ३७८ 
अहंग्रत्यवमर्शोयः प्रकाशात्मापि वाग्वपुः ४२० 
आत्मन्येव च विश्रान्त्या तथ्लोक्तममृतात्मकम्‌ ३९७ 
आत्मस्थानं किमाख्यातं ४२९ 
आदि चेव तथा चान्त्यमाचार्यो यस्तुबिन्दति ४८९ 
आदिमान्त्य विहीनास्तु मूलयोनिमजानतः ४८८ 
आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्‌ ३८२--रे९४ 
अः इति ब्रह्म तत्रागतमहमिति ४९३ 
| प्रवेशेन तेऽन्तस्था इति कीतिताः ४४३ 
इच्छेव स्वोष्मणाक्रान्ता कालात्रयसमाश्रिता ४४६ 
इदानीं कामतत्वं तु विषतत्त्वं परं तथा ४३४ 
उल्थिता तु यदा तेन कला सूक्ष्मा तु कुण्डली ३७७ 
उदितायां क्रियाशक्तो सोमसूर्याग्निधामनि ४२४ 
ऊध्वं बिन्दू रविः प्राणे दिनं भागाध॑मेव च ४५२ 
उर्ध्वे तु संस्थिता सृष्टिः परमानन्ददायिती ३७८ 
ऋ ऋ रू छू चतुष्कं च नपुंसकगणस्तथा ३८८ 
एकमेव परं रूपं भेरवस्याहुमात्मकम्‌ ४७२ 
एकार ऐस्वरष्चेव ओकार औकार एव च ४८५ 
एकाराकृति यहिव्यं मध्ये षट्‌कारभूषितम्‌ ४०० 
एकाशीतिपदा देवी शक्तिः प्रोक्ता शिवात्मिका ४६९, 
एकाशीतिमिमार्धमात्राणामाह नो गुरुः ४६९ 
एकेकस्यापि तत्त्वस्य षट्‌त्रिशत्तत्वख्पता ३६० 
एतत्त्रितयमैक्येन यदा तु प्रस्फुरेत्तथा ४५३ 
एतद्रूपपरामर्शमकृत्रिममनाविलम्‌ ४८८ 
एतढीयँ हि सर्वेषं मन्त्राणां हृदयात्मकम्‌ ४८९ 
एवमेते महावीरे पञ्चमः परमात्मकः ४८६ 
एवं तहि जगत एकस्येव कस्यचिदनंशस्य ३५८ 
एष ब्रह्मेव इन्द्र एष प्रजापतिः ४९६ 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ४४९ 


ई 


ककारादि सकारान्ता द्वानिशत्ताः कलाः स्मृताः 
करणमरीचिचक्रमुदयं कुरुते रभसात्‌ 
कलाव्याप्तिमंहादेव पदसंज्ञा महेश्वर 

कला सप्तदशी यासो'""""""" 
कवलीकृतनिःशेषबीजाङ्कुरतया स्थिता 


करतौ रोधयितुं शबतो वीयं मुवत्वा स्वयं महत्‌ 
कालागिनरद्रात्मसृतं च तेजो 

कालोऽ्धंमात्राः कादीनां त्रयस्त्रिशत उच्यते 
कुलं शक्तिः समाख्याता गह्वरं शक्तिमानपि 
कुण्डल्याख्या तु सा ज्ञेया सवध्विपरिवतिनी 
कोलिको सा परा शक्तिरवियुक्तो यथा प्रभुः 
“~ *****'क्रिया देवी निरञ्जनम्‌ 

खपुष्पं निष्फलं यद्वच्छशकस्य विषाणकम्‌ 
गीतादिविषयास्वाद सम सौस्येकतात्मनः 


चन्द्ररूपेण तपति क्रियाशक्तिः शिवस्य तु 


चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंको चिनी चित्तम्‌ 


चिदात्मेव हि देवान्तःस्थितमिच्छावशाद्बहिः 
चिन्मात्रं केवलं शुद्धं विषनिर्वाहृकारकम्‌ 
जलदर्पणवत्तेन सर्वं व्याप्तं च राचरम्‌ 
ज्ञानशक्तिः परस्येषा तपत्या दित्यविग्रहा 
ज्ञेयरूपमिदं पंचविशात्यन्तं यतः स्फुटम्‌ 
तत्तद्रूपतया ज्ञानं बहिरन्तः प्रकाशते 

तत्र चित्तं नियुञ्जीत साधकेन महात्मना 


तत्र त्वर्पकादुपाधेस्तदाका रत्वं 

तत्र सृष्ट यजेद्वीरः पुनरेवासनं ततः 
तत्रेतत्रथमं चिह्न रुद्रे भक्ति: सुनिश्चला 
ततोऽस्वरोऽकंसोमाग्निकलाबीज प्रसूति भाक्‌ 
ततः सकाशाष्प्रभवाप्ययो स्तो 
तदोभयोर्ब ह्मि विषानुयोगा 


५७१ 


४८८ 
४७८,५०३,४९५ 
४१६ 
४८० 
३९३ 
४५५ 
३३९ 
४१६ 
४५९, 
३६८ 
४३४ 


३७३ 
४७६ 
५३१ 
३७९ 
३७९ 
३७९. 


*५७२ श्रोतन्त्रालोकः 


तयोम॑ध्ये परं तेज उभयानन्दसुन्दरस्‌ ३७८ | 
तदियत्तपर्यन्तं यन्मातृकायास्तत्त्वं ४५९ | 
तत्सा केवलमिच्छामात्रखूपा स्रस्टब्यस्य विप्रकृष्टा ४४६ 
तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि ४४९ 
त्रयक्जिशो व्यञ्जनं च द्विकुन्जः स्पर्श एव च ४३१ | 
त्रिपथा सा समाख्याता रौद्री नाम्ना तु जीयते ३७८ | 
त्रिपुरा तरिविधा देवी ब्रह्मविष्णूवीशरूविणी ३७८ 
त्रिपुरा परमा शक्तिराद्या जातेह सा प्रिये २७८ 
तदेव विन्दु रुहिष्टो व्याप्नुवन्स जगह्स्थितः ४८५ 
तद्बीजं तु विभिन्नं बे स्वरेद्दादशभिः क्रमात्‌ ५६१ 
तद्यदेतद्वेतस्तदेतस्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः ४९२ 
तद्वीय॑ सर्ववीर्याणां तद्वे बलवतां बलम्‌ ४९६ 
तन्मध्ये तु परा देवी दक्षिणे च परापरा ३८२ 
तस्मादेको महादेवः स्वातन्त्र्योपहितस्थितिः ३३० 
तस्माद्योऽन्नं च अन्नादं च वेद ४९४ 
तस्मात्सत्यपि बाह्ये$थें धोरेकानेकवेदनावु ३६६ 
त्रिकोणं भगमित्युक्तं वियत्स्थं गुप्तमण्डलम्‌ ३९९ 
त्रिकोणमेकादशम वह्िंगेहं च योनिकस्‌ ३९९ 
त्रिशूलेन चतुर्थकम्‌ ४०६ 
त्रिषु स्थानगतो विन्दुमेकत्रेव विभावयेत्‌ ४११ 
दहनी, पचनी, धूम्रा, कषिणी, वर्षिणो, रसा ४६१ 
न पिशाचादिकं किचिश्नायं नाहं विभावयेत्‌ ४५५ 
न च तद्व्यतिरेक्यस्ति विश्वं सद्वावभासते ३२२ 
न च युक्त जडस्येवं ३२८ 
न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति ५३२ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ४१३ 
नभस्थे च तेजसि ख्पप्रतिबिम्बयोगः ३२४ 
न मे बन्धो न मे मोक्षो जीवस्येता विभीषिकाः ३३९ 
न विद्या मातुकापरा ४८४ 


न शिवः शक्तिरहितो न शक्ति: शिवर्वाजता 


उद रणइलोकादिपं क्तिक्र मः 


नाथ त्वया विना बिम्बं स्वच्छे स्वात्मनि दशितम्‌ 
नादाख्यं यत्परं बीजं सवं भूतेषववस्थितम 
नावेदनमतो वेद्यम" *'*** 

नासान्ते च तथा चान्ते विन्दुस्तेनेव व्यापकः 
नास्योच्चारयिता कब्च्धित्मतिहन्ता न विद्यते 
विजधर्माध्रहाणेन पररूपानुकारिता 
नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति गलकोदरे 
निष्फलानि भवन्त्येवं पिबतो मृगतृष्णिकाम्‌ 
ेत्ररूढेन तेनाथ शक्तिदृर्ष्टि समाहरेत्‌ 
नेर्मल्यं मुख्यमेतस्य संवि्नाथस्य सर्वतः 
नौम्यनुत्तरनाथस्य रश्मिचक्रमह सदा 
पञ्चाशद्विषता चास्य समावेशस्य वणिता 
परस्परसमाविष्टो चन्द्रेऽर्निष्टोटिभे शशी 
परां त्वेकाक्षरां मध्ये शंखबुन्देन्दुसुन्दरम्‌ 
पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्‌ 
पुर्ववज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः 

पूवं पदविभागं तु कीतितं तदहेयकम्‌ 
पूजयेद्विम्बवद्वेवीः क रणत्वेन दोधितीः 
पूज्यः सर्वत्र जायेत भहं देवि यथा तव 


पृथग्वर्गविभेदेन शतार्धकिरणोज्वला 
पृथिव्यादीनि तश्दानि पुरुषान्तानि पञ्चसु 
प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहं भावो हि कीत्तितः 
प्रतिबिम्बिन्ति यस्यार्थास्त्वन्तः स्वच्छमणेरिव 
प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकल्प्यक्ष 
प्रमाणोत्थानरहितमुपमाभेदवजितम्‌ 

प्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता 

बहुशक्तित्वमप्यस्य तच्छवत्येवावियुक्तता 
बाह्यात्मा तु भवेदेको ह्यन्तरात्मा द्वितीयकः 
बिन्दुना क्षोभमायाता रेखेवामृतकुण्डली 
बीजयोन्यात्मकाद्भेदादिद्वधा बीजं स्वरा मताः 


५७३. 


३७३ 
रे 
४१७ 
४८६ 
३७६, ४३४ 
३६५ 
४३६ 
४८८ 
४३६ 
३६१ 
३७५ 
५२२ 
३७८ 
५१० 
३२८ 
३८३ 
४२० 
३३९ 
४९० 
४७१ 
४२९ 
४७३, ४८७ 
३३९ 
३६० 
४२९ 
४२८ 
३७३, ४६६ 
४८६ 
३७८ 
३९० 


श्रीतन्त्रालोकः 


बीजरूपा समाख्याता चिद्रूपापि प्रकीत्तिता 
बृहत्त्वं बृंहकत्वं च सूक्ष्मं तच्चान्तनति च 
भवत्युन्मुखिता चिन्ता सेच्छायाः प्रथमा तुटिः 
भावप्रत्ययसंरम्भमभावं परमा गतिः 

भैरव रूपी कालः सृजति जगत्कारणादिकीटान्तम्‌ 
मध्यमन्धनयोगेन ऋजुत्वं जायेत प्रिये 

मननं सर्ववेत्तुत्वं त्राणं सं सार्युग्रहः 

ममेव भैरवस्येता विश्वभङ्गथो विनिर्गताः 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा 
मायासहितं कञ्चुकषट्कमणोरन्तरङ्गमिदमुक्तम्‌ 
मिश्रकर्मफलासक्तिंपूर्ववज्जनयन्ति याः 
यक्षकन्यास्तथा नाग्यः पिशाच्यः सुरयोषितः 
यत्तदक्षरमक्षोभ्यं प्रियाकण्ठोदितं परम्‌ 

यत्र स्थितमिदं विशवं कार्य यस्माच्च निर्गतं 
यत्रोदितमिदं चित्रं विशवं यत्रास्तमेति च 
यथान्तनिर्मलादशे भान्ति भावा विरोधिनः 
यथालोकेन दीपस्य किरणेर्भास्करस्थ च 

यदा तु तस्य चिद्वर्मविभवामोदजुम्भया 

यदा शून्यं निरालम्बं ध्यानधारणवजितम्‌ 
यदेतत्कामतत्त्वं तु विषतत्त्वं तदेव हि 
यदेतस्स्त्रयाँ लोहितं भवत्यग्नेस्तद्वपं 
यदोल्लसति श्युंगाटपीठात्कुटिलरूपिणी 

या तूक्ता ज्ञेयकालुष्यभाविक्षप्रस्थिरयोगतः 
यानुभूतिरजामेयानन्तात्मानन्दविग्रहा 

या सा शक्ति; परा सूक्ष्मा निराचारेति कीर्तिता 
या सा संकषिणी देवो परातीता व्यवस्थिता 

या सा कुंडलिनी सात्र जगद्योनिः प्रकीत्तिता 
युगपद्वेदनाज्ज्ञानज्ञेययोरेकरूपता 


ये ये भावा ह्वादिन इह दृश्याः सुभगसुन्दराक्कतयः 


योऽ वात्मानं पञ्चविधमुक्तं वेद यस्मात्‌ 


३८५ 
४३४ 
४३५ 
१२६ 
३७६, ४७६ 
३३९ 
४०६ 
३८३ 
४९५ 
१४५० 
४९३ 
३९९ 
३९० 
२५६ 
३७७ 
३८२ 
४८३ 
३६८ 
४९५ 
७०४ 


जा 


रुद्रशच सुद्रशक्तिषच अमनस्के लयं गतो 
रूपादिपञ्चवर्गोऽयं विश्वमेतादेव हि 

रोद्री तु परमेशानि जगद्ग्रसनरूपिणी 
बह्लिक्षमाजुषस्तस्याष्ट ताद्यं च द्वयं ततः 
बिन्दुना क्रमिताः सर्वे आदिमान्त्य युताः स्मृताः 
विभिन्नशक्तिसंयोगादिच्छा य-र-लतां गता 
विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणून्‌ 

विसर्ग एव सुस्पष्टमाइ्यानत्वमुपागतः 
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते 
विसर्गमात्रं नाथस्य सृष्टिसंहारविभ्रमाः 


शक्तयोऽस्य जगत्कृरस्नं शक्तिमांस्तु महेकवरः 


शक्तित्रय समुद्भूतिस्ततो वर्ण समुद्भवः 
शक्तिमानञ्ज्यते यस्माश्न राक्तिर्जातु केनचित्‌ 
शशाङ्कशकलाकारा अम्बिका चार्धंचन्द्रिका 
शिवव्योमेति या संज्ञा परं ब्रह्मेति यत्पदम्‌ 
शुचिर्नामाग्निरुद्‌भूतः संघट्टास्सोमसूर्ययोः 
शेवावेशवशोल्लसदसम रसास्वादसामरस्यमयः 
इलोकगाथातथावृत्तं गीतकं वचनं तथा 
षडेवेह स्वराः मुख्या: कथिता मूलकारणम्‌ 
स एषोऽसुः स एव प्राणः स एव भूतिश्च 

स एष मृत्युक्चेवामृतं च 

सदसद्वस्तुनिर्भासो दपंणप्रतिबिम्बवत्‌ 
सदिति ब्रह्म परमम्‌ 

सदृशं भाति नयनदर्षणाम्बरवारिषु 

सहो क्षपादिनामानावधरोत्त रचारिणौ 
संक्रमत्वं च लोकिक्याः क्रियायाः कालणक्तितः 
संवित्तौ भाति यद्विश्वं तत्रापि खलु संविदा 
सवंत्रात्र ह्यहंशन्दो बोधमात्रेकवाचकः 


५७५ 


३७५ 
३२४ 
३७८ 
४२९ 
४८५ 
४४१ 
४०५ 
४२५ 
३९९ 
४३१ 
३७६,४३१ 
४६५,३८४ 
४०३ 
४८४ 
४५४ 
३७८ 
४२९ 
४१७ 
१३४ 
४९१ 
४६१ 
४९६ 
४९६ 
३३९ 
४४८ 
३२४ 
४५१ 
४२२ 
४७२ 
५२५ 


श्रोतन्त्रालोकः 


सद्भावः परमो ह्येष मातृणां परिपठ्यते 

सवे खल्विदं ब्रह्म 

सर्वेषामुत्तमः प्रोक्तो देवज्ञः सर्वसिद्धिदः 

सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि 

सा केवलमिच्छामात्र्पा खष्टब्यस्य विप्रक्कृष्टा 

सेयं क्रियात्मिकाशक्तिः शिवस्य पशुवत्तिनो 

सोऽपि स्वातन्त्र्यधाम्ना चेदप्यनिर्मल संविदाम्‌ 

स्नानं व्रतं देह शुद्धिर्धारणा मन्त्रयोजता † 

स्फटिकस्येव ह्यपाश्रयशून्यस्य ज्ञानस्य 

स्वराणां षट्कमेवेह मूलं स्याद्वर्णसंततो 

स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मान स्वातन्त्र्यादद्वयात्मतः 

स्वामिनइचात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ 

सार्णेनाण्इत्रयं व्याप्तं 

सा स्फुरता महासत्ता देशकालाविशेषिणी 

सेव शीघ्स्थिरोपात्तज्ञेयकाळुष्यरूषिता 

सोमं चामृतनाथं च सुधासारं सुधानिधिम्‌ 
सोमो वर्षति चामृतम्‌ 

हसं शून्यं तथा प्राणं हकारं नामभिः स्मृतम्‌ 

हकाररूपया शक्त्या मकारो न हृदि स्थितः 


ह अ्न्थकारारच 


नामानि 


आमरदैकः 
उत्पलदेवः 


उत्पलदेव प्रभृतयः शिष्याः 


गुरु: ( कृष्णः ) 


जालपृष्ठा अष्टसिद्धाः 
त्र्यम्वकः 
श्र्यम्बकादिस्यः 
दुर्वासाः 

भट्टः 

भट्रारिकानाथः 
नृसिहः 

भूतिराजः 


भैरव गुरुः 
मच्छन्दः 


महागुरुः 
योगिनः 
श्रीकण्ठः 


श्रीकल्याणतनुः 
श्री चुखुलकः 
श्रीत०--१७ 


पृष्ठा डून: 


३५ 
३८ 
३९३ 
१७४ 
५१३ 
३३ 
३५ 
३७ 
१३८ 


~ ००७ ०७ mG “0 0 A, 
~ गड“ ७०८ ~ ॥ 


४,५, ८ 

१२ 

४,७ 

१५ 
८ 

६। ३७ १, १० 
३। १३८ २ 


१७८ श्रीतन्त्रालोकः 


श्रीनरसिह गुप्तः १४ लि 
श्रीनाथः ३५ ७ 
ह| ४१ ९ 
श्री शम्भुनाथः डरे १,१३ 
श्री महाभाष्यकारः ३९२ १४ 
श्री मीनः ३१ ११ 
श्री विद्याधिपतिः २२९ १ 
श्री वृहस्पति: १५७ ३ 
श्रो प्रशस्तिभूतिपादाः ४९५ ६ 
श्रीमान्‌ महेश्वर गुरुः ३९६ ६ 
श्री लक्ष्मणगुप्तः ३८ २५ 
श्री शब्भुधरः २८७ २ 
श्री शम्भुनाथ: ४० २ १४६१ २ 
८ रे १ ५/५० २ 
२३६ २ 
२३५ ४५ 
श्री श्वुङ्खार रथः २८७ १ 
श्रीसोमानन्ददेशिकाः ३८ २३ 
३१७ ३ 
श्रीसोमानन्द''" उत्पलदेव ३८ २२ 
श्री सोमानन्द पुत्रकाः ३९२ १४ 
सुमत्यन्तेनिवासिनः २३४ १६ 


{सोमदेव शिष्यः श्रीशम्भुनाथः ) २३५ ४५ 


जी ग्रन्थाः मतवादाश्च 


नामानि पृष्ठाड्ाः पंक्तयः 
अजड प्रमातृ सिद्विः ४८७ ४ 
अनुप्रत्यभिज्ञा ३७३ ९ 
ईष्वर प्रत्यभिज्ञा ५०७ ६७ 
५२३ ४३ 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ४९२ ११ १२ 
४९३ ५७ 
४०४ ७९ 
४९८ ११ १२ 
४२७ «६८ 
१५ १६ 
कामिकशास्त्रम्‌ १०७ ६ 
११५ ७ 
कारुकं Zo १° 
क्रमदर्शनस्‌ ५०९ १० 
चिल्लाचक्रेशवरी ९६ ३ 
तन्त्र सद्भाव: ३७७ ११ 
तन्त्रालोक शासनम्‌ २५१ ८ 
२८६ श्र 
त्रिक शास्त्रस्‌ डॅड १० 
५४ १० 
५५ ३ 
५९ २ 
१६१ ९ 
१६२ २ 


५८० श्रोतन्त्राहोकः 


त्रिकसारशास्त्रस्‌ १६५ ९ 
५१० ३ 
त्रिशिरः शास्त्रस्‌ १३३ ४ 
१४५ ८ 
१६९ ५ 
१७० १ 
१८८ १० 
३०६ ष्‌ 
| ४२७ जी 
| ५११ १२ 
देवीयामल शास्त्रम्‌ ३८२ १ 
पति शास्त्रम्‌ १६१ ५० 
१६२ १ 
पाशुपतम्‌ ८० १२ 
प्रज्ञालंकार: ३६६ ६ 
भेरव तन्त्रस्‌ १६५ १० 
मनुस्मृतिः ४९७ १२ १३ 
महा डामर शास्त्रम्‌ ३८२ र 
मालिनी 
मोसुलं 
योग शास्त्रम्‌ ८० ७ 
रुरुशास्त्रस्‌ ०४ ८ 
९५ ७ 
विज्ञानमैरवः ४२९५ १८ 
५०३ ८ 
शिवतनु शास्त्रम्‌ १९७ र्‌ 
श्री कुलरत्नमाला २६८ २ 
श्रीगम शास्त्रम्‌ १९९ ११ 
श्री त्रिशकाशास्त्रम्‌ (परात्रिशका) ४७५ १५ 


| ग्रन्थाः मतवादाश्च 


श्री देवोयामलशास्त्रम्‌ ३८२ 
श्री निशाटनम्‌ ९८ 
९९ 
श्री पूरवशास्त्रम्‌ २१० 
२२० 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
३८२ 
श्रीप्रतयभिज्ञाशास्त्रम्‌ ३७३ 
३८३ 
श्रीमतङ्ग शाखम्‌ ९५ 
२२९ 
२४१ 
श्रीमत्किरणशाख्षम्‌ १२६ 
२२९ 
श्रोमत्कुलगुह्र शाखम्‌ ४३३ 
४४९, 
श्रीमालिनी बिजयोत्तरतन्त्रम्‌ ४४ 
६४ 
२५० 
श्रीमद्भगवद्गीता ४९२ 
१४८७ 
श्रीवामकेश्वरी तन्त्रम्‌ ३७८ 
श्री सारभट्टारकः ३८१ 
सुबोध मंजरी ३२१ 
सिद्धयोगेश्वरी मतम्‌ ३१३ 
४८३ 


५८१ 


स्वायंभुवशास्रम्‌ 


(| 


पृष्ठाङ्काः पंक्तय: 
४९१ १२ 
३७५ द्‌ 
९७ १० 
६४ ६ 
१६० ८ 
६७ १२ 
६८ ५ 
२७३ २७९ 
२४९ ९ 
४६३ ७ 
डॅड ४, १९ 
४६८ ४ 
५०७ १३ 
३७४ १२ 
टी १०, ११, १३, १६ 


द 


अर्थक्रिया ३५५ १४ २१ 
३५६ ११ 
२५७ र 
अवतारः ३७८ २५ २८ 
३७९ ८ 
९ ८ 
अवधानं २९६  १,२, ३, १० 
अहन्तास्पद प्रतीतिः ३३३ २ 
अहस्‌ ४७३ ९ १४ 
भाचार्य: २४७ ११ 
आणवं मलम्‌ ६५ २ 
आणव समावेशः २११ ¥ 
आणवोपायः १९४ ¥ 
१९५ ८ 
२४४ 2 
आणवविसर्गः ४७२९, ¥ 
४८१ १२ 
आउजसविधिः ११७ १० 
आनन्दः २८२ १८ 
३९७ ७ 
आनन्दरसबिभ्रम) ४७७ शर 
आमर्शः ३७४ ९ 
आनन्दशक्तिः ४७७ १४ 
मालोकः स्वात्मविमशंः ११ २८ 
आवेशः २१३ ६ 
इच्छा शक्तिः ३८२ १६ 
इदन्तास्पदप्रतीतिः ३३३ ३ 
ईशित्री ३८४ २ 
उद्देशः २५६ ११ 
उन्मेषशक्तिः ५०७ १४ 


Fk ४१४ ९, १२, १४ 
ऊनताभासन्‌ ३८ ११ 
ऊष्मा ४५८ ३ 
एकवीरकः परामशः ३८४ ११ 
कला ५ ५ 
कवर्गः ४२७ ११ 
काणाददृष्टि: २०३ १६ 
कालिकाः ५०९ १३ 
कुण्डगोलकादिशब्दब्यपदेश्यस्‌ ४९२ १४ 
कुंडलिनी ३७७ १४ 
काल कर्षिणी ३८२ १ 
कुलम्‌ ३७६ Ne 

४३२ २ 
कौलिकी ३७५ ६ 

३७६ ९ ३७७ ६ 

३९९ ९ 

४२६ १२ 
ऋमः २६ ५ 
क्रिया २१ ५ 

१९९, १०, १३, १७, १८ 

२०० ५ 

२०७ ९, २१२ 
क्रिया योगः २९३ १५ 
क्रियाशक्तिः १९५ ११ 
क्रियोपायः १९८ ५ 
क्षोभः ३९१ ८, १२, १६ 

३९४ ११ 


॥ गुरुः १६१ « १० 
२४९ ५ 
|| २४७ २ 
२८५ १० 
| २८६ ६ 
गुरुक्रमः ३८ ¥ 
| | | प्रामधमंवृत्तिः १३५ ९ 
| । || चवर्गः ४३८ ६ 
| | | चित्प्रतिभा १९, ३ 
| | । चित्रभानुः ४१७ १ 
। ४१८ १४ 
| चित्स्वमावतामात्रतान्तरीयकः ३७४ ९ 
| चिदर्निसाहकारः ५१५ ९ 
| चिद्धमंः १८९ ३ 
| जपः १४५ १, ३, ४ ७ 
| १४६ १० 
॥! जीवन्मुक्तिः ५२१ ६ 
| जीवः १०३ १० 
| ज्ञानशक्तिः ३८४ १२ 
|| ज्ञानोपायः १९८ ५ १० 
| शतिः २९४ ९ 
| ज्ञानं षे ६ १६०८ 
| ष्ट \ 
| ७२ १२ 
| ७३ ७ 
| ज्येष्ठा ३७८ २, १३ 
३८० ¥ 
| ट त वर्गयुग्मस्‌ ४३८ ८ 
|| न्त्रम्‌ स्वा० बिमशं ७ २१ 


(|| 


१, ४, ७, १२, १२ 


१०, 


१६ 


4 «° 
९९ ७ ०० ७0० 20 2० 2० "४ 


परमा कला १० ६ 

परमेशानः ३२३ ३ 

परा कुंडलिनी ३८० ५,६ 
४२७ १० 


29 -2 
डी AN 


~ 
os Cc 


७ «५५ RS 


Ne तक 


~ 4M 


४ 0 ७0 २0 “७ 20 207 ७ AN 
ष्ण 


(| 
१५०-१५३ 
१६५ 
५३ 
५२७ 
३५ 
१०१ 
५०४ 


५: ६.१० 


i ३० ६ 


MSF GN £ 
५ 2 


~ ००७ Fr 
ze ७ 


~ ve oe 2 9 


क व AN gs ENA -० २० ७ «७0 ७ ७ 


रि 
“0 “0 
हरि 


AN 2 
“ई 


NS ~ © 
९:२०, ड 


ब 
श्री 
षड्‌ विधः शिवः 
षण्ठता 
सह्रारम्‌ 
संजल्पः 


संबुद्धः 


संवित्तिमुकुरः 
संविदामोदसंदर्भाः 
संविन्नाथः 
संविन्नाथः 

संशयः 


सांकेतिकः 
सन्तानोदय क्रमः 
सम्बन्ध पञ्चकः 
साञ्जनम्‌ 
सृष्टिसारप्रवर्षकम्‌ 
सिद्विः 
सिद्धोदयक्रमः 

सूर्यः 

सूर्य रइमयः 
एकाशीतिपदा 


श्रीत०--३८ 


विशिष्टशन्दादिक्रम: 


१४७० ७, 


स्वात्म विमर्श ६ 
११० 
४५६ 
५११ 
१७० 
१७१ 
१८८ 
१८९ 
३५८ 


९ 


29 000 टी नी 


०० ० ७ “० 


कि 


५0 
CA 


209 “७ २०) 
~ 


“0 “0 “० NN 
० 


विशिष्येक्तयः 


उक्तयः 
मकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितो 
विमक्तिर्नानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव 
अज्ञान संसृतेहंतुः 
अनुष्ठेयो धर्मः नियोगः 
अप्रवृत्तप्रवर्तको विधिः 
आदिमान्त्यविहोनास्तु मन्त्राः स्युः शरदञ्जवत्‌ 
उपायेन शिवो भाति 
काकाक्षिन्यायेन योज्यः 


केबलं चिद्विकासेन विकारनिकरान्‌ जहि 
क्रियायाः प्रवत्त॑कं वाक्यं चोदना 
क्रियावेश वशात्‌ कारकत्वम्‌ 

ज्ञानं माक्षेककारणम्‌ 

ज्ञानादृते नार्थसत्ता 

तत्त्वज्ञस्य तृणं शास्त्रम्‌ 

तत्वानां चिति योजनाद्‌ योगः 

तदसिद्धं यदसिद्धेन साध्यते 
दीपाद्दीपमिवोदितम्‌ 

दु्दर्शनोऽपि घर्माशुः पतितः पाथसां पथि 
नेत्रानन्दत्वमाप्नोति पश्योपाधेः प्रभावताम्‌ 
दुविज्ञेया हि साऽवस्था 


घवतासत्त्वन्यायात्‌ 
नभःस्थिता यथा तारा न भ्राजन्ते रवो स्थिते 


३६० 
२९१ 
२१० 
३११ 
३१३ 


४१४ 

३०३ 
२२२ 
३१ 


4 SR ०८ ९७ GN 


MRNAS AN IE AN 


श्रीतन्त्रालोकः 


नहि नारिकेल द्वीपवासिनो वह्विविकल्पादाविश्छापि 
भवेत्‌ 

न हि भातमभातं भवति 

नहि वर्णश्रुतिरेव वर्ण: 

निमित्ताभावे नेमित्तिकस्याप्यभावः 
प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीर्तितः 

प्रधाने हि कृतो यत्तः फलवान्‌ भवति 
प्रसिद्विरागमो लोके 

प्राप्तव्ये हि प्राप्ते कि नाम निरर्थकेरायासकारिभि 
भावादिभिरिति 


अमयत्येव तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षलिप्सया 
मधुर एव लोको रज्यति 


मलमज्ञानमिच्छन्ति संपारांकुरकारणम्‌ 
यथा रुमायां पतिताः काष्ठपर्णोपलादयः 
लवणत्वाय कल्पन्ते तथा भावाश्चिदात्मनि 


यो यदात्मकतानिष्ठस्तद्भावं स प्रपद्चते 

यो यत्र शास्त्रेऽधिक्कतः स तत्र गुरु 

यो हि यस्माद्‌ गुणोत्कृष्टः स तस्मादृष्वं उच्यते 
लवणा रनालवत्प रस्परमेलनात्‌ 

लोको हि भिन्नरुचिर्थतः 

विघि पूर्वा देवताः 

विश्वमिदं बोधे भाति 

विश्वस्य जीवितं सत्यम्‌ 

वेद्या हि देवतासृष्टिः 

शशविषाणवत्‌ 


| : 


शाणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवान वेचित्र्यलाभः 
शिवोद्भूवाः सवें शिवधामफलप्रदाः 

सर्वत्र सर्वमस्ति 

सर्वलक्षण होनोऽपि ज्ञानवान्‌ गुरुरु्तमः 

सर्वो विकल्पः संसारः 


संविद्संलग्रमेव विश्व संवेद्यते 
सूर्य संवित्त्ये खद्योताधिस्सवो जडाः 
स्वरूप प्रथनं हि अपवर्ग: 


-स्वस्थो यः स सुखी भवेत्‌ 


५३२ 
५७ 
४३८ 
९३ 
६६ 
६ 
३२६ 
२९७ 
१९९ 
३०९ 


संकेतग्रहः 


संक्षिप्तसंकेतः सांकेतिकाः शब्दाः ृषठां डूः: 
भन भवच्छेद: ११८ 
अ० अध्यायः ४९२ 
भश प्र० आजडप्रमातृसिद्विः ४७३,४८७ 
मा० आह्निकम्‌ ११८ 
ई० प्र० ईद्वरप्रत्यभिज्ञा २६,१२४,४७८,५०७ 
ऐ० उ० ऐतरेय उपनिषद्‌ ४९२,४९३,४९४,४९६ 
का० कारिका ८५ 
गी० | श्रीमद्भगवद्गीता ४९२,४९२,४९४,४९६ 
तं०, श्रीत॑ ०, श्रीतन्त्रा० श्रीतन्त्रालोकः १६,५३१ 
पं० पण्डितप्रवर १७,१८ (स्वा०वि०) 
पं० पटलम्‌ ४८७ 
प० सा० परमार्थसारः ८५,८७ 
पा० सु० पाणिनीयसूत्रम्‌ ३५८ 
प्रस वि० प्रत्यभिज्ञा विर्माशनी ११८ 
प्र० हूण प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ ४८० 
प्रो० के० सी० प्रोफेसर कान्तिचन्द्र पाण्डेयः १६ ( स्वा० वि० ) 
भ० स्मृ० मनुस्मृति ४९६ 
मा० वि० मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्‌ ५२१ 
वि० भे० बिज्ञान भेरवः ¥3८,४९५,५०३ 
शि० उ० सू० शिवसूत्रम्‌ ११ 
शिव० शिवदृष्टि: ३७ 
इलो० इलोकः ११८ 
सं० सं० बि० वि० सम्पूर्णानन्दसंस्क्ृतविश्वविद्यालयः १८ 
स्पन्द० स्पन्दकारिका ४८७ 
स्व० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ४८७ 
स्वा वि० स्वात्मविमर्शः १६,१७ 


i 
नावशयं 
परमेश्वरे 
प्रभुः 
प्रमाण 
प्रयोग 
पोरुषेयं 
भूयः 
भोग्यस्वे 
भूतिनाथकी 


३७७ 
२० 
२६ 
९६ 
१४५ 
४६५ 
४३ 


मनीषी स्वात्मविमशं १२ 


विसर्ग मात्रं 
वेलक्षण्यमयी 
शून्य नहीं 
सृष्टि 


ड्ग्ड 
२२ 
९६ 
३२६ 
४४२ 
स्वात्मविमझ ३ 
२८८ 
३०८ 
३२३ 
४२७ 
४२० 
५२५ 
४७६ 
१२० 
३५७ 
३१ 
१०५ 
३१ 
९७ 
२९५ 
२९५ 
९३ 
६५ 


क ` राक्र मा 


Eः रे. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
शट: 


- जन्मभूमि ॥ 


. प्राथमिक शिक्षा : 
. उच्च शिक्षा 


. उपाधि 


« भाषाज्ञान 
. शिक्षक 

. पद a 
. लेखन (मौलिक) : 


भाष्य-व्याख्या 
और अनुवाद 


शोध-प्रबन्ध 
पुरस्कार 
सम्पादक 


जीवनवृत्त 


( 'नीरक्षीरविवेक' - भाष्यकार का ) 


१. नाम : डॉ. परमहंस मिश्र 'हंस' 
२. पितृनाम : स्व. पं. श्री फौजदार मिश्र 
३. मातृनाम : स्व. पराकाली देवी 

- जन्म : २० अगस्त, सन्‌ १९२० 


आम-पोस्ट : मल्लपहरसेनपुर, 


जनपद-बलिया (उ.प्र.) 
ग्रामविद्यालय/नगरा-बलिया 

आचार्य (साहित्य) राजकीय क्वीस कॉलेज, 
वाराणसी; एम.ए. (हिन्दी) गोरखपुर 
विश्वविद्यालय, गोरखपुर 

पी-एच्‌.डी., काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़ 
आर्यमहिला डिग्री काँलेज, वाराणसी 
विभागाध्यक्ष (संस्कृत) 

हिन्दी कविता-पीकहाँ (छायावादी खण्ड- 
काव्य, प्रकाशित), हिन्दी कविता-विश्वामित्र 
महाकाव्य, संस्कृत-मधुमयं रहस्यम्‌ (कविता, 
प्रकाशित), स्वतन्त्रताशतकम्‌ (कविता, 
अप्रकाशित) 

१. श्रीतन्त्रालोकः (आगमोपनिषद्‌ ग्रन्थ), 
२. तन्त्रसार, ३. मन्त्रयोगसंहिता (बाँग्ला 
लिप्यन्तर) अनुवाद, ४. अवधूतोल्लासः 
(पद्यानुवाद), ५. परशुरामकल्पसूत्रम्‌, 
६. श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्‌। 

प्रसाद और प्रत्यभिज्ञादर्शन 

संस्कृत अकादमी, लखनऊ 

सूर्योदय: (मासिक पत्र, १९७० से १९८० तक) 


संस्कृत प्रतिभा, सारस्वती सुषमा आदि में लेख आदि। 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी 


त 


[ :॥1+ Ihtzk 1 


